तींभंकर महावीर 


ओर 
उनकी आचायं-परम्परा 


रे 


प्रद्मुच्दाचायी 
एवं 
परम्परापाोष्रकाचायी 


यदीया वाग्गज्ा विविध-नय-कल्लोल-विमला 
बृहदृज्षानाम्भोभिजंगति जनतां या स्नपयति । 
इृदानीमप्येषा बुधजन-मराले! परिचिता 
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥ 


पण्डित भागचन्द, महावीराष्ट्रक 
७ 


तीर्थकर महावीर 
और 
उनकी आवचार्य-परम्परा 


लेखक 
(स्व०) डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य 
एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट्‌ 


श्री भारतवर्षीय दिगम्बरजेन विद्वत्परिषद्‌_ 


प्रकाशक 
मंत्री, श्री मा० दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 


प्राप्ति-स्थान 

मंत्री, श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 
कार्यालय, वर्णी-मवन 

सागर (मध्य प्रदेश) 


तीर्थंकर महावीरके निर्वाण-रजतशती महोत्सवके 
मज़ुलमय अवसरपर प्रकाशित 


प्रथम संस्करण : १५०० 

दीपावली, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०१ 

कात्तिक कृष्णा अमावस्या, विक्रम संवत्‌ २०३१ 
१३ नवम्बर, ईस्वी सनु १९७४ 


मूल्य पच्चीस रुपये 


मुद्रक 

बाबूलाल जेन फागुल्ल 
महावीर प्रेस 

मेल्पुर, वाराणसी-२२१००१ 





तीथंडूर वद्ध॑ंमान-महावीर 
जिनकी निर्वाण-रजततशती राष्ट्र मना रहा है। 


प्रकाशक की लेखनीसे 


भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे गुरु गोपालदास बरेया-शत्ताब्दी 
समा रोहके प्रसगको लेकर जब श्री बरेया-स्मृति-ग्रन्थका प्रकाशन हुआ,तब समा जके 
प्रबुद्धव्गंने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की थी। ग्रन्थका सर्वत्र समादर हुआ और 
उसको समस्त प्रतियाँ हाथों-हाथ उठ गयीं | भारतवर्षके समस्त विध्वविद्यालयोंकी 
लाइब्रेरियोके लिए यह सम्रहणीय ग्रन्थ विद्वत्परिषद्की ओरसे नि:शुल्क भेंट किया 
गया । उसके उत्तरमें विश्वविद्यालयोंके प्रबन्धकोंने जो धन्यवादपन्न दिये, उनमे 
उन्होंने उस ग्रन्थरत्नको प्राप्तकर बड़ा हष॑ प्रकट किया था | 

वतंमानमें चल रहे श्री १००८ भगवान्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण- 
महोत्सवके उपलक्ष्यमें भो विद्वत्परिषद्की कार्यंकारिणीने 'तोथंकर महावीर और 
उनको आचार्य-परम्परा' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करनेका निईवय किया और 
इसके लेखनका भार विद्वत्परिषदुके उपाध्यक्ष ओर बहुमुखी प्रतिभाके धनी श्री 
नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचाये, एम०ए०, पो-एंच० डी०, डी० लिट्‌०, अध्यक्ष, सस्कृत- 
प्राकृत विभाग एच० डो० जैन कालेज आराको दिया गया | सम्माननीय डाक्टर 
साहबने इस ग्रत्थके लेखनमें चार-पाँच वर्ष अकथनीय परिश्रम किया है | परन्तु 
खेद है कि वे अपनी इस महनीय कृतिको अपने जीवन-कालमे प्रकाशित न देख 
सके । गत जनवरी ७४ मे उनके दिवंगत होनेका समाचार देशभरमें सत्तप्त 
हृदयसे सुना गया । 

यह महान ग्रन्थ चार भागोमें सम्पूर्ण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए विद्वत्प- 
रिबद्के पास अथंकी व्यवस्था नगण्य थी। परन्तु विद्वत्परिषद्‌के अध्यक्ष डॉक्टर 
दरबारीलालजी कोठियाने इसके अग्रिम ग्राहक बनानेको योजना प्रस्तुत की, 
जिसे समाजने बड़े उत्साहके साथ स्वीकृत किया । श्री १०८ पूज्य विद्यानन्दजी 
महाराजने भी अपने शुभाशीर्वादसे इसके प्रकाशनका मार्ग प्रशस्त किया । यह 
प्रकट करते हुए प्रसन्नता होतो है कि इसके सातसो ग्राहक अग्रिम मूल्य देकर 
बन गये । ग्रन्थके चारों भागोंका मूल्य ८५) है। परल्तु अग्रिम ग्राहक बननेवालों- 
को यह ग्रन्थ ६१) में देनेका निणंय किया गया । 

ग्रन्थका आभ्यन्तर-परिचय डॉक्टर दरबारीलालजी कोठिया द्वारा लिखे 
आमुख तथा ग्रन्थकी विषय-सूचीसे स्पष्ट है । 

इस भ्रन्थके संपादन और प्रकाशन तथा अथेके संग्रहमें विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष 


प्रकाशककी लेखनीसे : ५ 


श्रीमान्‌ डॉ० दरबारीछालजी कोठिया, न्यायाचाय॑, एम० ए०, पी-एच०-डो०, 
पूव॑रीडर जेन-बोद्धदर्शनविभाग,हिन्दू-विष्वविद्यालय, वा राणसीको महान्‌ परिश्रम 
करना पड़ा है, प्रेसकी दोड़घूप और प्रूफका देखना आदि कार्य आपने जिस निस्पृह 
भाव, छगन ओर निष्ठासे संपन्न किये हैं वह इलाघ्य है। आपकी इस महनीय 
सेवाके लिए में अत्यन्त कृतन्न हूँ | 

पृज्य मुनिश्रो विद्यानन्दजोने ग्रन्थपर आशीवेचनके रूपमें बहुमूल्य 'आद्य 
मिताक्षर' लिखकर हमें कृता्थ किया, इसके लिए हम उनके प्रति विनत हैं । 
सिद्धान्ताचायं श्रीमान्‌ पं० कैलाशचन्द्रजी वाराणसीने अपना महत्त्वपूर्ण 
'प्राककथन' लिखनेकी कृपा की, अतः उनके भी अतिकृतज्ञ हैं। 

श्री बाबूलालजो फागुल्ल, संचालक महावो र-प्रेसने बड़ी सुन्दरतासे इसका 
प्रकाशन किया है, इसके छिए वे धन्यवादके पात्र हैं । 

अग्रिम मुल्य भेजकर जिन ग्राहकोंने हमारी प्रकाशन-व्यवस्थाको सुकर 
बनाया है उनके प्रति मैं नम्र आभार प्रकट करता हूँ। ग्रन्थकी तैयार पाण्डु- 
लिपिके वाचनमें श्रीमान्‌ सिद्धान्ताचार्य प० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० दरबा री- 
लालजी कोठिया, डॉ“ ज्योतिप्रसादजी लखनऊ, आदि ब्द्वानोने जो समय 
ओर सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी में सविनय आभार प्रकट करता हूँ । 

अन्तमें प्रकाशन-सम्बन्धी अशुद्धियोके लिए क्षमा-याचना करता हुआ 
आकाक्षा करता हूँ कि भगवान्‌ महावीरके २५०० वे निर्वाण-महोत्सवका 
पुण्य-वेलामें इस ग्रल्थका घर-घरमें प्रचार हो और जन-मानस भगवान्‌ 
महावी रके सिद्धान्तोसे सुपरिचित्त हो । 


विनीत 
सागर पन्नालाल जेन 
९.-७-१९७४ मंत्री 
भारतवर्षीय दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 
सागर 


६ : तोथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


आद्य मिताक्षर 


'परम्परा' शब्द अपना विशेष महत्त्व रखता है और विश्वके कण-कणसे 
सम्बन्धित है | परम्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वेसे ही कठिन काय है, फिर 
श्रमण-परम्पराका इतिहास तो सवंथा ही दुरूह है। प्रसंगमें जहाँ 'परम्परा' 
शब्द सद-आगम और सद्गुरुओंका बोधक है, वहाँ यह प्रामाणिकताका द्योतक 
भी है। परम्परागत आगम और गुरुओंको सवंत्र प्रथम स्थान है। इसीलिए 
आचायंगुरुस्यो नमः” के स्थान पर “परम्पराचाग्रंगुरुम्यो नमः” का प्रचकन 
है। लोकमें आज भी यह परम्परा प्रचलित है । जेसे गृहस्थोंके विवाह आदि 
संस्का रोंमे परम्परा (गोत्रादि) का प्रश्न उठता है, वेसे ही मुनियोंके सबंधमें भी 
उनकी गुरु-परम्पराका ज्ञान आवश्यक है । 

भारतमे मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराएं प्राचीनकालसे 
रही हैं। ऐतिहासिक दुष्टिसे प्रथम परम्पराका संबंध आत्मघर्मा श्रमणोंसे रहा 
है--श्रमणमुनि मोक्षमा्गंके उपदेष्टा रहे हैं। द्वितीय परम्पराका संबंध लोक- 
धमंसे रहा है--ऋषिगण गृहस्थोंके षोडश सस्कारादि सम्पन्न कराते रहे है । 
ऋषियोंको जब आत्मघर्मज्ञानकी बुभुक्षा जाग्रत हुई, वे श्रम गमुनियोंके समीप 
जिज्ञासाकी पूर्ति एवं मार्गंदर्शनके लिए पहुँचते रहे ।* 

स्‍्व० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा रचित ग्रन्थ 'तोथंडुर महाबीर ओर 
उनको परम्परा' मे श्रमण--मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इतिहास है। वस्तुत्त: 
१. वातरशना हू वा ऋषय. श्रमणा ऊध्व॑मन्थिनो बभूवुस्तानुषयोडर्थमायंस्तेषनिलाय- 

मचरंस्तेषनुप्रविशु: कृष्माण्डानि तास्तेष्वन्वविन्दन श्रद्धया च तपसा च। तानृषयो- 

आुबवन कया निलायं चरथेति ते ऋषीनब्रुवन्नमोवोधस्तु भगवम्तो$स्मिन्‌ धाम्नि 
केन वः सपर्यामेति तानूषयोब्जुवन--पवित्र नो बूृत येनोरेपस: स्थामेति त एतनि 
सूक्तान्यपण्यन्‌ । 
--तैत्तिरीय आरण्यक २ प्रपाठक ७ अनुवाक, १-२ 

बातरशन--श्रमण-ऋषि ऊरध्व॑मन्‍्थी (परमात्मपदकी ओर उत्क्रण करनेवाले) 
हुए । उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवद (याचनार्थ) उपस्थित हुए | उन्हें देखकर 
वातरशन कृष्माण्डनामक मन्‍्त्रवाक्‍्योंमें अन्तहिंत हो गए, तब उन्हें अन्य ऋषियोंने 
श्रढ्ा और तपसे प्राप्त कर लिया । ऋषियोंने उन वातरशन मुनियोंसे प्रइन किया-- 
किस विद्यासे आप अन्तहिंत हो जाते हैं ? वातरशन मुनियोंने उन्हें अपने अध्यात्म 
घामसे आए हुए अतिथि जानकर कह्ा--है मुनिजनों ! आपको नमोष्स्तु है, हम 
आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोंने कहा--हमें पवित्र आत्मविधाका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ। 


आद्य मिताक्षर : ७ 


इतिहासकी रचनाके लिए तथ्यज्ञान आवश्यक है। यत॑:-- 
इतिहास इतोष्टं तद्‌ इति हासीदिति श्रते: । 
इतिवृत्तमथ तिह्यमाम्नायं चामनन्ति तत्‌ ॥ 
--आचाये श्रीजिनसेन, आदिपुराण, १२५ 
इतिहास, इतिवृत्त, ऐतिहा और आम्नाय समानाथैक दब्द हैं। 'इति ह 
आमीत' (निश्चय ऐसा ही था), “इतिवृत्तम' (ऐसा हुआ--घटित दुआ) तथा 
परम्परासे ऐसा हो आम्नात है--इन अर्थो में इतिहास है। 
इतिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके क्ृष्ण-इ्वेत्तादि यथार्थ रूपको जेसे दीपक 
प्रकाशित करता है, वैसे इतिहास मोहके आवरणका नाशकर, अ्रान्तियोंको 
दूर करके--सत्य स्वंलोक द्वारा घारण की जानेवालो यथार्थंताका प्रकाशन 
करता है । भर्थात्‌ दीपकके प्रकाशसे पूर्व जेसे कक्षमें स्थित वस्तुएँ विद्यमान रहते 
हुए भी प्रकाशित नहीं होतो, वेसे हो सम्पूर्ण लोक द्वारा धारण किया गया 
गर्भभूत सत्य इतिहासके बिना सुव्यक्त नहीं होता 
प्रस्तुत ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानुको लेखनीमें बल 
और बिचारोंमें तकंसंगतता है । समाज इनकी अनेक कृतियोंका मुल्यांकन कर 
चुका है--भलीभाँति सम्मानित कर चुका है। प्रस्तुत कृतिसे जहाँ पाठकोंको 
स्वच्छ श्रमण-परम्पराका परिज्ञान होगा, वहाँ ग्रन्थमें दिये गये टिप्पणोंसे उनके 
ज्ञानमें प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-परम्पराके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें श्रमणों- 
की मान्यताओं एवं जेन सिद्धान्तोंका भी सफल निरूपण किया गया है। यह 


ग्रन्थ हर प्रकारसे अपनेमें परिपूर्ण एवं लेखककी ज्ञान-गरिमाको इज्जित करनेमे 
समर्थ 


यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ० दरबारीलाल कोठियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके 
प्रकाशनमे किए गए सत्यप्रयत्नोको भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त 
हुआ। विद्वत्परिषद्‌का यह प्रकाशन-काय॑ परिषद्के सवंथा अनुरूप है। ऐसे सत्कायं- 


के लिए भी हमारे शुभाशीर्वाद ! 
28"००५३ द् ॥ ०१०५ & ही 


१. इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
सर्वलोकधृत॑ गर्भ यथावत्‌ संप्रकाशयेत्‌ ॥ 
--महाभारत 


८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


प्राक्‌ कथन 


भारतवर्षका क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध और महावीरसे प्रारम्भ होता है। 
इनमेसे प्रथम बोद्धवर्मके संस्थापक थे, तो द्वितीय थे जेनधमंके अन्तिम तीथ्थ- 
कर। 'तीर्थंकर' शब्द जनघमंके चौबीस प्रवत्तंकोंके लिए रूढ़ जेसा हो गया 
है, यद्यपि है यह यौगिक ही । धमंरूपी तोथंके प्रवत्तंकको ही तोर्थंकर कहते हैं । 
आचायं॑ समन्‍्तभद्रने पन्द्रहवें तीथंकर धर्ंनाथकी स्तुतिमे उन्हें 'धरंतीथंमनघ 
प्रवर्तन” पदके द्वारा धर्मंत्तीथंका प्रवत्तंक कहा है। भगवान महावीर भी उसी 
धमंतीर्थंके अन्तिम प्रवत्तंक थे और आदि प्रवत्तंक थे भगवान्‌ ऋषभदेव । यही 
कारण है कि हिन्दू पुराणोमे जैनधर्मकी उत्पत्तिके प्रसगसे एकमात्र भगवान्‌ 
ऋषभदेवका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान्‌ महावीरका संकेत तक नही 
है जब उन्हीके समकालोन बुद्धको विष्णुके अवतारोंमे स्वीकार किया गया है। 
इसके विपरीत त्रिपिटक साहित्यमे निग्गठनाटपुत्तका तथा उनके अनुयायी 
निग्नंश्थोका उल्लेख बहुतायतसे मिलता है। उन्हीको लक्ष्य करके स्व० डॉ० 
हर्मान याकोवीने अपना जैन सूृत्रोंकी प्रस्तावनामे लिखा है--इस बातसे अब 
सब सहमत है कि नातपुत्त, जा महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
बुद्धेके समकालीन थे | बौद्धग्रन्थोमे मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको 
दृढ़ करते हे कि नातपुत्तस पहले भी निग्नेन्‍्थोका, जो आज जेन अथवा भाहंत्त 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं, अस्तित्व था। जब बौद्धधर्ं उत्पन्न हुआ तब 
निम्नंन्थोका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा । बौद्ध पिटकों- 
में कुछ निग्नन्थोका बुद्ध और उनके शिष्योके विरोधीके रूपमे और कुछका 
बुद्धेके अनुयायी बन जानेके रूपमे वर्णन आता है। उसके ऊपरसे हम उक्त अनु- 
मान कर सकते है। इसके विपरीत इन ग्रन्थोंमें किसी भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमें नही आता कि निग्नेन्थोका सम्प्रदाय एक 
नवीन सम्प्रदाय है और नात्तपुत्त उसके संस्थापक हैं । इसके ऊपरसे हम यह 
अनुमान कर सकते हैं कि बुद्धके जन्मसे पहले अति प्राचीन कालसे निम्नेन्थोंका 
अस्तित्व चला आता है। 

अन्यत्र डॉ० याकोवीने लिखा है--'इसमें कोई भी सबूत नही है कि पाश्व॑- 
नाथ जेनधमंके संस्थापक थे। जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको जैन 
धर्मका संस्थापक माननेमें एकमत है । इस मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी 
सम्भावना है ।' 


प्राक्‌ कथन : ९ 


प्रसिद्ध दाशैनिक डॉ० राधाकृष्णनुने अपने “भारतीय दर्शन' मे कहा है-- 
'जेन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धर्मकी उत्पत्ति होनेका कथन करती है, जो 
बहुत्त-सी शत्ताब्दियों पृ्व॑ हुए हैं। इस बाततके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पृव्व॑ 
प्रथम शताब्दीमें प्रथम तोथंकर ऋषभदेवको पूजा होती थी । इसमे कोई सन्देह 
नहीं है कि जेनघर्म वर्धभान और पाश्व॑नाथसे भी पहले प्रचलित था | यजुर्वेद- 
मे ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तोन तीर्थकरोंके नामोंका निर्देश 
है। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्मंके 
संस्थापक थे ।! 

यथार्थमें वेदिकोंकी परम्पराकी तरह श्रमणोंकी भी परम्परा अति प्राचीन 
कालसे इस देशमे प्रवर्तित्त है । इन्ही दोनो परम्पराओंके भेलसे प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिका निर्माण हुआ है। उन्ही श्रमणोकां परम्परामें भगवान महावीर हुए 
थे। बुद्धकी तरह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी घरका परि- 
त्याग करके कठोर साघनाका मार्ग अपनाया था । यह एक विचित्र बात है कि 
श्रमण परम्पराके इन दो प्रवत्तंकोंकी तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धमंम मान्य राम और कृष्ण भी क्षत्रिय थे । किन्तु उन्होंने गृहस्थाश्रम और 
राज्यासनका परित्याग नही किया । यही प्रमुख अन्तर इत दोनो परम्पराओमे 
है। कृष्ण भी योगी कहे जाते है किन्तु वे कर्योगी थे। महावोर ज्ञानयोगी 
थे। कमंयाग और ज्ञानयोगम अन्तर है। कर्मयोगीको प्रवृत्ति बाह्यामभिमुखी 
होती है और ज्ञानयोगोकी आन्तराभिमुखी । कर्मंयोगीकों कमंमे रस रहता है 
और ज्ञानयोगीको ज्ञानमें । ज्ञानमें रस रहते हुए कर्म करनेपर भी कमंका कर्ता 
नही कहा जाता । और कमंमे रस रहते हुए कम नहीं करनेपर भी कर्मंका 
कर्ता कहलाता है । कम प्रवृत्तिरूप होता है और ज्ञान निवृत्तिरूप | प्रवृत्ति 
और निवृत्तिको यह परम्परा साधनाकालमें मिली-जुली जेसी चलती है किन्तु 
ज्यों-ज्यों निवृत्ति बढ़ती जाती है प्रवृत्तिका स्वत्त. हास होता जाता है। इसी- 
को आत्मसाधना कहते है । 

यथार्थमें विचार कर देखें--प्रवृत्तिके मल मन, वचन और काय है । किन्तु 
आत्माके न मत है, न वचन है और न काय है । ये सब तो कर्मजन्य उपाधियाँ 
हैं। इन उपाधियोंमे जिसे रस है वह आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो 
जाता है उसे ये उपाधियां व्याधियाँ ही प्रतीत होती है । 

इनका निरोध सरल नहीं है। किन्तु इनका निरोध हुए बिना प्रवृत्तिसे 
छुटकारा भी सम्भव नहीं है। उसीके लिए भगवान महावीरने सब कुछ त्याग 
कर वनका मार्ग लिया था । संसार-मागियोंकी दृष्टिमे भरे ही यह 'पछायनवाद' 
प्रतीत हो, किन्तु इस पलायनवादकों अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दूसरा 


१० : तीथंकर महावीर और उन्तकी आधार्य-परम्परा 


मार्ग भी नहीं है। भोगी और योगीका भाग एक केसे हो सकता है। तभी तो 
गीतामें कहा है-- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पह्यतों सुने: ॥ 


सब प्राणियोंके लिए जो रात है उसमें संगयमी जागता है और जिसमें 
प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात है ।' 


इस प्रकार भोगी ससारसे योगीके दिन-रात भिन्न होते हैं। संयमी महावीर- 
ने भी आत्म-साधनाके द्वारा कातिक कृष्णा अमावस्याके प्रातः सूर्योदयसे पहले 
निर्वाण-लाभ किया। जैनोंके उल्लेखानुनार उसीके उपलक्षमें दीपमालिकाका 
आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-लाभको पच्चोस सौ वषं पूर्ण हुए। उसीके 
उपलक्षमें विश्वमें महोत्मवका आयोजन किया गया है । 


उसीके स्मृतिमे 'तोर्थंथर महावीर और उनकी आचाय॑-प्रस्परा' नामक 
यह वृह॒त्काय ग्रन्थ चार जण्डोमे प्रकाशित हो रहा है। इसमें भगवान महाबीर 
ओर उनके बादके पच्चीस-सौ वर्षोमे हुए विविध साहित्यकारोका परिचयादि 
उनको साहित्य-साधनाका मूल्याकन करते हुए विद्वान्‌ लेखकने निबद्ध किया 
है। उन्होने इस ग्रन्थके लेखनमे कित्तना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको 
आद्योपान्त पढनेवाले ही जान सकंगे। मेरे जानतेमे प्रक्त विषयसे सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ, या लेखादि उनको दृष्टिसे ओझल नही रहा। तभी तो इस अपनी 
कृतिकों समाप्त करनेके पश्चात्‌ ही वे स्वरगंत हो गये और इसे प्रकाशमे लानेके 
लिए उनके अभिन्‍न सखा डॉ० कोठियाने कित्तना श्रम किया है, इसे वे देख नही 
सके । भगवान सहावोर ओर उनकी आचायंपरम्परा'में लेखकने अपना जीवन 
उत्सगं करके जो श्रद्धाके सुमन चढ़ाये हैं उनका मूल्यांकन करनेकी क्षमता 
इन पंक्तियोके लेखकमें नहों है। बह तो इतना ही कह सकता है कि आचार्य 
नेमिचन्द्र शास्त्रीने अपनो इस कृतिके द्वारा स्वयं अपनेको भी उस परस्परामे 
सम्सिलित कर लिया है। 


उनकी इस अध्ययनपूर्ण कृतिमे अनेक विचारणीय ऐतिहासिक प्रसग आये 
हैं। भगवान महावी रके समय, माता-पित्ता, जन्मस्थान आदिके विषयमे तो 
कोई मतभेद नही है। किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धमे कुछ समयसे 
विवाद खड़ा हो गया है । मध्यमा पावामें निर्माण हुआ, यह सवंसम्मत उल्लेख 
है। तदनुसार राजगृहोके पास पावा स्थानको ही निर्वाणभूमिके रूपमें 
माना जाता है। वहाँ एक तालाबके मध्यमें विशाल मन्दिरमे उनके चरण- 


प्राक्‌ कथन : ११ 


चिन्ह स्थापित हैं। यह स्थान मगधमें है। दूसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरिया 
जिलेमें कुशीनगरके समीप है । डॉ० शास्त्रीने मगधवर्ती पावाकों हो निर्वाण- 
भूमि भाना है। 

बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्त था । उसकी मृत्यु डॉ० 
शास्त्रीने भगवान महावी रके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हें ऐसे उल्लेख मिले 
हैं। किन्तु यह ऐतिहासिक प्रसंग विचारणीय हैं । 

उन्होंने जेन तत्त्व-ज्ञानका भी बहुत विस्तारसे विवेचन किया है और प्राय: 
सभी आवश्यक विषयोपर प्रकाश डाला है। दूसरा, तीसरा तथा चौथा खण्ड 
तो एक तरहसे जेनसाहित्यका इतिहास जेसा है। संक्षेपमे उनकी यह बहुमल्य 
कृति अभिनन्दनीय है। आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा | 


केलाशचन्द्र शास्त्री 


१२ : तोथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


आमुख 


भारतोय संस्कृतिमें आहंत संस्कृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धांत, 
धर्म और उसके प्रवत्तंक तीथँंकरों तथा उनको परम्पराका महत्त्वपूर्ण अवदान 
है। आदि तीथंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चौबीसवें तीथंकर महावीर" 
और उनके उत्तरवर्ती आचार्योने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपनिषद-साहित्यमे* 
'परा विद्या' (उत्कृष्ट विद्या) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकी 
चेततनाको जागृत एवं ऊध्वंमुखी रखा है। आत्माको परमात्माकी ओर ले जाने 
तथा शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिए उन्होंने अहिसा, इन्द्रियनिग्नह, त्याग और 
समाधि (आत्मलीनता) का स्वय आचारण किया और पश्चात्‌ उनका दूसरोंको 
उपदेश दिया । सम्भवतः इसीसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता और श्रमण-संस्कृतिके 
प्रतिष्ठाता कहे गये हैं । आज भी उनका मार्गदर्शन निष्कलुष एवं उपादेय माना 
जाता है। 


तीर्थंकर महावोर इस संस्कृतिके प्रबुद्, सबल, प्रभावशाली ओर अन्तिम 
प्रचारक थे । उनका दहांन, सिद्धान्त, धर्मं और उनका प्रतिपादक वाइमय 
विपुल मात्रामें आज भी विद्यमान है तथा उसी दिशामें उसका योगदान हो 
रहा है। 

अत्तएव बहुत समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि तीर्थंकर महावीरका 
सर्वाज्भपूर्ण परिचायक ग्रन्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा सवंसाधारणको उनके 
जीवनवृत्त, उपदेश और परम्पराका विशद परिज्ञान हो सके | यद्यपि भगवान 
महावीरपर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दीमें लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लब्ध है, पर उससे सवंसाधारणकी जिज्ञासा शान्त नही होती । 

सोभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीर्थ॑द्धुर वद्धमान-महावी रकी निर्वाण-रजत्त- 
शती राष्ट्रीय सतरपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कात्तिक कृष्णा 
अमावस्या वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०१, दिनाडू १३ नवम्बर १९७४ से कात्तिक 
१. धमंतोर्थकरेभ्योश्स्तु स्याद्गादिम्यो नमोनमः । 

ऋषभादि-महावी रान्तेम्य: स्वात्मोपलब्धये ॥॥ 

भट्टाकलड्भुदेव, लघीयस्त्रय, मज्भूलपय १॥ 

२. मुण्डकोपनिषद्‌ १।१।४१५। 
३, स्वामी समन्तभद्र, युकत्यनुशासन का० ६। 


आमुख : १३ 


कृष्णा अमावस्या, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, दिनाडू: १३ नवम्बर १९७५ तक 
पूरे एक वर्ष मनायी जावेगी। यह मज्जर-प्रसद्भ भो उक्त ग्रन्थ-निर्माणके लिए 
उत्प्रेरक रहा । 


अत: अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्ने पाँच वर्ष पुव॑ इस 
महान्‌ दुलेंभ अवसरपर तीर्थंकर महावीर और उनके दर्शनसे सम्बन्धित विशाल 
एवं तथ्यपूर्ण ग्रन्थके निर्माण और प्रकाशनका निश्चय तथा संकल्प किया । 
परिषदने इसके हेतु अनेक बेठकें कीं और उनमें ग्रल्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे 
ऊहापोह किया । फलत: ग्रन्थका नाम 'तोर्थद्धर सहावोर और उनकी आचार्य॑- 
परम्परा' निर्णीत हुआ और लेखनका दायित्व विद्वत्परिषद्‌के तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक ग्रन्थोंके लेखक, मूर्धन्य-मनीषी, आचाय॑ नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) 
ने सहष स्वीकार किया। आवचायं शास्त्रीने पाँच वर्ष लगातार कठोर परिश्रम, 
अद्भुत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खण्डों तथा लगभग २००० 
(दो हजार) पृष्ठोंमें सृजित करके ३० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषद्को प्रकाश- 
ताथे दे दिया । 


विचार हुआ कि समग्र ग्रन्थका एक बार वाचन कर लिया जाय । आचाय॑ 
शास्त्री स्याद्गाद महाविद्यालयकी प्रबन्धकारिणीको बैठकमें सम्मिलत होनेके 
लिए ३० सितम्बर १९७३ को वाराणसी पघारे थे। और अपने साथ उक्त 
ग्रन्थके चारों खण्ड लेते आये थे | अत: १ अक्तूबर १९७३ से १५ अवतूबर १९७३ 
तक १५ दिन वाराणसीमे ही प्रतिदिन प्रायः तीन समय तीन-तीन घण्टे ग्रन्थका 
बाचन हुआ । वाचनमें आचाय॑ शास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचायं श्रद्धेय पण्डित 
केलाशचन्द्रजी शास्त्री पूर्व प्रधानाचायं स्याद्गाद महाविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर 
ज्योतिप्रसाददी लखनऊ ओर हम सम्मिलित रहते थे । आचाय॑ शास्त्रों स्वयं 
वाचते थे और हमलोग सुनते थे। यथावसर आवश्यकता पड़ने पर सुझाव भी 
दे दिये जाते थे। यह वाचन १५ अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अक्तूबर १९७३ को ग्रन्थ प्रकाशनाथ्थं महावीर प्रेसको दे दिया गया | 


भ्रन्य-परिचय 

इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहाँ संक्षेपमें परिचय दिया जाता है, 
जिससे ग्रन्थ कितना महत्त्वपूर्ण है और लेखकने उसके साथ कितना अमेय परि- 
श्रम किया है, यह सहजमें ज्ञात हो सकेगा | 


यहाँ तुत्तीय खण्ड का परिचय प्रस्तुत है-- 


१४ : तीथकर महावीर और उनकी जआचार्य-परम्परा 


३ प्रब॒ुद्धाचाय और परम्परापोषकाचाये 

इस खण्डमें भी दो परिच्छेद हैं। इनका वण्यं विषय निम्न प्रकार है । 
प्रथम परिच्छेद : प्रबुद्धाचाय॑ 

इस परिच्छेदमें डॉक्टर शास्त्रीने प्रबुद्धाचार्यों और उनकी कृतियोंकों संक- 
लित किया तथा उनका विस्तृत परिचय दिया है। प्रबुद्धाचायंसे अभिप्राय उन 
आचार्यो से लिया है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा ग्रन्थप्रणयनके साथ विवृ- 
तियाँ ओर भाष्य भी रचे हैं। इस श्रेणीमे जिनसेन प्रथम, गुणभद्ब, पाल्यकीत्ति, 
वादीभर्सिह, महावी राचाय॑, बृहत्‌ अनन्तवीयं, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, लघु- 
अनन्तवीयं, वीरनन्दि, महासेन, हरिषेण, सोमदेव, वादिराज, पद्मनन्दि प्रथम, 
पद्मतन्दि द्वितीय, जयसेन, पद्मप्रममलूधा रिदेव, शुभचन्द्र, अनन्तकोति, मल्लिषेण, 
इन्द्रनन्दि प्रथम, इन्द्रनन्दि द्वितीय आदि पचास आचाय॑ परिगणित हैं। इन 
सबका परिचय इस परिच्छेदमें निबद्ध है। इनकी कृतियोंका भी विस्तारसे वर्ण्यं- 
विषय प्रतिपादित है। 


द्वितीय परिच्छेद : परम्परापोषकाचारय 

लेखकने परम्परापोषकाचाय उन्हें बताया है, जिन्होंने दिगम्बर परम्पराकी 
रक्षा के लिए प्राचीन आचार्यो द्वारा निमित ग्रन्थोंके आधारपर अपने नये ग्रन्थ 
लिखे और परम्पराको गतिशील बनाये रखा है। इस श्रेणीमें भट्टारक परिगणित 
हैं। पाववंदेव, भास्करनन्दि, ब्रह्मदेव, रविचन्द्र, पद्मतन्दि, सकलकीति, भुवन- 
की त्ति, ब्रह्म जिनदास, सोमकीरति, ज्ञानभूषण, अभिनव धमंभूषण, विजयकीर्ति, 
शुभचन्द्र, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, वीरचन्द्र, सुमतिकीत्ति, यश्ःकीति, धम्मे- 
कीति आदि पचास परम्परापोषकाचार्यो का परिचय, समय-निर्णय और उनकी 
रचनाओका इस परिच्छेदमे विस्तृत निरूपण है। 
आभार 

इस विशाल ग्रन्थके सृजन ओर प्रकाशनका विद्वत्परिषदने जो निश्चय एवं 
संकल्प किया था, उसकी पृर्णता पर आज हमें प्रसन्नता है। इस संकल्पमें 
विद्वत्परिषदके प्रत्येक सदस्यक्रा मानप्तिक या वाचिक या कायिक सहभाग है। 
कार्यकारिणीके सदस्योंने अनेक बेठकोंमें सम्मिलित होकर मूल्यवान्‌ विचार-दान 
किया है। ग्रन्थ-वाचनमें श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री और डॉ० ज्योत्ति- 
प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमें स्थानीय विद्वान्‌ प्रोण खुशालचन्द्रजी 


जामुख : १५ 


गोरावाला, पण्डित अमृत लालजी शास्त्री एवं पण्डित उदयचन्द्रजी बौद्धदर्शना- 
चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है। 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने आश्य मिताक्षर' रूपमें आशीव॑चन प्रदान कर 
तथा वरिष्ट विद्वान्‌ श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'प्राकृकषन' लिखकर 
अनुगृहीत किया है। 

खतौली, भोपाल, अबम्बई, दिल्‍ली, मेरठ, जबलपुर, तेंदूखेड़ा, सागर, 
वाराणसी, आरा आदि स्थानोंके महानुभावोंने ग्रल्थका अग्रिम ग्राहक बनकर 
सहायता पहुँचायी है। विद्वत्परिषद्के कमंठ मंत्री आचाय॑ पण्डित पन्नालालजी 
सागरके साथ में भी इन सबका हृदयसे आभार मानता हूँ। 


वीर-शासन-जयन्ती, 
श्रावण कृष्णा ९, वी० नि० सं० २५००, दरबारीलाल कोठिया 
५ जुलाई, १९७४ अध्यक्ष 
वाराणसी अखिल भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 


१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


विषय-सूची 





प्रथम परिच्छेद 
प्रबुद्धाचार्य 

आचा्यंनाम पुष्ट आचार्यनाम पृष्ठ 
_जिलसेन प्रथम. ६ इन्द्रनन्दि प्रथम १७७ 
गणभद्वाचायं ८ जिनचन्द्राचाये १८४ 
होकटायन पाल्यकीर्ति १६  श्रीघराचाय॑ १८७ 
वादीभसिंह २५ दुर्गंदेवाचा्य १९५ 
महावी राचाय॑ ३७ मुनि पद्मकीति २०५ 
बुहत्‌ अनन्तवीयं ३८ रामसेन 

माणिक्यनन्दि ४१ गणघरकीति २४३ 
प्रभाचन्द्र ४५ मंदटवोसरि २४५ 
लघु अनन्तवोयं ५२ उग्मरादित्याचाय॑ २५० 
वोरनन्दि ५३ भावसेन त्रेविद् २५६ 
महासेनाचारय॑ ५५ नयसेन २६४ 
हरिषेण ६३ वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती २६५ 
सोमदेवर्सरि ७० श्रुतमुन्त २७२ 
आचाय॑ वादिराज ८८ हस्तिमलल २७५ 
पद्मनन्दि प्रथम १०७ माघनन्दि २८२ 
पद्मनन्दि द्वितीय १२५ वज़नन्दि २८६ 
“लँयसेन प्रथम १४० महासेन द्वितीय २८६ 
जयसेन द्वितीय ४................ह» १४२ सुमतिदेव २८७ 
पद्मप्रभ मलधारिदेव १४५ पद्मसिह मुनि २८८ 
आचाये शुभचन्द्र १४८ माधवचन्द्र त्रेविदय २८८ 
अनन्तकीति १६३ आचाय॑ नयनन्दि २९० 
मल्लिषेण १६५९, 


विषय-्सूची : १७ 


द्वितीय परिच्छेद 


परम्परापोषकाचार्य 
आचार्यनाम पृष्ठ आचाय॑नाम पृष्ठ 
बृह॒दुप्रभाचन्द्र २९९ ब्रह्मनेमिदत्त ४०२ 
आचाय॑ पाइवंदेव ३०२ यशःकीति ४०७ 
भास्करनन्दि ३०७ शुभकीत्ति ४११ 
ब्रद्मदेव ३१० टीकाकार नेमिचन्द्र है 
रविचन्द्र ३१६ भुनि महनन्दि ४१५९ 
अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती २१९५ गृणचन्द्र ४२२ 
भट्टारक पद्मनन्दि ३२२ नरेन्द्रसेन ४२४ 
भट्टारक सकलकी ति ३२६ मलयकीति ४२८ 
भट््‌टारक भुवनकीति ३३६ श्रतकीति ४३० 
ब्रह्म जिनदास ३३८ धमंकीति ड३े२ 
सोमकीर्ति ३४४ रत्नकीति या रत्ननन्दि ४२४ 
भट्टा रक ज्ञानभूषण ३४८ श्रीभूषण ४३९, 
भट्टारकी अभिनव धर्मभूषण ३५५ भट्टारक चन्द्रकीत्ति ४४१ 
वद्धमान प्रथम ३५८ ब्रह्मश्ञानसागर ४४२ 
भट्टारक विजयकीत्ति ३६२ सोमसेन ४४३ 
भट्टारक शुभचन्द्र ३६४ छत्रसेन ४४५ 
भट्टा रक विद्यानन्दि ३६९ वद्धंमान द्वितोय ४४८६ 
भट्टारक मल्लिभूषण ३७३ गगादास ४४७ 
आचाय॑ वीरचन्द्र ३७४ देवेन्द्रकीति ४४८ 
सुमदकीरतति ३७७ जिनसागर ४४५९ 
भट्टा रक जिनचन्द्र ३८१ सुरेन्द्रभूषण ४५० 
भट्टारक प्रभाचन्द्र ३८४ महेन्द्रसेन ४५१ 
भट्टारक जिनसेन 3८६ सुरेन्द्रकीति ४५१ 
ब्रह्म जीवन्धर ३८७ लछालितकीति ८५२ 
श्रुतसाग रसूरि ३९१ 
छ 


१८ : तीर्थंकर महँवीर और उनको आचार्यन्परम्परा 


खण्ड : ४ 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचाये 


प्रथम परिच्छेद 
प्रबुद्धाचार्य 


स्वतन्त्र-रचना-प्रतिभाके साथ टीका, भाष्य एवं विवृत्ति लिखनेकी क्षमता 
भी प्रब॒ुद्धाचार्योम थी। श्रुतधराचायं और सारस्वताचार्योने जो विषय-वस्तु 
प्रस्तुत की थी उसीको प्रकारान्तरसे उपस्थित करनेका काय॑ प्रबुद्धाचार्योने किया 
है। यह सत्य है कि इन आचार्योने अपनी मौलिक प्रतिभा हारा परम्परासे 
प्राप्त तथ्योकी नवीन रूपमे भी प्रस्तुत किया है। अत विषयके प्रस्तुतीकरणकी 
हृष्टिस इन आचार्योका अपना महत्त्व है। प्रवुद्धाचा्योमे कई आचार्य इतने 
प्रतिभाशाली है कि उन्हे सारस्वताचार्योंकी श्रेणीमें परिगणित किया जा सकता 
है। किन्तु विषय-निरूपणकी सूक्ष्म क्षमता प्रबुद्धाचार्योम वेसी नहीं है, जेसी 
सारस्वताचार्योमें पायी जाती है। यहाँ इन प्रबुद्धाचार्योंके व्यक्तित्व और कृति- 
तत्वका विवेचन प्रस्तुत है । 


आचार्य जिनसेन ( प्रथम ) 
आचार्य जिनसेन प्रथम ऐसे प्रबुढ्धाचायं हैं जिनकी वर्णन-क्षमता और 
काव्य-प्रतिभा अपूर्व है। इन्होने हरिविशपुराण नामक कृतिका प्रणयन किया 


वजन १ न्न- 


है। ये पुन्नाटसंघके आचाय॑ है। इनके गुरुका नाम कौतिषेण था | हरिवश-पुराण 
के ६६ वें सर्गमें भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचाय॑ पयेनत आचार्योंकी परम्परा 
अकित है। वीर निर्वाणके ६८३ वर्षके अनन्तर गुरु कीतिषेणकी अविक्छिन्न 
परम्परा इस ग्रन्थमें दी गयी है । इस गुरु-परम्परामे अमितसेनको पुन्नाटगणका 
अग्मणो और शतवर्षजीवी बतलाया है। पुन्नाट कर्नाटकका प्राचीन नाम है । 
हरिषेणके कथाकोषमे आया है कि भद्रबाहु स्वामीके आदेशानुसार उनका सघ 
चन्द्रगुप्त या विगाखाचारयंके साथ दक्षिणापथके पुन्नाट देशम गया। अत्त इस 
देशके मुनिसघका नाम पुन्नाठसघ पड गया | प्रसिद्ध इतिहासन्न श्री नाथूगम 
प्रमीका" अनुमान है कि अमितसेन पुल्ताटसघको छोडकर सबसे पहले उत्तर- 
की ओर बढ़े होगे और पृव॑वर्ती जयसेन गुरु तक यह संघ पुन्नाटमे ही विचरण 
करना रहा होगा । अताग्व यह माना जा सकता है कि जिनसेनसे ५०-६० वर्ष 
पूर्व ही यह सघ उत्तरभारतमे प्रविष्ट हुआ होगा । 


हरिवशकी रचना और रचना-स्थानका निर्देश करते हुए ग्रन्थकर्त्ताने 
लिखा है कि शक सवन्‌ ७०५ (ई० सन्‌ 3८३ ) मे जब कि उत्तर दिशाकी 
इन्द्रायुथ, दक्षिण दिशाकी क्रृष्णका पुत्र श्रीवल्छलभ, पूवंकी अवन्‍न्लिनूर्पान 
वत्सराज और पथ्चिमकी--सौरोके अधिमण्डल सौराष्ट्रकी वीरजयवराह् रक्षा 
करता था, तब जक्ष्मीसे समृद्ध वद्धंमानपुरके पाश्व॑र्नजनालयमें, जो नन्‍नराज 
वसतिके नामसे प्रसिद्ध था, इस ग्रन्थका प्रणयन आरम्भ हुआ और पीछे दोस्त- 
टिकाके गान्ति-जिनालयमें पूर्ण किया गया? । 

इसी वर्धमानपुरमसे हरिषेणले भी अपने कथराकोषकी रचना को हैं। इस 
नगरकी अवस्थितिके सम्बन्ध डॉ० ए० एन० उपाध्येका मत है कि यह वर्धमान 


जन साहित्य और इतिहास, ढित्तीय सस्करण, पु० ११५ ! 
णाकेष्वव्दशतेथु स॒प्तसु दिय पस्चोन्तरेपत्तरा 

पांतीन्द्रायुधनाम्ति क्ृष्णनूपजे श्रीबल्लभ दक्षिणाम । 
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूभुति नृप॑ वत्सादिराजेष्परा 

सुर्याणामधिमण्डल जययुते वबोरे वबराहेडवति ॥ 
वल्याणे. परिवधमानविपुलक्षीवर्धनाने. पुर 

श्रीपारर्वालयनन्नराजबसतो. पर्याव्शेष पुरा। 
पच्वाद्वोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्या्नावर्चने 

थान्‍्ते. शान्तगृहे जिनस्य रचितो वशों हरीणामयम्‌ ॥ 
हरिवशपुराण, सर्गय ६६, पद्च ५२, ५३ | 


बप. >छ 


२ * तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


पुर काठियावाडका वत्तमान बढवान' है। डॉ० हीरालारू जेन इस नगरको 
मध्यप्रदेशके धार जिलेके बदनावर स्थानकों मानते है । डॉ० जेनका अभिमत 
हैं कि इस बदनावरसमें प्राचीन जन मन्दिगोंके भग्नावशेष आज भी विद्यमान 
हैं और यहाँसे दुतरिया--प्राचीन दोस्तटिका नामक ग्राम भी समीप है तथा 
हरिवञमें वर्णित राज्य-विभाजनकी सीमाएँ भी इस स्थानसे सम्यक्‌ घटित हो 
जाती है। 

डॉ० जंनका क्ंथन अधिक तर्क॑ंसंगत प्रतीन होता है। यत्त. जिनसेन 
से ५०-६० वर्ष पहले ही पुल्नाट सघका उत्तर भारतमे प्रवेश हो चुका था। 
अत गिरनारकी यात्राके लिये सघ गया और वहाँ हस्विशपुराण तथा उसके 
१५० वर्ष बाद कथा-कोपकी रचना हुई, यह बाल सदि्ध-सी प्रतीत होती है। 
वर्धमानपुरकों जेन संघका केन्द्र होना चाहिए, जहाँ उक्त दोनो विद्याल ग्रन्थ 
लिखे गए | बहुत सम्भव है राष्ट्रकूट नरेशोका मालवामे प्रभुत्व स्थापित होनेपर 
बदनावरमे जन पीठकी स्थापना हुई हो । जिस प्रकार पठचस्नृपान्वयी वीरसेन 
स्वामीका वाटनग रसे ज्ञानकेन्द्र था, सम्भवत उसी प्रकार अमिनसेनने बदनावर- 
में ज्ञानकेन्द्रकी स्थापना की हो और उसी केन्द्रमे उक्त दोनो ग्रन्थोको रचना 
सम्पन्न हुई हो । 


स्थिति-काल 

जिनसेनने ग्रस्थ-रचनाका समय स्वय निरदिष्ट किया है। अत इनके स्थित्ति- 
कालके मम्बन्धमे मतभेदकी आञका नहीं की जा सकती। शक सवत्‌ ७०५ 
( ई० सन्‌ ८३ ) में हरिविशपुराणकी रचना सम्पन्न हुई है। यदि हरिवश- 
पुराणके समय कविकी आयु ३०-३५ वर्षकी माली जाय, तो कविका जन्म 
अनुमानत ई० सन्‌ ७८८ के लगभग आता है। यत्त इतनी प्रौढ रचना इस 
अवस्थाके पूर्व नहीं हो सकती | कविकी आयु ७०-७५ वष होना चाहिये। 
अनाव आचाय॑ जिनसेन प्रथमका समय लगभग ई० सन्‌ ७४८-८१८ सिद्ध 
होता है | 

कुवलयमालाके कर्त्ता उद्योतनसूरिने अपनी कुबलयमाला'मे जिस तरह 
रविषेणके 'पह्मचरित' और जटासिहनन्दिके 'वराज्भरचरित' को स्तुत्ति को है, 
उसी प्रकार हरिविश्वकी भी । उन्होंने लिखा है कि में हजारों विद्वज्जनोके 


१ बुहत्‌कथाकोषकी प्रस्तावना, पृ० १२१ । 
२ इण्डियन कल्चर » चेण्ड ११, सन्‌ १८४४-४५, १० १६१ तथा जैन सिद्धान्त भास्कर 
भाग १२, किरण २। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य ३ 


प्रिय हरिवंशोत्पत्तिकारक प्रथम वन्दनीय और विमलपद हरिवंशकी वन्दना 
करता हूँ ।' 
रचना 

इनकी एक ही रचना प्राप्त है, हरिवंशपुराण । यह दिगम्बर सम्प्रदायका 
प्रमुख पुराण-प्रन्थ है। रविषेणाचार्यके पद्मपुराण ओर जटासिहनन्दिके वराज़- 
चरितका इसपर प्रभाव है। जिनसेनने अपने हरिवशमें महासेनकी सुलोचना तथा 
अन्यान्य ग्रस्थोका भी उल्लेख किया है, किन्तु वे अभी तक प्राप्त नहीं है। 
हरिवंशपुराणकी कथावस्तु जिनसेनको अपने गुरु कीतिसेनसे प्राप्त हुई थी। 
वर्णनशलोपर रविषेणके पद्मचरितका पूर्ण प्रभाव है। जिस प्रकार रविषेण 
ने पद्मचरितमें वुत्तानुगन्त्री गद्मका प्रयोग किया है, उसी प्रकार जिनमेनने 
भी हरिवशके ४९. सर्गमें नेमि जिनेन्द्रका स्तवन करते हुए वृत्तानुगन्धी गद्य- 
का प्रयोग किया है। इस पुराणग्रन्यका लोकविभाग एवं शलाकापुरुषोका 
वर्णन त्रिलोकप्रज्ञप्तिसे मे खाता है। द्ादशागवर्णन नत्त्वार्थंवातिकके अनुरूप 
है । सगीत्तका वर्णन भरतमुनिके नाट्थशास्त्रसे अनुप्राणित है। तस्व-प्रतिपादन- 
में तत्त्वाथँसृत्र और सर्वार्थसिद्धिका आधार ग्रहण किया गया है। अतएवं इस 
पुराण-ग्रन्थपर पूर्वाचार्योंका पूर्ण प्रभाव है । 

हरिवंशपुराणकी कथावस्तु--इस पुराणमे २२वें तीर्थंकर नेमिलाथका 
चरित्र निबद्ध है, पर प्रसगोपात्त अन्य कथानक भी लिखे गये है। भगवान 
तेमिनाथके साथ नारायण भरी कृष्ण और बलभद्गपदके धारक श्री बलरामके 
भी कौतुकावह चरित्र अकित है। पाण्डवो और कौरवोका लोकप्रिय चरिल 
भो बड़ा सुन्दरत्ताके साथ निबद्ध किया गया है। कथावस्तु ६६ सर्गोम विभक्‍त 
है। प्रथम सर्गम मगलाचरण और ग्रन्यकी महत्ता, द्वितोय सगंमे तोर्थकर 
महावी रका जीवनवृत्त, तृतीय सर्गंम महावोरका समवशरण और विपुलाचलड 
पर उपदेश तथा त्रियष्टि शलाकापुरुषोंक चरित्रोको जाननेकी जिज्ञासा, 
चतुर्थ सर्गयमें अधोलोकका वर्णन, पञुचम संगम तियंक्लोकका निरूपण, 
षष्ठ समे ज्योत्तिदंव एवं उध्वंछोकका चित्रण, सप्तम सगंमे कुलक रोकी 
उत्पत्ति और उनके द्वारा की गयी समाजव्यवस्थाक्ा चित्रण, अष्टम सगंमे 
आदि तीर्थकर ऋषभदेवका जन्म, नवम सगंमें तीर्थकर ऋषभदेवकी बाल- 
क्रीडा, दोक्षाकल्याणक एवं ज्ञानकल्याणकका वर्णन किया गया हैं। दम सगंमे 
मुनिधर्म और श्रावकधर्मके तिरूपणके पव्चान्‌ श्रुतज्ञानका चित्रण, एकादश 


१ बुहजणसहस्सदइय हरिवसुप्पत्तिकारयं पढम॑ । 
वंदामि बदियं पे हु हरिवंस चेव बिमलपयं ॥ - -कुवलयमाछा, गाया ३८ । 


४ * तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सरगंमें भरतका जीवनवुत्त और बाहुबली-दीक्षा, द्वादश सर्गमें जयकुमार 
और सुलोचनाकी कथा, त्रयोदश सर्गमें अजितनाथ तीर्थकरसे लेकर शीतल- 
नाथ तीर्थंकर तक पौराणिक इतिवृत्त, चतुदंश सग॑में सुमुर्ख और वनमालाकी 
कथा एज पञ्चद् सगंमे हरिवंशका आदि इतिवृत्त अंकित है। षोडश सर्ग- 
में मुनिसुकब्रतनाथ तीर्थकरका जीवनवृत्त, सप्तदश सर्गमे मुनिसुक्रतनाथके 
पुत्र सुब्रतका जीवनवृत्त, अष्टादश सगगमें अन्धकवृष्णिका जीवनवृत्त, एकोन्न- 
विश सर्ममें वसुदेवका भ्रमणवृत्तान्त, विशति सर्गमें विष्णुकुमा रकी कथा, एक- 
विशति सर्गमें चारुदत्तका आख्यान, द्वाविशति सर्गमे वसुदेवकी कथा, त्रयो- 
विशतिसर्गमे बसुदेव और सोमश्रीके विवाहका वर्णन एवं चतुविशाति सर्गमे 
वसुदेव और वनमालाके विवाहकी कथा अंकित है। पच्चोसने और छब्बीसवें 
सर्गमें विभिन्‍न कन्‍्याओके साथ वसुदेवके बिवाहका चित्रण आया है। सत्ता- 
ईसवें सर्ममें श्रीभूति पुरोहितकी कथा, अट्टाईसवे सर्गमे मुगध्वज केवछी और 
महिषका वृत्तान्त, उन्तीसवे सर्गमे बसुदेव ओर बन्धुमती तथा प्रियगु सुन्दरीकी 
प्राप्लिका चित्रण है | तीसवे सर्गमे वसुदेवका वेगवती और प्रभावत्तीकी प्राप्तिका 
वर्णन आया है। इकतीसवे सर्ममे वसुदेवका अपने बडे भाई समुद्रविजयसे 
मिलना वर्णित है । वत्तीसवे सर्गमे वसुदेवकी रोहिणी नामक म्त्रीसे बलराम 
नामक पुत्रकी उत्पत्तिका वर्णन है। तेतोसवे सर्गम जरासथ और कसकी कथा 
आयी है | चौतीसवे सगमे नेमिनाथके पूर्वभवोका वर्णन, पैत्तीसवेम क्ृष्ण-जन्म, 
छत्तीसवेमें बलभद्र और क्रृष्णका कसके साथ युद्ध, सेतीसवें सर्गमे नेमिनाथके 
गर्भकल्याणक और अडतीसव सर्गमे नेमिनाथके जन्मका वर्णन आया है। 
उननालीसबे सर्ममे तीर्थकर नेमिनाथकी परिचर्या ओर चालीसके सर्गमें जरासध 
द्वारा औरीपुर पर आक्रमण करना वर्णित है। इकतालीसवे सर्गमे कृष्ण 
द्वारा परमेष्ठीका ध्यान; बयालीसवे सर्गमे नारदका द्वारिकामे आगमन 
और तंतालीसके सर्मम प्रदुयुम्नके पूर्वभवोंका वणंन आया है। चवालीसवे 
सर्गमे श्रीकृष्णका जाम्बवत्ती, लक्ष्मणा, सुषीमा, गौरी, पद्मावती और गान्धारी- 
के साथ विवाहित होना वणित है। पंतालीसबे सर्गमे पाण्डबोका यादवोके यहाँ 
द्वारिकामे जाना और छाक्षागृहम आग लगनेपर अज्ञातरूपस पाण्डवोका 
निकल जाना वर्णित है। छयालीसवे और संतालीसवे सर्गमे भीमका कोचकके 
साथ युद्ध वणित है। अडतालीसवे सर्गमे यदुवश कुमारोका वर्णन तथा उन- 
चासवें सर्गमें कृष्णणी छोटी बहनकी सुन्दरता और त्तपस्थाका वर्णन आया है। 
पचासवे, इक्‍्यावनवें और बावनवे सर्गमे जरासध और क्ृष्णके युद्धका वर्णन 
है। तिरेपनवें सर्गमें कृष्णती विजय, चौबनवे सर्गममे नारदका द्रौपदीसे रुष्ट 
होकर प्रतिशोध लेना वणित है| पचवनवें सर्गभे लेमिनाथके विवाहकी तैयारियाँ 


प्रबुद्धाचार्य एवं प्रम्परापोषकाचार्य : ५ 


और उनके बेराग्यका चित्रण आया है। छप्पनवे सर्गमें नेमिनाथकी तपस्या और 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति, सत्तावनवे सर्गममे समवशरण, अट्टानवे सर्गमे नेमिनाथकी 
दिव्यध्वनि एवं उनसठवें सर्गमे नेमिनाथके विहारका वर्णन आया है। साठवें 
सर्गमें गजकुमारके निर्वेदका वर्णन आया है। इकसठवें सर्गमे द्वारिकाका भस्म 
होना, बासठवें सर्गमे ऋृष्णकी मृत्यु, तिरेसठगे सर्गमे श्रीकृष्णका दाह-सस्कार 
वर्णित है। चौसठवे सर्गमें नेमिनाथका पल्लवदेशमे विहार, पेसठवेमे पाण्डवोंकी 
तपस्या एग छियासठवें सर्गमें भगवान्‌ महावी रके निर्वाणका प्रसग वर्णित है । इसे 
प्रकार इस ग्रन्थमे त्याग, संयम और अहिसाकी त्रिवेणी समाहित है। नेमिनाथ- 
का पावन जीवन मानव-जीवनके समक्ष कत्तंव्य और आदशंकी स्पष्ट रूप- 
रेखा प्रस्तुत करता है | 
प्रतिभा एवं रचनाशली--ह रिवगपुराण ज्ञानकोप है। इसमे कर्मं-सिद्धान्त, 

आचा रशास्त्र, तत्त्वज्ञान एवं आत्मानुभूनि सम्बन्धी चर्चाएं निबद्ध है । यह 
पुराणग्रन्थ होनेपर भी उच्चकोटिका महाकाव्य हैं। सेततीसव संस साहि- 
त्यिक सुषमाकी वृद्धि उत्तरोत्तर परिलक्षित होने लगती है। इस ग्रन्थका 
पचवनवा सर ता यमकादि जब्दालकारोकी दृष्टिस मद्दृत्त्वपूर्ण हे। ऋतु-वणन, 
चन्द्रोदय-वर्णन, वन, पर्वत, नगर, सरोवर, ऊपा, सन्ध्या आदिके चित्रण महा- 
काव्यके अनुरूप आये है। क्ृष्णकी मृत्युक उपरान्त बलदेब द्वारा किया गया 
करुण विलाप पापाणहृदयको भी द्रवित करनेमे समथ हैं। नेमिनाथका वेराग्य- 
चित्रण प्रत्येक ससारीकों माया-ममतास बिमुख होनेका सकेत करता है। 
राजीमत्तिके परित्यागपर पाठकोके नेत्रोसे सहानुभूतिकी अश्रुधारा प्रवाहित हुए 
बिना नही रहती । कवि वसन्‍्तऋतुके वर्णन-प्रसगमे पुष्पावचय-क्रीडाका जीवन्त 
चित्रण उत्प्र क्षा द्वारा करता हुआ कहता है-- 

कुसुमभारभृत प्रणता भून प्रणयभद्भमियेव नता द्रुमा । 

युवतिहस्तधुता कुसुमोच्चयेलनुसुख तरुणा इब भेजिरे ॥ 

अनतिनम्रतया निजगाखया कथमपि प्रमदाक रलब्धया | 

तरुगण कुसुमग्रहणे3भजद॒हढकचग्रहसोख्यमिव प्रभु ॥' 


पुष्पोके भारकों धारण करनेवाले वृक्ष अत्यन्त नम्नीभूत हो रहे थे । उससे 
वे ऐसे प्रतिभासित होते थे, मानो स्नेहभंगके भयसे हो नम्नीभूत हो, पुरुषोके 
समान अतनु--बहुत भारी अथवा कामसम्बन्धी सुखका अनुभव प्राप्त कर 
रहे है। 
१ हरिवद्पुराण, पचपनवा सर्ग, पद्म ६९, «० | 


६ . क्ीर्थकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पुष्पावचय करते समय वुक्षोंकी ऊँचो शाखाओंको सुन्दरियाँ किसी प्रकार 
अपने हाथसे पकड़ कर नीचेकी ओर खींच रही थीं, उससे वे वृक्ष नायकके 
समान प्रेयसी द्वारा केश खींचनेके सुखका अनुभव कर रहे थे । 

उपयुक्त मनोरम वर्णनके लिये कविने रस-वर्षक, द्रुतविलम्बित छन्‍्दको 
चुना है, जो कि कविको काव्य-ज्ञानस म्बन्धो विशेष प्रज्ञाका सूचक है। 

कृष्णकी मृत्यु हो जानेपर बलराम द्वारा जगाये जानेपर भी जब वे जागते 
नही तब बलराम नारायणको सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि अब सोनेका 
समय नही, अतः उठना चाहिये। इस सन्दर्भमें कविने कल्पनाकी ऊँची उडानके 
साथ इलेषालद्भूारका प्रयोग कर काव्य-चमत्कार प्रस्तुत किया है-- 


वारुणीमतिनिषेव्य वारुणश्चक्रवाकनिवहैरुदश्रुभि: । 
शोचित पतितभा-मानध को न वा पतितवारुणी प्रिय: ॥' 
सूर्य वारुणी--पश्चिम दिशारूपी मदिराका अधिक सेवन कर लाल-लाल 
हो रहा है। उसको मूच्छित दीन-दणापर चक्रवाकपक्षियोका समूह अश्रु-वर्षा 
करता हुआ शोक प्रकट कर रहा है। सत्य है वारुणीके मेवनस किसका अध - 
पतन नही होता । 
इस पद्यमे कविने सूर्यकी रूपाकृतिके बिम्ब द्वारा सन्ध्यासमयका सकेत 
प्रस्तुत किया है। साथ ही मदिरा-पानके दोषोपर भी प्रकाश डाला है। 


आचायं जिनसेन द्वन्द्वात्मक स्थिततियोंके चित्रणमें भी अत्यन्त पदु है। नेमि- 
कुमारके विवाहके अवसरपर एकत्र पशु-समूहकी विह्वुल स्थितिका तो मूर्तिमान 
चित्रण है ही, साथ ही नेमिकुमारके हृदयकी आन्तरिक अवस्थाका बहुत ही 
स्पष्ट चित्र उपस्थित किया है। आचार्यने लिखा है-- 


स खलु पश्यति तन्न तदा बने विविधजातिभृतस्तृणभक्षिण । 
भयविकम्पितमानसगात्रकानू पुरुषरुद्धमुगानतिविद्धुलान्‌ ॥ 
2९ ८ मर 
रणमुखेपु. रणाजित्कीतंय. करितुरजु रथेष्वाप तिर्मयान्‌ । 
अभिमुखानभिहन्तुमधिष्ठितानभिमुखा: प्रहरन्ति न हीतरान्‌ ॥' 


एकत्रपशु भयसे अत्यन्त विद्वल है। उन्हें एक स्थानपर बलपुवंक अवरुद्ध 
किया गया है। वे अपने प्राण जानेकी आशकासे अत्यन्त त्रस्‍्त हैं और अपनी 


अनन जनननननन++ *++००+वनननन न ननननी+ +--33+०--० ८५०+ वी नयी >िल-मममन-+न>- 


१, हरिवंशपुराण, सर्य ६३, पद्म ३० । 
२ वही, सर्ग ५५, पद्म ८५, ९० । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोपकाचार्य : ७ 
ई. 


असमर्थ अवस्थापर आँसू बहाते है । जब नेमिकुमारको पशुओका चीत्कार सुनाई 
पड़ता है तो वे द्रवीभूत हो जाते हैं और उनके अन्तसूमें इन्द्र उत्पन्न हो 
जाता है। वे सोचते हे कि जिन पशुओंका उपयोग रणभूमिमे सवारीके लिये 
करते हैं, जो मनुष्यकी नाना प्रकारकी आवश्यकताओको पूर्ण करते है, जो 
पूर्णत: निर्दोष हैं उन पशुओपर मॉसलोलपी यह मानव किस प्रकार अस्त्र 
प्रहार करता है ? उनकी विचारधारा और आगेकी ओर बढती है और वे 
गम्भी रतापूवंक सोचने लगते है-- 
चरणकण्टकवेधभयाद्भूटा विदधते. परिधानमुपानहास | 
मृदुमृगान्‌ मृगयासु पुन स्वय निशितशस्त्रशत प्रहरन्ति हि॥' 
क्रूर मनुष्यकी घिक्‍कार है, जो स्वय तो पेरमे कॉटा चुभनेके भयसे 
जूता धारण करता है, पर मूक पशुओंपर तीक्षण सत्र प्रहार करता है। 
आचायंने अपने इस पुराणको सरस बनानेके लिये विभिन्‍न छन्‍्दोका प्रयोग 
तो किया हो है, साथ ही 'मोन सर्वार्थशावनस्‌' (९१२०) दुर्वारा भवितव्यता' 
(६१।७७) 'किन्‍्न स्थाद गुरुसेवया,' (९।१३१) (पुण्पस्य किमु दुष्करम्‌, (१६। ४६) 
'पातकात्यतत श्र्‌ बम, ( १७१५१ ) जातना हि समस्ताता जोबाला नियता 
मृत्ती,' (६१।२० जैसो सूक्तियोका मणि-काञचन भयोग वत्तंमान हे । 
साहित्यिक सुपभाके साथ सृष्टिविद्या, धर्मशास्त्र, तत्त्वज्ञान, पद्द्रव्य, पथ्चा- 
स्तिकाय आदिका भी विस्तारपूवंक वर्णन आया है। आचार जिनसेनने अपने 
समयग्रकी राजनीतिक परिस्थितिका भी चित्रण किया है । 


श्रीगुणभद्राचाय 


प्रतिभामूति गुणभद्राचायं सस्कृतभाषाके श्रेष्ठ कबि है। ये योग्य गुरुके 
योग्यतम शिष्य है। सरसता और सरलताके साथ प्रसादगुण भी इनकी रच- 
नाओंमे समाहित है। गुणभद्रका समस्त जीवन साहित्य-साधनामे हो व्यतोत 
हुआ । ये उत्कृष्ट झानी और महान्‌ तपस्वी थे । 

गुणभद्बवाचायंका निवास स्थान दक्षिण आरकट जिलेका 'तिरुम रुड़ 
कुण्डम' नगर माना जाता है। इनके गृहस्थ-जीवनके सम्बन्धम तथ्य अज्ञात 
हैं। इनके ग्रन्थोकी प्रशस्तियोसे स्पष्ट है कि ये सनसघके आचार्य ये। इनके 
गुरुका नाम आचाय॑ जिनसेन द्वितीय और दादा गुरुका नाम वोरसेन है। गुण- 
भद्वने आचायं दशरथकों भी अपना गुरु लिखा है। सम्भवत- थे ददारथ इनके 


विद्यागुरु रहे होंगे । 


१ हरिवंशपुराण, सर्ग ५५, पद्म ९२ । 





८ : तोर्थंकर महाथीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


आचाय॑ जिनसेन प्रथम या द्वितीयके समान गुणभद्रकी भी साधना-भूमि 
कर्नाटक और महाराष्ट्रकी भूमि रही है। इन्हीं प्रान्तोंम रहकर इन्होंने अपने , 
प्रन्‍्थोंका प्रणयन किया है । | 


स्थिति-काल 


गुणभद्राचार्य जिनसेन द्वितीयके शिष्य थे तथा उनके अपूर्ण महापुराण 
(आदिपुराण) को इन्होने पूर्ण किया था। अत. इनका समय आचार्य जिनसेन 
द्वितीयके कुछ वर्ष बाद हो होना चाहिये। उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे ४२ पद्च 
है, जिनमेसे आरम्भके २७ पद्य गुणभद्रद्वारा विरचित और अवशेष १५ पद्म 
उनके शिष्य लोकसेन द्वारा विराचत माने जाते है। गुणभद्व स्वयं उत्तरपुराण- 
के रचना कालके भम्बन्धमे मौन हैं, पर ३२वेंसे ३६वें पद्यतक बताया है 
कि राष्ट्रकूट अकालवर्षके सामन्‍्त लोकादित्य बकापुर राजधानीमे रहकर 
समस्त वनवास देशका ञासन करते थे। उस समय शक संवत्‌ ८२० में श्रावण 
कृष्णा पञ्चमी गरुवारके दिन यह उत्तरपुराण पूर्ण हुआ और जनताने इसको 
पूजा की | अत गुणभद्रका समग्र शक सवत्‌ ८२०, ई० सन्‌ ८५.८ अर्थात्‌ ई० सन्‌ 
की नवम शतीका अन्तिम चरण सिद्ध होता है। 


रचनाएँ 

(१) आदिपु रण--गुणभद्राचायंने अपने गुरु जिनसेन द्वितीय द्वारा अधूरे 
छोड़े आदिपुराणके «३ बे पव॑के चोथे पद्मयस समाप्ति पयंनत कुल १६२० पद् 
लिखे है । 

'२) उत्तर्पुराण--यह महापुराणका उत्तर भाग हे । 

(३) आत्मानुशासन । 

(४) जिनदत्तर्चारत-काव्य । 

उत्तरपुराण--अजितनाय तीर्थकरस लेकर महावीर पय्यन्त २३ तीर्थंकर, 
ग्यारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नो वलभद्र, नौ प्रतिनारायण और जीवन्धर 
स्वामी आदि कुछ विशिष्ट पुरुषोके चरित इसमे दिये गये है। कथावस्तु पर्याप्त 
विस्तृत है। आचायंने जहाँ-तहाँ कथानकोंकों नये रूपमे भी उपस्थित किया 
है। रामकथा पद्मपुराणकी अपेक्षा भिन्‍न है। इस कथामे बताया है कि राजा 
दर रथ काशी देशमे वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम सुबाला 
और लक्ष्मणकी माताका नाम कैकेयो था। भरत, शत्रुघ्न किसके गर्भभे आये 
थे, यह स्पष्ट नही है। सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी | परन्तु भविष्य- 
वक्‍ताओंके यह कहनेसे कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मजूषामे रखवा 
कर मरीचिके द्वारा मिथिलामें भेजकर पृथ्वीमे गड़वा दिया। सयोगसे हल 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य . ९ 


की नोकमें उलझ जानेसे वह मजूषा राजा जनकको मिल गयी ओर उन्होंने 
उससे प्राप्त सीताको अपनी पुत्रीके रूपमे स्वीकार किया। कप पश्चात्‌ 
जब वह विवाहके योग्य हुई, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वैदिक 
यज्ञ किया और उसकी रक्षाके लिये राम-लक्ष्मणको आग्रहपू्वंक बुलवाया। 
रामके साथ सीताका विवाह हो गया। यज्ञके समय रावणको आमन्त्रण नही 
मेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्र द्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा 
उसने सीताके रूपको अतिशय प्रशसा सुनी, तब उसका हरण करनेके लिये 
सोचने लगा । * 

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिकी इस कथामे कोई चर्चा 
नही है। पचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूपंणखा, खरदृषण आदिके प्रसगोका 
भी अभाव है। बनारसके पास ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताका 
हरण करता है और सीताके उद्धार हेतु लकामे राम-रावण युद्ध होता है। 
रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए छौटते है और दोनो भाई बनारस 
मे राज्य करने लगते है। सीताके अपवादका और उसके कारण उस निर्वासित 
करनेका भी जिक्र नही है। लक्ष्मण एक अमाध्य रोगमे ग्रसित होकर मृत्यु 
प्राप्त करते है। इससे रामको उदवेग होता है । वे लक्ष्भणके पुत्र पृथ्वीसुन्दर- 
को राजपदपर और सोताके पुत्र अजितञ्जयकों युवराज पदपर अभिषिक्त 
करके अनेक राजाओं और सीता आदि रानियों के साथ जिनदीक्षा ले लंते है । 

यह कथा प्रचलित रामकथासे बिल्कुल भिन्‍न है। कविकी यह किस पर- 
म्परासे प्राप्त हुई, यह नही कहा जा सकता है। दशरथजातकस कुछ कथा- 
सूत्र साम्य रखते है । 


अन्य कथाओंमे वलराम और श्रीकृष्णणी कथा हरिवशपुराणकोी कथासे 
भिन्न है । इसी प्रकार पचहत्तरवे पर्वमे जीवन्धरस्वामीका चरित निबद्ध किया 
गया है। इस चरित्तम भी वादीभसिह द्वार लिखित गद्यचिन्तामणि और छत्र- 
चूडामणिके कथानकमे पर्याप्त अन्तर है। इन सभी कथा-सुत्रोके देखनेसे यह 
गा होता है कि गुणभद्राचायने किसी अन्य परम्परासे कथानकोकों ग्रहण 
कया है | 


कथानकोकी शली रोचक और प्रवाहपूर्ण है। ८ बे, १६ वे, २२ बें, २३ वे 
और २४ वे तीर्थंकरको छोडकर अन्य तीर्थकरोंके च्त्रि अत्यन्त सक्षेपमे लिखे 
गये है, पर वर्णन-शेलीकी मधुरताके कारण यह सक्षेप भी रुचिकर हो गया है। 
कथानकोके साथ रत्नत्रय, द्रव्य, गुण, कम, सृष्टि एवं सृष्टिकतुंत्व आदि 
विषयोंका भी विवेचन किया गया है। 


१० - तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


उत्तरपुराणका रचनास्थलू बकापुर है। यह स्थान पूना-बेगलोर रेलवे 
लाइनमें हरिहर स्टेशनके समीपवर्ती हावेर रेलवे स्टेशनसे पन्द्रह मीलपर धारवाड' 
जिलेमें है। उत्तरपुराणके समाप्तिकालमे बकापुरमे जेन वीर वंकेयका सुयोग्य 
पुत्र लोकादित्य कृष्णराज द्वितीयके सामल्तके रूपमे राज्य करता था । बंकापुर 
की स्थापना लोकादित्यने अपने वीर पिता बकेयके नामपर की थी। बकेयकी 
धर्मपत्नी बिजया बडी विदुषी थी। इसने सस्कृतमे एक काव्य रचा है, जो 
भीमरावने 'कर्नाटकगत वेभव' नामक अपनी रचनामे उदाहरणके रूपमें उद्धृत 
किया है। गुणभद्कके अनुसार लोकादित्य स्वतन्त्र सामन्‍त था और इसने बका- 
पुरमें जेन मन्दिरोकी सुन्दर व्यवस्था की थी। निश्चयत. उन दिनोंमे बकापुरमे 
अनेक जंनाचायं निवास करते थे । यही कारण है कि गड्भूनरेज मारसिहने यहाँ 
आकर सल्लेखना ब्रत ग्रहण किया था। इसी बकापुरमें गुणभद्रने अपने उत्तर- 
पुगणकी रचना की है। 
आत्सानुशासन 

इस महत्त्वपूर्ण धर्म एवं तीति-प्रन्थमे २६९ पद्म हैं। आत्माके यथार्थ स्वरूप- 
की शिक्षा देनेके लिए इसका प्रणयल किया गया है। इसपर प्रभाचन्द्राचायंने 
सस्कृत-टीका और पण्डित टोडरमल्लने हिन्दी-टीका लिखी है। ग्रन्थके अन्तिम 
पद्यम आचाय॑ने स्वय्य स्पष्ट कर दिया है कि वे जिनमेनाचाय॑ द्वितीयके 
च्िष्य है । 

उत्थानिकाके अनन्तर यसुभाषितरूपम सुख-दु.खविवेक, सम्यग्दर्शन, देवकी 
प्रबलता, सत्माधु-प्रशसा, मृत्युकी अनिवार्यता, तपाराधना, ज्ञानाराधना, स्त्री- 
निन्दा, समीचीन गुरु, साधुओकी असाधुता, मनोनिग्रह, कपायविजय, यथार्थ- 
तपस्वी, प्रभूति विषयोपर पद्म-रचना प्रस्तुत को गयी हैं। इस ग्रन्यकी शेलली 
भतृहरिके 'शनकत्रय के समान है। कविने इस सूक्ति-काव्यमे अन्योक्तियोका 
आधार ग्रहण कर विपग्रकों सरस बनाया है -- 


है चन्द्रम. किमिति लाडछनवानभूस्त्व तद्वान्‌ भवे' किमिति तन्‍्मय एवं नाभू । 
कि ज्योत्स्नया मलमल तव घोषयन्त्या स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्य: ॥! 


हे चन्द्रमा | तू मलिनतारूप दोषस सहित क्‍यों हुआ ? यदि तुझे सलिन हो 
होना था, तो पूणंखू्पसे उस मलिन स्वरूपको क्यों नहीं प्राप्त हुआ ? तेरी उस 
मलिनताके अतिशयको प्रकट करनेवाली चॉदनीसे क्या लाभ ? यदि तू सबंधा 
मलिन हुआ होता, तो बेसी अवस्थामे राहुके समान सदोष तो दिखलाई पड़ता | 


१ आत्मानुक्ासन, जेन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, पद्म १४० । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्यम ११ 


इस पद्ममें चन्द्रमाको लक्ष्य बनाकर ऐसे साधुकी निन्‍दा फी गयी है, जो 
साधुवेषमें रहकर साधुत्वको मलिन करता है। यदि ब्रत-सयमादिसे युक्त दम्भी 
साधु न होता, तो किसीका ध्यान ही उस ओर न जाता । 
सत्य वदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्यमाप्त त्ववा किमपि बन्धुजनाद्विताथंम्‌ | 
एतावदेव परमस्ति मृत्तस्थ पण्चात्‌ सभूय कायमहित त्तव भस्मयन्ति ॥! 
है प्राण ! यदि तूने ससारमे भाई-बन्धु आदि कुटुम्बी जनोसे कुछ भी हिंतकर 
बन्धुत्वका कार्य प्राप्त किया है, तो उसे सत्य बतछा। उनका इतना ही कार्य 
है कि मर जानेके पश्चात्‌ वे एकत्र होकर तेरे अहितकारक शरीरको जला 
देते है। 
इस पद्यमे अन्योक्ति द्वारा यह बतलाया गया है कि बन्धुजन राग-देपके 
कारण ही बनते हैं। अतएवं बन्बुजनोमे अनुरक्त रहकर आत्म-कल्याणसे 
बध्न्वित रहना उचित नही । 
सुख-दु.खविवेकके अन्तगंत्त बताया गया है कि सात्तावेदनीय कर्मके उदयसे 
प्राणीको कुछ कालके लिये जो सुखका अनुभव होता है, वह यथार्थ सुख नही है, 
किन्तु सुखका आभास है। इन्द्रियजन्य विषयसुख विद्य तके प्रकाशके समान 
विनश्वर है। विपय-तृष्णाके कारण हो प्राणी सतप्त रहता है और इस सत्ताप- 
को दूर करनेके लिये विषयोकी ओर अनुधावित होता है। अतएब इन्द्रिजन्य 
विषयसुख दुख ही है। अत परद्रव्योकी अपेक्षा रहनेके कारण पराधीन, 
अनेक प्रकारकी बाधाओसे सहित, प्रतिपक्षम्त, असात्ावेदनीय आदिके उदयमे 
सयुक्त, अतएव विनव्वर है। मससारके प्राणी दु.खसे डरते है और सुख चाहते 
है, पर अविनदवर सुखका कार्य नही करते | यथा-- 
दु खादिभेषि नित्रामभिवा०्छसि सुखमत्तो:हमप्यात्मन्‌ । 
दुखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ॥' 
ससारमे सुखका कारण सम्यर्दर्शन है, अपने स्वरूपको पहचानता है। जो 
आत्मानुभूतति कर लेता है उसीकों समता और बजाल्तिकी प्राप्ति होती है। 
सम्यर्दशंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्वारित्र और सम्यक्तप इन चारों आराधनाओका 
सवन करनेसे जन्म, जरा और मरण रोगका बिनाश होता है। श्रद्धागण जब 
तक स्वानुभूतिस सयुक्त नहीं होता, तबतक सम्यक्त्वरूप परिणमन नही 
होता । स्वानुभूतिके बिना जो श्रुत्मात्रके आलम्बनसे श्रद्धा होती है, बह 


१ आत्मानुशासन, जैन संस्कृति संरक्षक सघ, झोलापुर, इलोक ८३ । 
२ बही, पद्य २। 


१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तस्‍्वार्थसे सम्बद्ध होनेपर भो यथार्थ श्रद्धा नही है, क्योंकि वहाँ तत्त्वार्थकी 
उपलब्धि नही है । जिस प्रकार बीजके बिना वृक्ष न उत्पन्न होता है, न अब 
स्थित रहता है, न बढता है और न फलोंको उत्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार 
मम्यस्दर्शनके बिना ज्ञान और चारित्र भी यथार्थ स्वरूपमें न उत्पन्न हो सकते 
है, न अवस्थित रह सकते हैं और न मोक्षरूप फलकी प्राप्ति ही हो सकती है। 
अतएव चारो आराधनाओंमे सम्यग्दर्शनकी आराधना प्रधान है। 


देवकी प्रबलताका विदलेषण करते हुए इन्द्र और ऋषभदेव तीर्थकरका 

उदाहरण दिया गया है | बताया है कि इन्द्रका बृहस्पति मन्त्री है, शस्त्र वज्र है, 
सेनिक देव हैं, एऐरावत हाथी वाहन है ओर साक्षात्‌ विष्णुका अनुअह भी है, तो 
भी इन्द्र शत्रुओं द्वारा पराजित होता है, यह अद्ृष्टकी ही क्रीडा है | यदि 
पूर्वोपाजित पुण्य शेष है, लो प्राणीके लिये आयु, घन-सम्पत्ति एवं शरीरादि 
सभी अनुकूल सामग्री प्राप्त हो जाती है। और यदि पुण्य शेष नहीं है, तो 
प्राणी उसकी प्राप्तिके लिये कितना भी परिश्रम क्यों न करे, उसे कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता । बताया है 

नेना यत्र बृहस्पति प्रहरण वज्ञ सुर: सैनिका 

स्वर्गों दुरगगंमनुग्रह खलु हरेरेरवणों वारण । 

इत्याव्चयंबलान्वित्तोषपि बलभिद्धग्न परे सद्भूर 

तद्व्यक्त ननु देवमंव शरण धिग्विग्वुथा पौरुषम्‌ ॥ 


दुष्ट देवकी प्रवलता बतलाते हुए ग्रन्थकारने आदि तीर्थकरका उदाहरण 
प्रस्तुत किया है ओर वत्तठाया है कि जिन ऋषभजिनेन्द्रने समस्त साम्राज्यको 
तृणके समान तुच्छ समझ कर छोड दिया था और तपस्याकों स्वीकार किया 
था। बे ही भगवान्‌ क्षुधित होकर दीनकी तरह दूसरोके घरोपर घूमे, पर उन्हें 
भोजनप्राप्त नही हुआ, जब आदिदेव गर्भम आये थे, तब उसके छह महीने पुव॑से 
ही इन्द्र हाथ जोडकर दासके समान सेवामे सलग्न रहा। इधर इनका पुत्र 
भरत चक्रवर्ती चोदह रत्त और नौ निधियोका स्वामों था। युगके आदिमे 
स्वय सृष्टिके ख्रष्टा थे, फिर भी उन्हे क्षुधके वगमे होकर छह महीने त्तक 
पृथ्वी पर घूमना पडा | यह उस देवकी प्रबलछता नहीं तो और क्या है-- 


समस्त साम्राज्य तृणभिव परित्यज्य भगवान्‌ 
तपस्थन्‌ निर्माण क्षुधित इब दीन' परगृहान्‌ । 


१ आत्मानुशासन, झन संरकृति संरक्षक सघ, झोलापुर, इलोक ३२ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य * १३ 


किलाटड्धिक्षार्थी स्ववमलभमानो5पि सुचिरं 
न सोढव्य कि वा परमभिह परे" कार्यवशत-' ॥ 


मरण-सम्बन्धी पद्योमे जन्म और मरणका अविनाभाव सम्बन्ध बतलाते 
हुए मृत्युकी अनित्रायंता सिद्ध की गयो है। स्त्रीनिन्‍्दा-प्रसगममें प्रकारान्तर- 
से विषय-वासनाकी ही निन्‍दा की गयी है। जो तारी विपय-वासनाकों जागृत 
करती है, आध्यात्मिक दृष्टिसि वह त्याज्य है। समीचीन गुरुका स्वरूप 
बतलाते हुए सयम, त्याग और तपस्थाका महत्त्व बतलाया है। सयमरूप राज्य- 
के सरक्षणार्थ जिस प्रकार बाह्य शत्रुओका जीतना आवश्यक है, उसी प्रकार 
अन्तरंग शत्रुओंका भी। मन बन्दरके समान चपलर है, अतएव उसे आत्म- 
नियन्त्रणमें रखनेके लिये श्रुतरूप वृक्षक ऊपर विचरण कराना चाहिये । मन- 
को वशमे करनेका एकमात्र साधन श्रुतज्ञान है। इसी प्रकार कपायविजय, 
संसारकी अनित्यता, ज्ञानागधना, तपाराधना, चारित्राराधना आदिका विहले- 
षण किया है। 

गुणभद्राचायंने अनुप्राम अलकारका भी सुन्दर नियोजन किया हैं। अन्य 
अछकारोमे उपमा ।/ पद्म ८१ ), अतिजयोक्ति ( पद्म 3० ), रूपक ( पद्म ७८ ), 
अपह्ृव॒,ति ( पद्म ८६ ), अग्रस्तुतप्रशमा ( पद्म १३० ), इछेय ( पद्म १०९ ) 
विभावना ( पद्म १०५ ) आदि अलका रोका सयोजत पाया जाता है। अनुप्रास 
की छटा दर्शनीय है-- 


प्राज्ञ प्राप्तममस्तशास्त्रहदय प्रव्यक्तलोकस्थिति 
प्रास्ताज प्रतिभाषपर प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तर । 
प्रायः प्रदलमह प्रभु परमनोहारी परानिन्दया 
ब्र याद्धमंकंधा गणी गृणनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षर ॥ 


जिनदतचरित 


इस प्रबन्ध-काव्यमे ". सर्ग है। समस्त काव्य अनुष्टुप छल्दमे लिखा गया 
है। सर्गान्तमे छन्दन्पसिवर्तत भी हुआ है। अगदेशान्नर्गत वसन्‍्तपुर नामके 
नगरमे मेठ जीवदेव और उनकी पत्नी जीवञजसाका पृत्र जिनदत्त है। 
अन्य जैन महाकाव्योके समान कविने इस काव्यके आदिसे भो पुत्र प्राप्लिकी 
चिन्ता एवं पुत्रका महत्त्व प्रतिपादित किया है। जिनदन्त अशव समाप्त कर 
जब पूर्ण युवक हुआ, तो उसका मन ससारके विषयोंस विरक्त रहने छगा। 


१ आत्मानुणासन, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोल्छापुर, पद्म ११८ । 
२ वही, पद्चध ५। 


| 


१४ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


कविने जिनदत्तकी इस विरक्तिको बड़े कोशलके साथ अनुरक्तिके रूपमें परि- 
बतित किया है। कवि कहता है कि एक दिन जिनदत्त अपने मित्रोंके साथ 
कोटिकूट चैत्यालयमें दर्शनार्थ गया | वहाँ सीढियाँ चढतें समय दरवाजेके पास ' 
एक स्त्री-मूरतति पर उसकी हृष्टि पडी। यह मूर्ति अत्यन्त रमणीय थी। उसका 
अगविन्यास अमृत और मधुसे निर्मित हुआ था। इस अनिन्दय सौन्दरयंका 
अवलोलन कर जिनदत्त मुग्ध हो गया और अपनी सुध-बुध खो बेठा । जब वह 
इस अवस्थामें घर लौटा, तो पिता जीवदेवने चिन्तित होकर उस मूत्तिके 
छिल्पीकों बुलाया और पूछा कि मूति किस नारी की है ? शिल्पीने बतलाया 
कि यह मूर्ति क्रम्पानगरीके विमल सेठकी पुत्री विमठमतीकी है। फलत प्रेमा- 
क्षण द्वारा जिनदत्तका पाणिग्रहण विमलमतीके साथ सम्पन्त हो गया। 


दुर्गण और व्यसन व्यक्सिमे किस प्रकार प्रविष्ट होते है, इस नथ्यांशको 
कविने इस काव्यके तृतीय सर्गमें अभिव्यकत्त किया है। जिनदत्त अपने मित्रो 
के कुससर्कके कारण द्॒यत्त खेलना सीख लेता है और भर्न शर्न सारा द्रव्य 
द्यतदेवकी भेट हो जाता है। कवि नाटकके समान घटनाचक्रकों दूसरी ओर 
मोडता है और जिनदत्तको श्रनाजनके हेतु विदेश भेज देता है और वहाँ 
जिनदत्त बहुत-सा धन अर्जन करता है तथा गजा-महाराजाओसे सम्पर्क 
स्थापित कर श्रीमती नामक राजकुमारीक॑ साथ विवाह सम्पन्न करता है । 
समुद्रपथस वापल लौटते समय श्रीमतीक सौन्दयंसे आक्ृष्ट हो समुद्रदत्त नाम- 
का व्यापारी जिनदत्तकों समुद्रमे गिरा देता है। जिनदत्त एक काष्ठकी 
पट्िकार्क सहारे समुद्रको पार करने लगा। आकाशमार्गसे जाते हुए विद्याघर 
उसके बल-पौरुपसे प्रभावित हुए। अत उन्होंने उसे अपने विमानमे बेठा 
लिया और अपने अधिपति अशोकश्नीकी पुत्री शद्भधारमतीक साथ जिनदत्तका 
विवाहसस्कार सम्पन्न करा दिया। कुछ दिनों पण्चात्‌ जिनदत्त अपनी पत्नी 
शद्भारमनीक साथ चम्पापुरमे आया और रात्कों एक वाटिकामें निवास- 
के हेतु ठहर गया । मध्यरात्रिक॑ समय श्वृद्धारमत्तीको उसी वाटिकाम सोते 
छोड वह कही चल दिया। श्वद्धभारमती भी चम्पापुरक॑ एक चेत्यालयमे निवास 
करने रूगी | यहाँ विमला और श्रीमती भी उसे मिल गयी । 


जिनदत्त वामनका रूप धारण कर नगरमे अपनी गान-विद्या द्वारा छोगो- 
का अनुरञझ्जन करने लगा। राजदरबारमे उसे गायकका पद प्राप्त हो गया। 
एक दिन किसी व्यक्तिने राजाके यहाँ सूचना दी कि इस नगरके जिनालय 
में तीन परम सुन्दरियाँ निवास करती है, जो न कभी हँसती है और न कभी 
परपुरुषसे बात-चीत्त ही करती है। जिनदत्तने राजासे प्रतिज्ञा की कि 


प्रब॒द्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : (४, 


में इन सुन्दरियोंको हँसा सकता हूँ। उसने वहाँ जाकर अपने वृत्तान्त द्वारा 
उन युवतियोंको अनुरड्जित कर हँसाया। जिनदत्तने एक मदोन्मतत गजकों 
भी वश कर राजाको प्रसन्न किया और उसकी कन्यारक॑ साथ विवाह सम्पन्न 
किया, पश्चात्‌ जिनदत्त अपने माता-पित्तासे मिला और मुनि द्वारा अपनी भवा- 
बलि अवगत कर उसने मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली। कठोर तपच्चरण कर उसने 
आउठवाँ स्वर्ग प्राप्त किया । 
कविने इस काव्यमें सुन्दर कवित्वका भी नियोजन किया है। नदों और 
वेदयाओंकी समता करते हुए ब्लेष और उत्प्रेक्षा द्वार एक साथ चमत्कार 
निबद्ध किया है-- 
सविश्रमा' सयझाध्च स्वसेव्यपयोधरा । 
कुटिला यत्र राजन्ते नद्य पण्याड्ुना इब || 
कवि वसन्तपुरकी खातिकाओके सौन्दयंका उत्प्रेक्षा ढरा प्रतिपादन करता 
हुआ कहता हैं कि खातिकाके व्याजसे समुद्र ही यहाँ प्रविष्ट हो गया है । 
कविने समुद्रके समस्त गुणोका प्रतिपादन करते हुए लिखा है--- 
महीप्रवेशमाविश्य चौरेणेब पयोविना । 
खातिकाव्याजतों वब्र यद्रत्नहरणेच्छया ॥ 
कृवि कल्पनाका कितना वनों है, यह निम्नाकित पद्मस सहजमे जाना 
जा सकंगा | रात्रि समाप्त हो गयी है, सूयंका उदय होने जा रहा है। यह सर्य॑ 
पूर्व दिशाके कुमकुम भूषणक सलमान, रात्रिरूपी अद्भुनाके विस्मृत लोहित 
कमलके समान, कामदेवनपतिक रक्त आतप पत्रक॑ समान, अन्धकारनाथक 
चक्रके समान और आकाशःख्ूपी स्त्रीक माड्डल्यकलशक समान परिलक्षित 
हो रहा है-- 
प्राची कुकुममण्डन किमथवा राव्यगनाविस्मृत । 
रक्‍्ताम्भोजमथोी मनोजनूपते रकक्‍्तातपत्र किमु। 
चक्र ध्वान्लविभेदक छा वनितामागल्यकुम्भ किमु। 
इत्थ शकितमबरे स्फूटमभूद्धानोस्तता मण्डलम्‌ ॥ 
रख-परिपाक और भाव-योजनाकी दृष्टिसे भी यह काव्य सफल है। 
शाकटायन पाल्यकीर्ति 
ये वेयाकरण शाकटायन बहुत प्राचीन आचाय॑ है, जिनके मनका उल्लेख 


१ जिनदत्तचरित्र, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, विक्रमाब्द १०७३, पद्च १॥/ । 
२ बही, पद्म १४१७ । 
३े जिनदत्तचरित्र, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, पद्य २१२०७ | 


१६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें किया है। ऋग्वेद और शुक्लयजुरवेदके प्रातिशास्यों 
में तथा यास्काचार्यके निरुक्‍तमें भी इनका निर्देश आया है। ये शाकटायन 
पाणिनीसे साढ़े छः सौ वर्ष पूर्व हुए हैं, पर प्रस्तुत शाकटायन उक्त शाकटायना- 
चार्यसे भिन्‍न हैं। ये जेन आचाय॑ हैं ओर इन्होंने स्वोपज्न अमोघवृत्ति सहित 
शाकटायन-बब्दानुशासनकी रचना की है। अमोघवृत्तिके आरम्भमें शाकटायन 
नामसे ही इनका निर्देश किया गया है। मंगलाचरणकी व्याख्या करते हुए ग्रन्थ- 
प्रणयनके प्रतिज्ञावाक्यमें बताया है-- 

/एवं कृतमद्भलरक्षाविवान. परिपूर्णमल्पग्रंथं लघूपाय शब्दानुशासन शास्त्र- 
मिंद॑ महाश्रमणसघाधिपतिभंगवानाचार्य: शाकटायन: प्रारभते, शब्दार्थज्ञान- 
पूर्वक॑ च सन्मार्गानुष्ठानम्‌” ।' 

इससे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके रचयिता आचाये शाकटायन हैं । शाकटायन- 
की चिन्तामणिटीकाके रचयिता यक्षवर्माने भी शाकटायनको इस शब्दानुशासनका 
रचयित्ता माना है। उन्होने लिखा है-- 

“स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ । 
महाश्रमणसघाधिपत्तियं: शाकटायन' ॥ 
हर है २९ 

“विध्नफ्रामनाथंमहँद्देवतानमस्कार परममज्भुलमारभ्य भगवानाचार्य: 
शाकटायन' शब्दानुशासन शास्त्रमिद प्रारभते ।”* 

शाकटायनका अन्य नाम पाल्यकीत्ति भी मिलता है। वादिराजसूरिने अपने 
पाश्व॑ंनाथचरितमें इनका स्मरण पाल्यकीतिके नामसे किया है-- 

कुतस्त्या तस्य सा शक्ति' पाल्यकीर्तेमंहोीजस: । 
श्रीपदश्नवण यस्य शाब्दिकान्‌ कुरुते जनान्‌॥। 

अर्थात्‌ उस महातेजस्वी पाल्यकीतिकी अक्तिका क्या वर्णन किया जाय, 
जिसका श्रीपद श्रवण ही लोगोंको शाब्दिक या वेयाकरण कर देता है। श्री 
नाथूरामजी प्रेमीका अभिमत है कि “श्रीबीरममृतं ज्योतति:” आदिपदसे शाक- 
टायनका प्रारम्भ होता है। इसी कारण वादिराजसूरिने श्रीपदको लक्ष्य करके उक्त 


१ शाकटायन-व्याकरण, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९७१, पृष्ठ १॥ 

२ जैन साहित्य और इतिहास, लेखक--नाथूराम प्रेमी, प्रकाशक--हेमचन्द्र मोदी, 
ठि० हिन्दी-प्रन्य रत्नाकर कार्यालय, होराबाग गिरगाँव, बम्बई, प्रथम सस्करण 
सन्‌ १९४२, पु० १५६, १५७ | 

३. श्रीपाइवंनाथचरित, माणिकचनद्र ग्रन्यभाला, १।२५। 


२ प्रभुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १७ 


निर्देश किया है।' शुभचन्द्रने पाइवंनाथचरित-पड्जिकामें लिखा है--“तस्य 
पाल्यकीतें: महौजस: श्रीपदश्नवण श्रिया उपलक्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि 
तेषां श्रवण आकर्णनम्‌ ।” अर्थात्‌ शुभचन्द्र पाल्यकीतिको शाकटायनसूत्रोंका 
रचयिता मानते हैं। 

शाकटायनब्पक्रियासंहके मगछाचरणमें जिनेश्वरको पाल्यकीति ओर मुनीन्‍्द्र 
विशेषण दिये गये हैं, जो श्लिष्ट है। एक अर्थंके अनुसार जिनेश्वरको ओर 
दूसरे अर्थके अनुसार प्रसिद्ध वेयाकरण पाल्यकीतिको नमस्कार किया गया है। 
अभयचन्द्रके इस मगलाचरणसे शाकंटायनसूत्रोंका रचयिता पाल्यकीति सिद्ध 
होते हैं-- 

मुनीन्द्रमभिवन्याहं पाल्यकीतिं जिनेश्वरम्‌ । 
मन्दबुद्धथनुरोधेनप्रक्रियासग्रह॑ ब्र्‌ वे ॥ 

शाकटायन या पाल्यकीति यापनीय सम्प्रदायके विद्वान थे। वि० संवत्‌की 
११वीं शताब्दीके मलयगिरि नामक दश्वेताम्बराचायंने नन्दिसूत्रकी टीकामे उन्हे 
यापनीय-यतियोंका अग्रणी लिखा है-- 

“शाकटायनो४पि यापनीययतिग्रामाग्रणी: स्वोपज्ञशब्दानुशासनवृत्तावादो 
भगवत: स्तुतिमेवमाह--श्रीवीरममृतं ज्योति्नत्वादि सर्ववेधसाम्‌ ।' अत्र च 
न्यासक्ृतव्याख्या--सर्ववेघसा सर्वज्ञानां सकलश्षास्त्रानुगतपरिज्ञानाना आदि प्रभव 
प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।””* 

पाल्यकीति या शाकटायन श्वेताम्बरोके समान स्त्रीमुक्ति और केवली 
कवलाहारको भी मानते है। यह मान्यता यापनीयसघकी है। 


अमोघवृत्तिमें “उपसबंगुप्त व्याख्यातार'” कहकर शाकटायनने सरबंगुप्त 
आचायंको सबसे बड़ा व्याख्याता माना है और ये सबंगुप्त वही जान पडते है, 
जिनके चरणोंके समीप वेठकर भगवती-आराधनाके कर्त्ता शिवायंने सूत्र और 
अर्थंको अच्छी तरह समझा था । शिवायं यापनीय सम्प्रदायके आचाये थे । अत्तएव 
उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता बतलाने वाले शाकटायन भी यापनीय होंगे । 
श्री प्रेमीजीने किसी आधारसे शाकटायनको “श्रुतकेवलिदेशीयाचार्य' लिखा है। 
चिन्तामणिटीकाके कर्ता यक्षवर्माने उन्हे “सकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवानु” 
माना है। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर निर्वाण सं० ६८३ वर्षके परचात्‌ 


१. जैन साहित्य ओर इतिहास, पु० १५० । 
२. प्रक्रियासंग्रहका मंगलाचरण । 
हे, नन्दिसूत्र, पृ० २३। 


१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


केवलियों या एकदेशश्रुतकेवलियोंका विच्छेद हो गया है। अतएव उनका 
श्रुतकेवलिदेशीयरूपसे उल्लेख यापनीयसंघका द्योतक है।, ह 

दाकटायनने अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख नहीं किया है और न अपने 
गुरुका नाम ही दिया है। अमोधवर्षके पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका 
जो दानपत्र कदम्ब ( मंसूर ) में मिला है वह शक संवत्‌ ७३५ का अर्थात्‌ अमोघ- 
वर्षके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अकंकीति मुनिको मान्यपुर 
ग्रामके शिलाग्रामजिनेन्द्रभवनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख है। अर्क- 
कीति यापनीयनन्दिसध पुन्नागवृक्ष मूलगणके थे। अकंकीतिके गुरुका नाम 
विजयकीति और प्रगुरुका नाम श्रीकीति था। बहुत सम्मव है कि पाल्यकीत्ति 
अकंकी तिके शिष्य रहे हों। 

शाकटायनसूत्रपाठमें इन्द्र, सिद्धनन्दि और आयंवज्चञ इन तीन पूर्वाचार्योंके 
मतोंका निर्देश पाया जाता है। इन तीनों आचायोंमें इन्द्रका उल्लेख ग्रोम्मट- 
सार जीवकाण्डमे संशयी मिथ्याहृष्टिके रूपमे आया है। सिद्धनन्दि भी याप- 
नीयसघके आचार्य प्रतीत होते हैं। तिलोयपण्णत्तिमें वज्मयशका नाम आता 
है। अतः सम्भव है कि आयंवज्ज दिगम्बराचाय हों अथवा श्वेताम्बर कल्पसूत्र- 
स्थविरावलीमें निदिष्ट अज्जवइर हों । तपागच्छकी पट्टावलीके अनुसार इनकी 
गणना दव्पूबंधारियोंमें की गयी है। अतएव पाल्यकीत्ति-शाकटायन यापनीय- 
सम्प्रदायके आचार्य हैं और इनके गुरुका नाम सम्भवतत. अर्वाकीति रहा होगा। 


स्थितिकाल 


पाल्यकीति-शाकटायनके समय-निर्धारणके सम्बन्धमें विशेष मतभेद नहीं है। 
वादिराज द्वारा निर्देश होनेके कारण इनका समय ई० सन्‌ १०२५ के पुव॑ है।" 
शाकटायनने लिखा है--रूयातेःहश्ये ॥४।३।२०८॥ भूते5नद्यतने ख्याते लोकविज्ञाते 
हश्ये प्रयोक्तु: सख्यदर्शने वततमानाद्धातोलंड्प्रत्ययो भवति। लिडपवाद:। अरुण- 
देव: पाण्ड्यम्‌ । अदहृदमोघवर्षो 5रातीन्‌ । ख्यात इति किस ? चकार कट देवदत्त:। 
दृश्य इतति किम ? जघान कंसं किल वासुदेव:। अनद्यत्तन इति किम ? उदगा- 
दादित्य: ।” 

अर्थात्‌ जो घटना आँखोंके समक्ष घटित हुई हो अथवा लोकविज्ञात हो उसे 
प्रकट करनेके लिए धातुसे लड़ प्रत्यय होता है। यथा--अरुणदेव: पाण्ड्यस्ू-- 
देव--नृप तुगदेव (अमोघवर्षका नामान्तर) ने पाण्ड्य नरेशको रोका तथा अदह- 
दमोधवर्षो5रातीवू--अमोघवर्षने शत्रुओंको जला दिया। इन उदाहरणोंमें अमोघ- 


१. संस्क्ृत-काव्यके विकासमें जैन कवियोंका योगदान, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय 
ज्ञानपीठ, पु० १७४। 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १९ 


बषं द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेकी घटनाका उल्लेख आया है। शक 

संवत्‌ 2८३२ (ई० सन्‌ ९१०) के एक राष्ट्रकूट अभिलेखमें इसी प्रकारकी घटना- 
का निर्देश किया है--भृपालानु कण्टकाभान्‌--वेष्टयित्वा ददाह--अर्थात्‌ इस 
घटनाका भी वही तात्पयं है कि सम्नाट्‌ अमोघवर्षने अपनेसे विपरीत हुए 
राजाओको घेरा या जला दिया। अभिलेख अमोघवर्षसे पीछेका है। अतएव 
यहाँ परोक्षार्थके लिट्लकारका प्रयोग किया गया है। 

बाबुराके दानपत्रमें', जो शक संवत्‌ ७८९ ( ई० सन्‌ ८६७ ) का लिखा हुआ 
है, इस घटनाका उल्लेख है। अमोघव्ष शक संवत्‌ ७३६ ( ई० सन्‌ ८१४ ) में 
सिहासनासीन हुआ था और यह दानपत्र शक सवत्‌ ७८९ ( ई० सन्‌ ८६७ ) का 
है। अतएव पाल्यकीतिका समय अमोघवषंका राज्य-काल है। 'अदह॒दमोधवर्षो5- 
रातीन्‌' उदाहरणसे अमोघवृत्तिके रचयिता पाल्यकीर्तिकी समकालीनता स्पष्ट है। 

मि० राईस साहबने चिदानन्द कविके मुनिवशाभ्युदयनामक कन्नडकाव्यसे 
एक प्रमाण दिया है। यह कवि मेसूरके चिक्‍्कदेव राजाके समयमें ( ई० सन्‌ 
१६७२-१७०४ ) हुआ है। बताया है-- 

“उस मुनिने अपने बुद्धिर्प मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर 
यशके साथ व्याकरणरूप उत्त म अमृत निकाला । शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानु- 
शासनको बना लेनेके बाद अमोघवृत्तिनामकी टीका, जिसे बडी शाकटायन 
कहते है, बनायी, जिसका परिमाण १८००० है। जगतृप्रसिद्ध शाकटायन मुनिने 
व्याकरणके सूत्र और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्य सम्पा- 
दन किया । एक बार अबिद्धकरण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोके मध्य 
पूजित शाकटायनको मन्दरपवं॑तके समान 'धीर' विशेषणसे विभूषित किया ।!” 

गणरत्नमहोदधिके कर्त्ता वर्धभानने ई० सन्‌ ११४० में शाकटायनका निर्देश 
किया है। अतएवं शाकंटायनका समय उससे पूर्व निश्चित है। 
रचनाएँ 

पाल्यकीति या शाकटायनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध होती है-- 

१. अमोधवृत्तिसहित गाकटायनणब्दानुआसन-- 

२. स्त्रीमुक्ति। 

३. केवलिभुक्ति। 

(१) शाकटायनका शब्दानुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें चार अध्याय 
हैं और प्रत्येक अध्याय चार पादोमे विभक्त है। प्रथम अध्यायके प्रथम पादमें 


०००... ले ली--मननक मनन ०» 4लेवलरनटल सकल 


१. एपि ग्राफिया एण्डिका, जिल्द १, पृ० ५४। 
२. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १५९ पर उद्धृत । 


२० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


१८१ सूत्र, द्वितीय पादमें २२३ सूत्र, तृत्तीय पादमें १९५ सूत्र और चतुर्थ पादमें 
१३२३ सूत्र हैं। द्वितीय अध्यायके प्रथम पादमें २२८, सूत्र, द्वितीय पादमें १७२ 
सूत्र, तृतीय पादमे ११३ सूत्र और चतुर्थ पादमें २३९, सूत्र हैं। तृतीय अध्यायके 
प्रथम पादमें २०१ सूत्र, द्वितीय पादमे २२७ सत्र, तृतीय पादमें १८१ सूत्र और 
चतुर्थ पादमे १४६ सूत्र है। चतुर्थ अध्यायके प्रथम पादमे २७१ सूत्र, द्वितीयपादमें 
२६१ सूत्र, तृतीयपादमें २८५ सूत्र और चतुर्थ पादमे १८६ सूत्र है। इस प्रकार 
प्रथम अध्यायमें ७२२, ट्वित्तीय अध्यायमें ७५३, तृतीय अध्यायमे ७५५ और चतुर्थ 
अध्यायमें १००७ सूत्र हैं। इन सूत्रोंकी कुल सख्या ३,२२७ है। यह शब्दानुशा- 
सन अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। रचयिताकी अमोधवृत्तिके अतिरिक्त प्रभाचन्द्रका 
शाकटायन-न्यास', यक्षवर्माकी 'चिन्तामणि-टीका', अजितसेनाचायंकी 'मणि- 
प्रकाशिका टीका', अभयचन्द्राचायंकी 'प्रक्रियाटीका', भावसेन त्रेविदसी 'शाक- 
टायनटीका', एवं दयापाल मुनिकी 'रूपसिद्धि' टीकाएँ पायी जाती है । 

आाकटायनव्याकरण प्रत्याहारशेलीम लिखा गया है। इसके प्रत्याहा रसूत्रोकी 
यह विशेषता है कि इसमे 'लणण्‌” सृत्रकों स्थान नही दिया है और “ल' वर्णंको पूर्व 
सत्र ही रख दिया गया है। इसमे सभी वर्णके प्रथमादि अक्ष रोके क्रमस अलग- 
अलग प्रत्याहार सत्र दिये गये हैं। केवल वर्गोके प्रथम वर्णोके ग्रहणके लिये दो 
सूत्र है--पाणिनीयवर्णसमाम्नाय' की भाँति ज्ञाकटायनव्याकरणमें भी हकार 
दो बार आया है। पाणिनोयव्याकरणमे ४१-४३ या ४४ प्रत्याहारसूत्रोकी उप- 
लब्धि होती है। किन्तु शाकटायनमे केवल ३८ प्रत्याहार ही उपलब्ध है। इस 
व्याकरणमे निम्नलिखित प्रत्याहार सूत्र आये है-- 

अइउण्‌ ॥१॥ ऋक्‌ ॥२॥ एओडः ॥३॥ ऐओच्‌ ॥४॥ हयवरलअञ्‌ ॥५॥ अ्मड- 
णनम्‌ ॥६॥ जबगडदश्‌ ॥|७॥ झभघढधपष्‌ ॥८॥ खफछठथट्‌ ॥९॥ चटतव्‌ ॥१०॥। 
कपय्‌ ॥११॥ शषस अअ:, के, पर्‌ ॥१२॥ हल ॥१३॥ 


यहाँ एक विशेषता यह है कि शाकटायनमे प्रत्याहारसूतोका सग्रह पाणिनि 
जेसा हो नही है, प्रत्युत उन्होंने सूत्रोमें संशोधन और परिवर्द्धन किया है। उदा- 
हरणार्थ शाकटायनमे 'लु' स्वरको माना ही नहीं गया है। इसका अन्‍्तर्भाव 
“ऋ” वर्ण में ही कर लिया गया है। इसी तरह अनुस्वार, विसगं, जिद्दामूलीय 
ओर उपध्मानीयकी गणना व्यञ्जनोके अन्तर्गत की गयी है। पाणिनिने अनुस्वार 
विसगं जिह्वामूलीय और उपध्मानीयको विकृत्त व्यञ्जन कहा है। वास्तवमें 
अनुस्वार मकार या नकार जन्य होनेके कारण व्यञ्जन है। विसर्ग कहीं सकारसे 
ओर कही रेफसे स्वतः उत्पन्न होता है। अतः यह भी व्यञ्जन है । जिद्वामूलीय 
ओर उपध्मानीय दोनों क्रमशः 'क', ख,' तथा 'प', 'फ' के पूर्व विसगंके ही 


प्रदुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचर्त्य : २१९ 


विक्ृत रूप हैं। पाणिनिने इन सभी वर्णोंका अपने प्रत्याहार सूत्रोंमें-“जो उनकी 
वर्णमाला कही जायगो, स्वतन्त्र रूपसे कोई स्थान नही दिया । बादके पाणिनीय 
बैयाक रणोंमेंसे कात्यायनने उक्त चारोको स्वर और व्यञ्जन दोनोंमें ही परि- 
गणित करनेका निर्देश किया है। शाकटायनव्याकरणमें अनुस्वार, विसर्ग आदि 
के मूल रूपोंको ध्यानमें रखकर ही उन्हें प्रत्याहरसूत्रोंमें सम्मिलितकर उनके 
व्यव्जन होनेकी घोषणा कर दी गयी है । 


शाकटायन व्याक रणमें सामान्य सज्ञाएँ बहुत अल्प हैं। इत्सज्ञा और स्व 
(सवर्ण) सज्ञा करनेवाले, बस ये दो ही सज्ञाविधायक सूत्र है और इस व्याक रणमें 
अवशेष दो सूत्र ग्राहक है। ग्राहक सत्रोमें प्रथम सूत्र वह है, जो स्वर (व्यञ्जन 
भी) से उसके जातीय दीर्घादि वर्णोका बोध कराता है और दूसरा प्रत्याहा रबोधक 
'सात्मेतत्‌' ॥ ११११ सूत्र है। यह सूत्र अपनेमें त्तो अस्पष्ट है, पर अमोधवृत्तिमे 
इतना स्पष्ट कर दिया है कि इसके समझनेमें कठिनाई नही होती । इस प्रकार 
शाकटायनव्याकरणमें संज्ञाविवायक सूत्रोंकी बहुत कमी है। सज्ञाप्रक रणमें 
कुल छह सूत्र है, उनमें दो ही सूत्र ऐसे है, जिन्हें सश्ञाविधायक माना जा 
सकता है : 

शाकटायनमे “न॥ १११॥७०” सूत्रके द्वारा विराममें सन्धि कार्यका निषेध करते 
हुए अविराममें सन्धिका विवान मानकर इस सूत्रको अधिकारसृत्र बतलाया 
है। 'अच्‌' सन्विके आरम्भमें सबसे पहले अयादि सन्धिका विधान-- एचोण्व्यय- 
बायाव्‌ ॥१।१।७१” सूत्र द्वारा कर दिया है। पश्चात्‌ृ--“अस्वे ॥१।१॥७३” द्वारा 
यणूसन्धिका निरूपण किया है। इस प्रकार पाणिनिकी अपेक्षा शाकटायनमे 
अयादिसन्धिकी प्रमुखता है। शाकटायनके इस क्रमको 'हेमशब्दानुशासन' मे 
भी अपनाया गया है। शाकटायनके १।१॥८५, १।१॥८६, १॥१॥८८, १॥१।९७, 
सूत्र हेमके स्व॒रसन्धिप्रकरणमें १२१५, १२।१८, १।२।१७ और १२॥३० ज्यो- 
के-त्यो उपलब्ध हैं। प्रकृृतिभावप्रकरणको शाकटायनने निषेधसन्धिप्रकरण 
कहा है ओर इसमें स्वरसन्धिके अन्तगंत द्वित्वसन्धिको भी रखा गया है और 
इसका अनुशासन ९ सूत्रोंमें किया है। शाकटायनव्याकरणमें “हल' सन्धिका 
विधान करते हुए झलोंको जश्‌ करनेकी विधि बतलायी है । यह विधि पाणिनि- 
की अपेक्षा लाघवपूर्ण है। 


शब्दसाधुत्वकी भ्रक्रियामें शाकटायन पाणिनिके समक्ष होते हुए भी उन्होने 
स्वरान्त और व्यज्जनान्त शब्दोंके साधुत्वमें छाघवप्रक्रियाको स्थान दिया है। 
शाकटायनमें स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दोंका साधुत्व प्राय: छोड़ दिया है। जैसे 'दीघे- 
पुच्छी', 'दीघ॑पुच्छा', 'कवरपुच्छी', “मणिपुच्छी', “विषपुच्छी ', 'उल्‌कपक्षी', 
२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्यपरम्परा 


अश्वकृती', मनसाकृती' आदि प्रयोगोंका शाकटायनमें अभाव है। पर शाकटायन- 
के टीकाकारोंने इस कमीको पूरा करनेका प्रयास किया है.। हे 

झ्ाकटायनव्याकरणमें कारककी कोई परिभाषा नहीं दी गयी है ओर न 
कर्ता, कं, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारकके लक्षण हीं बत- 
लाये गये हैं। इस प्रकरणमें केवल अर्थानुसारिणी विभक्तियोंकी ही व्यवस्था 
मिलती है। शाकटायनने १।३।१०० सूत्र द्वारा हा, धिक्‌,समया, निकषा, उपरि, 
उपयु परि, अध्यधि, अधो<्धो, अत्यन्त्य, अन्तरा, अन्तरेण, परितः, अभितः 
और उभयत: शब्दोंके योगमें अनिभिहित अर्थमें वततमानसे अमू, औट और 
शसका विधान किया है! यहाँ सीधे द्वितीया विभक्तिका कथन न कर द्वितीया 
विभक्तिके प्रत्ययोंका निर्देश कर दिया है। इसी प्रकार १॥३।१२७, १।३।१५२ 
तथा १।३।१७१ आदि सूत्रोमें भी विभक्तिसम्बन्धी प्रत्ययोंका निरूपण किया 
है। यह प्रक्रिया देखनेमे भले ही गौरव प्रतीत हो, पर है वेज्ञानिक । शाकटायनने 
तुल्याथंमे तुत्तीया और षष्ठीके विधानके लिये पृथक्‌-पुथक्‌ सूत्र लिखे हैं । 

समासप्रकरण प्रारम्भ करते ही शाकटायनमें बहुत्नीहि समासविधायक 
सूत्रोका निर्देश है। पश्चात्‌ कुछ तद्धित प्रत्यय आ गये है, जिनका संयोग प्रायः 
बहुब्नीहि समासमे होता है। जैसे--नत्न्‌, दुसू, सु इनसे परे प्रजाशब्दान्त बहु- 
ब्रीहिसे अमर प्रत्यय नत्नू, दुसू तथा अल्पशब्दसे परे भेधाशब्दान्त बहुक्नीहिसे 
अम॒ प्रत्यय, जातिशब्दान्त वहुब्रीहिसे छ प्रत्ययः एवं धमंणब्दान्त बहुन्नीहिसे 
अन्‌' प्रत्यय होता है। इसके परचात्‌ बहुव्नीहि समासमें पुवद्धाव, हृस्व 
आदि अनुशासनोंका नियमन है। सुगन्धि, पृत्तगन्धि, सुरभिगन्वि, घृतगन्धि, 
पद्मगन्वि आदि सामासिक प्रयोगोंके साधुत्वके लिये “इत्‌' प्रत्ययका विधान किया 
है। इस व्याकरणमें बहुन्नीहिसमासका अनुशासन समाप्त होनेक॑ बाद ही 
अव्ययीभावप्रकरण आरम्भ होता है तथा युद्ध वाच्यमे ग्रहण और प्रहरण अर्थमें 
केशाकेशी ओर दण्डादण्डिको अव्ययीभाव समास माना है। यतः शाकटायनके 
मतानुसार अव्ययीभावसमासके तीन भेद हैं--(१) अन्यपदार्थप्रधान, (२) पूर्व॑- 
पदार्थप्रधान, (३) उत्तरपदार्थप्रधान | अत: “केशाश्च केशाश्च परस्परस्य ग्रहर्ण 
यस्मिनु युद्धे ” जैसे विग्नहवाक्यसाध्य प्रयोगोंमें अन्यपदार्थप्रधान अव्ययीभावसमास 
होता है। इस प्रकार शाकटायनमें समाससम्बन्धी नियमन विशेष रूपमें पाया 
जाता है। 

शाकटायनव्याकरणमें समासके परचात्‌ तद्धित प्रकरण आरम्भ होता है। 
इस प्रकरणका पहला सूत्र है, 'प्राग्जितादण्‌ ॥२।४४! प्रत्ययका नियमन शाक- 
टायनने पाणिनिके समान ही किया है और प्राय: वे ही प्रत्यय प्रयुक्त हैं, जिनका 
पाणिनिने अनुशासन किया है। इतना होने पर भी ज्ञाकटायनने पाणिनिकी 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २३ 


अपैक्षा लाघवको महत्त्व दिया है और कई नये शब्द दिये गये है। तिडन्त 
प्रकरणमें “क्रियार्थों धातु:' सूत्रको धातुसंज्षक अधिकारसूत्र बतलाया है और 
पाणिनिकी लकारप्रक्रियाके अनुसार क्रियारूपोका साधुत्व दिखलाया गया है। 
कृदन्तप्रकरण पाणिनिके तुल्य होनेपर भी नियमनमे कई विशेषताएँ है। इस 
प्रकार शाकटायन-णब्दानुशासन कई मौलिक मान्यताओस सम्पुकत है। 


स्त्रोमुक्ति-प्रकरण 
इस लघुकाय ग्रन्थमें ४६ कारिकाएँ है। शाकटायनने रवेताम्बर सम्प्रदाया- 

नुसार मान्य तर्क द्वारा स्त्रीमुक्तिका समर्थन किया है। प्रभाचन्द्राचार्यने प्रमेय- 
कमल-मातंण्ड नामक अपने तकंग्रन्थम इन कारिकाओका पृव॑पक्षके रूपमे उप- 
स्थितकर स्त्रीमुक्तिका निरसन किया है। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ कारिकाएँ 
प्रस्तुत की जाती है-- 

अस्ति स्त्रीनिर्बाण पृवतू, यदविकलहेतुक स्त्रीपु । 

न विरुध्यत्ति हि. रत्नत्रयसपद्‌ निव॒ त्तेहँंतु ॥ 

रत्नत्रयं विरुद्ध स्त्रीत्वेव यथाउमरादिभावेन । 

इति वाडमात्र नात्र प्रमाणमाप्ता5ः्गमोः्न्यद्‌ वा! ॥ 
केवलिभुक्ति-प्रकरण 


इसमे ३७ कारिकाएँ है। प्रभाचन्द्रने पूंपक्षके रूपमे केवली-कबलाहार- 
खण्डनमे इसी ग्रन्थकी कारिकाओको उद्धृत किया है। कारिकाएँ ताकिकशली 
में लिखी गयी है । यहाँ दो-त्तीन कारिकाएँ उद्धृत की जाती है-- 
अस्ति च केवलिभुक्ति' समग्रहेतुयंथा पुरा भुक्ते. । 
पर्याप्ति-वेद्य-तेजस-दीर्घायुष्कोदयो. हेतु. ॥ १॥ 
हर हर ख( 
आहारविषयकाइश्षारूपा क्षुद्‌ भर्वात्त भगवत्ति विमोहे । 
कथमन्यरूपताउस्था न लक्ष्तते येन जायेत ॥ ६॥ 
९ 2५ 4 
न क्षुद्‌ विमोहपाको यत्‌ प्रतिसंख्यानभावननिवतंया । 
न भवति विमोहपाक: सर्वोष्पि हि तेन विनिवत्य॑: ॥ ७॥ 


५+-न्‍औव-3++त+++त>त 


१. स्त्रीमुक्ति-प्रकरण, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, शाकटायनव्याकरणके अन्तर्गत, 
कारिका २, हे । 


२. केवलभुक्तिप्रकरण, का० १, ६, ७। भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, धश्ाकटायन 
व्याकरणके अन्तर्गत । 


२४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


राजशेखरने पाल्यकीतिके वचनोंको उद्धृत किया है, जिससे अवगत होता 
है कि इनका कोई काव्यद्ास्त्रसम्बन्धी भ्रन्थ भी रहा है। बताया है--“वस्तुका 
स्वरूप चाहे जैसा भी हो, सरसता तो कविकी प्रकृतिके आधारपर है। अर्थात्‌ 
कविकी प्रकृति सरस है, तो उसे सरस बना देती है और कविकी प्रकृति रूक्ष 
या नीरस हो, तो सरस वस्तु भी नीरस हो जाती है। अनुरक्‍्त व्यक्ति जिस 
वस्तुकी स्तुति करता है, विरक्‍्त व्यक्ति उसीकी निन्‍्दा करता है और मध्यस्थ 
व्यक्ति उस सम्बन्धभे उदासीन रहता है। बताया है--“यथा तथा वास्तु 
वस्तुनो रूप, वक्‍तृप्रकतिविशेषायत्ता तु रसवत्ता। तथा च यमर्थ रक्त: स्तोति 
त॑ विरक्‍्तो विनिन्‍्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते इति पाल्यकीति: ” 


वादीभसिंह 

श्रेण्य-गद्य-सस्कृत-साहित्यम जो स्थान महाकाव बाणका है, जैन-सस्कृत- 
गद्य-साहित्यमे वही स्थान वादीभसिहका | कवि वादीभसिंहने गद्यचिन्तामणि 
जेसा गद्यकाव्यका उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखकर जैन सस्कृत-काव्यको अमरत्व प्रदान 
किया है। डॉ० कीथने! लिखा है-- 

'कादम्ब रीसे प्रतिस्पर्धा करनेका दूसरा प्रयत्न ओडयदव ( वादी भसिह ) के 
गद्यचिन्तामणिमें परिलक्षित होता है। उन्तका उपनाम वादीर्भासह था वे 
एक दिगम्बर जेन थे और पुष्पसेनके शिष्य थे। जिनकी प्रशसा इन्होने अपनी 
रचनाम अत्युक्तिपूर्ण गलीमे की है। इनकी रचनाका सम्बन्ध जीवक अथवा 
जीवन्वरके उपाख्यानस है, जो जीवन्बरचम्पूका भी प्रतिपाद्य विषय है। 
इन्होने बाणका अनुकरण किया है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मनोषी शुक- 
नास द्वारा युवक अन्द्रापीडको दिये गये उपदेशको अधिक सुन्दररूपमे प्रस्तुत 
करनेका प्रयत्न भी सम्मिलित है | 

कविका वादीभसिह यह नाम वास्तविक नाम नही, उपार्षिप्राप्त नाम है। 
वास्तविक नाम तो ओडयदेव है। गद्यचिन्तार्माणकी तजौर वाली पाण्डुलिपि 
की प्रशस्तिमेः यही नाम अकित मिलता है। यद्यपि प्रशस्तिके ये पद्य सभी 
पाण्डुलिपियोम नही मिलते, तो भी उपलब्ध पाण्डुलिपिके प्रशस्ति-पद्मोंकी 


१. वीह॥ए079 0 इकाइव६ धरबापार 9५ ९४, 40000] 9+4, 4'48९८ 33. 
२. श्रीमद्रादीभमसिहेन गद्यविन्तामणि: कृतः । 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषण: ॥ 
स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृत: । 
गद्यचिन्तामणिलेकि चिस्तामणिरियापर: ॥ 
--गद्यबिन्तामणि प्रशस्ति, १० २५७, श्ीरंगम्‌ १९१६ ई० । 


प्रबुद्धालार्य एवं परस्परापोषकाचार्य : २५ 


उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जब तक कविका वास्तविक नाम किसी सबल 
प्रमाणके आधार पर कोई दूसरा सिद्ध नही होत्ता, तब तक ओडयदेव मान लेना 
तकंसंगत ही है। 
निवासस्थान 

कबि वादीभसिहके निवासस्थानके सम्बन्धमे भी अभो तक विवाद है। 
पण्डित के० भुजबलो शास्त्री' इन्हे तमिल या द्रविड प्रान्तका निवासी मानते 
हैं। वी० शेष' गिरि रावने कलिग ( तेलुगु ) के गंजाम जिलेके आस-पासका 
निवासी बत्ताया है। गञ्जाम जिला मद्रासके उत्तरमे है और अब उड़ीसामे 
सम्मिलित कर दिया गया है। यहाँगयर ओडेय और गोडेय दो जातियाँ निवास 
करती है । सम्भवतः वादीभसिह ओडेय जातिके रहे होगे। गञजाम जिलेमें 
प्रचलित लोक-कथाओमे जीवन्चरचरित आज भी उपलब्ध होता है। तमिल 
भाषामें जो लोक-कथाएँ प्रचलित हैं, उनमें जीवन्धरकी कथा महत्त्वपूर्ण मानी 
जाती है। तमिल भाषाके जीवकचिन्तामणि-काव्यके कर्त्ता तिरुत्ततकदेव नामक 
कवि हैं, जिनका निवासस्थान तमिलनाड है। अत. हमे श्री शेषगिरिरावका 
मत अधिक समीचीन प्रतोत होता है। तञ्जौरमें गद्यचिन्तामणिकी पाण्डु- 
लिपियोंका प्राप्त होना भो इस बातको ओर सकेत करता है कि कविका 
निवास तमिलनाडमे या उसके आस-पास किसी स्थानमे होना चाहिये । 


ओडयदेव या वादीभसिंहने गद्यचिन्तामणिके प्रारम्भमे अपने गुरुका नाम 
पृष्पसेन लिखा है और बताया है कि गुरुके प्रसादसे ही उन्हें वादीभसिहता और 
मुनिपुगवता प्राप्त हुई। कविने गद्यचिन्तामणिके मगलवाक्योमें अपने गुरुका 
स्मरण निम्न प्रकार किया है-- 
श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो दिव्यों मनुमंम सदा हृदि सनिदध्यात्‌ । 
यच्छक्तित: प्रकृतिमूढमतिजंनोअपि वादीभसिहमुनिपुद्भवतामुपेति३ || 
इससे स्पष्ट है कि पुष्पसेन कविके काव्यगुरु ही नहीं थे, अपितु वे विद्या 
ओर दीक्षा गुरु भी थे । 
समय-निर्णय 
वादीभसिहक समय-निर्णयके सम्बन्धमें विद्वानोंमें पर्याप्त मतभेद है। अभी 


१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ६, किरण २, पु० ७८-८७ । 
२. वही, भाग ८, किरण २, पृ० ११७। 
३. गद्यचिन्तामणि, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १॥६ । 


२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्यपरम्परा 


तक उपलब्ध साहित्यमें इनके समयके सम्बन्धमें निम्नलिखित विचार-धाराएँ 
प्राप्त होती हैं-- 

१. ई० सन्‌ ७७०-८६० ई० की मान्यता 

२. विक्रमको ११वीं शतीके प्रारम्भकी मान्यता 

३. ग्यारह॒वीं शतीके उत्तराद्धंकी मान्यता 

४. बारहवी शतीकी मान्यता 

(१ ) प्रथम मान्यताके पोषक पण्डित केलाशचन्द्र द्ासत्री' और डा० प्रो० 
दरबारीलाल कोठिया' हैं। आप दोनों महानुभावोंने जिनसेनके आदिपुराण 
(ई० सन्‌ ८३८), वादिराजके पाश्वनाथचरित' (ई० सन्‌ १०२५ ) एवं लघु 
समन्तभद्रके अष्टसहस्रीटिप्पण" ( विक्रम १३वीं जतो ) के वादीभसिह॒विषयक 
उल्लेखोंके आधारपर उनका समय ई० सन्‌ <८-*वी शती माना है। डा० 
दरवारीलाल कोठियाने 'स्यादवादसिद्धि' के संदर्भाशोके साथ जयन्तभट्ठकी 
ज्यायमञ्जरी', कुमारिलके 'मीमांसाइलोकवातिक' एवं बौद्ध दार्शनिक शंकरा- 
नन्‍्दकी 'अपोहसिद्धि' और 'प्रतिबन्धसिद्धि' के तुलनात्मक उद्धरण प्रस्तुत कर 
वादीभसिहका समय ई० सन्‌ ७७०-८६० के भध्य सिद्ध किया है। डॉ० 
कोठियाने श्री केलाशचन्द्र शास्त्रीके समान ही वादी्सिह और वादीभर्सिहको एक 
ही विद्वान्‌ स्वीकार किया है। 

पण्डित्त नाथूराम प्रेमी भी वादिसिह्‌ और बादीभसिहको एक ही व्यक्ति 
मानते थे। पर ज॑न साहित्य और इतिहासके द्वितीय सस्करणमे उक्त दोनों 
नामोंको एक ही माननेमे अस्वीकृति प्रकट की है। पर प्रेमीजीने इस मत्त-परि- 
वतंनका कोई कारण नही बतलाया है। 

(२) द्वितीय मान्यताके समर्थक विद्वानोंमे पण्डित्त नाथूराम प्रेमी और टी० 











न्‍्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावना, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, पृ० १११॥। 
२ स्यादवादसिद्धि, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, भ्रस्तावना, पृ० ११। 
३. कविध्वस्थ परा सीमा वाम्मित्वस्थ परं पदम्‌ । 

गमकत्वस्य पर्यन्तो वादिसिहोषच्यंते न के: ॥ 

--महापुराण ( भारतीय ज्ञान० १९५१ ) १॥५४ 

४. स्याद्वादगिरमाश्नित्य वार्दिसिहस्य गजिते । 

दिग्नागस्य मदध्वंसे कीतिभंगो न दुर्घट: ॥ “-पाएव० १॥२१। 
५, तदेव॑ महाभाग॑स्ताकिकार्के रपज्ञाता श्रीमता वादीभमसिहेनोपछालितामापसमीमासामरूं- 
चिकीर्षव: स्थाद्मादो द्रासिसत्यवाक्यमाणिक्यमकारिकाघटमदेकटकारा: सूरयो''”''**"* 
प्रतिज्ञाशलोकमेकमाहु--अष्टसहस्ती-टिप्पण, पु० १ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २७ 


_्क 


एस० कुप्पुस्वामी शास्त्री प्रमुख है। उक्त दोनों विद्वानोंने “अद्य धारा निराधारा 
निरालम्बा सरस्वती” परिमल कविकी इस धारानरेश भोज सम्बन्धी उक्तिका 
पूर्वाद्ध सत्यन्धर महाराजके शोकके प्रसगमे गद्यचिन्तामणिमे प्राप्त कर वादीभ- 
सिहका समय भोजदेवके पश्चात्‌ माना है। भोजदेवका राज्यकाल विक्रम सवत्‌ 
१०७६ से वि० सवत्‌ १११२ माना जाता है। अतएव पण्डित प्रेमी और कुप्पु- 
स्वामी शास्त्री दोनों ही विद्वान्‌ वादीभसिहकों वि० स० की ११वीं शत्ताब्दीका 
आचार्य मानते हैं ।' 

(३) ११वीं शतीकी उत्तरा्धसम्बन्धी मान्यत्ताके समर्थक श्री पण्डित के० 
भुजबली शास्त्री है। इन्होने अजितसेनकोी वादोभसिहका ही अपर नाम मानकर, 
उनका काल ११ वी शताब्दीका उत्तराद्ध माना है। शास्त्रीजोका दूसरा तर्क 
क्षत्रवृड़ामणिके--राजता राजराजोथ्य राजराजो महोदये.। तेजसा वयसा शूर: 
क्षत्रचृडामणि्गु्ण . ॥'” पद्यमे आया हुआ 'राजराज' पद है। इस पदको शास्त्रीजी 
ने इलेपात्मक मानकर चरितनायक जोवन्बरके अतिरिक्‍त तत्कालीन शासक राज- 
राजसे सम्बद्ध माना है। यह शासक चोलवबणशी 'राजराज' हो सकता है। 
चोल राजाओमे इस नामके दो व्यक्ति हुए है। प्रथम राजराजका कारू ई० 
सन्‌ ९८५-१०१२ तक तया दतीयका ई० सन्‌ ११८६-११७८ तक माना गया हूँ। 
शास्त्रीजीने द्वितीय राजराजका हं। वादीभसिहकों समकालीन माना है। तथा 
उन्होंने श्रवणबेलगोलके शिलालेख न० ५४, ३, ४० और ३७ द्वारा अपने तथ्योकी 
पुष्टि की है। अन्तिम निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है-- मेरे पूर्व कथनानुसार 
जब वादीभ सिहका समय ११वीं झताब्दीका उत्तराद्ध निविवाद सिद्ध होता है, 
तब वादोभसिहको दशम शत्तकका मानना ठीक नही है ।* 

“मेरे इस अनुमानको श्रीयुत्‌ स्व० आर० नर्रासहाचायं और श्रीयुत्‌ प्रोफे- 
सर एस० श्रीकण्ठशास्त्री इन दोनो पुरातत्त्वविशारदोने स्वीकार किया है। 
परन्तु पूर्वोक्त अपने-अपने निर्धारित समयानुकूल आर० नरासहाचार्य वादीभ- 
सिहको द्वितीय राजराजका समकाछीन एव प्रो० एस० श्रीकण्ठशास्त्री प्रथम राज- 
राजका समकालीन मानते है। शास्त्रीजीका कहना है कि द्वितीय राजराजकी 
अपेक्षा प्रथम राजराज बहुत प्रसिद्ध था, पर मेरे जानते यह कोई सबलर तक॑ 


१. जैन साहित्य और इतिहास, बम्बई १९५६, पृ० ३२५ । 

२. क्षत्रचूडआमणि, १११०६ । 

३. जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ६, किरण २, पृ० ७८-८७ तथा भाग ७, किरण १ 
पृ० १-८ । 

४. वही, भाग ६, किरण २, पु० ८६ | 


२८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आवचार्यपरम्परा 


नहीं है, क्योंकि भ्रन्थकर्ताको, तो प्राय: प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध तत्कालीन 
शासकका उल्लेख कर देना भर ही ध्येय रहता है । 

स्पष्ट है कि पण्डित के० भुजबली शास्त्री वादीभसिहका समय ११वीं शत्ती- 
का उत्तरा् मानते हैं । 

(४) १२वीं शताब्दीकी मान्यता संस्कृत-साहित्येके इतिहास लेखक 
श्री एम० कृष्णमाचारिय रकी है। इन्होंने श्री कुप्पुस्वामीके त्कके आधारपर ही 
भोजका राज्यकाल १२वीं सदी मानकर अपना अभिमत प्रकट किया है। 
लिखा है---“९॥ग% ह9॥0 4 गी०पजञ्लीएत ॥7॥॥6 वीपधा स्हापाए 2. 9. ॥१0 
9800॥ग780804. ए0 7050. 4२४९ ीशारणिरट ९07॥72 वींढा  ४०७५ 9९ 
णएशआं20९20 0 (0९ 420॥ ट्शाघएएए | ॥28 


समरालोचन 

उपयुक्त अभिमतोंपर विचार करनेसे तथा वादीभर्सिहकी क्ृतियोंके अब- 
लोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि वादीभसिहके समयके सम्बन्धमें 
विद्वानोने पर्याप्त ऊह्ापोह किया है। द्वित्तीय मतके प्रवत्तंक श्रीप्रेमीजी और 
कुप्पु स्वामीने परिमल कविकी उक्तिकी छाया गद्यचिन्तामणिमें प्राप्त की है। 
पर यह मान्यता नि'सार है। गद्यचिन्तामणिके समस्त सन्दर्भा अवलोकन 
करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीभसिंहका उक्त गद्य-खण्ड अपनेमे मौलिक 
और पूर्ण है, वह किसीका अनुकरण नही है। प्रेमीजी एवं कुप्पु स्वामी उक्त 
सन्दर्भाशकों सत्यन्धर महाराजके शोकके प्रसगमे बतलाते है, पर वस्तुतः वह 
सन्दर्भ उस समयका' है जबकि जीवन्बरने काष्ठागा रके हाथीको कड़ा मारा था, 
जिससे काष्ठागार क्रोवित हुआ। गन्धोत्कटने जीवन्थर स्वामीकों बांधकर 
काष्ठागा रके पास भेज दिया और उसने उनके प्राण-वधका आदेश दिया, तो समस्त 
नगरमें शोक व्याप्त हो गया और नगरवासी सन्तापसे मग्न हो कहने लंगे-- 

“अद्य निराश्षया श्री', निराधारा धरा, निरालम्बा सरस्वती, निष्फलं लोक- 
लोचनविधानम्‌, निस्सार ससार , नीरसा रसिकता, निरास्पदा वीरता, इति 
मिथ' प्रवर्तयति प्रणयोदगारिणी वाणी, सखेदाया च खेचरचक्रवतिदुहितरि 
दयितविमोक्षणाय', '।” 


१. जैन सिद्धांत भास्कर, भाग ७, किरण १, पृ० ७। 

२ वाशमणए ठा ए!|व5चाटवो उगाडईंता। वशिवपाए 9ए फें, रितरद्मातव प्रग्टीवाप- 
श५ 0०8९ 4:7 ४१:१5 937, 

रे. डॉ० दरबारीलारू कोठियाने इस तथ्यका उद्घाटन स्याद्वादसिद्धिकी प्रस्तावना 
पृ० २७ में किया है । 

४. गद्मविम्तामणि, पंचम लम्ब, पृ० १३१, श्रीरंगमू, १९१६ ई० । 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्थ : २९ 


यदि उक्त सन्दर्भाप्षमें परिमल कविके पद्यकी छाया मानी जाय, तो गद्यके 
रूपमें “निराक्षया श्री:” यह पद पहले नहीं आता। अतः बहुत्त सम्भव है कि 
परिसल कविने ही गद्यचिन्तामणिके उक्त सन्दर्भभे आधारपर अपने पद्यको 
रचा हो। परिमल कविकी रचनापर पूर्ववर्त्ती कवियोंका ऋण सुस्पष्ट है। अत्तः 
वादीमसिहपर परिमलका ऋण न स्वीकार कर परिमलपर ही वादीभसिहका 
ऋण स्वीकार करना अधिक उचित है। ऐसा मान लेनेसे आदिपुराण और 
पाध्वंनाथचरित्तके उल्लेखोंका भी ओचित्य सिद्ध हो जाता है। 


महाकवि वादीभसिंहने अपने क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणिमें क्षत्रिय- 
कुरूचूड़ामणि जीवन्धरका चरितत निबद्ध किया है। इस चरित्तका आधार कोई 
पुराणग्रन्थ अवश्य है। मुझे डॉ० प्रो० दरबारीलाल कोठियाका यह अनुमान 
ठीक मालूम पड़ता है कि कविने उक्त कथानक कवि परमेष्ठीके 'वागर्थ-सग्रह' 
से लिया हो। जीवकचिन्तामणि ग्रन्थका निर्माण तो निश्चयत: क्षत्रचूड़ामणि 
समक्ष रवकर ही किया गया है। श्री प्रेमीजीने लिखा है--“तमिलसाहित्यके 
विशेषज्ञ पण्डित स्वामीनाथेयाका मत है कि इस ग्रन्थकी रचना क्षत्रचूड़ामणि 
ओर गद्याचिन्तामणिकी छाया लेकर की गयी है और श्री कुप्पुस्वामी शास्त्री 
अपने सम्पादित किये हुए क्षत्रचूड़ामणिमे इस तरहके छायामूलक बीसो पद्य 
टिप्पणके रूपमें उद्धृत करके इस बात्तकी पुष्टि भी की है ।'” 


तमिल विद्वानोंने तिरुत्ततकदेवका समय ई० सनकी १०वीं शताब्दी माना 
है। अत: वादीभसिहका समय इनसे पृव॑ सुनिश्चित है। वादीभसिहने गद्य- 
चिन्तामणिमे जिस कथाके आधारका निरूपण किया है उस सम्बन्धमे उन्होने 
स्वयं ही गणधर द्वारा प्रथित परम्पराका निर्देश किया है-- 


इत्येव गणनायकेन कथित पृण्यास्रवं श्ृण्वता 
तज्जीवन्धरवृत्तमत्र जगति प्रख्यापित सूरिभिः। 
विद्यास्फूरततिविधायिधमंजननीवाणी गुणार्भ्याथना 
वक्ष्ये गद्यमययेन वाड्मयसुधावर्षेण वाक्सिद्यये | 

श्री पं० के० भुजबली शास्त्रीने वादीभसिहका दूसरा नाम अजितसेन माना 


है, पर अजितसेनके गुरुका नाम पृष्पसेन नही मिलता । शास्त्री जीने वीचतान 
कर एक पृष्पसेनकी अजितसेनका गुरु सिद्ध करमेका आयास किया है, पर आइचय॑ 





१. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३२५। 
२. गद्यचिन्तामणि, ११५ । 


३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


यह है कि उन पुष्पसेनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है। उनके 
शिष्यका नाम वासुप्थ्य सिद्धान्तदेव मिलता है। साथ ही अजितसेन और पुष्प- 
सेनके स्थिति-कालके एक होनेमें भी बाघा है। अजितसेनके सम्बन्धमें कहीं भी 
ऐसा निर्देश नही मिलता कि वे महाकवि या काव्यग्रन्थोंके निर्माता थे। गद्य 
चिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ गद्य-काव्यके निर्माताके रूपमें मल्लियेण-प्रशस्तिमें उनका 
उल्लेख अवद्य ही होना चाहिए था, जबकि इस प्रशस्तिमें उनकी प्रशंसा 
लगभग ५० पंक्तियोमें की गयी है । एक दूसरी बात यह भी है कि जिन अजित- 
सेनको शास्त्रीजी वादीर्भासह कहते हैं वे अजितसेन दार्शनिक विद्वान्‌ हैं, कवि 
नहीं । अतः के० भुजबली शास्त्री द्वारा समथित वादीभसिहका समय त्क॑ंसंगत 
नहीं है । 

श्री कृष्णममाचारियरने जो अपना अभिमत प्रकट किया है, उसका आधार 
तो श्री टी० एस० कुप्पु स्वामी द्वारा प्रस्तुत तर्क ही है। अतएव वादीभसिंह- 
का समय डा० प्रो० दरबारीछाल कोटिया द्वारा समथित ही तकंसंगत प्रतीत 
होता है। श्रीमान्‌ प॑० केलाशचन्द्र जी शास्त्रीने अकलंकदेवका गुरुभाई पृष्प- 
सेनको माना है। इन्ही पुष्पसेनके शिष्य वादीभसिह थे। अत: जिनसेन और 
वादिराज द्वारा उल्लिखित वादिसिह ही वादीभसिह है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
संक्षेपमे समस्त प्रमाणोंका अध्ययन करनेसे यही निष्करष॑ निकलता है कि 
वादीभसिहका समय नवम छाती है। 
रचनाएँ 

वादीभसिहकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध है--(१) क्षत्रचूड़ामणि और (२) 
गद्य चिन्तामणि । तीसरी रचना स्याद्वाद्सिद्धि इनकी बतायी जाती है, पर इसे 
अजितसेनकी होना चाहिए। अत मेरी हृष्टिमें इसके कर्त्ता संदिग्ध हैं। 

१. क्षत्रचुड़ामणि--क्षत्रचूड़ामणि अनुष्टुप्‌ छन्दोंमें लिखित एकाथेक प्रबन्ध- 
काव्य है। इस काव्यमे ११ लम्ब है और जीवन्धरस्वामीकी कथा वर्णित है। 
नीति और सूक्तिवाक्योंके कारण यह काव्य अत्यन्त सरस है। 


कथावस्तु 

हेमांगद देशकी राजधानी राजपुरीमें महाराज सत्यन्धर राज्य करते थे । 
ये अपनी महारानी विजयामें अत्यासक्त थे। अतः राज्यका भार मत्री काष्ठां- 
गारको सौंप दिया। क्ृतघ्न काष्ठांगारने राज्यतृष्णाके वशीभूत होकर राज्य 
पर अपना अधिकार कर लिया । युद्धभूमिमें क्षात्र धमंका पालन करते हुए सत्य- 
न्धर काम आये। महाराजकी रानी विजया गर्मिणी थी, अतएवं राजबंशकी 
आशाके एकमात्र केन्द्र गर्भस्थ शिशुके संरक्षणार्थ महाराजने पहलेसे ही आकाश 


प्रबुद्धाचाय एवं परम्परापोषकाचार्य : ३१ 


में उड़ने वाला मयूरयंत्र बनवाया था और उसमें युद्धकी विकट स्थितिके समय 
महारानीको बेठाकर आकाझमें उडा दिया गया। सौभाग्यवश वायुयान इमशान 
भूमिमें पहँचा और वही महारानीके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । महारानी 
तपस्वियोंके आ श्रममे रहकर अपना समय व्यतीत करने लूगी और पुत्रका पालन 
गन्धोत्कटके यहाँ होने लगा । बालक जीवन्धरने आर्यंनन्दि नामक आचार्यसे 
विद्या ग्रहण की | तरुण होने पर कुमारको ज्ञात हुआ कि मे क्षत्रियपुत्र हूँ। मेरे 
राज्यका अधिकारी काष्ठागार बन गया है। अतएवं अवसर पाकर वीरशिरो- 
मणि जीवन्धरने काष्ठागारको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। बहुत 
समय तक वैभव-विभूतिका आनन्द प्राप्तकर स्थायो शान्ति प्राप्तिके हेतु जीव- 
न्धर अपने पुत्र वसुन्धरकों राज्यका भार सौंपकर प्रत्नजित हो गये और भगवान्‌ 
महावीरके समवश्ष रणमे रहकर कर्मोंकी निर्जरा कर मुक्तिलाभ प्राप्त किया । 
कविने कथावस्तुको बहुत ही सुन्दर रूपमे ग्रथित किया है। प्रत्येक पद्ममें 
प्राय. अर्थान्तरन्यास अलकार पाया जाता है। नीति और सृूक्तियोंका तो यह 
सागर है। शिक्षाके सम्बन्धमें कहा गया है--'अनवद्या हि विद्या स्थात्‌ लोक- 
इयफलावहा' ( ३।४५ ) अर्थात्‌ निर्दोषज्ञान ही इस लोक और परलोकमें फल- 
दायी है। इसीकी पुष्टिमें कविने दूसरी उक्तिमे बतलाया है--हेयोपादेयविज्ञान 
नो चेद्‌ व्यर्थ. श्रम श्रुत्तो' ( २४४ ) यदि हेय-उपादेयरूप विवेकबुद्धि जागृत न 
हुई तो शास्याभ्यासमे किया गया श्रम व्यर्थ है। कविने निर्धनताका सफल 
चित्रण करते हुए लिखा है-- 
दारिद्र्यादपरं नास्ति जन्तूनामप्यरुन्तुदम | 
अत्यवतं मरणं प्राण: प्राणिनां हि दरिद्रता ॥ 
रिक्‍्तस्य हि न जागत्ति, कीत॑नीयो5खिलो गुण । 
हन्त कि तेन विद्यापि, विद्यमाना न शोभते ॥१ 
निर्धनतासे बढकर ससारमे अन्य कोई भी कष्टदायक वस्तु नहीं है। यह 
प्राण ही नही लेती, पर अन्य सभी प्रकारक कष्टोको प्रदान करतोी है। वस्तुत- 
यह विपत्तियोंका घर है । 
निर्धन व्यक्तिके प्रशसनीय सम्पूर्ण गुण जागृत नही होते और तो क्या 
विद्यमान गृण भी गोभित नहीं होते । 
कविने विपयासक्तिके दुष्परिणाम, वृद्धावस्था, उदारता, आत्मनिरीक्षण, 
आत्मोद्धार, विपत्ति, वैराग्य, सज्जन-दु्जंन स्वभाव आदिका सफल चित्रण 
किया है। इस काव्यमें गर्भित सूक्तियोका सास्क्ृतिक अध्ययन करने पर ८ वीं, 
९ वी शताब्दीकी अनेक मान्यताएँ मुखरित हो उठती हैं । 
१. क्षत्रचुडामणि ३६, ७। 


३२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


२. गध-चिन्तामणि 


यह गद्यकाव्य है। इसकी भी कथावस्तु पूर्वोक्त क्षत्रचूड़ामणिकी कथा 
ही है। कविने कथानकको ११ हूम्बोमें विभकत किया है। कविकी गद्यगली 
कादम्बरीकी गद्यगलीके समान है। कविने इस कथामें काव्यत्वका पूर्णतया 
समावेश किया है। पात्रोके चरित्र भी जीवन्तरूपमें चित्रित हुए है। इस कृति- 
में अप्रतिम कल्पना-वेभव, वर्णन-पटुता और मानव-मनोवृत्तियोंका मार्मिक 
निरीक्षण पाया जाता है। महाराज सत्यन्धर काष्ठांगारका आक्रमण सुनकर 
आशा-निराशाक इन्द्रमें पड़ जाते हैं। उनकी इस दन्द्ात्मक विचारधाराका 
कविने हृदयग्राही चित्रण किया है। 

प्रासाद, नगर, वन, श्मशान, राजसभा एवं पृव॑भवावलीका ब्यौरेवार चित्रण 
किया गया है। वर्णन-विविधताके साथ भावानुकूल भाषाका प्रयोग भी इलाघ्य 
है। “बाणोच्छिष्ट जगत्सवंस्‌” की उक्ति इस ग्रन्थके समक्ष झूठी प्रतीत होती 
है। कविने भाषाका प्रयोग रमणीय और भावोंके अनुसार दी समास एवं अल्प 
समासके रूपमें किया है। जहाँ विषय भाव-प्रधान माभिक अथवा गम्भीर होता 
है वहाँ शली बड़ी ही सशक्त एव प्रभावोत्पादक पायी जाती है। जब जीवन्धर 
अपने राज्यको पुनः प्राप्त करनेके लिए काष्ठांगारपर आक्रमण करता है, उस 
समय काष्ठागारका रौद्र रूप दर्शनीय है यथा-- 

“स रुष्ट: काष्ठांगार' क्रोधवेगस्फुरदोष्ठपुटतया निकटवर्तिनो निजाह्वानकते 
कृतागमान्क्ृतान्तदूतानिव स्वान्तसन्तोषिभि सान्त्ववन्बचोभि: नातिचिरभावि- 
नरकावसथेभवदवतमसप्रदयमिवात्मानं प्रतिग्रहीतुकाममागतं करालं कालमेघा- 
भिधान करिणमारुह्य रोपाशुशुक्षण विजुम्भमाणशोणेक्षणतीक्ष्णाचिरछटा- 
च्छन्ताड़तया सप्ताधथिषि निमज्जयन्निजस्वामिद्रोहभावं॑ विभावयितु सत्याप- 
यन्निव सत्यन्धरमहाराजतनयाभिमुखमभीयाय | * * |” 

कवि जिस समय किसी उत्सव या विलासका चित्रण करता है उस समय 
उसकी शली अपेक्षाकृत क्लिष्ट एवं प्रगाढ हो जाती है। दीघंकाय समास, विपुल 
वाक्य, विशिष्ट एवं शिलिष्ट पदावली चित्रकाव्यके समस्त साधनोकों उपलब्ध 
कर देती है। जीवन्धरके जन्मोत्सवका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 

“यस्मिव्च जातवति जातपिष्टातकमुष्टिवर्षपिज्जरितहरिन्मुखमुन्मुखकुब्ज- 
वामनहठाकृष्पमाणनरेन्द्राभरण  प्रणयभरप्रवृत्तवा र्युवतिवर्गवल्गनररणित्मणि- 
भूषणनिनदभरितहरिदवकाशं निमंर्यादमदपरवशपण्ययोषिदाइलेषलज्जमानराज- 
वबल्‍्लभे ''' : [!* 

३. गद्यचिन्तामणि, दश्म ऊम्ब, पृ० २१९। 
३. वही, प्रथम लम्ब, पृ० ४३। 


३ प्रबुद्धाचायं एवं प्रम्परापौषकाचार्य :_३३ 


बस्तुत: गद्यचिन्तामणिकाव्यका महत्त्व कथानकगठन, चरित्र-चित्रण, 
वस्तु-विन्यास एवं रसोन्मेषमें है। 


३, स्थाहादसिदि 

महाकवि वादीभसिहकी एक तीसरी कृति स्याद्गादसिद्धिधगामक न्‍्यायरचना 
भी मानी जाती है। डॉ० प्रो० दरबारीलाल कोठियाने इस क्ृतिका सम्पादन 
किया है और माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा यह प्रकाशित 
है। कोठ्याजोने इसे महाकवि वादीभसिहकी रचना बत्तलायी है। पर मेरा 
विचार है कि यह कृति महाकवि वादीभसहकी न होकर अजितसेनकी है। 
अजितसेनकों उपाधि वादीभसिंह थी और मल्लिषेण-प्रशस्तिके अनुसार ये दाशं- 
निक आचाय थे। अतएवं इस रचनाके कर्त्ता ओडयदेव वादीभसिह न होकर 
अजितसेन वादीभसिह हैं । 


क्षत्रचड़ामांण और गद्यचिन्तामणिकी परम्परा इसमें उपलब्ध नही है। इन 
दोनों ग्रन्थोके मगलाचरणमे कविने “श्रीपति' शब्दका प्रयोग किया है, पर 
स्याद्गदसिद्धिका मंगलाचरण उक्त दोनों ग्रन्थोंकी मगलाचरणशेलीसे भिन्‍न 
शेलीमें निबद्ध है। 

त्तीसरी बात यह है कि “गद्यचिस्तामणि' और क्षत्रचुडामणि' के अध्ययनसे 
वादीभसिहके दाशंनिक और ताकिक ज्ञान पर कुछ भी प्रकाश नही पड़ता है। 
यदि ओडयदेव वादीभसिह स्थाद्वादसिद्धिके रचयिता होते तो इन रचनाओंमें 
दाशंनिक तथ्य अवश्य सम्मिलित रहते। अतएव स्याद्वादसिद्धिकि रचयिता 
अजित्तसेन वादोभसिह हैं, ओडयदेव वादीभसिह नही । 


महावोराचाय॑ 

भारतीय गणित्तके इतिहासमे महावीराचायंका नाम आंदरके साथ लिया जा 
सकता है। जेन गणितको व्यवस्थित रूप देनेका श्रेय इन्हीको प्राप्त है। महा- 
वीराचायंकी गुरुपरम्परा और जीवनवृत्तके सम्बन्धमें कुछ भी सामग्री उपलब्ध 
नही है। इन्होंने ग्रन्थके आरम्भमें अमोधवर्ष नृपतृगके सम्बन्धम प्रशसात्मक 
विचार व्यक्त किये हैं। इन विचा रोंसे महावीराचायंके समय पर तो प्रकाश 
पड़ता है, पर उनके जीवनवृत्तके सम्बन्धमे सामग्री उपलब्ध नही हो पाती | 
महावीराचायंकी इस गणित-पश्रल्थकी पाण्डुलिपियों एवं कन्‍नड और तमिल 
टीकाओंके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महावीराचार्य 
मैसूर प्रान्तके किसी कन्नड भागमे हुए होंगे । सुदूर दक्षिणमें गणित-विज्ञानको 
वृद्धिगत करनेका उस समय भ्रयत्त किया गया, जब उत्तरीय भारतमें ब्रह्मगुप्त 


३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


और भास्करके समयके बीच श्रीधराचायंको छोड़कर कोई अन्य प्रकाण्ड गणि- 
तज्ञ न हुआ | | 

महावीराचार्यने पूव॑ंवर्ती गणितज्ञोंके कार्यमें पर्याप्त संशोधन और परिवरद्धंन 
किये। नवीन प्रन दिये, दीघंवुत्तका क्षेत्रफल निकाला तथा मूलबद्ध तथा द्वि- 
घातीय समीकरण आदिके गणितका प्रणयन किया। इन्होंने शून्यके विषयमें 
भागक्रिया करनेकी प्रणालीका आविष्कार किया। किसी संख्यामे शुन्य द्वारा 
विभाजनके लिये फलोंका निरूपण करते हुए बतलाया कि संख्या शून्य द्वारा 
विभाजित होनेपर परिवर्तित नही होती है। जिस दृष्टिकोणको लेकर यह 
सिद्धान्त निबद्ध किया है, वह सिद्धान्त स्थूल विभाजन पर आधघृत है। यों तो 
शुन्‍्य द्वारा किसी सख्याको विभाजित करनेपर फल परिमित ( !॥770० ) आता 
है। महावीराचाय और ब्रह्मगुप्त आदिके प्रश्नों तथा अन्य प्रकरणोंकी भिन्‍नता- 
के सम्बन्धमें डेविड यू जेन स्मिथका वक्तव्य द्रष्टव्य है ॥' 
समय-निर्णय 

महावीराचाय॑ने अमोघवरंके सम्बन्धमें छह इलोक निबद्ध किये हैं । इन 
पद्योसे अवगत होता है कि आचार्य अमोधवर्षके आश्रयमें अवध्य रहे हैं । उन्होंने 
लिखा है--“धन्य है वे अभोघवर्ष, जो हमेशा अपने प्रिय पात्रोंके हित्त-चिन्तन 
मे सलग्न रहते है और जिनके द्वारा प्राणी तथा वनस्पति महामारी और दुभिक्ष 
आदिसे मुक्त होकर सुखी हुए हैं। जिन अमोघवर्षक चित्तकी क्रियाएँ अग्नि- 
पुञ्ज सहश होकर समस्त पाप-रूपी बेरियोंको भस्ममें परिणत करनेमें सफल 
है और जिनका क्रोध व्यर्थ नही जाता, जिन्होंने समस्त संसारको अपने वशमे 
कर लिया है और जो किसीके बहमें न रहकर शत्रुओं द्वारा पराजित नही हो 
सके, अपूर्व मकरध्वजकी तरह शोभायमान हैं। जिनका कार्य अपने पराक्रम 
द्वारा पराभूत राजाओंके चक्रसे होता है और जो न केवल नामसे चक्रिकाभंजन 
है, अपितु वास्तवमें भी चक्रिकाभंजन--जन्म-मरणके नाशक हैं। जो अनेक ज्ञान- 
सरिताओके अधिष्ठाता होकर सच्चरित्रताकी वज्ञमयी मर्यादा वाले हैं और जो 
जेनघमंरूप रत्नको हृदयमे रखते हैं, इसलिये वे यथाख्यातचारित्रके महान्‌ 
सागरके समान सुप्रसिद्ध हुए हैं। एकान्त पक्षको नष्ट कर जो स्याद्वादरूपी 
न्यायशास्त्रके वादी हुए हैं, ऐसे महाराज नृपतुगका शासन वृद्धिगत हो । 

उक्त उद्धरणसे ज्ञात है कि यह अमोघवषे प्रथम जगत्तुगदेव गोविन्दतृतीय 


], फ्राध०्वपलधठक ६० छिष्ठांओ एब्फरशंबधंगा 320१0 700९४ रण गणितसारसंग्रह 
0प १४. ४३४३०७७४५४ ( 9]2 ) 
२ मगंणितसारसंग्रह, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, संज्ञाधिकार, पद्च २, ८ । 


प्रदुद्धाचा्य एवं परम्परापोषकाचाय : ३५ 


के पुत्र थे। नृपतुग, शव, सण्ड, अतिशय धवल, वीर नारायण, पृथ्वीवल्लभ, 
लक्ष्मीवल्लभ, महराजाधिराज, भटार, परम भट्टारक आदि उनकी उपाधियाँ 
थीं। ये बड़े पराक्रमी राजा थे। इन्होने राष्ट्रकूट वंशकी राज्यलक्ष्मीका उद्धार 
किया था। शक संवत्‌ ७३५ मे जब धवलाकी समाप्ति हुई थी, तब ये राजा 
थे। शक संवत्‌ ७८२ के ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें 
जैनाचार्य देवेन्द्रको दान दिया था। यह दानपत्र इनके राज्यके ५२वें कम बर्षका 
है। शक सबत्‌ ७९९ का एक अभिलेख कन्हेरीकी गुफामें मिला है, जिसमें इनका 
और सामन्‍्त' कपर्दी द्वितीयका उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि अमोधवर्षका 
राज्यकाल ईसाकी नवम शताब्दीका पूर्वाद्ध है। यही समय महावी राचायंका 
भी होना चाहिये। महावीराचार्यने गणितसारसग्रहमे अमोघवर्षको स्याद्वाद- 
न्‍्यायवादी और यथाख्यातचारित्रका धारक बतलाया है। इससे यह ध्वनित 
होता है कि गणितसारसग्रहके रचनाकाल तक उन्होने राज्य तो नही छोड़ा 
था, पर उनकी वृत्ति युद्धको ओरसे हट गयी थी और उनका कोप वध्य हो 
गया था | इस प्रकार महावीराचार्यका समय अमोघवर्षका राज्यकाल है। 
रचना 

महावीराचायंका प्रामाणिकरूपसे एक गणितसारसग्रह' ही प्राप्त है। 
यों इनके नामसे 'ज्योत्तिषपटल' का भी उल्लेख मिलता है, पर यह रचना अभी 
तक उपलब्ध नही है। 

गणितसारसंग्रह' में नव अध्याय है। प्रथम अध्याय सज्ञाधिकार है। इसमें 
गणितशास्त्रकी प्रशसाके अनन्तर क्षेत्रपरिभाषा, कारूपरिभाषा, धान्यपरि- 
भाषा, सुवर्णपरिभाषा, रजतपरिभाषा, लोहपरिभाषा, परिकमंनामावली, 
स्थानमान और संख्यासंज्ञा आदिका वर्णन आया है। द्वितीय अधिकार परिकर्म- 
व्यवहार है। इसमे प्रत्युत्पल्न--गुणन, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमृल, 
सकलित और व्युत्कलित गणितका उदाहरणसहित विवेचन आया है। तृतीय 
अधिकार कलासवर्ण-व्यवहार है। इसमे भिन्‍न प्रत्युत्पन्न, भिन्‍न भागहार, 
भिन्‍न सम्बन्धी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भिन्‍न सकलित, भिन्‍न व्युत्कल्त 
भागजाति, प्रभागजाति, भागाभागजाति, भागानुबन्ध जाति, भागापवाहजाति, 
भागमात्रिजातिका गणित उदाहरणसहित वर्णित है। चतुर्थ अधिकार प्रकीर्ण- 
व्यवहार है। इसमें भिन्‍नोंके विविध प्र वणित है। भाग और शेषजाति, मूल 
जाति, शेषमूलजाति, द्विरग्रशेषमूलजाति, अशमूलजाति, भाग, सवर्गजाति, 
ऊनाधिक अशवर्गंजाति, मूलमिश्रजाति और भिन्‍नदृश्यजातिका गणित आया 
है। पञ्चम अधिकार त्रेराशिकव्यवह्ारसज्ञक है। इसमें अनुक्रम त्रेराशिक, 


१. जनरल बौस्बे ब्राँच, रॉयल ऐशिआटिक सोसाइटी, जिल्द १०, पृ० १९४। 
३६ : तीथंकर महावीर और उतकी आचार्यपरम्परा 


व्यस्त त्रेराशिक, व्यस्त पञ्चराशिक, व्यस्त सप्तराशिक, व्यस्त नवराशिक, 
गतिनिवृत्ति, पञ"्चराशिक, सप्तराशिक, नवराश्षिक, भाण्डप्रतिभाण्ड एवं क्रय- 
विक्रयका गणित वर्णित है। षष्ठ अधिकार मिश्रक व्यवहार है। इसमें संक्रमण, 
विषम-सक्रमण, पञ”चराजिक विधि, वृद्धि विधान, प्रक्षेपक कुट्टीका र, वल्लिका- 
कुट्टीकार, विषम कुट्टीकार, सकलकुट्टीका र, सुवर्णकुट्टीकार विचित्रकुटूटी- 
कार एव श्रेढ़ीबद्ध सकलित गणितका सोदाहरण निरूपण आया है। अप्तम अधि- 
कार क्षेत्र गणित व्यवहार है। इसमें क्षेत्रफलसम्बन्धी विविध प्रकारके गणितों- 
का कथन आया है। व्यावहारिक गणित सूक्ष्ममणित, जन्य व्यवहार एवं पेशा- 
चिक व्यवहार गणितका उदाहरण सहित निरूपण किया गया है। अष्टम अधि- 
कार खात व्यवहार है। इसमे सूक्ष्म गणित, चितिगणित और क्रकचिका व्यव- 
हार गणित निबद्ध है। नवम अधिकार छाया व्यवहार संज्ञक है। इसमें छाया 
सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकारके गणितोंका उदाहरण सहित विवेचन किया गया है। 

महावीराचायने (अ+ब)” का आनयन किया है जो न्यूटनके द्विपद श्रेढ़ीको 
दिशा प्रदान करता है । 


(अ+ब) >अ3 + रेअ/ उ + रेब *अ + ब३ 
इस 'गणितसासग्रह' में गणितकी अनेक विशेषताएँ विद्यमान है। ग्रन्थ- 
कारने भाग देनेकी वर्तमान विधिका कथन किया है। इस सुविधाजनक विधि 


से उभयनिष्ठ गुणन खण्डोको हटाकर विभाजन किया जाता है। व्याज निकालने 
की विधिका निरूपण करते हुए लिखा है-- 


महावीराचयंने मूलधन, व्याज, मिश्रधन और समय निकालनेके सम्बन्धमें 
महत्त्वपूर्ण नियम दिये है। मूलधन > स, मिश्रधन 5 म, समय > ट, व्याज *ई 


म 
24 2 पा अहस 
ढठ+स 
म 
ह्ऋ्इ 
हर 


( ॥ ) सं 
+ १ 


(मं) आ 5 अनेक प्रकारके मूलधन 


__म 
२--आ पक 
ईप्स * (मच्जाक्ट 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकानार्य : ३७ 





हि की “हू »४<आ+-म 
मन्स+ट 


() स+ 


( ) सं, >टा >अुम 
ट, >ट24 +सं ४22 + स ३ २ ट& 





0. 5 आ, 


(४४) सड 2८2५ २९ मर 


सर 425 ट|+ रस & 2५ + स३ #23 + 
म<आ। +आ, + आ; 


व्याजके लिये नियम (?०४70०।०) '+- 





* आज; 


म॒ आ 
३-१ -- - »---+च्स 
) आओ, , आ9 | आ$ _. टेप मम 

टठट, ठ५ 8 








म 
वी >-#जअ-+नरस+ 5०० ००5 
0) जन, कै आओ; | आ; |  टैंड 


टय ट५ ट& 
मन्स।, कस 2 क॑सं३+ 


समय निकालनेके लिये नियम ( णिए/णै४ | .-- 


आ। आ$ + आऊड सा 
स। स सं 


(7) हे >मक () + यश से 


2 हमर किक 3. जा 2, या +ट,+2; + 


रख्रट. रऋूट 
म>ट 
हि आल 
पास अदा ५ से४ शूट, 
ई, वि 


इस प्रकार गणितसारसंग्रहमें गणित-सम्बन्धी अनेक विशेषत्ताएँ प्रतिपादित 


हैं। 


बृहत्‌ अनन्तवोय॑ 
सिद्धिविनिश्वयके टीकाकार और रविभद्रपादोपजीवी आचाये अनन्तवीर्य 


३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


न्यायशास्त्रके पारंगत और अनेक शास्त्रोंके ममंझ थे। सिद्धिविनिश्चय-टीकासे 
अवगत होता है कि इनका दर्शन-शास्त्रीय अध्ययन बहुत व्यापक और सर्वतो- 
मुखी था। वेदिक सहिताओं, उपनिषद्‌, उनके भाष्य एवं वात्तिक आदिका भी 
इन्होंने गहरा अध्ययन किया था। न्‍्याय-वेशेषिक सांख्य-योग, मीमांसा, चार्वाक 
और बौद्धद्शनके ये असाधारण पण्डित थे। सिद्धिविनिश्चयटीकाके पुष्पिका- 
वाक्योंसे इनके गुरुका नाम रविभद्र जान पड़ता है। इन्होंने अपनेको उनका 
'पादोपजीवी' बतलाया है। इसके अतिरिक्त इनके विषयमें और कोई जानकारी 
उपलब्ध नहीं होती । 
अनन्तवोय नामके अनेक विद्वान्‌ 

साहित्य और शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि अनन्तवीर्य नामके अनेक विद्वान्‌ 
हो गये हैं। एक अनन्तवीये वे हैं, जिन्होंने आचाये माणिक्यनन्दिके परीक्षामुखपर 
अपनी परीक्षामुखवृत्ति, जिसे 'प्रमेयरत्नमाला' कहा जाता है और जो प्रकाशित 
है, लिखी है। ये अनन्नवीय॑ लघु अनन्तवीयं कहे जाते है और जो प्रभाचन्द्रके 
उत्तरवर्त्ती तथा १२वीं शतीके विद्वान हैं । 

एक वे अनन्तवीर्य है, जिनका पेग्गूरके कन्‍्नड़ शिलालेखमें" वीरसेन 
सिद्धान्तदेवके प्रशिष्य और गोणसेन पण्डित भट्टारकके शिष्यके रूपमें उल्लेख 
है। ई० सन्‌ ९७७ के दानलेखके अनुसार ये श्रीवेलगोलके निवासी थे | इन्हें 
वेद्देरेगरेके राजा श्रीमत्‌ रक्‍्कसने पेरग्गदूर तथा नयी खाईका दान किया था। 

एक अनन्तवीयंका निर्देश मरोंल ( बीजापुर बम्बई ) के अभिलेखमे' आया 
है। यह अभिलेख चालक्य जर्यास॒ह द्वितीय और जगदेकमल्ल प्रथम ई० 
१०२४के समयका हुआ है| इसमें कमलदेव भट्टारक, प्रभाचन्द्र और अनन्तवीये- 
का उल्लेख आया है। ये अनन्तवीयं समस्त शास्त्रोके विशेषत: जेनदर्शनके 
पारगामी थे। अनन्तवीयंके शिष्य गुणकीत्ति सिद्धान्त भट्टारक और देवकीतति 
पण्डित थे । 

एक अनन्तवीयंका उलेख अकलकसूत्रके वृत्तिकर्तके रूपमें हुम्मचकी पञ्न्च- 
वस्तिके आंगनके एक पाषाणलेखमें आया है। ये अरुद्भुलान्वय नन्दिसघकी 
आचार्योकी परम्परामे हुए हैं । यह्‌ अभिलेख ई० सन्‌ १०७७ का है। इसी लेखमें 
आगे कुमारसेनदेव, मौनिदेव और विमलचन्द्र भट्टारकका निर्देश है। 


१. जैन शिलालेख सग्रह, भाग २, पृ० १९९। 

२. 'श्रीबेलगोलनिवासिगलूप्य श्रीवीरसेनसिद्धान्तदेववरशिष्यर्‌ श्रीगोणसेनपण्डितभट्वारक- 
वरिष्यर्‌ श्रीमान्‌ अनन्तवोर्यप्यद्भुल ' ' जैन शिलालेख० भाग १। 

३. अम्बई कर्नाटक इश्सक्रीप्शन, जिलल्‍द १, भाग १, नं० ६१।॥ 


प्रबुद्धाधार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३९ 


एक अन्य अनन्तवीयंका निर्देश ई० सन्‌ १११७ के अभिलेखमें उपलब्ध होता 
है। यह अभिलेख चामराजनगरके पाइ्वनाथस्वामीवस्तिके एक पाषाणपर 
उत्कीर्ण' है। 

एक अनन्तवीर्य वे है, जिनका उल्लेख कल्लूर गुड्डके सिद्धेश्वर मन्दिरके 
पाषाणलेखमें' काणूरगणके आचार्योमें शुद्धाक्षया करदके रूपमें किया गया है। 
यह अभिलेख ई० सन्‌ ११२१ का है। इस अभिलेखमे माघनन्दि सिद्धान्तदेवके 
शिष्य प्रभाचन्द्रके सधर्मा अनन्तवीयं और मुनिचन्द्रका उल्लेख है। अनन्तवीयंके 
यृहस्थशिष्य रक्‍्कस गंगदेवने भी इसी समय दान किया था। 

एक अनन्तवीयं महावादीका उल्लेख हुम्मचके तोरण बागिलके उत्तर खम्भे- 
के लेखमे श्रीपालदेवके लघुसधर्माके रूपमे आया है ।? ये द्रविड़ सघर्क नन्दिगणक 
आचाय॑े थे। यह लेख ई० सन्‌ ११४७ का है । 

उपयुक्त अभिलेखोसे अवगत होता है कि प्रस्तुत अनन्तवीयं द्रविड सघ 
नन्दिगण, अरुडुगलान्वयकी परम्पराक अनन्तवीयं है। ये वादिराजके दादागुरु 
और श्रीपालके लघुसधर्मा है। वादिराजका समय ई० सन्‌ १०२५ है। अत 
उनके दादागुरु ५० वर्ष पहले अर्थात्‌ ई० सन्‌ ९.७५ के आस-पास हुए होगे । 

अभिलेखोके सूक्ष्म अध्ययनस ऐसा ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अनन्तवीयं 
काण्रगणक न होकर द्रविड़ सपीय है। अकलकमूत्रक॑ वृत्तिकार दो अनन्तवीयं 
हैं--एक रविभद्रपादोपजीबी ओर दूसरे इन्ही अनन्तवीयं द्वारा उल्लिखित सिद्धि- 
विनिष्चयके प्राचीन व्याख्याकार अनन्तवीर्य, जिन्हें हम वृद्ध अनन्तवीयं कह 
सकते है। सिद्धिविनिश्चय-टीकार्क कत्ता अनन्तवीय ई० सन्‌ ९७५ क॑ बाद 
और ई० सन्‌ १०२५ के पहले किसो समयमे हुए है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि जो 
अनन्तवीयं वादिराजके दादागुरु, श्रीपालक सथर्मा रूपसे उल्लिखित है, वही 
सिद्धिविनिश्चयके टीकाकार हैं। अत्तएवं अनन्तवीयंका समय ई० सन्‌ की दशम 
शताब्दीका उत्तराद्ध ओर ११वीं शताब्दीका पूर्वार् है। पाश्वंनाथचरितमे 
वादिराजने अनन्तवीयंकी स्तुति करते हुए लिखा है कि उस अनन्त सामथ्यंशाली 
मेघक समान अनन्तवीयंकी स्तुति करता हूँ, जिनकी वचनरूपी अमृतवृष्टिसे 
जगत्‌को चाटजाने वाला शून्यवादरूपी हुताशन शान्त हो गया था | इन्होने 
न्यायविनिश्चयविवरण'मे अनन्तवीयंको उस दीपशिखाके समान लिखा है, 
जिससे अकलकवाइमयका गूृढ़ और अगाघ अर्थ पद-पदपर प्रकाशित होता है। 





१. जैन शिलालेखसंग्रह, द्वितीय भाग, पृ० २९२ । 
२. वही, पृ० ४०८, पृ० ४१६। 
३. वही, भाग २, पु० ७२। 


४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


अतएव 'सिद्धिविनिश्वयटीका' के रचयिता अनन्तवीरयंका समय पूर्वोक्त ई० 
सन्‌ ९७५-१०२५ घटित होता है। 
रचनाएँ 

रविभद्रशिष्य अनन्तवीयंकी दो रचनाएँ हैं--सिद्धिविनिश्ववटीका और 
प्रमाणसग्रहभाष्य या प्रमाणसंग्रहालडूार । 


सिद्धिविनिशु्चयटोका 


यह अकलडूदेवके 'सिद्धिविनिश्वय/ पर लिखी गयी विशाल टीका है। 
अनन्तवीर्यने अपनी इस टीकामे मुलके अभिप्रायकोी विशदओर पल्लवित किया 
है। साथ ही बीच-बीचमें प्रकरणगत्त अर्थंकों स्वरचित इलोकोमे भी व्यक्त किया 
है, जिससे पाठकको दर्शानज्ञास्त्रके इस ग्रन्थका अध्ययन करते हुए कही-कही 
मणिप्रवालकी तरह गद्य-पद्यमय चम्पूकाव्यका आनन्द आ जाता है। कितने ही 
नये प्रमेयोंकी भो इसमें चर्चा समाहित है। इस टीकासे अनन्तवीर्यकी बहुज्ञता 
प्रकट होती है । 
प्रमाणसंग्रह भाष्य 

इनका दूसरा ग्रन्थ प्रमाणसग्रहभाष्य या प्रमाणसग्रहालद्भार है। यह 
अकलड्ूूदेवके प्रमाणसग्रहकी टीका हैं। इसका उल्लेंख सिद्धिरविनिश्चयटीकामें 
किया गया है। अत. यह उससे पूर्व रची गयी है। परन्तु यह अभी तक प्राप्त 
नही है, केवल इसके अरस्तित्वके निदेश ही मिलते ह। 


माणिक्यनन्दि 
आचार्य माणिक्यनन्दि जन न्यायशास्त्रके महापण्डित थे। इनका परीक्षा- 
मुखसूत्र जेन न्यायशास्त्रका आद्य न्यायस्‌त्र हैं। इसके खोतका निर्देश करते हुए 
प्रमेय रत्नमालामे कहा गया है-- 
अकलड्ूवचो5म्भोधेरुद॒ग्न येन धीमतता | 
न्यायविद्यामृत तस्मे लमो माणिक्यनन्दिने ॥ 
अर्थात्‌ जिस धीमानुने अकलड्डूदेवके वचन-सागरका मन्धन करके 'न्याय- 
विद्यामृत' निकाला, उस माणिक्यनन्दिको नमस्कार है। 
माणिक्यनन्दि नन्दिसघके प्रमुख आचायं थे। धारानगरी इनकी निवास- 
स्थली रही है, ऐसा प्रमेयरत्नमालाकी टिप्पणी तथा अन्य प्रमाणोंसे अवगत 
होता है । 
१. प्रमेयरत्तनमाला १॥२। 
२. प्रमेयरत्नमाला, टिप्पण पु० १ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४१ 


दशिमोगा जिलेके नगरताल्लुकेके शिलालेख नं० ६४ के एक पद्ममें माणिवय- 
नन्दिको जिनराज लिखा हैं-- 


“माणिक्यनन्दीजिन राजवाणीप्राणाधिनाथ: परवादिमर्दी । 
चित्र प्रमाचन्द्र इह क्ष्मायां मारतंण्डवुद्धों नितरां व्यदीपि ॥” 


न्यायदीपिकामे इनका भगवान' के रूपमें उल्लेख किया गया है' । प्रमेय 
कमलमातंण्डमें प्रमाचन्द्रने इनका गुरुके रूपमें स्मरण करते हुए इनके पद- 
पंकजके प्रसादसे ही प्रमेषकमलमात्तंण्डकी रचना करनेका उल्लेख किया है। 
इससे माणिक्यनन्दीके असाधारण वेदुष्यका परिज्ञान होता है। माणिक्यनन्दीने 
अकलडूके ग्रन्थोंके साथ दिडनागके न्यायप्रवेश और धर्मकीतिके न्यायबिन्दुका 
भी अध्ययन किया था। वस्तुतः: माणिक्यनन्दि अत्यन्त प्रतिभाशाली और 
विभिन्‍न द्शंनोके ज्ञाता है। 'सुदसणचरिउ' के कर्ता नयनन्दि (बि० स० ११००) 
के उल्लेखानुसार माणिक्यनन्दीके गुरुका नाम रामनन्दी है और स्वय नयनन्दी 
उनके शिष्य हैं। सुदसणचरिउ' की प्रशस्तिमे लिखा है-- 


जिणिदागमब्भासणे एयचित्तो तवायारणिट्ठाइलद्धाइजुत्तो। 
णरिदामरिदेहि णदणदी हुओ त्तस्स सीसो गणी रामणदी ॥ 
असेसाण गथाण पारंमि पत्तो तवे अग॒वी भव्वराईवमित्तो | 
गुणावासभूवो सुत्तिल्लोक्कणदी महापंडिओ तस्स माणिक्कणंदी ॥ 
पढमसीसु तहो जायउ जगविक्खायउ मुणि णयर्णाद अणिदिउ। 
चरिउ सुदंसणणाहहो तेण अबाहहो विरइउ बुहू अहिणदिउ ॥ 


अर्थात्‌ आचायं कुन्दकुन्दके अन्वयमे जिनेन्द्र-आगमके विशिष्ट अभ्यासी, 
तपस्वी, गणो रामनन्दी हुए। उनके शिष्य महापण्डित माणिक्यनन्दी हुए, जो 
कि सवंग्रन्थोके पारगामी, अगोके ज्ञाता एवं सदगुणोके निवासभूत थे । नयनन्दी 
उनके शिष्य थे। 
समय 

प्रमेयरत्वमालाकारके पूर्वोक्त उल्लेखानुसार माणिक्यनन्दी अकलकके 
उत्तरवर्त्ती है और अकलंकका समय ई० सन्‌ ७२०-७८० ई० माना गया है। 
अतएव माणिक्यनन्दीके समयकी पूर्वावधि ई० सन्‌ ८०० निर्बाध मानी जा सकती 
है। भ्रज्ञाकारगुप्त भाविकारणवाद और अतीतकारणवाद स्वीकार करते है। 
भाणिक्यनन्दीने अपने परीक्षामुखसूत्रमें इन दोनों कारणवादोका खण्डन 
किया है। यथा-- 
१ तथा चाह भगवान्‌ माणिक्यनन्दिभट्वारक:--न्यायदीपिका, अभिनव धर्मभूषण। 


४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्मपरम्परा 


भाव्यतीतयोम॑ रणजाग्रदूबोधयोरपि नारिष्टोदबोधौ प्रतिहेतुत्वम्‌ | 
तद्यापाराश्चितं हि तदड्भावभावित्वम ॥ ' 

षष्ठ अध्यायके ५७वें सूत्रमें प्रभाकरगुरुकी प्रमाणसंख्याका खण्डन किया 
गया है और इनका समय ई० सन्‌ की ८वी शतीका प्रारम्भिक भाग है। इससे 
भी माणिक्यनन्दिके समयकी पूर्वावधि ई० सन्‌ ८०० है। आचाये प्रमाचन्द्र (ई० 
सन्‌ ११००) ने परीक्षामुखपर प्रमेयकमलमात्तंण्ड नामक टीका लिखी है। अतः 
प्रभाचन्द्रका समय ( ११वीं शतती ) इनकी उत्तरावधि है। ध्याततव्य है कि डॉ० 
दरबारीलाल कोठियाने अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध किया है कि माणिक्यनन्दि प्रभा- 
चन्द्रके साक्षात्‌ गुरु थे ।! अतः माणिक्यनन्दि उनसे कुछ पूव॑बर्त्ती ((० १०२८ के 
लगभग ) हैं । 

आचाय॑ नयनन्‍्दीने अपने 'सुदंसयचरिउ' को वि० सं० ११०० में धारानरेश 
भोजदेवके समयमें पूर्ण किया है और अपनेको माणिक्यनन्दीका प्रथम शिष्य 
कहा है-- 

णिवधिक्कमकालहो ववगएसु एयारहसंवच्छरसएसु । 
तह केवलिचारिउ अमरच्छरेण णयणंदी विरयउ वित्थरेण | 

अत्तएवं माणिक्यनिन्दका समय नयनन्दीके समय वि० सं० ११०० से ३०-४० 
वर्ष पहले अर्थात्‌ वि० स० १०६०, ई० सन्‌ १००३ ( ई० सन्‌ की ११वीं शत्ताब्दी 
का प्रथम चरण ) अवगत होता है। 
रचना 

माणिक्यनन्दिका एकमात्र ग्रन्थ 'परीक्षामुख' ही मिलता है। इस ग्रन्थका 
नामकरण बौद्धदर्ंनके हेतुमुख, न्‍्यायमुख जंस भ्रन्थोके अनुकरणपर मुखान्त 
नामपर किया गया है। 

परीक्षामुखमे प्रमाण और प्रमाणाभासोका विशद प्रत्तिपादन किया गया है। 
जिस प्रकार दर्षणमे हमे अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार 
परीक्षामुखरूपी दर्पणमे प्रमाण और प्रमाणाभासको स्पष्ट रूपसे ज्ञात किया जा 
सकता है। 

यह ग्रन्थ न्यायसूत्र, वेशेषिकसूत्र ओर तत्त्वाथंसूत्र आदि सूत्रग्रन्थोंकी तरह 
सूत्रात्मक शलीमें लिखा गया है। 

इसके सूत्र सरल, सरस और गम्भीर अर्थ वाले हें। इसकी भाषा प्राञजल 


१. परीक्षामुखसूत्र, ३३५८-५९ । 
२. सुदंसणचरिउ, प्रशस्ति, कडबक ९, प्राकृत शोध संस्थान, बंशाली । 
रे आप्तपरीक्षा, प्रस्तावना, पु० २१, ३२, ३३, वीरसेवा मन्दिर-संस्करण, ई० १९४९॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४३ 


और सुबोध है। समस्त ग्रत्थमे २०८ सूत्र हैं और यह छः समुहं शोंमें विभक्‍त 
है। प्रथम समुद्द शमें १३ सूत्र हैं। इसमें प्रमाणका स्वरूप, प्रमाणके विशेषणोंकी 
सार्थंकता, दीपकके दृष्टान्तसे ज्ञानमें 'स्व' और 'पर' की व्यवसायात्मकताकी 
सिद्धि तथा प्रमाणकी प्रमाणताकी ज्ञप्तिको कथड्नचित्‌ स्वतः और कथज्चित्‌ 
परत: सिद्ध किया गया है। हिताहितप्राप्ति-परिहारमे समर्थ होनेके कारण ज्ञान- 
को ही प्रमाण माना गया है। अज्ञानरूप सन्तिकर्ष आदि प्रमाणलक्षणोकी 
मीमांसा की है। 

द्वितीय समुद्द शम १२ सूत्र है। प्रमाणके प्रत्यम और परोश्ष दो भेद, प्रत्यक्ष- 
का लक्षण, साव्यवहारिक प्रत्यक्षका वर्णन, अर्थ और आलोकम ज्ञानके प्रति 
कारणताका निरास, पदार्थंसे ज्ञानोत्पत्तिका खण्डन, स्वावरणक्षयोपशमरूप 
योग्यतासे ज्ञानके द्वारा प्रतिनियत विषयकी व्यवस्था, ज्ञानके कारणको ज्ञानका 
विषय माननेमे व्यभिचारका प्रतिपादन ओर निरावरण एवं अतीन्द्रियस्वरूप 
मुख्यप्रत्यक्षका लक्षण प्रतिपादित किया गया है । 

तृतीय समुद्देशमें ९७ सूत्र है। इसमे परोक्षका लक्षण, परोक्ष प्रमाणके पॉच 
भेद, उदाहरणपूव॑क स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक और अनुमानका लक्षण, हेतु और 
अविनाभावका स्वरूप, साध्यका लक्षण, साध्यर्क विभेषणोकी साथंकता, धर्मीका 
प्रत्तिपादन, धर्मीकी सिद्धिकें प्रकार, पक्षप्रयोगकी आवश्यकता, अनुमानके दो 
अगोंका प्रतिपादन, उदाहरण, उपनय और निगमनको अनुमानके अग मानने- 
में दोपो-द्भावन, गास्त्र (वीत्तराग) कथा में उदाहरणादिके भी अनुमानके अवयब 
होनेकी स्वीकृति, अनुमानके स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान, हतुक उपलब्धि 
और अनुपलब्धि, उपलब्धिक अविरुद्धोपलब्धि और विरुद्धोपलब्धि, तथा अनुप- 
लब्श्रिके अविरुद्धानुपलब्धि और विरुद्धानुपलब्धि एम अविरुद्धोपलब्धिक व्याप्य, 
कार्य, कारण, पूर्णचर, उत्त रचर और सहच र, विरुद्धोपलब्धिके भी अविद्धोपलब्धिके 
समान विरुद्धव्याप्य, विरुद्धकार्य, विरुद्धकारण, विरुद्धपूवंचर, विरुद्धउत्तरचर, 
ओर विरुद्ध-सहचर, अनुपलब्धिक प्रथम भेद अविरुद्धानुपलब्धिके अविरुद्धस्वभावा- 
नुपलब्धि, व्यापकानुपलब्धि, कार्यानुपलब्धि, कारणानुपलूब्धि, पूवंचरानुपलब्धि, 
उत्तरचरानुपलधि और सहचरानुपलब्धि, विरुद्धानुपलब्धिके विरुद्धकार्यानुपलब्धि, 
विरुद्धका रणानुपर्लाब्ध और विरुद्धस्वभावानुपलूब्धि इन सभीका विशद प्रतिपादन 
है। बौद्धोके प्रति कारणहेतुकी सिद्धि, आगमप्रमाणका लक्षण और शब्दमे वस्तु- 
प्रतिपादनकी शक्तिका भी इसी समुद्देशमे वर्णन है । 

चतुर्थ समुद्द शमें ५ सूत्र हे। इसमे प्रमाणक सामान्य-विशेष उभयरूप विषय- 
की सिद्धि करते हुए सामान्य और विशेषक दो-दो भेदोका उदाहरण सहित प्रति- 
पादन किया गया है | 


४४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पञ्चम समुद्द शर्में ३ सूत्र हैं। इसमें प्रमाणके साक्षात्‌ और परम्परा फलको, 
बतलाकर उसे प्रमाणसे कथड्चचित्‌ भिन्‍न और कथड्चित्‌ अभिन्‍न सिद्ध किया है। 


पष्ठ समुद शमे ७४ सूत्र हैं। इसमें प्रमाणाभासोंका विशद वर्णन आया है। 
स्वरूपाभास, प्रत्यक्षाभास, परोक्षाभास, स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काभास, 
अनुमानाभास, पक्षाभास, हेत्वाभास, हेत्वाभासके असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक 
और अकिच्चचित्कर भेद तथा उनके उदाहरण,' हृष्टान्ताभास;' दृष्टान्ता भासके 
भेद, बालप्रयोगामास, आगमाभास, सख्याभास, विषयाभास, फलाभास तथा 
वादी और प्रतिवादीकी जय-पराजयव्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है। 
टीकाएँ 

इसपर उत्तरकालमें अनेक टीका-व्याख्याएँ लिखी गयी है। इनमें प्रभा- 
चन्द्राचायंका विशाल प्रमेयकमलमात्तंण्ड, लघु अनन्तवीर्यकी मध्यम परिमाण 
वाली प्रमेयरत्नमाला, भट्टा रक चारु कीतिका प्रमेयरत्नमालालड्भार एव शान्ति 
वर्णीकी प्रमेबकण्ठिका आदि टीकाएँ उपलब्ध है। परीक्षामुखसूत्रका प्रभाव 
आचायं देवसूरिके प्रमाणनयतत्त्वालछोक और आचाये हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसा 
पर स्पष्टल: दिखलाई पड़ता है। उत्तरवर्त्ती प्राय समस्त जेन नयग्रायिकोंने इस 
ग्रन्थसे प्रेरणा भ्रहण की है। 


आचार्य प्रभाचन्द्र 


आचार प्रभाचन्द्रने परीक्षामुव पर १२००० इलोकप्रमाण “प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड' नामकी बृहत्‌ टीका लिखों है। यह जेत न्यायशास्त्रका अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके नामसे ही यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ प्रमेयरूपी 
कमलोको उद्भासित करनेके लिए मात्तंण्ड--सूर्यके समान है। इसके अध्ययन- 
से प्रभाचन्द्रका वंदुष्य एव व्यक्तित्व अत्यन्त महनोय विदित होता है। इन्होंने 
वेदिक और अवेदिक दर्शनोका गहन अध्ययन किया था । 

इनकी अद्भुत विशेषता है कि किसी भी विषयका समर्थन या निरास, जो 
भी हो, प्रचुर युक्तियोस करते हैं। ये ताकिक और दाशनिक दोनों हैं। इनकी 
प्रतिपादनशेली एवं विचारधारा अपू् है। 

प्रमेयकमरूम/र्तण्ड और न्‍्यायकुमुदचन्द्रको प्रशस्तिके अनुसार इनके गुरुका 
नाम 'पद्ननन्दि सैद्धान्तं' है। क्षवणबेलगोलाके ४० सख्यक अभिलेखमें गोल्ला- 
चार्यके शिष्य पद्मनन्दि सैद्धान्तिकका उल्लेख है। इसी अभिलेखमे प्रथित तर्क 
ग्रन्थका र शब्दाम्भोरुहृभास्कर प्रभाचन्द्रको उनका शिष्य बताया है। प्रभाचन्द्र- 
के प्रथित तकंग्रन्थकार और शब्दाम्भोरहभास्कर ये दोनों विशेषण बतलाते 
हैं कि प्रभाचन्द्र व्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेषकमलमात्तंण्ड जेसे तक्कंग्रन्थोंके रच- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४५ 


यिता होनेके साथ दब्दाम्भोजभास्कर नामक जनेन्द्रन्यासके कर्त्ता भी थे। इसी 
अभिलेखमें पद्मनन्दि सैद्धान्तिकको अविद्धधरण और कौमारदेवत्नती लिखा 
है। इन दोनों विशेषणोंसे अवगत होत्ता है कि पद्ननन्दि सैद्धान्तिकने कर्णवेध 
होनेके पहले ही दीक्षा धारण की होगी और इसी कारण वे कौमारदेवब्रती कहे 
जाते थे। ये मूलसंघान्तर्गत नन्दिगणके प्रमेदरूप देशीय गणके गोल्लाचार्यके 
शिष्य थे। प्रभाचन्द्रके सधर्मा कुलभूषणमुनि थे। कुलभूषणमुनि भी सिद्धान्त- 
शास्त्रोंके पारगामी और चारित्रसागर थे। इस अभिलेखमे कुलभूषणमुनिकी 
शिष्यपरम्पराका उल्लेख है, जो दक्षिण भारतमे हुई थी। प्रभाचन्द्र पद्ननन्दि 
से शिक्षा-दीक्षा लेकर उत्त र भारतमें धारा नग रोमे चले आये और यहाँ आचार्य 
साणिक्यतन्दिके सम्पकमे आये। प्रभाचन्द्रने अपनेको माणिक्यनन्दिके पदमें 
रत कहा है। इससे उनका साक्षात्‌ शिष्पत्व प्रकट होता है। अत' यह सम्भव 
है कि प्रभाचन्द्रने जेन न्‍्यायका अभ्यास माणिक्यनन्दिसे किया हो और उन्हीके 
जीवनकालमें प्रमेयकमलमात्तंण्डको रचना की हो । बताया है-- 


शास्त्र करोमि वरमल्पतरावबोधो 
माणिक्यनन्दिपदपड्धू जसतसादात्‌ । 

अर्थ न कि स्फुट्थति प्रकृतं रूघीयाँ- 
ल्लोकस्य भानुकरविस्फुरितादगवाक्ष' || 


24 >६ ५ 

गुरु: श्रीनन्दिमाणिक्यो नन्दिताशेपसज्जनः। 
नन्दताददुरितेकान्त रजाजेनमतार्णव: ॥ 
श्रीपद्मनन्दिसैद्धान्तशिष्योध्नेकगुणालय । 
प्रभाचन्द्रश्चिर जीयाद्रत्ननन्दिपदे. रत: ॥ 


भ्रवणवेलगोलके अभिलेख संख्या ५५ में मूल-संघके देशोयगणके देवेन्द्र 
सिद्धान्तदेवका उल्लेख है। इनके शिष्य चतुर्मुखदेव और चतुमु खदेवके शिष्य 
गोपनन्दि थे। इन गोपनन्दिके सर्मा एक प्रभाचन्द्रका उल्लेख आता है। पद्म 
निम्न प्रकार है-- ह 


श्रीधाराधिपभोज राज-मुकुट-प्रोताशम-रद्म-ब्छटा- 
च्छाया-कुडुम-पद्धू-लिप्त-चरणाम्भोजात्त-लक्ष्मीघव' । 





१. प्रमेयकमलमात्तंण्ड, मंगलाचरणपथ २। 
२. वही, प्रशस्तिपयय, संख्या ३-४ । 


४६ : तीथंकर महावीर और उनको आघार्यपरम्परा 


न्‍्यायब्जाकरमण्डने दिनमणिद्शब्दाब्ज-रोदोमणि- 
स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तरणिश्रीमत्ममाचन्द्रमा: ॥ 
श्रीचतुर्मुख-देवानां. शिष्योष्धृष्य:प्रवादिभि: । 
पण्डितश्रीप्रभाचनद्रो. रुद्रवादि-गजाडूश:! ॥ 
इन पद्मोंमें वणित प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजके द्वारा पूज्य थे। न्यायरूप कमल 
समूह--प्रमेयकमलके दिनमणि-मात्तंण्ड थे। 'शब्दरूप अब्ज'--शब्दाम्भोजके 
विकास करनेको “रोदोमणि'--भास्करके समान थे। पण्डितरूपी कमलोंको 
प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य थे। रुद्रवादि-गजोंको वश करनेके लिये अकुशके समान 
थे तथा चतुर्मुखदेवके शिष्य थे । 


उपर्युक्त अभिलेखमें वर्णित प्रभाचन्द्र निश्चय ही प्रमेयकमलमार्त्तण्डके 
रचयिता प्रभाचन्द्रसे अभिन्न हैं। एक ही बात यहाँ विचारणीय है कि गुरुरूप- 
से चतुर्मुखदेवका उल्लेख किस प्रकार घटित होता है। इनके आद्य गुरु पह्म- 
नन्दि सैद्धान्तिकदेव है । बहुत सम्भव है कि द्वितीय गुरु या गुरुसम चतुर्मुख 
देव रहे हों। धारानगरीमे आनेके पश्चात्‌ देशीयगणके आचार चतुर्मुखदेवको 
गुरुके रूपम स्मरण किया गया हो। प्रभाचन्द्रने अपना 'प्रमेयकमलमार्त्तण्ड' 
धारानगरीमें लिखा है, यह इस ग्रन्थकी प्रशस्तिसे भी प्रकट है-- 

“श्रीभोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपदप्रणामाजिता- 
मलपुर्ण्पानराकृतनिखिलमलकलड्ूंन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेय- 
स्वरूपोद्द्योतपरीक्षामुखपदमिद विवृतमिति“”। 

श्रवणवेलगोलके उक्त अभिलेखमें प्रभाचण्द्रको गोपनन्दिका सघर्मा कहा 
गया है। 'प्रमेयकमलमात्तंण्ड' और 'न्यायकुमुदचन्द्र' की प्रशस्तियोमे 'पण्डित' 
शब्दका उल्लेख प्राप्त होता है, जिससे इनका गृहस्थ होना ज्ञात होता है; पर 
आराधनागद्यकोषकी ८९ कथामें ग्रन्थान्तमे तथा प्रशास्तियोमें 'भट्टारक' लिखा 
है। अत' जान पडता है कि ये जीवनके उत्तरकालमे मुनि हुए होगे। 
समय-निर्णय 

आचायं प्रभाचन्द्रके समयक्रे सम्बन्धमें कई मान्यताएँ प्रचलित हैं। इन 
समस्त मान्यताओंके अध्येताओने पर्याप्त छान-बीन की है। हम यहाँ उन सभी 
मतोंका सक्षेपमे उल्लेख कर प्रभाचन्द्रके समयके सम्बन्धमें निष्कर्ष उपस्थित्त 
करेंगे। 
१. आदिपुराण, भारतीन शानपीठ, १४७ । 
२. प्रमेयकमलमात्तंण्ड, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९४१, अन्तिम प्रशत्ति । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४७ 


(१ ) ई० सन्‌ को ८वीं शताब्दीकी मान्यता । 

(२) ई० सन्‌ ११वीं शताब्दीको मान्यता । 

( ३ ) ई० सन्‌ १०६५ की मान्यता | 

१. आचाय॑ प्रभाचन्द्रके समयके सम्बन्धमें डॉ० पाठक, आचाय॑ जुगल- 
किशोर मुख्तार आदि प्रभाचन्द्रका समय ८वी शताब्दीका उत्तरा््ध एवं «वीं 
शताब्दीका पूर्वार्ध मानते है। इनका मुख्य आधार है जिनसेन कृत “आदिपुराण' 
का निम्नलिखित पद्च, जिसमें प्रभाचन्द्र कवि और उनके चन्द्रोदय ( न्‍्यायकृमुद- 
चन्द्र ) का उल्लेख हुआ है-- 


“बन्द्रांगुशुअ्यशस प्रभांचन्द्रकवि स्तुवे । 
कृत्वा चन्द्रोदय येन शश्वदाल्हादित जगत! ॥ 


यहाँ चन्द्रोदयसे तात्पयं न्‍्यायकुमुदचन्द्रसे लिया गया है। आचार्य जिनसेनने 
आदिपुराणकी रचना ई० सन्‌ ८४० के लगभग की होगी। अत' उक्त पद्ममे 
प्रभाचन्द्र और उनके न्यायकुमुदचन्द्रका उल्लेख मानकर डॉ० पाठक आदिने 
प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ की ८ वी गताब्दीका उत्ताद्ध माना है। 

पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने डॉँ० पाठक आदिकी उक्त मान्यताका 
निरसन करते हुए बताया है कि जिनसेनने आदिपुराणमें जिस प्रभाचन्द्रका 
स्मरण किया है, वह प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्रके कर्त्ता प्रभाचन्द्रसे भिन्‍न है। 
हरिवशपुराणमें भी जिनसेन प्रथमने एक प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है, जो कुमा र- 
सेनके शिष्य थे। यथा-- 


“आकूपार यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्जवलूम्‌ । 

गुरोः कुमारसेनस्प विचरत्यजितात्मकर्म ॥ 
यदि इन दोनों पुराणोमे उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है, तो वे 
कुमा रसेनके शिष्य होनेके कारण न्यायकुमुदचन्द्रके कत्तसि स्वतः पृथक सिद्ध 
हो जाते है, क्योकि उनके गुरुका नाम पद्मनन्दि था। शास्त्रीजीने तर्क उपस्थित 
करते हुए लिखा है--न्यायकुमुदचन्द्रके कर्त्ता प्रभाचन्द्रने स्वामी विद्यानन्द 
और अन्‍्तवीयंका स्मरण किया है। यदि आदिपुराणमें उल्लिखित प्रभाचन्द्र 
ओर उनका चन्द्रोदय प्रकृत प्रभाचन्द्र और उनका ग्रन्थ न्यायकुमुदचन्द्र ही है, 
तो यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि आदिपुराणकार न्यायकुमुदचन्द्रका तो 
स्मरण करें, किन्तु उसमें स्मृत आचाय॑ विद्यानन्द और अनन्तवीय सरीखे यज्ञस्वी 


१ जैन शिलालेखसंग्रह, भाग १, अभिलेख संख्या ५५, पथ्च १७, १८ । 
२. हरिवंशपुराण, १३८ । 


४८ : तीरथंकर महावीर और उनकी आघारयंपरम्परा 


अ्न्थकारोंको भूल जायें। विद्यालन्द और अनन्तवीयंके ग्रन्थोंके उल्लेखोंके आधार 
पर दोनोंका समय ईसाकी नवीं शताब्दीसे पहले नहीं जाता | अतः उनके स्मरण- ' 
कर्ता प्रभाचन्द्रका स्मरण नवमी शताब्दीके पधूर्वार्धकी रचना आदिपुराणमें नहीं 
किया जा सकता |” 

पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने अन्य तकोंके आधारपर भी डॉ० पाठक 
आदिके मतका खण्डन किया है ओर प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ ९५० से १०२० 
निर्धारित किया है । 

प्रभाचन्द्रने पहले प्रमेयकमलमात्तंण्डकी रचना करके ही न्यायकुमुदचन्द्रकी 
रचना की है । प्रभेयकमलमात्तं ण्डकी अन्तिम प्रशस्तिमे 'भोजदेव राज्ये' उल्लिखित 
मिलता है, पर न्यायकुमुदचन्द्रकी पुष्पिकामे 'श्रीजयर्सिहदेवराज्ये” पद 
उल्लिखित है। अतएव श्रीप्रभाचन्द्रका समय जयसिहदेवका राज्यकाल सन्‌ 
१०६५ तक माना जा सकता है। यदि प्रभाचन्द्रकी ८५ बर्षकी आयु हो, तो 
उनकी पूर्वावधि ई० सन्‌ ९८० सिद्ध होती है। आचायं जुगुलकिशोर मुख्तार 
और पण्डित केलाशचन्द्र जी शास्त्रो प्रमेयकमलमात्तंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके 
अन्तमे पाये जाने वाले “श्रीभोजदेवराज्ये' और “श्रीजयसिह॒देवराज्ये” आदि 
प्रशस्तिलेखोको स्वयं प्रभाचन्द्रका नही मानते | पर न्यायाचाय॑ पण्डित महेन्द्र- 
कुमा रजी उक्त प्रशस्ति-लेखोको प्रमेयकमलमात्तंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके रच- 
यिता प्रभाचन्द्रके हो मानते है। 

प्रभाचन्द्रने यापनीयसघाग्रणी शाकटायनाचार्यके केवलिमुक्ति और स्त्री- 
मुक्ति प्रकरणोकी कुछ कारिकारिकाओं को पूव॑पक्षके रूपमें उद्धृत किया है। शाक- 
टायनाचार्यका समय अमोधवर्षका राज्यकाल ( ई० सन्‌ ८१४-८७७ ) नवम शती 
है । अत' प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ ९०० से पहले नहीं माना जा सकता । 

आचाय॑ देवसेनने अपने 'दर्शनसार' ग्रन्थके बाद 'भावसग्रह' बनाया है। इसकी 
रचना ई० ९४० के आस-पास हुई होगी । प्रमेयकमलमात्तंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र- 
में देवसेनकी 'नोकम्मकम्महारो' गाथा उद्धत मिलती है। अतएव प्रभाचन्द्रका 
समय ई० सन्‌ ९४० के बाद होना चाहिये । श्रीधरकी न्‍्यायकन्दलीकी छाया भी 
प्रभाचन्द्रके ग्रन्थोंपर दिखलाई पड़ती है। श्रीधरने कन्दली टीका ई० सन्‌ ९९१ 
में समाप्त की थी। अत” प्रभाचन्द्रकी पूर्वाबधि ९९० के लगभग होनी चाहिये । 

शिलालेखके आधारपर प्रभाचन्द्रके सधर्मा गोपनन्दि बताये गये हैं। 'हले 
बेलगोल' के एक अभिलेख ( अभिलेख स० ४९२ ) में होयूसलनरेश, एरेयजु 


१ न्यायकुमुदचन्द्र, प्रथम भाग, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई, सन्‌ १९३८ भ्रस्तावना, 
पृ० ११८ । 


है प्रबुद्धाचार्य एव परम्परापोषकालार्ग : ४९ 


द्वारा 5 पतन्दि पण्डित देवको दिये गये दानका उल्लेख है। यह दान पोष शुक्ला 
त्रयोदशी संवत्‌ १०१५ में दिया गया है। इस तरह ई० सन्‌ १०९ में प्रभाचन्द्र- 
सघर्मा गोपनल्दिकी स्थिति होनेसे प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ १०९३ ईस्वीके पश्चात्‌ 
नहीं हो सकता है | 

वादि देवसूरिने ई० सन्‌ १११८ के लगभग अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ स्थाद्ाद- 
रत्नाकरकी रचना की है| स्याह्मदरत्नाकरमें प्रभाचन्द्रके प्रमेषकमलमात्तंग्ड और 
स्यायकुमुदचन्द्रका न केवल शब्दार्थानुसरण ही किया गया है, किन्तु कवलाहार- 
समर्थ॑नप्रकरणमें तथा प्रतिबिम्बचर्चामें प्रभाचन्द्र और प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल- 
मात्तंण्डका नामोल्लेख करके खण्डन भी किया है। अतः प्रभाचन्द्रके समयकी 
उत्तरावधि ई० सन्‌ ११०० सुनिश्चित हो जाती है । 

श्री पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्यने अनेक पुष्ट प्रमाणोंक आधारपर 
ई० सन्‌ ९८० से १०६५ ईस्वी तक प्रभाचन्द्रका समय माना है। 'सुदंसणचरिउ' 
की प्रशस्तिमें नयनन्दिने माणिक्यनन्दिका उल्लेख किया है। 'सुदंसणचरिउ' की 
समाप्ति वि० सं० ११०० में हुई है। अत' माणिक्यनन्दिका समय वि० स० की 
११वीं शताव्दीका पूर्वार््ध है। प्रमेषकमलमात्तंण्डका र आचाय॑ प्रभाचन्द्रने माणिक्य- 
नन्दिके समक्ष धारानगरीमें प्रमेयकमलमात्तंण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रको रचता की 
है। आचार्य माणिक्यनन्दि भी धारानगरीमें निवास करते थे। अत बहुत सम्भव 
है कि माणिक्यनन्दिसे परीक्षामुखका अध्ययन कर प्रभाचन्द्रने प्रभमकमलमारत्त॑ण्ड 
रचा हो। डॉ दरबारीलालजी कोठियाके सप्रमाण अनुसन्धानके अनुसार प्रभाचन्द्र 
ओर माणिक्यनन्दिकी समसामयिकता प्रकट होती है और उनमे परस्पर साक्षात्‌ 
गुरु-शिष्यत्व भी सिद्ध होता है!। इससे भी आचायं प्रभाचन्द्रका समय ई० 
सनकी ११वीं शती निर्णीत होता है। 
रखनाएँ 

इनकी निम्नलिखित रचनाएँ मान्य है-- 

प्रभेयकमलमात्तंण्ड * परीक्षामुख-व्याख्या 
न्यायकुमुदचन्द्र : लघीयस्त्रय-व्याख्या 

- तत्त्वाथंवृत्तिपदविवरण * सर्वार्थंसिद्धि-व्याख्या 
, शाकटायनन्यास * शाकटायनव्याकरण-व्याख्या 
, शब्दाम्भोजभास्कर : जैनेन्द्रव्याकरण-व्याख्या 
, प्रवचनसारसरोजभास्कर * प्रवचनसार-व्याख्या 
. गद्यकथाकोष : स्वतंत्र रचना 


ई &री «& ७ ०५ 0) ७ 





१. आप्तपरीक्षा, प्रस्तावना पु० २७-३३, वीर सेवा मन्दिर सस्करण, १९४९ | 


५० : तीयंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


< रत्नकरण्डकश्रावकाचा र-टीका 
९, समाधितंत्र-टीका 
१०, क्रियाकलाप-टोका 
११ आत्मानुशासन-टीका 
१२ महापुराण-टिप्पण | 
आचारय॑ जुगुलकिशोर मुख्तारने रत्नकरण्डआवकाचारको प्रस्तावनामें 
रत्नकरण्डक्रावकाचारकी टीका और समाधितंत्रकी टीकाको प्रस्तुत प्रमाचन्द्र 
द्वारा रचित न मानकर किसो अन्य प्रभाचन्द्रकी रचनाएँ माना है। पर जब 
प्रभाचन्द्रका समय ११ वी जताब्दी सिद्ध होता है, तो इन ग्रन्थोंके उद्धरण रह 
भी सकते है। रत्नकरण्डटीका और समाधितत्रटीकामें प्रमेषकमलमार्त॑ण्ड 
और न्यायकुमुदचन्द्रका एक साथ विशिष्ट शेलीमे उल्लेख होना भी इस बात- 
का सूचक है कि ये दोनों टीकाएँ प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकी ही हैं। यथा--. 
“तदलमतिप्रसड्भेन प्रमेयकमलमात्तंण्डे न्यायकुमुदचन्दें प्रपञ”ुचत: प्ररूप- 
णात्‌“--रत्नकरण्डटीका पृष्ठ-६ । “येः पुनर्योगसांख्यर्मुक्तो तत्प्नच्युतिरात्मनो- 
धभ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्त्तण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे न मोक्षविचारे विस्तरत: 
प्रत्याख्याता, ।'---समारवितन्त्रटीका, पृष्ठ १९ | 
ये दोनो अवतरण प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्करके उद्धरणसे मिलते 
जुलते है-- 
"तदात्मकत्व चार्थस्य अध्यक्षतो पनुमानादेश्व यथा सिद्धग्नति तथा प्रमेयकमल- 
मात्तंण्ड न्यायकुमुदचन्द्रे च प्ररूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ |--शब्दाम्भोजभास्कर | 
प्रभाचन्द्रकृतः गद्यकथाकोशमे पायी जाने वाली अज्जनचोर आदिकी 
कथाएँ रत्नकरण्डकश्नावकाचारगत कथाओसे पूर्णत मिलती है। अतएव रत्त- 
करण्डक श्रावकाचार और समाधितन्त्रकी टीकाएँ प्रस्तुत प्रभाचन्द्रकी ही हैं। 
क्रियाकलापकी टीकाकी एक हस्तलिखित प्रति बम्बईके सरस्वतीभवन- 
में है। इस श्रतिकी प्रशस्तिमे क्रियाकलापटीकाके रचयिता प्रभाचन्द्रके गुरुका 
नाम पघद्मनन्दि सैद्धान्तिक है और न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र सी 
पद्मनन्दि सैडान्तिकके ही शिष्य हैं। अतएव क्रियाकलापटीकाके रचयिता 
प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही जान पड़ते हैं। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
“बन्दे मोहतमोबिनाशनपटुस्त्रेलोक्यदीपप्रभुः 
संसुद्वतिसमन्वितस्य निखिलस्नेहस्थ संशोषक: | 
सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रकि रण: श्रीपक्मनन्दिप्रभु' 
तच्छिष्यात्रकटायंतां स्तुत्तिपद प्राप्त प्रभाचन्द्रतः ॥” 


प्रबुद्धाचार्य एवं प्रम्परापोषकाचार्य : ५१' 


इसी प्रकार आत्मानुशासनतिलकके रचयिता भी प्रस्तुत प्रभाचन्द्र' हैं। 
निदचयत: आचाये प्रभाचनद्र अद्भत भाष्यकार हैं। इन्होंने जिन टीकाओंका 
निर्माण किया है वे टीकाएँ स्व॒तन्त्र ग्रन्थका रूप प्राप्त कर चुकी हैं। अत्त: प्रमेय- 
कमलमात्तंण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथंवृत्तिपदविवरण, प्रवचनसारसरोज- 
भास्कर, दब्दाम्भोजभास्कर, महापुराणाटप्पण, गद्यकथाकोश, रत्नकरण्डटीका, 
समाधितंत्रटीका, क्रियाकलापटीका, आत्मानुशासनतिरूक आदि टीका ग्रन्थ 
प्रभाचन्द्रह् रा रचित हैं, यह स्पष्ट है। 

लघु अनन्तवीय॑ 

जैन न्याय-साहित्यमें प्रन्थकारके रूपमें दो अनन्तवीयोके नामोका उल्लेख 
मिलता है| इनमेंसे एक अनन्तवीयं तो वे ही है, जिनने अकलकके सिद्धिवि- 
निश्चयकी टीका लिखी है। प्रभाचन्द्रने न्‍्यायकुमुदचन्द्रमें इनका स्मरण किया 
है। दूसरे अनन्तवीयं वे है, जिन्होंने प्रमेबरत्नमाला बनायी है। इस प्रमेयरत्न- 
मालामे अनन्तवीयने प्रभाचन्द्रका उल्लेख किया है। अत उत्तरकाजवर्ती होनेके 
कारण प्रमेयरत्नमालाके रचयिता अनन्तवीयंको लघु अनन्तवीयं या द्वितीय 
अनन्तवीयं कहा जाता है। प्रमेय रत्नमालाके टिप्पणमें इनका उल्लेख “लघु अनन्त- 
वीयंदेव' के नामसे किया भी गया है। इन्होंने परीक्षामुखके सुत्रोंकी सक्षिप्त, 
किन्तु विशद व्याख्या की है। साथ ही प्रसद्भत. चार्वाक, वोद्ध, सांख्य, न्याय, 
वेशेषिक और मीमांसा दर्शनोंके कतिपय सिद्धान्तोंकी आलोचना भी की है। 

इनकी एकमात्र कृति 'प्रमेयरत्नमाला' प्राप्त है। ग्रन्थके आरम्भमे इस 
टीकाको इन्होंने परीक्षामुख-पणज्जिका कहा है। प्रत्येक समुद्देश्यके अन्तमें दी 
गयी पुष्पिकाओंमें इसे परीक्षामुख-लघुवृत्ति भी कहा है। 

आचाय॑ अनन्तवीयंने ग्रन्थके प्रारम्भमे त्तथा अन्तिम प्रशस्तिमें उल्लेख किया 
है कि इन्होंने इस टीकाकी रचना वेजेयके प्रिय पुत्र ही रपके अनुरोधसे शान्तिषेण- 
के पठनाथंकी थी । प्रशस्तिमें वेजेयके ग्रामादिकका कोई निर्देश नहीं है, पर उन्हें 
बदरीपालवंश या जातिका ओजस्वी सूर्य कहा है । उनकी पत्नीका नाम नागम्बा 
था, जो अपने विशिष्ट गुणोंके कारण रेवती, प्रभावत्ती आदि नामोंसे उस समय 
संसारमें प्रसिद्ध थी। उसके दानवीर हीरप नामक पुत्र हुआ, जो सम्यकत्वरूप 
आभूषणसे भूषित था और जो लोकहितकारी कार्योंको करनेके लिये प्रसिद्ध 
था। उसके आग्रहसे सम्भवत' उन्हींके पुत्र शान्तिषेणके पठनार्थ इस लघुवृत्तिकी 
रचना की गयी । यह रचना जैन न्यायके अध्येताओंके लिये विशेष उपयोगी है । 


१. विशेष जाननेके लिए देखिए--प्रमेयकमलमार्सण्डकी प्रस्तावना, पृ० ७६, ७७ । 


५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


समसय-विचार 

प्रमेयरत्नमालाकी रचना प्रभाचन्द्रके 'प्रमेयकमलमात्तंण्ड' के पदचातु की 
गयी है। प्रमेयरत्नमाछाके आरम्भिक पद्मोंमें बताया है-- 

प्रमेन्दुवचनोदा रचन्द्रिका-प्रसरे सति। 
भाहशा: कक्‍्व तु गण्यन्ते ज्योतिरिजुण-सन्निभा:' ॥ 

अर्थात्‌, जब प्रभाचन्द्राचायंकी वचनरूप उदारचन्द्रिका ( प्रमेयकमरूू 
मात्तंण्ड ) प्रसुत है, तो खबद्योतसहश हम सरीखे मन्दबुद्धियोंकी क्या गणना 
है? इससे स्पष्ट है कि लघु अनन्तवीयंका समय प्रभाचन्द्रके पश्चात्‌ है और 
प्रभाचनद्रका समय ई० सन्‌ की ११वीं शताब्दी है। उधर आचाय॑ हेमचन्द्र 
( वि० सं० ११४५-१२३० ) की 'प्रमाणमीमांसा' पर शब्द और अर्थ दोनोंकी 
दृष्टिसे प्रमेय रत्ममालाका पूरा-यूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अतः अनन्त- 
वीयंका समय प्रभाचन्द्र और हेमचन्द्रके मध्य होना चाहिये। इस प्रकार अनन्त- 
वीर्यका समय विक्रमकी १२ वी शताब्दीका पूर्वाद्ध प्रतिफलित होता है। डॉ० 
ए० एन उपाध्येने भी प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीयंका यही समय अनुमानित 
किया है | 
रखना 

लघु अनन्तबीयंकी एकमात्र उपलब्ध रचना यही प्रमेयरत्नमाला है। परी- 
क्षामुखके समान प्रमेयरत्नमालाका भी विषय प्रमाण और प्रमाणाभासका प्रति- 
पादन है। प्रमेषकमलमार्तण्डमे जिन विषयोंका विस्तारसे वर्णन है, उन्हींका 
सक्षेपमे स्पष्टरूपसे कथन करना प्रमेयरत्नमालाकी विशेषता है। परीक्षामुखके 
समान इसमे छह समुददेश्य हैं और उनमे उसीके समान प्रमाणलक्षण, प्रमाणभेद 
प्रमाणविषय, प्रमाणफल, प्रमाणाभास ओर नयका विवेचन परीक्षामुखकी 
व्याख्याके रूपमे है। प्रतिपादनशली बड़ी सरल, विशद और हृदयग्राही है | 


वीरनन्दि 
आचाय॑ बीरनन्दि सिद्धान्तवेत्ता होनेके साथ जनसाधारणके मनोभावों, 
हृदयकी विभिन्‍न वृत्तियों एवं विभिन्‍न अवस्थाओंमें उत्पन्न होनेवाले मानसिक 
विकारोके सजीव चित्रणकर्ता महाकवि थे। इनके द्वारा रचित चन्द्रप्रभ-महा- 
काव्य इनकी काव्य-प्रतिभाका चूड़ान्त-निदर्शन है। ये नन्दिसघ देशीयगणके 
आचायं हैं। चन्द्रप्रभके अन्तमें इन्होंने जो प्रशस्ति' लिखी है, उससे ज्ञात होता 


१. प्रमेयरत्नमाला, घोलम्बा विध्वाभवन, वाराणसी, १।३ । 
२. चन्द्रप्रभ-चरितम्‌, निर्णय सागर प्रेंस अम्बई, सन्‌ १९२६, प्रशस्ति पद्च १, तथा ४ । 


प्रभुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाजार्य : ५३ 


है कि ये आचार्म अभयनन्दिके शिष्य थे। अभयनन्दिके गुरुका नाम गुणनन्दि था | 

श्रवणवेलगोलके ४७वें अभिलेखमें बताया है कि गुणनन्दि आचार्यंक 
३०० दिष्य थे | उसमें ७२ सिद्धान्त-शास्त्रके मर्मज्ञ थे। इनमें देवेन्द्र सैद्धान्तिक 
सबसे प्रसिद्ध थे। इन देवेन्द्र सैद्धान्तिकके शिष्य कलवौतनन्दि या कतकनन्दि 
सिद्धान्तचक्रवर्ती थे। कनकनन्दिने इन्द्रनन्दि गुरुके पास सिद्धान्त-शास्त्रका 
अध्ययन किया था। 

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनी अपने गोम्मटसार कमंकाण्डमे अभय- 
नन्दि, इन्द्रनन्दि ओर वीरनन्दि इन तीनो आचार्योंको नमस्कार! किया है। 


एक अन्य गाथामें' उन्होंने बताया है कि जिनके चरणप्रसादसे वीरनन्दि 
ओर इन्द्रनन्दि शिष्य अनन्त ससारसे पार हुए हैं, उन अभयनन्दि गुरुको 
नमस्कार है-- 


अत. प्रतीत होता है कि वीरनन्दिके गुरु अभयनन्दि, दादागुरु गुणनन्दि 
ओर सहाध्यायी इन्द्रनन्दि थे । नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती इनके शिष्य अथवा 
लघु गुरुमाई प्रतीत होते है। इन्होने उन्हे नमस्कार किया है ।* 


स्थिति-काल 
पाइवनाथचरितमे महाकवि वादिराजने ( ई० सन्‌ १०२० ) चन्द्रप्रभकाव्य 
और उसके रचयिता वीरनन्दिकी सस्तुति करते हुए लिखा है कि-- 
चन्द्रप्रभाभिसम्बद्धा रसपुष्टा मन: प्रिय । 
कुमुद्धतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दिन." ॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमाकी प्रभा कुमुदवतीको प्रफुल्लित करती है. उसी प्रकार 


आज़ारादि नव रसोंसे पुष्ट चन्द्रप्रभचरितमे ग्रथित वीरनन्दिस्वामीकी वाणी, 
हमारे मनको प्रफुल्लित करती है। 
१. णमिकण अभयर्णदि सुद-सायर-पारणिदर्णदिगुरु । 
वरवीरणंदिणाहूं प्रयडीणं पच्चयं योच्छ ।॥। 
--पगोम्मटसार, कमंकाण्ड, गाथा ७८५ | 
२ जस्स य पायपसायेणणंतसंसारजलहिमृत्ति ण्णो । 
वीरिदर्णदिवच्छो णमामि त॑ अभयणंदिगुरु ॥ 
हे. वही, गाया ४३६ । 


४, गो० क० गा० ७८५, पादर्वनाथचरित, माणिकचम्द्र ग्रन्थमाला सीरीज, १।३० । 


५४ : शीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


इससे अवगत होता है कि आचाय॑ वीरनन्दि वादिराज ( ईस्वी सद्‌ १०२५) 
से पूव॑वर्ती हैं और उनका चन्द्रप्रभचरित रचा जा चुका था। 

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तनि इन्द्रनन्दिको अपना गुरु लिखा है तथा 
वीरनन्दि इन्हीं इन्द्रनन्दिके सहाध्यायी है। अतः प्रतीत होता है कि इन्द्रतन्दि 
और वीरनन्दि नेमिचन्द्रके समकालीन है। आचार्य नेमिचन्द्रने अपने गोम्मटसार- 
की रचना गज़ुवशीय राजा राचमलके प्रधानमन्त्री और सेनापति चामुण्डरायकी 
प्रेरणासे की है। राचमलके भाई रक्‍्कस गगराजने हक संबत्‌ ९०६-९३२१ ( ई० 
सन्‌ ९८४-५०९ ) तक राज्य किया है। कनन्‍्नड़के महाकाव रन्‍्नने शक संवत्‌ ९१५ 
(ई० सन्‌ ९८३ ) में पुराणतिकक नामक ग्रन्थकी रचना की है और उसने अपने- 
को रक्‍्कस गगराजका आश्रित लिखा है। चामुण्डराय द्वारा श्रवणवेलगोलकी 
प्रसिद्ध गोम्मटस्वामीकी मूर्ति १३ मार्च सन्‌ ९८१ ई० मे प्रतिष्ठित हुई ।' अत्तः 
इन समस्त सदर्भोंके प्रकाशमें वीरनन्दिका समय ई० सन्‌ १०२५ से पूर्व और ई० 
सन्‌ ५०० के बाद अर्थात्‌ ५५०-९९९ सिद्ध होता है । 
रचता-परिचय 

आचाय॑े वीरनन्दिकी एकमात्र रचना चन्द्रप्रभचरित है, जो उपलब्ध तथा 
प्रकाशित है ।' इस महाकाव्यमें १८ सर्ग और १६९७ पद्म है। कविने सस्कृतके 
सभी प्रसिद्ध छन्दोंका इसमे प्रयोग किया है। आठवे तीर्थंकर चब्द्रप्रभका इसमें 
जीवन-चरित वणित है। रचना बडी सरस और हृदयग्राही है। सभी रस और 
अलझ्धार इसमे समाहित है। प्रसद्भत सिद्धान्तका प्रतिपादन भी असाधारण 
और बहुबोधवर्धक है । श्रावकधर्मं और मुनिधर्मका भी विस्तारपूवंक वर्णन आया 
है। अतएवं वोरनन्दिकी यह महत्त्वपूर्ण कृति न केवल काव्यत्त्वकी दृष्टिसे 
उल्लेखनीय है, अपितु धमं, दर्शन, आचार आदिकी दृष्टिसे भी समृद्ध है। यतः 
इसकी कथावस्तु तीर्थकरसे सम्बद्ध है, अत. यह और भी अधिक रोचक है। 


महासेनाचाये 
महासेन लाट-वर्गट या लाड़-बागड़ संघके आचाय॑ थे। प्रद्य म्नचरितकी 
कारण्जाभंडारको प्राप्तमें जो प्रभस्ति दी हुई है, उससे ज्ञात होता है कि लाट- 
वर्गट सधमे सिद्धान्तोंक पारगामी जयसेन मुनि हुए और उनके शिष्य गुणाकर- 
सेन । इन गुणाकरसनके शिष्य महासेनसूरि हुए, जो राजा मुझऊज द्वारा पूजित थे 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग-६, किरण-४, श्रव णवेलगोल एवं यहाँकी गोम्मट मूति, 
पृ० २०५ तथा इसी अंक ग्रोम्मट मूतिको प्रतिष्ठाकालीन मूतिका फल । 

२. इसका एक संस्करण निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे सन्‌ १९२६ में निकला और दूसरा 
संस्करण जीवर।ज ज॑न ग्रत्थमाला सोलापुरसे सन्‌ १९७१ में प्रकट हुआ है । 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ५५ 


और के "अं था सिच्घुलके महामात्य पर्पटने जिनके चरणकमलोंकी पूजा की 
थी। इन्हीं महासेनने 'प्रद् म्नचरित्त' काव्यकी रचना की और राजाके अनुचर 
विवेकवान मघनने इसे लिखकर कोविदजनोको' दिया । 

प्रथु म्नचरितके प्रत्येक सर्गके अच्तमें आनेवाली पुष्पिकामे--“श्री सिन्धु राज 
सत्कमहामहत्तश्रीपप्पटगुरो: पण्डितश्रीमहासेनाचार्यस्थ कृते” लिखा मिलता है, 
जिससे यह ध्वनित होता है कि सिन्धुलके महामात्य पर्पटकी प्रेरणासे ही प्रस्तुत 
कान्य निर्मित हुआ है। 

लाट-वर्गट्संध माथरसचके ही समान काष्ठासघकी शाखा है। यह संघ 
गुजरात ओर राजपृतानेमें विशेष रूपसे निवास करता था। कवि आचार्य 
महासेन पपंटके गुरु थे। इससे यह स्पष्ट है कि आचाये महासेनका व्यक्तित्व 
अत्यच्त उन्‍नत था और राजपरिवारोमे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । 


'प्रद्यू म्नचरित' की प्रशस्तिमें काव्यके रचनाकालका निर्देश नही किया गया, 
पर मुज्ज और सिन्घुलका निर्देश रहनेसे अभिलेख ओर इततिहासके साक्ष्य द्वारा 
समय-निर्णय करनेकी सुविधा प्राप्त है। इत्तिहासमे बतलाया गया है कि मुझ्ज 
वि०सं० १०३१ (ई० सन्‌ ९७४) में परमारोको गद्दी पर आसीन हुआ । उदयपुरके 
अभिलेखसे विदित होता है कि उसने लाटो, कर्नाटकों, चोलो और केरलोकों 
अपने पराक्रमसे त्रस्त कर दिया था। मुञ्जके दो दानपत्र वि०स० १०३१ 
(६० सन्‌ ९७४ ) और वि० स० १०३६ ( ई० सन्‌ ९७९ ) के उपलब्ध हुए है । 
कहा जाता है कि ईस्वी सन्‌ ९९३-९९८ के बीच किसी समय तैलपदेवने उनका 
बध किया था। इन्ही मुज्जके समयमे वि० स० १०५० ( ई० सन्‌ ९०३ ) मे 
अमितगतिने 'सुभाषिनरत्नसदोह' समाप्त किया था ।' 

भुञ्ज या वाक्पतिका उत्तराधिकारी उसका अनुज सिन्धुल हुआ। इसका 
दूसरा नाम नवसाहसाक या सिन्घुराज है। इसके यशस्वी कत्योंका वर्णन पद्म- 
गुप्तने नवसाहसाकचरितमें किया है। इसी सिन्धुलका पुत्र भोज था, जिसका 
मेरुतुगकी 'प्रबन्धचिन्ता्माण' मे वर्णन पाया जाता है'। अतएव प्रद्यु ्नचरित्तकी 


१० श्रीलाट-वर्गटनभस्तलपूर्ण चन्द्र । जन साहित्य इतिहास, द्वितीय सस्करण, 
पु० ४११ । 

२. डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी, प्राधोन भारतका इतिहास, बनारस, १९५६ ६०, पृ० २८३। 

३. अथ ( संवत्‌ १०७८ वर्ष ) यदा मालवमण्डले श्रोभोजराजा राज्य चकार' । 


“-अबन्धचिस्तामणि, सिधीसिरीज १९३३ ई०, भोजभीमप्रबन्ध, पृ० २५ । 
पञ्चाशत्पड्चवर्षाणि मासा सप्तदिनत्रयभ । 
भोक्तव्यं भोजराजेन सगोर्ड दक्षिणापथम्‌ ॥ --बही, पृ० २२ । 


५६ : तोथंकर महावीर भोौर उनकी आचक्नार्यपरम्परा 


रचना ई० सन्‌ ९७४ के आस-पास हुई है और आचाय॑ महासेनका समय १०वीं 
शतीका उत्तरार्द्ध है। 
रखना 

आचार्य महासेनका 'प्रद्य म्नचरित' महाकाव्य उपलब्ध है। इस काव्यमें १४ 
सगे हे परम्पराप्राप्त कथानकको आचार्यने महाकाव्योचित रूप प्रदान 
किया है । 


प्रधुम्नच रितको कथा-बस्तु 


द्वारावती नगरीमें यदुवशी श्रीकृष्ण नामके राजा हुए। इनकी पटरानी 
सत्यभामा थी । इस पृथुवशकी पृत्रीने दृष्टिसि मृगीको, वाणीसे कोकिलाको, 
मुखसे चन्द्रमाको, गतिसे हसिनीको और अपने कुन्तलसे चमरीको पराजित कर 
दिया था । यह विधाताकी अपूर्व सृष्टि थी। श्रीकृष्णके समक्ष शत्रु नतमस्त होते 
थे। प्रथम सर्ग-- 


एक दिन नारदमुनि पृथ्वीका परिभ्रमण करते हुए द्वारिकामे आये। 
श्रीकृष्णने उनका स्वागत किया। नारद सत्यभामाके भवनमें गये, पर 
श्रृंगार करनेमे संलग्न रहनेके कारण सत्यभामा मुनिको न देख सकी । फलत: 
सत्यभामासे रुष्ट हो नारद श्रीकृष्णके लिए सुन्दरी स्त्रीकी तलाश करते हुए 
कुण्डिनपुर पहुँचे । राजा भीष्मकी सभामे रुक्मिणी द्वारा प्रणाम किये जानेपर 
उन्होने उसे श्रीकृष्ण प्राप्तिका आशीर्वाद दिया | कुण्डिनपुरसे चलकर नारद 
रुक्मिणीका चित्रपट लिये हुए पुन. द्वारिकामे पधारे। चित्रपटको देखकर श्रीकृष्ण 
रुक्मिणीपर अनु रक्त हो गये। रुक्मिणीके भाईका नाम रुक्म था, यह रुक्मिणी- 
का विवाह शिशुपालके साथ करना चाहता था। अत: शिशुपालने ससेन्य कुण्डिन- 
पुरको घर लिया, पर रुक्मिणी शिशुपालको नही चाहती थी। नारदने श्रीकृष्णको 
रुक्मिणी हरणकी सलाह दो | द्वितीय सर्ग-- 


श्रीकृष्ण और बलराम कुण्डिनपुरके बाहर उपवनमे छिपकर बैठ गये । नगर- 
के चारो ओर शिशुपालकी सेना घेरा डाले थी। रुक्मिणी उस उपवनमे कामदेव- 
के अचंनके लिये गयी। श्रीकृष्णने उसका अपहरण किया। भीष्म, रकम और 
शिशुपाल द्वारा पीछा किये जानेपर श्रोकृष्णने शिशुपालका बध किया और 
सकुशल रुक्मिणीको लेकर आ गये। उपवनमे रुक्मिणीके साथ उनका पाणिग्रहण 
सम्पन्न हुआ । एक दिन श्रोकृष्णने रुम्मिणीको दवेतवस्त्र पहनाकर उपवनमें एक 
शिलापर बेठा दिया और स्वयं लताकुञ्जमें छिप गये । जब सत्यभामा वहाँ 
आयी, तो रुक्मिणोको सिद्धांगना या देवांगना समझ उसकी पूजा करने छुगी 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य ५७ 


के 


तथा उससे वरदान माँगा कि माधव रुक्मिणीका त्यागकर मेरे दास बनें । इसी 
समय श्रीकृष्ण कुअजसे निकल आये ओर हँसने लगे । रुक्मिणी और सत्यभामा- 
में मित्रता हो गयी । दूसरे दिन मेत्रीका सदेश लेकर दूत आया। श्रीकृष्णने 
वस्त्राभूषण देकर उसे वापस लौटा दिया । तृतीय सर्ग-- 

रुक्मिणी ओर सत्यभामाने बलरामके समक्ष प्रतिज्ञा की कि जिसके पहले पुत्र 
होगा, वह पीछे होनेवाले पुत्रकी मात्ताके बालोका अपने पुत्रके विवाहके समय 
मुण्डल करा देगी । रुक्मिणीको पुत्र उत्पन्त हुआ । जन्‍्मके पाँचवे दिन धूमकेतु 
नामक देत्यने उस शिशुका अपहरण किया। उसने उस शिशुको वात्तरक्षकगिरिकी 
कन्दराम रख दिया और एक शिलासे उस कन्दराके द्वारको भी आवृत कर दिया । 
देत्यके चले जानेके उपरान्त वहाँ काल्सवर राजा अपनी प्रेयसी कचनमालाके 
साथ बिहार करता हुआ आया। कालसबव रने कन्दरासे पुत्रको निकालकर कचन- 
मालाकों सौप दिया और नगरमे आकर यह घोषित किया कि कब्चनमालाने 
पुत्रको जन्म दिया है। जन्मोत्सव सम्पन्त किया और बालकका नाम प्रद्य मत 
रक्‍खा गया । --चतुर्थे सर्ग 

पुत्रंके अपहरणसे द्वारावतीमे तहलका मच गया । रुक्मिणी विलख-विलख 
कर रोने छगी। ऋंष्णने पुत्रकी तछाज करनेका बहुत प्रयास किया, पर पत्ता न 
चला | नारदने विदेहमे जाकर सीमन्धर स्वामोके समवगरणमें श्रीकृष्णके नव- 
जात शिशुके अपहरणके सम्बन्धमे प्रश्न किया। उत्तर प्राप्त हुआ कि पूवव॑जन्मकी 
शत्रुताके कारण धूमकेतु देत्यने पृत्रकों चुयाया है। अब उसे कालसवर प्राप्त 
कर चुका है। वह पुज्रवत्‌ू पालन करेगा और सोलह वर्षकी अवस्था होनेपर 
वापस आयेगा । केवल्डीने प्रद्य म्नके पूर्वजन्मका आख्यान भी कहा ।--पञ्चमसर्ग 

अयोध्या नगरीमे अरिञ्जय राजा रहता था। इसकी रानी प्रीतिकराके 
गर्भसे पूर्णभद्र और मणिभद्र नामक दो पत्र हुए। राजा मुनिका उपदेश सुनकर 
विरक्‍्त हो गया और पुत्नको राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। इसी समय दो 
वणिकपुत्रोने श्रावकंधर्म ग्रहण किया | एक मुनि द्वारा कुतिया और माततगकी 
पुबंभवावलि सुन वे दोना दोक्षित हो गये और तपश्चरण द्वारा स्वर्ग प्राप्त 
किया । --षष्ठ सर्ग 

कौशल नगरीमे हेमनाग राजा रहत्ता था। इसके मधु और केटभ पुत्र थे | 
मधुकों राज्य और केटभकों युवराज पद देकर वह भार्या सहित सन्यासी हो 
गया। मधु और केटभ बडे प्रतापी थे। समस्त राजा इनके चरणोमे नततमस्तक 
होते थे । एक दिन भोमने उनके राज्यमे प्रवेश कर नगरको जलाया और जनता- 
को कष्ट दिया। मधुने उसके राज्यपर आक्रमण किया । मार्रमे हेमरथने उसका 


५८ तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


स्वागत किया | वह हेमरथकी सुन्दरी भार्याको देखकर मोहित हो गया मंत्रियोंके 
परामर्शानुसार उसने प्रथम भीमका बध किया । अनन्तर हेमरथकी रानीको ले 
लिया। प्रियाके अभावमें हेमरथ उन्मत्त हो गया। एक दिन हेमरथकी रानी 
द्वारा सम्बोधन प्राप्त होनेपर वह अपने पुत्रको राज्य सॉपकर मुनि हो गया। 
केटभने भी श्रमण दीक्षा धारण की। समाधिमरण घारणकर बे दोनो स्वर्गमे 
देव हुए । वहंसे च्यूत हो मघुका जीव प्रश्मुम्त, -केटभका जीव जाम्बवती पुत्र 
और हेमरथका जीव धूमकेतु हुआ है। इसी धूमकंतुने प्रद्यु म्नका अपहरण किया 
है । --सप्तम सर्ग 

कालसवरके घर प्रद्य म्न वृद्धिगत होने लगा। युवक होनेपर प्रद्यु म्नने 
कालसबव रके शत्रुओको परास्त किया, जिससे उसने प्रसन्‍न हो, अपनी पत्नीके 
समक्ष की गयी प्रतिज्ञाके अनुसार ५०० पुत्रोके रहनेपर भी प्रद्य म्नको युवराज 
बना दिया | उसके युवराज होने पर कालसंबरके अन्य पुत्र उससे हेष करने 
लगे | वे उसे विजर्याद्धको गुफाओमे ले गये, जिसमे नाग, राक्षस आदि निवास 
करते थे | प्रद्य म्नने सभीको अपने अधीन किया । कालसंवर प्रद्य म्नकी इस 
बीरतासे बहुत प्रसन्‍न हुआ और वह पिताको अनुमतिसे माता कड्चनमालाके 
भवनमे गया। रानी कड्चनमाछा उसके रूपसौन्दयंको देखकर मुग्ध हो गयी | 
प्रद्यू म्नने उसे समझाया, पर उसकी अनुरक्ति न घटी। प्रद्यु म्नने क>चनमालासे 
दो विद्याएँ सीख ली । अन्ततोगत्वा जब उमने देखा कि प्रद्यु मन वासनाको पूरा 
नही करता है, तो उसने उसपर बलात्कारका दोषारोपण किया। राजाने 
मृत्युदण्ड देनेके लिये सेना मेजो। स्वय भी उसने प्रद्यु म्नको पकड़ना चाहा, 
पर विद्याबलस वह प्रद्य म्वका कुछ भी नही कर सका । नारदने आकर प्रद्यु म्न- 
के सम्बन्धमे समस्त बाते बतला दी, जिससे कालसवर बहुत प्रसन्‍न हुआ। 
--अष्टम सर्ग | 

प्रदुयुम्त नारदमुनिके साथ द्वारावतीको चला। सत्यभाभाका पुत्र भानु 
दुर्योधनकी पुत्री उदधिसि विवाह करना चाहता था। प्रदयुम्नने वनचरका- 
रूप घारण कर उन सबको परास्त किया और उदबिको हर ठगाया। उदधि 
नारदमुनिके समक्ष रोने लगी। प्रदुयुम्नने अपना वास्तविक रूप दिखलाया, 
जिससे वह अनुरक्त,हो गयी । प्रदुयुम्नने सत्य भा मा तनय भानुको परास्त किया और 
मकंटरूप धारणकर सत्याभामाके उपवनको नष्ट कर दिया । उसने बाजार नष्ट 
किया। मेष द्वारा बलरामको मूच्छित किया। अनन्तर प्रदयुम्न अपनी माँ 
रुक्मिणीके भवनमे अत्यन्त कुरूप और विक्ृत वेशमे आया । श्रीकृष्णके निमित्त 
बने समस्त पकवान्न उसे खिला दिये। प्रदयुम्नने अपना वास्तविक रूप प्रकट 
किया और माताके आदेशसे विद्याबल द्वारा बाल-कीड़ाएँ प्रस्तुत कीं। अनन्तर 


प्रदुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य . ५९ 


दुर्वोधनकुमारी उदधिको माँके पास छोड़कर यादव और पाण्डवकी सेनाके 
साथ मायामयी युद्ध करने लगा । उस युद्धको देखनेके लिये देव और देत्य दोनों 
आये | ---नवम सर्गे 

प्रलयसमुद्रके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ अपना पराक्रम दिखलाने लगी | 
श्रीकृष्ण प्रदयुम्तके पराक्रम और बाणकौशलूको देखकर आश्चयंचकित थे। 
अतः उन्होंने बाहुयुद्धका प्रस्ताव प्रदुयुम्नके समक्ष रखा। दोनों बाहुयुद्धकी 
तैयारीमें थे कि नारद आ गये और उन्होंने श्रीकृष्णको प्रदयुम्नका परिचय 
कराया । श्रोकृष्ण बहुत प्रसन्‍न हुए और धूमधामपुवंक प्रदुयुम्नका नगरमें 
प्रवेश कराया | उदधिके साथ प्रदयुम्नका विवाह सम्पन्त हुआ, जिसमें कालसंवर 
और कञ्चनमालाको भी आमन्त्रित किया गया । --दशम सर्ग 


श्रीकृष्णकी जाम्बवती नामक पत्नीसे शम्ब तामक शूरवीर और दानी पुत्र 
उत्पन्न हुआ | श्रीकृष्ण उसकी वीरतासे बहुत प्रसन्‍न थे | किन्तु एक दिन किसी 
कुलीन स्त्रीके शीलभगके अपराधमें इसे नगरसे निर्वासित कर दिया। वसन्‍्त- 
में प्रदयुम्न वनविहारके लिये गया और वहाँ उसे शम्ब मिला | शम्बका विवाह 
सम्पन्न किया गया। प्रदयुम्नके भी कई विवाह हुए। उसके अनिरुद्ध नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | --एकादश सर्गं 

तीथंकर नेमिनाथ पल्‍लवदेशसे विहार कर सौराष्ट्र आये। यादवोने समव- 
शरणमे जाकर तीर्थंकरकी वन्दना की | बलदेवने द्वारकाविनाश और श्रीकृष्णकी 
मृत्युके सम्बन्धमें प्रश्न किया। त्तीर्थकरने मद्यधानके कारण द्वीपायनमुनिके 
निमित्तसे इस देवनग रीके विनाश और जरतृकुमारके बाणसे श्रीकृष्णकी मृत्युके 

सम्बन्धमें भविष्यवाणी की । जरत॒कुमार वनमे चला गया ओर वहाँ आखेटक- 
का जीवन यापन करने लगा । यादव इस भविष्यवाणीको सुनकर बहुत चिन्तित 
रहने लगे । रात्रि व्यत्तीत होने पर प्रातःकाल हुआ | --द्वादश सर्ग 

श्रीकृष्ण रत्नजटित सिंहासन पर शोभित थे। सामन्‍त और सचिव उनकी 
सेवामे उपस्थित थे। विषयविरक्त ओर शान्त चित्त प्रदयुम्न अन्य राजकुमारों- 
के साथ हरिके समक्ष पहुँचा । उसने तीर्थकरके पास दीक्षा ग्रहण करनेका विचार 
प्रकट किया । वह माता-पितासे अनुमति प्राप्त कर नेमिनाथकक चरणोंमे दीक्षित 
हो गया । रुक्मिणी और सत्यभामाने भी दीक्षा धारण कर ली । --त्रयोदश सर्गं 

प्रद्य म्नने घोर तपए्चरण किया । गुणस्थानका आरोहण कर कर्मं-प्रकृतियों- 
को नध्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया | शम्ब, अनिरुद्ध और काम आदि भी 
मुनि बन गये । प्रद्य म्नने अधातिया कर्मोको नष्ट कर निर्वाण लाभ किया। 


“--चतुदंश संग 


६० . तीथंकर महावीर और उनको आचार्यपरम्परा 


शीमजूगवत और विष्णुपुराणसे तुलना 

प्रथ म्नका पावन-जीवन जेन-साहित्यके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत और 
विष्णुपुराण आदि ग्रन्थोंमें भी वणित है। श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके ५२वें 
अध्यायसे ५५थें अध्याय तक यह चरित आया है। बताया गया है कि विदे- 
देशके अधिपति भीष्मकके पाँच पुत्र और सुन्दरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्रका 
नाम रुक्‍्म था। यह अपनी बहन रुक्मिणीका विवाह शिशुपालके साथ करना 
चाहता था। अत' उस कन्याने एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको श्रीकृष्णके यहाँ 
अपना सन्देश देकर भेजा । ब्राह्मणने श्रीकृष्णसे रुक्ष्मिणीके प्रेमकी बात कह 
सुनायी और शीघ्र ही विदर्भ चलनेके लिये उनसे अनुरोध किया। ब्राह्मणने 
वापस लौटकर रुक्मिणीको श्रीकृष्णके पधारनेकी सूचना दी। भीष्मकने श्री- 
कृष्ण और बलरामका स्वागत किया। रुक्मिणी अपनी सखियोंके साथ देवीके 
मन्दिरमें गयी और भगवतीसे श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना करने लगी। 
श्रीकृष्ण शत्रुओंकी सेनाको मोहित कर और रथमें रुक्मिणीको सवार कराकर 
चल दिये। रुकमने श्रीकृष्णणा पीछा किया। श्रीकृष्णने उसकी में छकी बाल 
उखाड़कर उसे विकृत कर दिया और रुक्मिणीकी प्रार्थना पर उसे प्राणदान 
दिया । द्वारिकामे आनेपर विधिपुवंक रुक्मिणीके साथ कृष्णका विवाह सम्पन्न 
हो गया। 


समय पाकर रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्यु म्नका जन्म हुआ। अभी प्रद्युम्न दया 
दिनका भी नही हो पाया था कि शम्बासुरने वेश बदलकर सूत्तिका-गृहसे बालक- 
का अपहरण कर उसे समुद्रमे फेंक दिया । समुद्रमें बालक प्रदुयुम्नको एक मच्छ 
निगल गया । मछुओ द्वारा वह मच्छ पकड़ा गया और उन्होंने उसे शम्बासुर- 
को भेट किया। मच्छसे निकले आलकको शम्बासुरने अपनी दासी मायावतीको 
समपित किया | यह मायावती कामदेवको पत्नी रति ही थी। उसने कुमार 
प्रदयुम्मका लालन-पालन किया। जब प्रदयुम्न युवा हो गया, तब मायावती 
उसके समक्ष कामके भाव प्रकट करने लगी। प्रद्युम्नने उससे कहा--पालन 
करनेवाली तुम मेरी माँ हो ! तुम इस प्रकारके विकृत विचार क्यों करती हो” ? 
मायावतीने कहा--/9भो ! आप स्वयं नारायणके पुत्र है, शम्बासुर आपको 
सूतिकागृहसे चुरा लाया आ । आप मेरे पति कामदेव हैं ओर में सदाकी आपकी 
पत्नी रति हूँ । शम्बासुरने आपको समुद्रमें डाल दिया था, वहाँ एक मछली - 
निगल गयी थी। मछलीके पेटसे मैंने आपको प्राप्त किया। शम्बासुर माया 
जानता है। अत्त: मायात्मक विद्याओंके अभावमें उसका जीतना सम्भव नहीं ।” 
उसने महामाया नामकी विद्या प्रदयुम्नको सिखलायी। प्रदयुम्नने युद्धमें शम्बा- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्म : ६१ 


सुरकी सेनाकों परास्त किया । अनन्तर वह द्वारिकामे मायावतीके साथ गया 
और वहाँ भी उसने मायाके कारण चमत्कार उत्पन्न किये। इस समय नारद 
वहाँ आये और प्रदयुम्नका परिचय कराया | 


इसी प्रकारका विष्णुपुराणके पञ्चम स्कन्धके २६वें और २७वें अध्यायमे 
प्रदयुम्नचरित उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणके चरितमें 
प्रायः समानता है। अन्तर केवल इत्तना ही है कि शम्बासुर प्रदयुम्तको विष्णु- 
पुराणके अनुसार जन्म लेनेक छठे दिन ही समुद्रमें गिरा देता है। शेष कथानक 
दोनों ग्रन्थोंमें समान है । 

'प्रदुयुम्नचरितम्‌' महाकाव्यकी कथावस्तुकी उक्त दोनों ग्रथोंकी कथा-वस्तु- 
के साथ तुलना करनेपर निम्नांकित साम्य और असाम्य उपलब्ध होते हैं-- 
साम्य 


( १) प्रदयुम्न श्रीकृष्ण और रुक्मिणीके पुत्र थे । 

(२) जन्मकी छठी रात्रि अथवा,दव दिनके पूर्व ही असुर द्वारा अपहरण । 

( ३ ) नारद ऋषि द्वारा रुक्मिणीकों समस्त स्थितिकी जानकारी | 

(४ ) द्वारिकामें प्रदयुम्नके लोटने पर नारद द्वारा प्रदूयुम्नका परिचय | 
असाम्य 


प्रदयुम्नका धम्बासुर द्वारा अपहरण, उसका समुद्रमे डाला जाना, समुद्रमे 
मत्स्य द्वारा निगला जाना और फिर शम्बासुरक॑ घर जाकर मत्स्य पेटसे 
जीवित निकलना, मायावतीका मोहित होना और बालक प्रद्युम्नका पालन 
करना तथा अन्तमे युवा होनेपर शम्बासुरको मारकर मायावतीसे विवाह करना। 


यदि उपयु कत असमताओ पर विचार किया जाये, तो ज्ञात होगा कि जैन- 
लेखकोने उक्त कयाशोंमे अपनी सुविधानुसार परिवतंन कर उसे बुद्धि-प्राह्म 
बनाया है। प्रदुयुम्तको समुद्रमेन डलवाकर, गुफामे अथवा शिलाके नीचे 
रखवाना अधिक बुद्धिसगत है। मत्स्थके पेटसे जीवित निकलनेकी सम्भावना 
बहुत कम है, जबकि शिलातल या गुफामें जीवित रह जानेकी सम्भावनामे 
आएंका नही की जा सकती । अम्बासु रके स्थानपर धूमकेतु अपहरण करनेवाला 
कल्पित किया गया है तथा कालसवर विद्याधर उसका पालन करनेवाला माना 
* गया है। कालसवरकी पत्नो कचतमाला भी मायावतीके समान प्रदुयुम्न' पर 
मोहित होती है । कालसंवर पत्नीके अपमानका बदला चुकानेके लिये प्रदयुम्न- 
को मार डालना चाहता है। मायावती जिस प्रकार प्रदुयुम्नको विद्या सिख- 
लाती है उसी प्रकार कचनमाला भी । जेन-लेखकोने जन्म-जन्मान्तरके आख्यान 


६२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


जोड़कर प्रत्येक घटनाको तकंपूर्ण बनानेका प्रयास किया है। उन्होंने यह 
दिखलाया है कि वर्तमान जीवनकी प्रत्येक घटनाके पीछे पू्व॑जन्मके संचित 
संस्कार कार्य करते हैं। धूमकेतुने पूवंजन्मकी शत्रुताके कारण ही प्रद्य म्नका 
अपहरण किया था ओर कंचनमाला भी पूब॑ंजन्मके प्रेमके कारण ही, प्रद॒युम्न- 
पर आसकत होती है। शम्ब उसका पृवंजन्मका भाई होनेसे ही प्रेम करता है। 


कथायवस्तुका गठन और महाकाव्यत्व 

प्रस्तुत महाकाव्यका कथानक शद्भुलाबद्ध एव सुगठित है। क्रमनियोजन 
पूर्णतया पाया जाता है। सभी कथानक श्वद्धुलाकी छोटी-छोटी कडियोंके 
समान परस्परमें सम्बद्ध है। प्रदयुम्नवरितमें कथानकका उद्घाटन सत्यभामा 
द्वारा नारदकों असतुष्ट करने और ईर्ष्यावश नारदका युन्दरीकी तलाशमें जाने 
एवं रुक्मिणीके हृदयमें श्रोकृष्णक प्रति अनुराग उत्पन्न करनेसे होता है। कथा- 
वस्तुकी परुडियाँ सहजमें खुलती हुई अपना पराग और सौरभ विकीर्ण कर मुग्ध 
करती है। सत्यभामा और रुक्मिणीम सपत्तीभावका उदय, ढ्ुद्ध और शमन 
कई बार होता हुआ दिखलाया गया है। इस प्रकार कवबिने कथानकोंकी योजना 
जआूद्भुलाबद्ध कर मनोरजकताका समावेश किया है। काव्य-प्रवाहको स्थिर एव 
प्रभावोत्पादक बनाये रखनेके छिये अवान्तर कथाएँ भी गुम्फित है । रचना सरस 


और रोचक है। 
हरिषिण 


हरिषेण नामके कई आचाय॑ हुए हैं। डॉ० ए० एन० उपाध्येने' छह हरिषेण 
नामके ग्रन्थका रोका निर्देश किया है। प्रथम हरिषिण तो समुद्रगुप्कके राजकवि 
है, जिन्होंने इलाहाबाद-स्तम्मलेख ई० सन्‌ २४५ में लिखा है। द्वितीय हरिषेण 
अपभ्र ज॒ भाषामें लिखित 'धमंपरीक्षा' के रचयिता है। इन्होने अपने सम्बन्धमे 
लिखा है कि मेवाडकी सोमामें स्थित श्रीउजौरा (श्री ओजपुर) प्रदेशके धक्‍काड- 
कुल नामक स्थानमें निवास करनेवाले विविध कलाओंके मर्मज्ञ हरिनामक पुरुष 
हुए। इनके पुत्रका नाम गोवर्धन था और उसको पत्नी गुणवती जिन भगवानके 
चरणोंमें श्रद्धा रखनेवालो थो। उनका पुत्र हरिषेण आगे चलकर बिद्वान्‌ कविके 
रूपमें विख्यात हुआ । वह किसो का्यंवश चित्तौड़ छोड़कर अकालपुर गया | 
वहाँ उसने छन्दशास्त्र और अलकारशास्त्रका अध्ययन किया और वि० स० 
१०४४ के व्यतीत होनेपर धर्म-परीक्षा नामक ग्रथकी रचना की। उसने लिखा 


१ बुहुतू कथाकोश, भारतोय विद्या भवन, बम्बई, सन्‌ १९४३, अग्रेजी प्रस्तावना 
पृ० ११७-११९ | 


प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य ६३ 


है कि धम-परीक्षा पहले जयरामद्वारा गाथाउन्दमें लिखी गयी थी, अब में इसे 
'द्धड़िया' छन्दमें लिख रहा हूँ। अमितगतिकी संस्कृत धमं-परीक्षासे हरिषेण- 
की यह धमं-परीक्षा २६ वर्ष पुरानी है। तृतीय हरिषेण कपूंरप्रकार या सुक्ता- 
वलीके रचयिता हरिषेण या हरि हैं। इन्होंने बताया है कि नेमिचरित भी 
इन्हींके द्वारा लिखित है। त्रिषष्ठीसारप्रबन्धके रचयिता वजत्लसेन उनके गुरु 
हैं। इनका स्थितिकाल सन्देहास्पद है। यदि ये वज्ञसेन त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरितनामक अधूरे सस्कृतगद्य-प्रन्यके रचयिता हो, तो इन्हे हेमचन्द्रके परचात्‌ 
रखा जा सकता है और इस स्थित्तिमे इन हरिषेणका समय ई० सन्‌को १२वीं 
शतीके पदचात्‌ अवश्य होगा । इनके समय-निर्धारणमें सबसे प्रबल प्रमाण यह 
है कि वि० सं० १५०४ के पूव॑ ये अवश्य वत्तमान थे, जब सोमचन्द्रने सुक्ता- 
वलीकी उदाहरणात्मक कहानियोसे युक्त कथा-महोदथधि नामक ग्रन्थ लिखा | 
चतुर्थ हरिषेणका परिज्ञान भाण्डारकर प्राच्य-विद्या-शोध-सस्थान पूनाके 
एक हस्तलिखित ग्रथसे प्राप्त होता है कि योनि-प्राभृतके प्राप्य न होनेके कारण 
विविध चिकित्सा सम्बन्धी ग्रल्थोंके आधारपर जगत्सुन्दरीयोगमलाधिकारकी 
रचना हरिषेण या प० हरिषेणने की है। इनके व्यक्तित्व ओर समय आदिका 
निर्णय उक्त पाण्डुलिपिके अध्ययनके पद्चात्‌ ही सम्भव है। 
पंचम हरिषेणका निर्देश प्रभञ्जनके साथ वासवसेनके 'यणोधरचरित' नामक 
ग्रन्थमे प्राप्त होता है। उद्योतनसूरिने ई० सन्‌ ७७८ में अपनेकुवलूयमाला 
अ्रन्थमे प्रभञ्जनका उल्लेख किया है। गन्धर्वने वि० स० १३६५ में वासवसेन- 
रचित यशोधरचरितका उपयोग पुष्पदन्तके अपूर्ण 'जसहरचारिउ' को पूरा करने- 
में किया था। सोमकीतिने भी वि० स० १०३५ में रचित अपने यणोधरकाव्यमे 
इस हरिषेणका निर्देश किया है। 
षष्ठ हरिषेणका भी परिज्ञान भाण्डारकर प्राच्य-विद्या-शोध-सस्थान, पूनाके 
एक हस्तलिखित ग्रन्थसे होता है। इन्होने अष्टाक्लिकाकथाकी रचना की थी। 
थे मूलसघके आचार थे। और इनकी गरुपरम्परामे रत्नकीति, देवकीति, 
शीलभूषण और गुणचन्द्रके बाद हरिषेणका नाम आया है। 
बृहत्‌कथाकोशके रचयिता हरिषेण इन सभो हरिषेणोंसे भिन्न प्रतीत होते 
हैं। इन्होंने इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमे लिखा है--- 
यो बोधको भव्यकुमुद्वतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूरवै'। 
पुन्नाटसंघाम्बरसंनिवासी श्रीमौनिभट्टा रकपूर्णचन्द्र' ॥ 
जैनालयब्रातविराजितान्ते . चन्द्रावदातद्य तिसौधजाले | 
कार्तंस्वरापूर्णजनाधिवासे श्रीवर्धभानाख्यपुरे वसन्‌ स'॥ 


६४ तीथंकर महावीर और उनकी आजार्यपरम्परा 


सारागमाहितमतिविदुषां प्रपृज्यो नानातपोविधिविधानकरो विनेय: | 
तस्यथाभवद्‌ गुणनिधिर्जनतासिवन्ध: श्रीशब्दपूवंपदकी हरिषेणसज्ञ:' ॥ 
अर्थात्‌ मौनी भट्टारकके शिष्य भरतषेण और श्रीहरिषेणके श्रीहरिसेन, 
भरतसेनके हरिषेण | प्रस्तुत हरिषेणने अपने गुरु भरतसेनको उन्होंने छन्‍्द, 
अलंकार, काव्य, नाटक आदि शास्त्रोंका ज्ञाता, काव्यका रचयिता, वेयाकरण, 
तकनिपुण ओर तत्त्वार्थवेदी बतलाया है। इससे स्पष्ट हैं कि हरिषेणके दादा- 
गुरुके गुरु मौनी भट्वारक जिनसेनकी उत्तरवर्ती दूसरी, तीसरी पीढीमें ही हुए 
होंगे । हरिषेण पुन्नाट सधके आचार्य है और इसी पुन्नाट सधमें हरिवशपुराणके 
कर्ता जिनसेन प्रथम भी हुए हैं। 
हरिषेणने कथाकोषकी रचना वर्द्धमानपुरमें की है। इस स्थानको डॉ ए० 
एन० उपाध्ये काठियावाड़का बडवान मानते है। पर डॉ० हीराछाल जेनने इसे 
मध्यभारतके धार जिलेका बधनावर सिद्ध किया है। वृहत्‌ कथाकोषकी रचना 
वर्धमानपुरमें उस समय की गयी थी, जबकि वहॉपर विनायकपालका राज्य व्तं- 
मान था। उसका यह राज्य शक्र या इन्द्रके समान विशाल था। यह विनायक- 
पाल गुजंर प्रत्तिहारवशका राजा है। इसके साम्राज्यकी राजवानी कन्नौज थी। 
उस समय प्रतिहा रोंके अधिकारमे केवल राजपूतानेका ही अधिकाश भाग नही 
था, अपितु गुजरात, काठियावाड, मध्यभारत और उत्तरमे सतलूजसे लेकर 
विहार तकका प्रदेश शामिल था। यह विनायकपाल महाराजाधिराज महेन्द्रपाल- 
का पुत्र था और भोज द्वित्तीयके बाद राज्यासीन हुआ था। कथाकोशकी रचनाके 
लगभग एक वें पहले ( वि० स० ९५५ ) का एक दानपत्र' मिला है। इस दान- 
पत्रसे भी विनायकपालकी स्थिति स्पष्ट होती है। 
स्थितिकाल 
हरिषेण कथाकोशकी प्रणस्तिमे बताया है-- 
नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेपु त्रिषु जायतः | 
विक्रमादित्यकालस्य परिमार्णामद स्फुटम्‌ ॥ 
शतेष्वष्टसु विस्पष्ट पन्‍्चाशत्त्यधिकेषु च। 
शककालस्य सत्यस्थ परिमाणमिद भवेत्‌ ॥ 
संवत्सरे चतुविंशे वर्तमाने खराभिधे। 
विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानके' | 


१. बृहत्‌ कथा-कोश, सिंघीसिरीज, प्रशस्ति, पद्य, ३-५ । 


२. राजपूतानेका इतिहास, जिलल्‍द १, पु० १६३ तथा इण्डियन एल्टीव्वयरी, वाल्यूम 
१५, पेज १४०-१४१ । 


३. बृहत्‌ कथाकोश, सिघी सीरीज, प्रशस्ति, पद्च ११-१३॥ 


५ प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकानचाय * ६५ 


शक संचत्‌ ८५३, वि० सं० ९८८, ( ई० सन्‌ ९३१ ) में कथाकोशग्नन्थ रचा 
गया है। अतः अन्तरंग प्रमाणके आधारपर हरिषेणका समय ई० सन्‌ की १०वीं 
शताब्दीका मध्यभाग सिद्ध होता है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमे जिस विनायकपाल- 
का निर्देश किया है, उसका समय लगभग वि० सं० ९५५ ( ई० सन्‌ ८९८ ) है। 
काठियावाड़के हड्डाला गाँवमें विनायकपालके बडे भाई महीपालके समयका भी 
शक संवत्‌ ८३६ ( ई० सन्‌ ९१४ ) का दानपत्र मिला है, जिससे मालूम होता है 
कि उस समय वर्घमानपुरमे उसके सामन्‍त धरणिवराहका अधिकार था। इसके 
सत्रह वर्षोके उपरान्त इस नतगरमे कथाकोशका प्रणयन हुआ | अत्तएवं प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ श्री नाथ्राम जी प्रेमीका अनुमान है कि वर्धमानपुरमे प्रति- 
हारोंके किसी सामन्‍्तका अधिकार होनेकी सम्भावना है। 


रचना 

आचाय॑ हरिषेणने पद्यबद्ध बृहत्‌ कथाकोश ग्रन्थ लिखा है। इस कोशणग्रन्थमे 
छोटी-बड़ी सब मिलाकर १५७ कथाएँ है और ग्रन्थका प्रमाण अनुष्ट्प्‌ छन्दमे 
१२५०० ( साढ़े बारह हजार ) इलोक है। इन कथाओको निम्नलिखित सात 
वर्गोंमें विभकत किया जा सकता है-- 


. ब्रताचरण और साधनाकी महत्ता-यूचक कथाएँ 
भक्ति-सूचक कथाएँ | 

. पापाचरणके कुफल-सूचक आख्यान । 

अं ऐतिहासिक तथ्य-सूचक कथाएँ | 

मुनि और आचार्योके जोवन-वृत्त आख्यान | 

. हिसा, झूठ, चोरी आदिसे सम्बद्ध दष्टान्त-कथाएँ | 

. पड्चाणुब्रत या अन्य ब्रत्तोंके साधक व्यक्तियोके आख्यान | 


(6 ४0 &छऋ ० ७ [0 ७ 


चाणक्य, गकटाल, भद्रबाहु, वररुचि एवं स्वामिकातिकेय प्रभृति व्यक्तियोके 
अद्धं ऐतिहासिक आख्यान आये है। इस श्रेणीकी कथाओमे ऐतिहासिक व्यक्तियो- 
के सम्बन्धमे आराधना या व्यक्तित्वनिर्माण सम्बन्धी किसी आख्यानको प्रकट 
करते हुए कतिपय तथ्योंका समावेश हुआ है। श्रीप्रेमीजीने भद्बबाहुकथामे 
आये हुए तथ्योकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए लिखा है कि भद्रबाहुने बारह 
वर्षोंके घोर दु्भिक्ष पड़नेका भविष्य जानकर अपने शिष्योको लवण समुद्रके 
समीप चलनेको कहा और अपनी आयु क्षीण जानकर वे स्वय वही रह गये तथा 
उज्जयिनीके निकट भाद्रपद देशमे समाधिमरण धारण कर स्वर्ग प्राप्त किया । 
उज्जयिनीके राजा चन्द्रगुप्तने भद्रबाहुके समीप दीक्षा ग्रहण की । यह चन्द्रगुप्त 


६६ : तीर्थकर महावीर और उनकी क्षाचार्यपरम्प्रा 


मौर्य सम्नाट चन्द्रगुप्त है। मुनि होनेपर जिसका नाम विज्ञाखाचायं कहलाया, 
जो दश पृव॑धारियोंमें प्रथम थे" | 

करकण्डुकी कथा पर्याप्त विस्तुत आयी है और यह कथा 'करकण्ड्चरित' 
तथा प्राकृत-साहित्यमें उपलब्ध करकण्डुकथासे कई बात्तोंमें भिन्‍न है। इस 
कथाके अध्ययनसे एक नयी प्रम्पराका ज्ञान होता है। यद्यपि कथाका अन्तिम 
रूप परम्पराके समान ही है, पर कथामें आयी हुई उत्थानिका विशिष्ट है। मध्य- 
भागमें भी कथाका विस्तार पर्याप्त रूपमें हुआ है। धनश्री और नागदत्ताका 
आख्यान रात्रि-भोजनत्यागब्रतस सम्बद्ध है। पद्मावतीके जन्मकी कथा भी 
विचित्र ही रूपमें वणित है। इसमें बताया है कि वत्सकावती देशमें कौशाम्बी 
नामकी प्रसिद्ध नगरी है। इस नगरीका राजा वसुपाल था ओर रानी वसुमती | 
वसुपालके नग रसेठका नाम वसुदत्त था। वसुदत्त बड़ा हो जिनभक्त था। घनमती- 
की बहिन धनश्रीका विवाह इसी राजसेठ वसुदत्तके साथ सम्पन्न हुआ और यह 
भी वसुदत्तके संसगंसे जिनभगवानकी भक्त श्राविका बन गयी। कुछ दिनोके 
पश्चात्‌ वसुदत्तका स्वगंवास हो गया । जब यह समाचार धनश्रीकी माता नाग- 
दत्ताको मिला तो वह बहुत शोकातुर हुई और पुत्रीको सांत्वना देनेके लिये 
कौशाम्बी जा पहुँची ओर वही पर कुछ दिनों तक निवास करने लगी। 

एक दिन धनश्नीने देखा कि माताका मुखकमल शोकके कारण मलिन हो 
रहा है, तो वह माँको मुनिराजके पास ले गयी। मुनिराजने नागदत्ताको समझाया 
और रातिभोजन न करनेका उसे उपदेश दिया । नागदत्ताने मुनिराज द्वारा दिये 
गये ब्रतको स्वीकार किया और फिर अपनी दूसरी कन्या धनमतीके पास नालन्दा 
नगर चली गयी । जब नागदत्ता धनमती पुत्रीके यहाँ पहुँची, तो पुत्रीके ससगंके 
कारण यहाँ उसने रात्रिमे भोजन कर लिया और फिर कौशाम्बी नगरमे भी उसने 
रात्रिभोजन किया | इस प्रकार तीन बार उसने रात्रिभोजनका त्याग भग किया 
फिर चौथी बार कौशाम्बी नगरीमें रहनेवाली अपनी कनिष्ठा कन्या धनश्रीके 
पास यह पहुँची ओर वहाँ रहते-रहते एक दिन इसको मृत्यु हो गयी और अपने 
शुभ-अशुभ कर्मोके कारण कौशम्बी नगरीके राजा वसुपालकी वसुमती नामक 
पत्नीके गर्भमे कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई। ज्यों ही नागदत्ताका जीव वसुमतीके 
गर्भमें आया, वसुमतीको अत्यन्त दृ'खद, इवांस-कास आदि रोगोने पीड़ित कर 
दिया, जिससे रानीको इसके प्रति बड़ी अनास्था हुई। जेसे ही कन्याका जन्म 
हुआ, वसुमतीने उसके लिये एक सुन्दर अगूँठी बनवायी और उसमें यह लेख 





१. बृहत्‌ कथाकोश १३१वीं कथा तथा जेनसाहित्य और इतिहास, द्वितीय संस्करण, 
पृ० २२०-२२१। 


प्रबुद्धाचार्य एवं प्रम्परापोषकाचा्य : ६७ 


अंकित करा दिया कि यह कौशाम्बीके राजा वसुपालकी वसुमती पत्नीकी पुत्री 
है। यदि किसी बलवान पूर्व पृण्यके कारण यह बच जाये और किसीको मिले, 
तो वह इसे कृपापूबंक पालित-पोषित्त करे। इस प्रकार इस भँगूठी और एक 
रत्नकम्बलके साथ इस कन्याकों एक पिटारीमें बन्द कराकर रानीने इसे यमुना 
नदीमें प्रवाहित कर दिया । वह पिटारी यमुनाके वेगवान प्रवाहके कारण तैरती 
हुई प्रयागमें जाकर गंगाकी धारामे मिछ गयी । 


अज्भ नामके महादेशमे चम्पा नामकी नगरी थी | इस नगरीका राजा दन्ति- 
वाहन था और उसकी पत्नीका नाम वसुमित्रा । चम्पापुरीके निकट कुसुमपुर 
नामका एक नगर था। इस नगरमे कुन्ददन्‍्त नामक माली रहता था और 
इसकी पत्नीका नाम कुमुददन्तिका था । कुन्ददन्त नगरसे बाहर निकला ही था 
कि उसे प्रभातके समय गगामें बहती हुई वह पिटारी दिखलायी दी। उसने पिटारी 
पकड़ ली और जैसे ही खोली उसमें एक बालिका रखी हुई दिखलायी दी। 
कुन्ददन्त यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ | वह इस पिटारी तथा इसके अन्दर रखी 
हुई सुकुमार बालिकाको लेकर अपनी पत्नीके पास आया और उसे अपनी पत्नी 
के हाथोमें देकर कहने लगा--“लो आजसे तुम इसे अपनी पुत्री समझना ।” 
कुमुददन्ताने उस बालिकाका यथोचित पालन-पोषण किया और उसका नाम 
पद्मावती रखा । जब यह बालिका युवती हुई, तो चम्पापुर नरेश दन्तिवाहनके 
साथ उस कन्याका विवाह हो गया । राजाने जब कुन्ददन्तसे पद्मावतीके सम्बन्ध 
में विशेष पूछ-ताछ की, तो उसने पिटारीके मिलनेका सब वृत्तान्त राजाको सुना 
दिया । कुन्ददल्त कहने लगा--“राजन्‌ । इसके नामकी एक रत्ननिर्मित अँगूठी 
और रत्नकम्बल तथा एक पिटारी है, जो सब आपकी सेवामे उपस्थित है । 
दन्तिवाहन पद्मावतीका परिचय प्राप्तकर बहुत प्रसन्न हुआ। विवाहके पश्चात्‌ 
कालान्तरमे पद्मावतीके गर्भमें एक पृण्यशाली देवने स्वगंसे च्युत हो प्रवेश 
किया | इस समय पद्मावतीके मनमे एक दोहद उत्पन्न हुआ, परन्तु उसकी पूर्ति 
न हो सकनेके कारण वह दिन-प्रतिदिन दुबंल होने छगी। एक दिन राजाने 
पद्मावतीकी इस दुबंछताका कारण जानना चाहा। पद्मावत्ती कहने लगी-- 
“प्राणनाथ ! जबसे मेरे गर्भभे यह जीव आया है, तबसे एक विचित्र दोहद 
उत्पन्न हो रहा है कि मे पुरुषका वेष धारण करके नर्मदातिकक नामक उन्नत 
हाथीपर आपके साथ उस समय सवारी करूँ, जिस समय मेघ मन्द-मन्द गर्जना- 
पूंक नन्‍हीं-ननन्‍्ही बूँद गिरा रहे हों ।” 


जब राजाने पद्मावतीका यह दोहद सुना, तो उसने मनुष्योके द्वारा नमंदा- 
तिलक हाथीको बुलाकर उसे झूल आदिसे मण्डित कराया और सोलह प्रकारके 


६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचाय परम्परा 


आभूषणोंसे भूषित्त पद्मावत्तीको पुरुषके वेशमें सज्जित कर दिया | इस त्तरह सब, 
प्रकारकी तैयारीके पश्चात्‌ दन्तिवाहन भूपतिने रानीको मंदोन्मत्त हाथीके आगे 
बेठाया और स्वयं उसके पीछे बेठ गया तथा नगरकी प्रदक्षिणा करने लगा | 
पद्मावती और दन्तिवाहन महाराज नगरकी प्रदक्षिणा कर ही रहे थे कि 
राजाका प्रियमित्र वायुवेग नामक एक विद्याधर आया ओर उसने विद्याबलसे 
आकाझमें गरजंता करता हुआ एक मेघ तैयार किया। विद्याधरके प्रभावसे 
सुगन्धित जलकी वर्षा होने लगी और मन्द-मन्द वायु प्रवाहित होने लगी। 
इधर नमंदातिलक हाथीने ज्यों ही आकाशमे छाये हुए और जऊुकण बरसाते हुए 
मेघोको देखा और दिशाओको सुगन्धित करनेवाली सुगन्धित वायुको सूँघा तो 
उसे अपने चिरवसित और वृक्षमालासे अलकृत विन्ध्याचलके शल्लकी वनकी 
स्मृति हो उठी और वह बलवान्‌ हाथी जनसमूहके देखते-देखते ही नंगरसे अटवी- 
की ओर चल दिया। 
इस प्रकार इस कथामे पद्मावतीको पूर्वभवावलि तथा उसके जन्मकी कथा 
आयी है, जो करकण्डुकथामे अन्यत्र नही मिलती । 
इस ग्रन्थमे 'उक्तज्त्च' कहकर प्राकृत गाभाएँ भी सम्मिलित की गयी हैं। 
डॉ० ए० एन० उपाध्येका अभिमत है कि इस कथाकोशका एक अश सम्भवत्त. 
किसी प्राक्ृत ग्रन्थस सस्कृतमे अनूदित किया गया है। यत इस ग्रन्थमे बहुतसे 
प्राकृत नाम भी अपने मूलरूपमे पाये जाते है । यथा--मेतायंके स्थानपर मेदज्ज 
और वाराणसीके स्थानपर बाणारसी प्रयोग पाये जाते है । 
प्रस्तुत कथाकोश अनेक जंनाख्यानोकी विकासपरम्पराकों अवगत करनेमे 
बहुत ही सहायक है। लेखकने इसमे अनेक आख्यानोके पूव॑जन्मवृत्तान्त विस्तार- 
से दिये है। अतः अनेक काव्योंके स्रोत्तोका परिज्ञान इस कथाकोशकी कथाओसे 
प्राप्त किया जा सकता है। 
इस कथाकोषमे कामशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, शकुन, दर्शन आदि विभिन्न 
विषयोका वर्णन आया है । पच्रपापोका सुन्दर विइलेषण किया गया है। आचार 
सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य भो इस कथामें समाविष्ट है। चारुदत्तकथानक- 
में आया है कि यज्ञमे हवन किये जानेबाला पशु कहता है-- 
नाह स्वर्ग फलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्व मया 
सतुष्टस्तृणभक्षणेन सतत्त साधो न युक्‍त॑ त्तव। 
स्वर्ग गन्तुमभीप्सिता यदि भवेद्‌ बेदे च लथ्या श्रुति: 
भूपे कि न करोषि मातृपितृभिर्दारान्‌ सुतान्‌ बान्धवान्‌' ॥ 





१. बृहत्‌ कथाकोश, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, पु० २२५, पद्म २४८ । 


प्रबुद्धाचा्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ६९ 


सोमदेवसरि पु रि 
आचाय॑ सोमदेव महान्‌ ताकिक, सरस साहित्यकार, कुशल राजनीतिज्ञ, 
प्रबुद्ध तत््वचिन्तक और उच्चकोटिके धर्माचायं थे। उनके लिए प्रयुक्त होने 
वाले स्याद्रादाचलर्सिह, ताकिकचक्रवर्ती, वादीभपड्चानन, वाक्कल्लोलपयो- 
निधि, कविकुलराजकुजर, अनवद्यगद्य-पद्मविद्याधरचक्रवर्ती आदि विशेषण 
उनकी उत्कृष्ट प्रज्ञा और प्रभावकारी व्यक्तित्वके परिचायक हैं। नीतिवाक्या- 
मृतको प्रशस्तिमें उक्त सभी उपाधियाँ प्राप्त होती है ।" 


ये नेमिदेवके शिष्य, यश्ोदेवके प्रशिष्य और महेन्द्रदेवके अनुज थे । 


यशोदेवको देवसघका तिलक कहा गया है ।* पर वद्दिगके दानपत्रमे गौड- 
सघका | नीतिवाक्यामृत और यशस्तिकककी प्रशस्तियोके अनुसार नेमिदेव 
अनेक महावादियोके विजेता थे। महेन्द्रदेवको भी दिग्विजयी कहा जाता है। 
सोमदेव भी गुरु और अनुजके समान ताकिक होनेके साथ सहृदय कवि भो थे | 
यशस्तिलकके प्रा रम्भभे लिखा है-- 


आजन्मसमभ्यस्ताच्छुष्कात्तर्कात्ततादिव ममास्या । 
मतिसुरभेरभवदिद सूक्तिपय. सुकृतीनां पुण्य, ॥* 


मेरी वुद्धिह्पी गौने जीवनभर तकंरूपी घास खायी, पर अब उसी गौसे 





१ “इति सकलताकिकचक्रचूडामणिचुम्बितचरणस्थ रमणी यपञचपञ्चागन्महावादिविजयो- 
पाजितकीतिमन्नाकिनीपविचित्रत्रिभुवनस्थ परतपश्चरणरत्नोदन्‍्वत श्रीनेमिदेव- 
भगवतः प्रियशिष्येण वादीन्द्रकालानलश्रीमन्महेन्द्रदेवभट्टा रकानुजेन स्याह्रादाचलसिह- 
ताकिकचक्रवादी भपचाननवाककल्लोलपयोनिधिकविकुलराजकुञ्जरप्रभु तिप्रशस्तिप्रस्तावा- 
लद्भारेण षण्णवतिप्रकरण-युक्तिचिन्तामणि-त्रिवर्ग महेन्द्रमातलिसजल्प-यशोघरमहाराज- 
चरित-महाशास्त्रवेधसा श्रीमत्सोमदेवसूरिणा विरचितं नीतिवाक्यामृतं नाम राजनीति- 
दास्त्रं समाप्तम्‌ । 

“-नीतिवाक्यामृतम्‌, गोपालनारायण कम्पनी, बुकसेलर्स, सन्‌ (८९१, अन्तिम प्रशस्ति। 

२. श्रीमानस्ति स देवसंघतिकको देवों बण:पूर्वकः । 
शिष्यस्तस्थ बभूव संदुगुणनिधि: श्रीनेमिदेवाह्यय. ॥ 
तस्याइचर्यतप.स्थितेस्त्रिनवतेजेंतुमंहावादिनाम॒ । 
शिष्यो5भूदिहू सोमदेव इति यस्तस्यैष काव्यक्रम, ॥ 

-- यशस्तिलक, खण्ड २, पृ० ४१८ । 


३, वही, १।१७। 


७० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी ब्राचार्यपरम्परा 


सज्जनोके पुण्यके कारण यह काव्यरूपी दूध उत्पन्न हो रहा है। पाण्डित्यके 
सम्बन्धमें स्वयं लिखा है-- 
लोको युक्ति. कलाइछन्दो5लड्रा रा: समयाग्रमा: । 
सवंसाधा रणाः सर्द्धिस्तीथंमार्गा इब स्मृता:' ॥ 
व्याकरण, प्रमाण, कला, छन्द, अलडूगर और समयागम--दर्शनश्ञास्त्र तोर्थ- 
मार्गके समान सबंसाधारण है । 
सोमदेबके सरक्षक अरिकेशरी नामक चालुक्य राजाके पुत्र वाद्यराज या 
वहिंग नामक राजकुमार थे। यह बश राष्ट्रकूटोके अवीन सामन्‍्त पदवोधारी 
था। यशस्तिलकका प्रणयन गगवारा नामक स्थानमें रहते हुए किया गया है। 
धारवाड़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वर्तमान हैदराबाद प्रदेश पर राष्ट्रकूटोका 
साम्राज्य व्याप्त था। राष्ट्रकूट नरेश आठवो शतीस दशवी शतो तक महाप्रतापी 
और समृद्ध रहे है। इनका प्रभुत्व केवल भारतवर्षमे ही नही था, अपितु पश्चिम- 
के अरब राज्योमे भी व्याप्त था। अरबोस उनका मत्रीव्यवहार था तथा अरब 
अपने यहाँ उनको व्यापारको सुविधाएँ दिये हुए थे। इस बशके राजाओका 
विरुद वल्‍लभराज था । इसका रूप अरबलुखकोम बल्लहरा पाया जाता है। 
सोमदेवने अपने साहित्यम राष्ट्रकूटाके साम्राज्यक तत्कालीन अभ्युदयका 
परिचय प्रस्तुत किया है। वस्तुत. राष्ट्रकूटोक राज्यकालमे साहित्य, कछा, 
दर्शन एवं धमंको बहुमुखी उन्नति हुई है। कविका यशस्तिलकचम्पू मध्य- 
कालीन भारतीय सस्कृतिके इतिहासका अपूर्व स्नात हू। 


सोमदेवतूरि ओर कन्नोजके गुजर-प्रतिहार 
नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलकचम्पूसे अवगत होता है कि सोमदेवका 
सम्बन्ध कान्यकुब्ज नरेश महेन्द्रदेवसे रहा है। नीतिवाक्यामृतकी सस्कृतटीका- 
से भी ज्ञात होता है कि कान्यकुब्ज नरेश महेन्द्रदेवके आग्रहस इस ग्रन्थकी 
रचना सम्पन्न हुई थी ।' 
ज्ञात होता है कि सोमदेवका महेन्द्रदेवके साथ सम्बन्ध रहा है। यशस्तिलक 
के मगलपदमें इलेष द्वारा कन्नौज और महेन्द्रदवका उल्लेख आया है। 





१. यशल्तिक्क १।२०। 

२. “अन्न तावदखिलभूपालमौलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रमपाल्तिकस्य 
कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमन्महेन्द्रदेवेन पूर्वाचार्यकषतार्थशास्त्रदु:जबोधग्रन्थगोरबलिन्न- 
मानसेन सबोधछरूलितलघुनीतिवाक्यामृतरचनासु . प्रवर्तित: ।/--नीतिवाक्यामृत, 
माणिकचन्द्र दिगम्बर जेन भ्न्थमाला, पृ० २, संस्कृतटीका । 


प्रबुद्धाचाय' एवं परम्परापोषकाचाय : ७६१ 


यंशस्तिलकके ही निम्नलिखित पद्यसे भी सोमदेव और महेन्द्रदेवकके सम्बन्धकी 
अभिव्यञ्जना होती है-- 
सो5यमाशापित्तयश: महेन्द्राम रमान्यधी. । 
देवात्ते सत्तानन्द वस्त्वभीष्ट जिनाधिपः' ॥ 

अब विचारणीय है कि सोमदेका सम्बन्ध किस महेन्द्रदेवके साथ घटित्त होता 
है। कन्नोजके इतिदासमे महेन्द्रदेव या महेन्द्रषाल नामके दो राजा हुए है। 
महेन्द्रपालदेव प्रथमका समय ई० सन्‌ ८८५ से ई० सन्‌ ५०७ तक माना जाता है। 
यह महाराज भोज ( ई० सन्‌ ८३६-८८५ ) के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आसीन हुआ 
था। महाकवि राजशखरको बालकविके रूपमें इसका सरक्षण प्राप्त था। 
राजशेखर त्रिपुरीके युवराज द्वितीयके समय ( ई० सन्‌ ९९० ) लगभग ९० वर्ष- 
की अवस्थामे विद्यमान थे। सोमदेवने अपने यशस्तिलकमें महाकवियोके उल्लेख- 
के प्रसगमे राजशेखरको अन्तिम महाकविके रूपमे निर्दिष्ट किया है! । यशस्तिऊ॒क- 
को सोमदेवने ९५९ ई० में समाप्त किया है। यदि राजशेखरको सोमदेवसे ८-१० 
वर्ष भी बड़ा मात्ता जाय, तो राजशखरको सोमदेव द्वारा महाकवि कहा जाना 
ठीक प्रतीत होता हे। इस प्रकार सोमदेवका आविर्भाव ई० सन्‌ ९.०८ के आस- 
पास होना चाहिए, क्योंकि महेन्द्रपाल प्रथमकी समसामयिकता तथा नीततिवाक्या- 
मृतके रचे जानेका आग्रह घटित नहीं होता है। इस कारण महेन्द्रपालदेव प्रथम- 
के साथ सोमदेवका सम्बन्ध नहो हो सकता है। 

महेन्द्रपालदेव द्वितीयका समय ई० सन्‌ ९.४५-४६ माना गया हू । सोमदेव 
इस समय सम्भवत' ३५-३६ वर्षके रहे होगे। अतणब महेन्द्रपालदेव द्वितीय और 
सोमदेवके पारस्परिक सम्बन्धमे काल-सम्बन्धी कठिनाई नही हैं। 
स्थिति-काल 

सोमदेवका समय सुनिश्चित है। इन्होने यशस्तिलकमें उसका रचना-समय 
शकसंवत्‌ ८८१ ( ई० सन्‌ ९५५ ) दिया है। लिखा है-- 

“चेत्रशुक्ला त्रयोदशी शकसवत्‌ ८८१ ( ई० सन्‌ ९५९५ ) को, जिस समय 
कृष्णराजदेव पांड्य, सिहल, चोल, चेर आदि राजाओको जीतकर मेलपाटी 
नामक स्थानके सेना-शिविरमे थे, उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्‍्त- 





१. गशस्तिलक, १।२२० । 
२. ४८ १४९ एई [07675! +०7१७], ० 33. 
३. बशस्तिलक, उत्तरार्घ, पृ० ११३। 

४ फल 486 एण 9एशा एिंग्रावण] ७ 37 


७२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचाय परम्परा 


बह्गिकी, जो चालुक्यवशीय अरिकेशरीके प्रथम पुत्र थे, राजधानी गंगधारामें 
यह काव्य समाप्त हुआ ।* 
अतः सोमदेव ई० सन्‌ ९५० अर्थात्‌ दशम शतीके विद्वानाचार्य है। 


रचनाएं 

इनकी तोन रचनाएँ उपलब्ध है--१. नीतिवाक्यामृत, २ यशस्तिलूकचम्पू 
और अध्यात्मतरगिणी । 

इनके अतिरिक्त युक्तिचिन्तामणिस्तव, त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसजल्प, पण्णव- 
तिप्रकरण और स्याद्वादोपनिपद्‌्की भी सूचना मिलती है। वहिगके दानपत्रसे 
सोमदेवके एक सुभाषितका भी सकेत मिलता है। 
नीतिवाक्यामृत 

नीतिवाक्यामृत राजनीतिका कौटिल्यके अथंशास्त्रकी तरह उत्कृष्ट ग्रन्थ 
है। इसमे राजा, मत्री, कोषाध्यक्ष और शासन-सचालनके मौलिक सिद्धास्तोका 
प्रतिपादन किया गया है। नीतिवाक्यामृत मूलरूपमे बम्बईसे सन्‌ १८०१ में 
प्रकाशित हुआ था । सन्‌ १९२२ मे माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला वम्बईसे सस्कृततटीका 
सहित प्रकाशित हुआ | सन्‌ १९.५० में पण्डित सुन्दरलाल शास्त्रीने हिन्दी अनु- 
वादके साथ इसका प्रकाशन किया। नीतिवाक्यामृतपर दो टीकाएँ है। एक 
प्राचीन सस्कृतटीका हे, जिसके लेखकका नाम और समय ज्ञात नही है। पर 
मगलाचरणके इलोकसे इनका नाम हरिवल ज्ञात होता है-- 

हरि हरिबल नत्वा हरिवर्ण हरिप्रभम्‌। 
हरीज्य च ब्रवे टीका नीतिवाक्यामृतोपरि ॥ 

इससे ऐसा ज्ञात होता है कि जिस प्रकार मूल ग्रन्थ रचयताने अपना नाम 
मज्ुलपद्ममे समाहित कर दिया है, उसी प्रकार हरिबलने हरि अर्थात्‌ विष्णुको 
नमस्कार करते हुए अपने नामको समाहित कर दिया है। 

इस ग्रन्थम ३२ समुद्देश्य है। जिनके नाम क्रमण (१) पर्मेसमुद्देश्य, 
(२! अर्थ॑ंसमुद्देश्य, (३) कामसमुद्देश्य, (४) अरिषड्वर्ग, (५) विद्यावृद्ध, (६) 
आन्वीक्षिकी, (७) त्रयी, (८) वार्ता, (०) दण्डनीत्ति, (१०) मत्री, ।११) पुरोहित, 
(१२) सेनापति, (१३) दूत, (१४) चार, (१५) विचार, (१६) व्यसन, (१७) 
स्वामि, (१८) अमात्य, (१९) जनपद, (२०) दुर्ग, (२१) कोश, (२२) बल, (२३) 
मित्र, (२४) राजरक्षा, (२५) दिवसानुष्ठान, (२६) सदाचार, (२७) व्यवहार, 


१. यशस्तिलक, उत्तरा०, पृ० ४१८ । 
२. नीतिवाक्यामृतमू, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैनग्रन्यमाला, मद्भलपथ । 


प्रबुढ्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ७३ 


(२८) विवाद, (२९) षाड्गुण्य, (३०) युद्ध, (३१) विवाह और (३२) प्रकरण हैं। 
घमंसमुद्देश्यमें धमंका लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि-- 
“'यतो5भ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म: 

अर्थात्‌ जिसके साधनसे स्वर्ग व मोक्षकी सिद्धि हो वह घमं है। धर्माधिग- 
मोपायमें शक्तिके सनुसार त्याग, त्पको स्थान दिया है। समस्त प्राणियोके प्रति 
समताभावके आचरणको परमाचरण बताया है। जो व्यक्ति सभी प्रकारके 
भेदभाव और पक्षपातोका त्याग कर प्राणिमात्रके प्रति समताभावका आचरण 
करता है, ससारमे उसका कोई भी शत्रु नही रहत्ता, सभी मित्र बन जाते है। 
समत्ताभावके आचरणसे ही राग-द्वं षका अभाव होता है ओर व्यक्तिके व्यक्तित्व- 
का विकास होता हे। अतएवं अहिसाब्रतके आचरणके लिये समताभावका 
निर्वाह करना परमावश्यक है। दान देना, शक्ति अनुसार त्याग करना भी 
धर्माच रणके अन्तर्गत है। ग्रन्यकारने पात्र तीन प्रकारके बतलाये है--- १ धर्म- 
पात्र, २ कार्यपात्र और ३ कामपात्र ! इन तीनो प्रकारके पात्रोकी आर्थिक 
सहायता करना धर्मंके अन्तगंत है। ग्रन्थका रने लौकिक जीवनको समृद्ध बनाने- 
के लिये त्याग, तप और समताके आचरणपर विशेष बल दिया है। तपकी 
परिभाषा बताते हुए लिखा है कि इन्द्रिय और मनका नियमानुकूल प्रवतन 
करना तप है, केवल काषाय वस्त्र धारणकर वनमे विचरण करना तप नहीं 
है। यथा-- 

इन्द्रियमनसोनियमानुष्ठान त्तप | 
९ २५ ९ 


विहिताचरण निषिद्धपरिवर्जन च नियम” ॥ 


धमंका स्वरूप और धर्माचरणका महत्त्व सामाजिक और राजनीतिक 
दृष्टिसे प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद अर्थंपुरुषार्थंका विस्तारस 
विचार किया है। सोमदेवने धर्म, अर्थ और कामको समान महत्त्व दिया है। 
इनका अभिमत है-- 
धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत तत' सुखी स्यात्‌ । 
रे है हर 
सम वा त्रिवर्ग सेवेत' | 


१. नीतिवा०, सूत्र सं० २०, २१ । 
२. वही, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाछा, कामसमुद्ेश्य, सूत्रसं० २, ३ । 


७४ : तीघकर महावीर और उनकी आचाय परम्परा 


जो त्रिवर्गमेंसे किसी एकको महत्त्व देता है, उसका अहित होता है, सोम- 

देवने अथेकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
यत: सर्वप्रयोजनसिद्धि: सोष्य॑:! | 

अर्थात्‌ जिससे सभी कार्योंकी सिद्धि होती है, वह अर्थ है। समीक्षा करनेसे 
ज्ञात होता है कि सोमदेवको उक्त परिभाषा बहुत ही समीचीन है। यत: द्रव्य 
(१॥०॥०५ ) के अत्तिरिक्त अन्य किसी वस्तुसे समस्त इच्छाएँ तृप्त नही हो 
सकती । जिस एक वस्तुके विनिमय द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य बस्तुएँ प्राप्त 
हो सकं, वही एक वस्तु सब प्रकारकी आवश्यकताओकी पूर्तिका साधन कही जा 
सकती है। अत' सोमदेवके परिभाषानुसार विनिमय कायंमें प्रयुक्त होनेवाली 
बस्तु ही अर्थ ( ५०००७ ) है। सोमदेवने इस ग्रन्यमें अर्थकी महत्ता स्वीकार 
करते हुए अन्याय और अनथ्थंका निषेध किया है। अर्थाजंन, अर्थसरक्षण और 
अथ॑वृद्धिकि कारणोंका भी उल्लेख किया गया है। देश और कालके अनुसार 
अर्थसम्बन्धी विभिन्‍न व्यवस्थाएँ भी प्रतियादित है। क्रँपि, पशुपालन और 
वाणिज्यको वार्ता कहा है और इस वार्ताकी समृद्धि ही राज्यकी समृद्धि बत- 
लायी है। राजाकों करषि और वाणिज्यकी वृद्धिमे किस प्रकार सहयोग देना 
चाहिये आदि बात्तोपर विस्तारसे प्रकाश डाला गया है। 


जहाँ आर्थिक पुष्टि राष्ट्रकी समृद्धि, खुज्हालीके लिए आवश्यक है वहाँ 
राजनीतिक जागरूकता उसकी रक्षाका सबल साधन है। सोमदेवने इन्ही दोनो- 
पर इसमें गहरा और विस्तृत विचार किया है। अत: इस ग्रन्थमे वणित विचारो- 
को दो भागोमें विभक्त कर सकते है--( १ ) आथिक विचार और ( २) राज- 
नीतिक विचार । राजनीतिके अनुसार शासनकी बागडोर ऐसे व्यक्तिके हाथमें 
होती है, जो वशपरम्परासे राज्यका सर्वोच्च अधिकारी चला आ रहा हो | 
राजा राज्यको स्थायी समझकर सब प्रकारसे अपनी प्रजाका विकास करता है। 
राजाकी योग्यता और गुणोंका वर्णन करते हुए बताया गया है--“जो मित्र 
और शत्रुके साथ शासनकार्यमें समान व्यवहार करता है, जिसके हृदयमे पक्षपातत- 
का भाव नही रहता और जो निग्रह--दण्ड, अनुग्रह--पुरस्कारमे समानताका 
व्यवहार करता है, वह राजा होता है । राजाका धर्म दुष्ट, दुराचारी, चोर 
छुटेरे आदिको दण्ड देना एवं साधु- सत्पुरुषोंका यथोचित रूपसे पालन करना है। 
सिर मुड़ाना, जटा धारण करना, ब्रतोपवास करना राजाका धर्म नही है। वर्णं 
आश्रम, धान्य, सुवर्ण, चाँदी, पशु आदिसे परिपूर्ण पृथ्वीका पालन करना राजा- 


१ नीतिवा०, अर्थसमुद्देश्य, सूत्रसं० १। 


प्रबुद्धाचार्स एवं परम्परापोषकाबार्य : ७५ 


का राज्यकर्म' है।” राज्यकी योग्यताके सम्बन्धमें सोमदेवसूरिने लिखा है कि 
राजाको शस्त्र ओर शास्त्रका पूर्ण पण्डित होना आवश्यक है। यदि राजा शास्त्र- 
ज्ञानहित हो, और शस्त्रविद्यामे प्रवीण हो, तो भी वह कभी-न-कभी धोखा 
खाता है और अपने राज्यसे हाथ धो बैठता है। जो शस्त्रविद्या नही जानता 
वह भी दुष्टों द्वारा पराजित किया जाता है। अतएव पुरुषार्थी होनेके साथ-साथ 
राजाको शस्त्र-शास्त्रका पारगामी होना अनिवायय है। मूखे राजासे राजाहीन 
पृथ्वीका होना श्रेष्ठ हे, क्योकि मूर्ख राजाके राज्यमे सदा उपद्रव होते रहते है । 
प्रजाको नाना प्रकारके कष्ट होते है, अज्ञानी नृप पशुवत्‌ होनेके कारण अन्धा- 
धुन्ध आचरण करते है, जिससे राज्यमें अशान्ति रहती है। 

रज्यप्राप्तिका विवेचन करते हुए बताया है कि कही तो यह राज्य वश- 
परम्परासे प्राप्त होता है और कहीपर अपने पराक्रमसे राजा कोई विशेष व्यक्ति 
बन जाता है। अत्तः राजाका मूल क्रम--वशपरम्परा और विक्रम--पुरुषार्थ 
शौय॑ है । राज्यके निर्वाहके लिये क्रम, विक्रम दोनोका होना अनिवायं है। इन 
दोनोमेसे किसी एकके अभावस राज्य-सचालन नहीं हो सकता है। राजाको 
काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हप॑ इन छह अन्तरग शत्रुओपर विजय प्राप्त 
करना आवश्यक' है क्योकि इन विकारोके कारण नृपत्ति का्य॑-अकार्यके 
विचारोसे रहित हो जात्ता है, जिससे शत्रुओको राज्य हड़पनेके लिए अवसर 
मिल जाता है। राजाके विलासी होनेसे शासन-प्रबन्ध भी यथार्थ नहीं चलता 
है, जिससे प्रजामे भी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और राज्य थोड़े दिनोम ही 
समाप्त हो जाता है। शासककी दिनचर्याका निरूषपण करते हुए बताया है कि 
उसे प्रतिदिन राजकायंके समस्त विभागों, न्याय, शासन, आय-व्यय, आथिक 
दशा, सेना, अन्तर्राष्ट्रीय तथा सावंजनिक निरीक्षण, अध्ययन, सगीत, नृत्य- 
अवलोकन और राज्यकी उन्नतिके प्रयत्नोंकी ओर ध्यान देना चाहिये । 

सोमदेवसूरिने राजाकी सहायताके लिए मन्त्री त्था अमात्य नियुक्त किये 
जानेपर जोर दिया है। मन्त्री, पुरोहित, सेनापति आदि कमंचारियोको नियुक्त 


१. राज्ञों हि दृष्टनियह: शिष्टपरिपालनं च धर्म. । 
५ हर ख् 
न पुन. शिरोमुण्डन॑ जटाधारणादिक ॥ --नीतिवाक्यामृतमू, माणिकचन्द 
ग्रन्थमाला, वर्णाश्रमवती धान्यहिर्यपशुकुप्यक्रषिश्रदानफला च पृथ्वी, विद्यावृद्ध- 
समुहृष्य, सूत्र २, २, ५ । 
२. वही, सूत्र २६। 
३. वही, अरिषड्वर्ग, सूत्र १ । 


७६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचाय परम्परा 


करनेवाला नृप आहार्यबुद्धि--राज्य-संचालनप्रतिभा सम्पन्न होता है। जो 
राजा मन्‍्त्री या अमात्यवर्गकी नियुक्तित नहीं करता उसका सर्व॑स्व नष्ट हो जाता 
है। राज्यका संचालन मन्त्रीवर्गगी सहायता और सम्मतिसे ही यथार्थ हो 
सकता है। जो शासक ऐसा नहीं करता वह अपने राज्यकी अभिवृद्धि एव 
संरक्षण सम्यक्‌ रूपसे नहीं कर सकता। मन्त्रियोके गुणोंका वर्णन करते हुए 
बताया है कि “पवित्र, विचारशील, विद्वान्‌, पक्षपात्तरहित, कुलीन, स्वदेशज, 
न्‍्यायप्रिय, व्यसनरहित, सदाचारी, शस्त्रविद्यानिपुण, शासनतन्त्रके विशेषज्ञको 
ही मन्त्री बनना चाहिये। मन्त्रिमण्डल राज्य-व्यवस्थाका अविच्छेद्य अग माना 
गया है। मन्त्रिमण्डलके सदस्योकी सख्या तीन, पाँच अथवा सातसे अधिक नही 
होना चाहिये । 


सेना-विभाग 


राज्यको सुरक्षित रखने एवं शत्रुओंके आक्रमणोंसे बचानेके लिये एक सुहृढ 
और बहुत बडी सेनाकी आवश्यकता! है। यह विभाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
बतलाया गया है। राज्यकी आयका अधिकांश भाग इसमें खर्च होना चाहिये | 
इस विभागकी आवश्यक सामग्री एकत्र करने एवं सेना सम्बन्धी व्यवहारके 
सचालनके लिये एक अध्यक्ष होता है, जिसे सेनापति या महाबलाधिकृत कहा 
गया है। गजबल, अध्वबल, रथबल और पदातिबल ये चार गाखाएँ सेनाकी 
बतायी है। इन चारो विभागोंके पृथक-पृथक्‌ अध्यक्ष होते है, जो सेनापतिके 
आदेशानुसार काय करते है। चारो प्रकारकी सेनामें गजबल सबसे प्रधान' है, 
क्योकि एक-एक सुशिक्षित हाथी सहस्नो योद्धाओंका सहार करनेमे समर्थ होता 
है। शत्रुके नगरको ध्वस करना, चक्रव्यूह तोडना, नदी जलाशय आदि पर 
पुल बनाना एवं सेनाकी शक्तिको सुहृढ करनेके लिये व्यूहू रचना करना आदि 
कायं भी गजबल' के है। गजबडका निर्वाचन बडी योग्यता और बुद्धिमत्ताके 
साथ करना चाहिये । मन्‍्द, मृग, सकीर्ण और भद्गर इन चार प्रकारकी जातियोके 
हाथी तथा ऐरावत, पुण्डरीक, कामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सावंभोम और 


१ द्रविणदानप्रियभाषणाम्यामरातिनिवारणेन यद्धि हित॑ स्वामिनं सर्वावस्थासु बलते 
संवृणोत्रीति बलम्‌ । --नीतिवाक्यामृतम्‌, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैगग्रन्थमाला, बल- 
समुद्देश्य, सूत्र १ । 

२. बलेषु हस्तिनः प्रधानमज्ल' स्वेरवयवरष्टायुधा हस्तिनो भवन्ति । --वही, सूत्र २ । 

३. हस्तिप्रधानों विजयो राज्ञा यदेको5पि हस्तिसहख्न योधयति न सीदति प्रहारसहस- 
णापि। सुखेन यानमात्मरक्षा परपुरावमर्दनमरिव्यूहविधातो जलेषु सेतुबन्धा वचना- 
दन्यत्र सर्वविनोदहेतवश्चेति हस्तिगुणा:। --वही, सूत्र २-६ | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ७७ 


सुप्रतिकार इन आठ कुलोंके हाथियोंको ही ग्रहण करना इस बलके लिये आव- 
इयक है। गजोंके चुनावके समय जाति, कुल, वन और प्रचार इन चारों बातोंके 
साथ शरीर, बल, श्रता और शिक्षा पर भी ध्यान रखना आवश्यक ' है। अशि- 
क्षित गजबल राजाके लिये धन और जनका नाञक बतलाया गया है। 


अश्वबलूकी शक्ति भी सैनिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण मानी गयी है। इसे 
जड्भम सेन्य-बल बताया है। इस सेना द्वारा द्रवर्ती शत्रु भी वशमें हो जाता 
है। शत्रुकी बढी-चढी शक्तिका दमन, युद्ध-क्षेत्रमे नाना प्रकारका रण-कौशलू 
एवं समस्त मनोरथसिद्धि इस बल द्वारा' होती है। अश्वबलके निर्वाचनमे भी 
अब्वोके उत्पत्तिस्थान, उनके गुणावगुण, शारीरिक शक्ति, शौयं, चपछता आदि 
बातोंपर ध्यान देना चाहिये'। रथबलका निरूपण करते हुए उसका का, 
अजेय शक्ति आदि बातोपर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। इस बलके निर्वाचिनमे 
धनुविद्याके ज्ञाता योदाओकी उपयुक्तताका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। 
पदातिबलसें पेदलसेनाका निरूपण किया है। पैदलसेनाको अस्त्र-शस्त्रमे 
पारगत होनेके साथ-साथ शूर-वीर, रणानुरागी, साहसी, उत्साही, निर्भय, सदा- 
चारी, अव्यसनी, दयालु होना अनिवार्य बतलाया है। जब-तक सैनिकमे उपर्यक्त 
गुण न होगे, वह प्रजाके कष्ट निवारणमें समर्थ नही हो सकता है। सेवाभावी 
तथा कत्तंव्यपरायणता होना प्रत्येक प्रका रकी सेनाके लिये आवश्यक है। सेना- 
पतिकी योग्यता और गुणोका कथन करते हुए सोमदेवसूरिने कहा है कि कुलीन 
आचार-व्यवहारसम्पन्न, पण्डित, प्रेमिल, क्रियावान, पवित्र, पराक्रमणाली, 
प्रभावशाली, बहुकुटुम्बी, नीति-विद्यानिपुण, सभी अस्त्र-शस्त्र, सवारी, लिंपि, 
भाषाओं का पूर्ण जानका र, सभीका विश्वास और श्रद्धाभाजन, सुन्दर, कष्टसहिष्णु, 
साहसी, युद्धविद्यानिपुण तथा दया-दाक्षिण्यादि नाना गुणोसे विभूषित सेनापति 
होता है। सेनापतिका निर्वाचन मन्त्रियोको सहायतासे राजा करता है। सोम- 


१ जाति. कुल वन प्रचारश्च न हस्तिना प्रधान किन्तु शरीर॑ बल शौर्य शिक्षा च तदु- 
चिता च सामग्री सम्पत्ति: । 
अशिक्षिता हस्तिन. केवलमर्थप्राणपहरा ।--नीतिवाक्यामृत, बलसमुद्देश्य, सूत्र ४-५ | 

२ अश्वबलप्रधानस्थ हि राज्ञ: कदनकन्दुकक्रीडा: प्रसीदन्‍्ति, भवन्ति दूरस्था अपि 
करस्थाः दात्रव आपत्सु सर्व मनोरथसिद्धयस्तुरगमा एव शरणमवस्कन्द: परानीकर्ेदन 
च तुरंगमसाध्यमेतत्‌ । --बही, सूत्र ८। 

३. तजिका ( स्व ) स्थलाणा करोखरा गाजियाणा केकाणा पुष्टाहारा मान्हर सादुयारा 
सिन्धुपारा जात्याइवाना नवोत्पत्तिस्थानानि | --वबही, सूत्र १० । 


७८ ; तीथंकर महावीर और उनकी जआवचार्यपरम्परा 


देवसूरिने इस विभागका बड़ा भारी दायित्व बतलाया है। राज्यकी रक्षा करना 
और उसकी अभिवृद्धि करना इस विभागका ही काम है। 


पुलिस-विभाग 

इस विभागकी व्यवस्थाके सम्बन्धमे उल्लेख करते हुए सोमदेवसूरिने कोट्ू- 
पाल--दण्डपाशिकको इस विभागका प्रधान बतलाया है। चोरी, डकती, 
बलात्कार आदिके मामले पुलिस द्वारा सुलझाये जाते थे। पुलिसको बडे-बडे 
मामलोमे सेनाकी सहायता भी लेनेको लिखा है। इस विभागको सुद॒ढ करनेके 
लिये गुप्तचर नियुक्त करना आवश्यक है। गाँवोम मुखियाको ही पुलिसका 
उच्चाधिकारी बतलाया है। धन-सम्पत्ति, पशु आदिके अपहरणकी पूरी तहकी- 
कात मुखियाको ही करनी चाहिये । मुखिया अपने मामलोंकी जाँचमे गुप्तचरो- 
से भी सहायता ले सकता है। पुलिस-विभागकी सफलता बहुत कुछ गुप्तचर-- 
सी० आई० डी० पर ही आश्वित मानी गयी' है। गुप्तचरोके गुणोंका निरूपण 
करते हुए बताया है कि सल्तोषो, जितेन्द्रिय, सजग, निरोगी, सत्यवादी, ताकिक 
और प्रतिभाशाली व्यक्तिको इस महत्त्वपूर्ण पदपर नियुक्त करना चाहिये। 
गुप्तचरके लिए कपटी, धृत्त, मायावी, झकुन-निमित्त-ज्योतिप-विशारद, गायक, 
नतंक, विदूषक, वैतालिक, ऐन्द्रजालिक होना चाहिए'। 

यो तो ३४ प्रकारके व्यक्तियोको चर नियुक्त करने पर जोर दिया है। 
पुलिसविभागकी व्यवस्थाके छिए अनेक कानून भी बतलाये गए है तथा शासन- 
के लिए अनेक कार्यो एवं पदोका प्रतिपादन किया है। 
कोब-विभाग 

इस विभागका वर्णन करते हुए सोमदेवसरिने राज्य-संचालनके लिए कोषपर 
बडा जोर दिया है। जो राजा सम्पत्ति-विपत्तिके लिए कोष सञ्चय करता है, 
वही अपने राज्यका विकास कर सकता है। कोषमे सोना, चाँदी द्रम्म [मुद्राएँ] 
एवं घान्यका सग्रह अपेक्षितां है। इन आचाय॑ंने कोपकी महत्ता दिखलानेके 


१ स्वपरमण्डलकार्याकार्यावलोकने चाराष्चक्षषि ज्ञितिपतीनाम्‌ ।--नीतिवाक्यामृतम्‌, 
चारसमुद्देश्य, सूत्र १ । 

२. अलौल्यममान्यमृषाभाषित्व मम्यूहकत्वं चेति चारगुणा । 
कापटिकोदास्थितगृहपतिवेदेहिकतापसकितव किरातयमपद्टिकाहितुण्डिकशौ ण्डिकशौ भि- 
कपाटन्चर विटविदूषकपी ठमर्दकनटनतंकगगायव वादकवाग्जीवक गण क शाकुनिक भिष गैन्द्र - 
जालिकनैमित्तिकसूदारालिकसंवाहिकतीदणक्र र रसद्जडभूकबधिरान्धच्छद्मानस्थायिया- 
यिभेदेनावसर्पवर्ग:---वही, चारसमुद्देश्य, सूत्र २ और ८ । 

३. वही, कोशसमुद्देश्य, सूत्र १, २ । 








प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ७९ 


लिए कोषको ही राजा बताया है, क्योंकि जिसके पास द्रव्य है वही संग्राममें 
विजय प्राप्त कर लेता है। धनहीनको संसारमें कुटुम्बी--स्त्री, पुत्र आदि भी 
छोड देते हैं, तब राजाओंके लिये धनहीनता किस प्रकार बडप्पन हो सकती है! 
कोषसंग्रहमें प्रमुख धान्यसंग्रहकी बतलाया है, क्योंकि सबसे अधिक प्रधानता 
इसीकी है। धान्यके होनेसे हो प्रजा और सेनाकी जीवन-यात्रा चल सकती है। 
युद्धकाऊमें भी धान्यकी विशेष आवश्यकता पडती है। रस-सग्रहमें लवणको 
प्रधानता दी गयी है । 


आय-व्यय 

आय-व्ययकी व्यवस्थाके लिए पाँच प्रकारके अधिकारी नियुक्त करनेका 
नियमन किया है। इन अधिकारियोंके नाम आदायक, निबन्धक, प्रतिबन्धक, 
नीविग्राहक और राजाध्यक्ष बतलाये हैं। आदायकका कार्य दण्डादिकके द्वारा 
प्राप्त द्रव्यकों ग्रहण करता, निबन्धकका कार्य विवरण लिखना, प्रतिबन्धकका 
रुपये देना, नीविग्राहकका भांडारमें रुपये रखना और राज्याध्यक्षका कार्य सभी 
आयज-व्ययके विभागोंका निरीक्षण करना है। राज्यकी आमदनी व्यापार, कर, 
दण्ड आदिसे तो करनी ही चाहिये, पर विशेष अवसरो पर देवमन्दिर, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्योका सचित धन, वेश्याओं, विधवा स्त्रियों, जमीन्दारों, धनियो 
ग्रामकूटो, सम्पन्न कुटुम्बियो एवं मंत्री, पुरोहित, सेनापति प्रभूति अमात्योसे 
धन लेना चाहिये। 
व्यापारिक उच्चत्ति 

जिस राज्यमे कृषि, व्यापार और पशुपालनकी उन्नति नही होली, वह राज्य 
नष्ट हो जाता है। राजाको अपने यहाँके मालको बाहर जानेसे रोकनेके लिए 
तथा अपने यहाँ बाहरके मालकों न आने देनेके छिए अधिक कर लगाना 
चाहिये! । अपने यहाँ व्यापारकी उनन्‍नतिके लिए राजाकों व्यापारिक नीति 
निर्धारित करना, यातायातके साधनोको प्रस्तुत करना एवं वैदेशिक व्यापारके 
सम्बन्धमे कर लगाना या अन्य प्रकारके लियम निर्धारित करना राजाके लिये 


१. “कृषि: पशुपालन वणणिज्या च वार्ता वेश्यानाम्‌ ॥ 


हर है 2८ 
“वार्तासमृद्धों सर्वा: समृद्धयों राज्ञ: ॥/ 
> ३ > 


दुल्कवृद्धिबंलात्पण्यग्रहण च देश्ान्तरभाण्डानामप्रवेश हेतु, ।--नीतिवाक्यामृतम्‌, 
वार्तासमुद्देश्य, सूत्र १, २, ११। 


८० ४ तोथंकर महावीर और उनकी आचाय' परम्परा 


आवश्यक है। राज्यकी आर्थिक उन्नतिके लिए वाणिज्य और व्यवसायको बढ़ाना 
मालके आने-जाने पर कर लगाना प्रत्येक राजाके लिए अनिवार्य है। 
न्याथालयको व्यवस्था 

सोमदेवसूरिने 'नीतिवाक्यामृत' में न्‍्यायालूय-व्यवस्थाके लिए अनेक आव- 
इयक बातें बतलायीं हैं। इन्होंने जनपद--प्रान्त, विषय--जिला, मंडल---तह- 
सील, पुर--नगर और ग्राम इनकी शासन-प्रणा ही संक्षेपमें बतलायी है। राजाकी 
एक परिषद्‌ होनी चाहिए, जिसका राजा स्वय सभापति हो और यही परिषद्‌ 
विवादों--मुकहमोंका फैसला करे। परिषदके सदस्य राजनीतिके पूर्ण ज्ञाता, 
लोभ-पक्षपातसे रहित ओर न्यायी हों। वादी एवं प्रतिवादीके लिए अनेक 
प्रकारके नियम बतलाते हुए कहा है कि जो वादी या प्रतिवादी अपना मुकदमा 
दायर कर समयपर उपस्थित न हो, जिसके बयानमें पूर्वापर विरोध हो, जो 
बहस द्वारा निरुत्तर हो जाये, या वादी प्रतिवादीको छलसे निरुत्तर कर दे, वह 
सभा द्वारा दण्डनीय है। वाद-विवादके निर्णयके लिए लिखित साक्षी, भुक्ति--- 
अधिकार, जिसका बारह वर्ष तक उपयोग किया जा सका है, प्रमाण है। न्याया- 
लगमें साक्षीके रूपमे ब्राह्मणसे सुवर्ण और यज्ञोपवीतके स्पर्शानरूप शपथ, 
क्षत्रियसे शस्त्र, रत्नभूमि, वाहनके स्पर्शनरूप शपथ, वेश्यसे कान, बाल और 
काकिणी--( एक प्रकारका सिक्‍का ) के स्पर्शनरूप शपथ एवं शूद्रोंसे दूध, 
बीजके स्पशंनरूप शपथ लेनी चाहिये। इसी प्रकार जो जिस कामको करता 
है, उससे उसी कार्यकी छुआ कर शपथ लेनी चाहिये। सोमदेवने शासन- 
व्यवस्था-सम्बन्बी कुछ नियम भी बतलाये है। 
अवाय 

नीतिका वर्णन करते हुए सन्धि, विग्नह, यान, आसन, द्रेधीकरण और 
सश्रय इन छह गुणोका तथा राजनीतिके साम, उपदान, दण्ड और भेद इन 
चारो अगोंका विस्तारसहित प्रतिपादन किया है। 
सन्धि 

“पणबन्ध' सन्धि:'”--अर्थात्‌ जब राजाको यह विश्वास हो जाये कि थोडे 
ही दिनमें उसकी सेन्य-संख्या बढ जायेगी, तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक बल 
भा जाये, तो वह क्षति स्वीकार कर भी सन्धि कर ले। अथवा प्रबल राजासे 
आक्रान्त हो और बचावका उपाय न हो, तो कुछ भेंट देकर सन्धि कर ले। 
विग्रह 

“अपराधों विग्नह:'---अर्थात्‌ जब अन्य राजा अपराध करे, राज्यपर 
आक्रमण करे या राज्यकी वस्तुओंका अपहरण करे, तो उस समय उसे दण्ड 


दर प्रबुद्धाबार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ८१ 


देनेकी व्यवस्था करना विग्रह है। विग्रहके समय राजाको अपनी शक्ति, कोष 
और बल--सेनाका अवश्य विचार करना चाहिये। 
यान 

अभ्युदयो यानं-शत्रुके ऊपर आक्रमण करना, या शत्रुकी बलवान समझ- 
कर अन्यत्र चला जाना यान है। 


आसन 

“उपेक्षणमासनं --यह एक प्रकारसे विराम-सन्धिका रुपान्तर है। जब 
उभयपक्षका सामथ्यं घट जाये, तो अपने-अपने शिविरमें विश्रामके लिए आदेग 
देना अथवा मन्त्री, परपक्ष ओर स्वस्वामीकी शक्ति एवं सेन्य-संख्या समान देख- 
कर अपने राजाको एकभावस्थान लेनेका आदेश देना आसन है। 
संक्रय 

“परस्थात्मापंणं संश्रय:--शत्रुसे पीड़ित होनेपर या उससे क्लेश पानेकी 
आशंका होनेपर अन्य किसो बलवान राजाका आश्रय लेना संभ्रय है। 
हेघोकरण 

“एकेन सह सान्ध्यमन्येन सह विग्रहकरणमेकेन वा शरत्नौ सन्धानपूर्व विग्रहो 
द्ेघीभाव:”'---जब दो शत्रु एक साथ विरोध करें, प्रथम एकके साथ सन्धि कर 
दूसरेसे युद्ध करे और जब वह पराजित हो जाये, तो प्रथमके साथ भी युद्ध कर 
उसे भी हरा दे । इस प्रकार दोनोको कूटनीतिपुवंक पराजित करना या मुख्य 
उद्दं श्य गुप्त रखकर वैरगमें शत्रुसे सन्धि कर अवसर प्राप्त होते ही अपने 
उह श्यके अनुसार विग्नह करना द्ेधीकरण है। यह कूटनीतिका एक अज्ध है। 
इसमें बाहर कुछ और भीतर कुछ भाव रहते हैं । 
भेव 

जिस उपाय द्वारा अत्रुकी सेनामेंसे किसीको बहकाकर अपने पक्षमें मिलाया 
जाये अथवा शत्रुदकमे फूट डालकर अपना कार्य साध लिया जाये, भेद है। इस 
प्रकार चतुरंग राजनीतिका भी भेद-प्रमेदपृ्वक नीतिवाक्यामृतमें वणंन आया है । 
राजा अपनी राजनीतिके बलसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन जाता है। जनताके 
जान-मालकी रक्षाके लिए नियम, उपनियम और विधान भी राजाको हो बनाना 
होता है। राजाको प्रधानत: नियम और व्यवस्था, परम्परा और रूढियोंका 
संरक्षक होना अनिवायं है। 

सोमदेवसूरिने राज्यका लक्ष्य धमं, अं और कामका संवर्द्धन माना है। धर्म 
सबड्धंनसे उनका अभिप्राय सदाचार और सुनीतिको प्रोत्साहन देना तथा जनता- 


८२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


में सच्ची धामिक भावनाका संचार करना है। अथ्थं-संवर्धनके लिए कृषि, . 
उद्योग और वाणिज्यकी प्रगति, राष्ट्रीय साधनोंका विकास एवं कृषि-विस्तारके 
लिए सिंचाई और नहर आदिका प्रबन्ध करना आवश्यक बतलाया है। काम- 
संवद्धनके लिए शान्ति और सुव्यवस्था कर प्रत्येक नागरिकको न्यायपुंक सुख 
भोगनेका अवसर देना एवं कला-कौशलकी उचन्नति करना बताया है। इस 
प्रकार राज्यमें शान्ति और सुब्यवस्थाके स्थापनके लिए जनताका सर्वाज्धीण, 
नेतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शारीरिक विकास करना राजाका परम कत्तंव्य 
है। इसी कारण राजाके अनेक गुण बतलाये हैं । 
राज्याधिकार 

बताया है कि सबसे पहले पुत्रका, अनन्तर भाईका, भाईके अभावमें विमाता- 
के पुत्र--सौतेले भाईका, इसके अभावमें चाचाका, चाचाके अभावमें सम्ोत्रीका, 
सगोत्रीके न रहने पर नाती--लड़कीके पुत्रका एवं इसके अभावमें किसी आंग- 
न्तुकका अधिकार होता है । 

इस प्रकार इस 'नीतिवाक्यामृत' में राजनीत्ति और अर्थशास्त्र पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। 


यहास्तिलकचस्पु 

आचार्य सोमदेवका दूसरा ग्रन्थ यशस्तिलकचम्पू है। इसकी कथावस्तु महा- 
राज यशोधरका चरित है, जो आठ आश्वासोंमे विभक्‍त है। प्रथम आश्वासमें 
कथाकी पृष्ठभूमि है। अन्तके तीन आइवासोंमें उपासकाध्ययन अर्थात्‌ श्रावका- 
चार वाणित है। यशोधरकी वास्तविदः कथावस्तु मध्यके चार आश्वासोंमें स्वयं 
यशोधर द्वारा अभिहित है । कथाकी गद्य-शेली बाणकी 'कादम्बरी' के तुल्य है। 
'कादम्बरी' में वेशम्पायन शुक' कथा कहना आरम्भ करता है और कथावस्तु 
तीन जम्मोंमें लहरिया गतिसे भ्रमण कर यथास्थान पहुँच जाती है। सम्राद्‌ 
मारिदत्त द्वारा आयोजित महानवमीके अनुष्ठानमें अपार जनसमुदायके बीच 
बलिके लिए लाया गया प्रब्नजित राजकुमार यशस्तिलककी कथाका प्रारम्भ 
करता है। आठ जन्मोंकी कथा शीघ्र ही घूमती हुई अपने मूल सूत्र पर मुड़ 
जाती है। यशस्तिकककी यह कथा अत्यन्त लोकप्रिय रही है और आठवी 
शताब्दीके दाशंनिक एवं हरिभद्रसे लेकर सस्कृत और अपभ्र शके अनेक कवियों 
द्वारा भी गृहोत्त होती रही है। यही कारण है कि सस्कृत और अपभ्र श भाषामें 
अनेक यशोधर-काव्य लिखे गये हैं । 


योधेय नामका एक जनपद था, जिसकी राजधानी राजपुर थी। यहाँ मारि- 
दत्त राजा राज्य करता था। एक दिन उसे वीरभेरव नामक कवँलाचार्यने 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापौषकाचार्य : ८३ 


बताया कि चण्डमारि देवीके सामने सभी प्रकारके पशुयुगलके साथ सर्वाग 
सुन्दर मनुष्ययुगलकी बलि करनेके लिए, वह विद्याधर-लोकको जीतने चला। 
मारिदत्त विद्याधर-लोककी विजय करने और वहाँकी कमनीय कामनियोंके 
कटाक्षावलोकनकी उत्सुकताको रोक न सका। उसने चण्डमारि मन्दिरमें महा- 
नवमीके आयोजनको अपूर्व उत्साह और धूम-धामसे सम्पन्त करनेकी घोषणा 
की । सभी तरहके पशु एकत्र किये गये। मनुष्ययुगलकी कमी देखकर राज्य- 
कमंचारी उसकी तलाझमें निकले । इसी समय राजधानीके निकट सुदत्त नामके 
मुनि आकर ठहरे। उनके साथ अन्य दो अल्पवयस्क दिष्य भी थे। ये दोनों 
भाई-बहन, अल्प अवस्थामें ही राज्य त्याग कर साधु हो गये थे। मध्याह्षमें वे 
दोनों अपने गुरुकी आज्ञा लेकर भिक्षाके लिए नगरमें गये । यहाँ उनकी राज्य- 
कर्मचारियोसे भेंट हुई। कर्मचारी बिना किसी रहस्यका उद्घाटन किये ही, 
बहाना बनाकर उन दोनोंकों चण्डमारि मन्दिरमें ले गये । मारिदत्त इस सर्वांग 
सुन्दर नर-युगलको प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और उसने पिद्यावर-लोक 
जीतनेकी इच्छा छोड दी। उसने इस सुन्दर नर-युगलकों देखकर उनका 
परिचय जानना चाहा । --प्रथम आइवास 

मुनि कहने लगा--भरतक्षेत्रमें अवन्ति नामका एक जनपद है। इसकी 
राजधानी उज्जयिनी शिप्रा नदीके किनारे बसी है। यहाँ राजा यशबन्धु 
राज्य करता था । उसकी चन्द्रमती नामकी रानी थी। उन दोनोंके यशोधर 
नामका एक पुत्र हुआ। एक दिन राजाने अपने सिरपर श्वेत केश देखे, 
उन्हें देखकर उसे वेराग्य हो गया और उसने अपने पुत्रको राज्य देकर 
संन्यास ले लिया। यशोधरका राज्याभिषेक और अमृतमतीके साथ उसका 
पाणिग्रहण संस्कार भिप्राके तठपर एक विद्ञाल मण्डपमें धूम-धामके साथ 


सम्पन्न हुआ । ““द्वितीय आश्वास 
यशोधरने राज्य प्राप्त कर उसकी सुव्यवस्था की । प्रजाके हितके अनेक 
कार्य सम्पन्न किये। --तृतीय आइ्वास 


एक दिन राजा यशोधर रानी अमृत्तमतीके साथ विलास करके लेटा 
ही था कि रानी उसे सोया समझ धीरेसे पलंगसे उतरी और दासीके वस्त्र 
पहनकर भवनसे निकल पडी। यशोधर इस रहस्यको अवगत करनेके लिए 
चुपकेसे उसके पीछे हो गया। उसने 'देखा कि रानी गजशालामें पहुँचकर 
अत्यन्त गन्दे विजय मकरध्वज नामक महावतके साथ विलास कर रही है। 
उसके आश्चर्य, क्रोध और घृणाका ठिकाना न रहा। वह क्रोधाभिभूत होकर 
उन दोनोंको मारनेके लिए सोचने लगा, पर कुछ क्षण रुक कर उल्टे पाँव लौट 
आया और राजमहलमें आकर पलंग पर पुनः सो गया। महावतके साथ रत्ति 


८४ : तीथंकर महावीर और उनकी आजक्ार्यपरम्परा 


करनेके उपरान्त रानी लौट आयी और यशोघरके साथ पलंग पर इस प्रकार 
चुपकेसे सो गयी, मानो कुछ हुआ ही न हो । 

इस घटनासे यशोधरके मनको बडो चोट छगी। उसका दिल चूर-चूर हो 
गया। ससारकी असारता उसके समक्ष नृत्य करने लगी। वह नारीजातिके 
छल-कपटके सम्बन्धमें बार-बार सोचने लगा। जितना ही वह सोचता जाता 
था, उतना ही उसका मन घृणासे भरता चला जाता था। प्रातःकाल होनेपर 
यशोधर राजसभामें पहुँचा, तो उसकी माता चन्द्रमतीने उसे उदास देखकर 
पूछा--वत्स | तुम्हारी उदासीका क्या कारण है ? आज तुम्हारा मुख म्लान 
क्यों हो रहा है ?” यशोघरने बात्त टालनेकी दष्टिसे कहा--आज मैने रात्रिके 
अन्तिम प्रहरमे एक भयकर स्वप्न देखा है। में अपने पुत्र यशोमतिको राज्य 
देकर संन्यस्त हो गया हूँ। शत्रु मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं ओर 
यशोमत्ति उन शत्रुओंका सामना करनेमे असमर्थ है।” 

“अतएव हे माता ! में अब अपनी कुलपरम्पराकें अनुसार राजकुमारको 
सिहासन देकर दिगम्बर मुनि होना चाहता हूँ ।” पुत्रकं इन वचनोको सुनकर 
गजमात्ता अत्यन्त चिन्तित हुईं और उसने कुलदेबी चण्डमारीके मन्दिरमें बलि 
चढ़ाकर स्वप्नकी शान्ति करानेका उपाय बतलाया। यशोधर पशुहिसाके 
लिए किसी भी मूल्य पर तंयार नही हुआ, तो राजमाताने कहा कि आटेका 
मुर्गा बनाकर उसीकी बलि करेंगे। यशोधरको विवश होकर यह मानना पड़ा। 
उसने विचार किया कि “कही राजमाता मेरे द्वारा अवज्ञा होने पर कोई अनिष्ट 
न कर बेठे । अतएव मुझे माँकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिये ।” एक ओर 
चण्डमारिके मन्दिरमे बलिका आयोजन होने लगा और दूसरी ओर कुमार 
यशोमत्तिक राज्याभिषेककी तेयारियाँ होने लगी । 

अमृतमतीको जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तो भीत रसे वह प्रसन्न हुई, पर 
दिखावा करती हुई कहने लगी--“स्वामिन्‌ ! मुझे छोड़कर आप संन्यास लें, 
यह उचित्त नही। अतः कृपाकर मुझे भी अपने साथ ले चले ।” 

यद्योधर कुलटा रानीकी ढिठाईसे तिलमिल्ला उठा। उसके मनको गहरी 
व्यथा हुई, फिर भी वह शान्त रहा | मन्दिरमें जाकर उसने आटेके मुर्गेको 
बलि चढायी । इससे उसको माँ तो प्रसन्‍न हुई, किन्तु रानीको दुख हुआ कि 
कहीं राजाका वैराग्य क्षणक न हो। अतएव उसने बलि किये हुए आटेके 
मुर्गेके प्रसादको बनाते समय, उसमें विष मिला दिया । जिसके खानेसे यशोधर 
और उसकी माँ दोनोंकी मृत्यु हो गयी । --चतुर्थ आश्वास 

मृत्युके बाद माँ और पुत्र दोनों ही छह जन्मों तक पश्ुयोनिमें भटकते 


प्रबुड्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ८५ 


रहे। प्रथम जन्ममें यशोधर मोर हुआ और उसकौ माँ चन्द्रमती कुत्ता | दूसरे 
जन्ममें यशोघधर हिरण हुआ और चन्द्रमत्ती सपं। तृत्तीय जन्ममे वे दोनों 
शिप्रा नदीमें जल-जन्तु हुए। यशोधर एक बड़ी मछली हुआ और बचन्द्रमती 
एक मगर । चतुर्थ जन्ममें दोनों बकरा-बकरी हुए। पड्चम जन्ममें यशोधर 
पुनः बकरा हुआ और चन्द्रमती कलिंगदेशमे भेंसा हुई। छठे जन्ममे यशोधर 
मुर्गा और चन्द्रमती मुर्गी हुई। 


मुर्गा-मुर्गीका मालिक वसन्तोत्सवर्मे कुक्कुट युद्ध दिखानेके लिए उन्हें 
उज्जयिनी ले गया । यहाँ सुदत्त नामक आचायं॑ ठहरे हुए थे। उनक॑ उपदेशसे 
उन दोनोंको अपने पूर्व जन्मोका स्मरण हो गया और उन्हे अपने किये पर 
पदचात्ताप होने लगा । अगले जन्ममे वे दोनों मरण कर राजा यज्योमतिक यहाँ 
उसकी रानी कुसुमावलिके गर्भसे युगल भाई-बहनके रूपमें उत्पन्न हुए। उनके 
नाम कमदझः अभयरुचि और अभयमत्ति रखे गये। एक बार राजा यशोमति 
सपरिवार आचाये सुदत्तके दर्शन करने गया और वहाँ अपने पूवंजोकी परलोक 
यात्राके सम्बन्धमे प्रइत्त किया। आचायं सुदत्तने अपने दिव्यज्ञानके प्रभावसे 
बतलाया कि तुम्हारे पितामह यशोध॑ अथवा यशबन्धु अपने तपश्चरणके प्रभाव- 
से स्वगंमें सुख भोग रहे हैं ओर तुम्हारी मात्ता अमृतमतती विष देनेके कारण 
नरकमें वास कर रही है। तुम्हारे पित्ता यशोधर तथा उनकी माता चन्द्रमती 
आटेके मुर्गेकी बलि देनेके पापके कारण छह जन्मों तक पशु योनिमे भ्रमण कर 
अपने पापका प्रायश्चित्त कर तुम्हारे पुत्र और पुत्रीके रूपमे उत्पन्न हुए है। 
आचाय॑ सुदत्तने उनके पुवंजन्मकी यह कथा सुनायी, जिसे सुनकर उन बालकी- 
को ससारके स्वरूपका ज्ञान हो गया और इस भयसे कि बडे होनेपर पुन' ससार- 
चक्रम न फेंस जाये, उन्होने कुमारकालमे ही दीक्षा ले ली। इतना कहकर 
अभयरुचिने कहा--“राजन्‌ ! हम दोनो वही भाई-बहन है| हमारे वे आचाय॑ 
सुदत्त इसो नगरके पास ठहरे हुए है। हम छोग उनन्‍्हीकी आज्ञा लेकर भिक्षाके 
लिए नगरमें आये थे कि आपके कमंचारी हमे पकड़ कर यहाँ ले आये ।” 
“-पञधु्चम आद्वास 
आगेकी कथावस्तुमें बताया गया है कि मारिदत्त यह वृत्तान्त सुनकर 
आश्चयंचकित हुआ और कहने लगा--“मुनि कुमार हमे शीध्र ही अपने गुरुके 
निकट ले चलो। मुझे उनके दर्शनोंकी तीव्र उत्कंठा है। सभी लोग आचायय॑ 
सुदत्तके पास पहुँचे और उनके उपदेशसे प्रभावित होकर धमंमें दीक्षित हो गये । 
इस कथावस्तुके पश्चात्‌ अन्तिम तीन आश्वासोंमें उपासकाध्ययनका वर्णन 
है, जो ४६ कल्पोमें विभाजित है। प्रथम कल्पका नाम समस्तसमयसिद्धान्ता- 


८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


वबोधन है। इसमें वैशेषिक, पाशपत, कुलाचाय, सांख्य, बौद्ध, जेमिनीय, 
चार्वाक, वेदान्त आदि दर्शानोंके तत्त्वोंकी समीक्षा की गयी है। द्वितीय कल्पका ' 
नाम आप्तस्वरूप-मीमांसन है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बुद्ध और सूर्य 
आदिके आप्तत्वकी मीमांसा की गयी हैं। तृतीय कल्पका नाम आग्रमपदार्थ- 
परीक्षण है, इसमें सोमदेवने आगमकी समीक्षा करते हुए जेन मुनियोके आचार- 
से सम्बन्धित स्नान नहीं करना, आचमन नहीं करना, नग्न रहना, खड़े होकर 
भोजन करना जैसे आचारमें उद्भावित दोषोंका निराकरण किया है। चतुर्थ 
मूढतोन्मथन कल्पमें प्रचलित लोक-मूढत्ताओंकी समीक्षा की गयी है। लोक- 
मूढताओं मे ग्रहण-स्नान, संक्रान्ति-दान, अग्नि-पूजन, धमंभावनासे नदी-समुद्रमें 
स्‍्तान, वृक्ष-पूजा, स्तूप-वन्दन, गोमूत्र-सेवन, रत्न, भूमि, यक्ष, शस्त्र, पर्वत 
पूजन आदिकी गणना की गयी है। अन्ततः सम्यक्‌ आप्त, आगम और तत्त्वोके 
श्रद्धानको सम्यग्दर्शन निरूपित किया है। 

चार कल्पोंके पश्चात्‌ आगेके सोलह कल्पोमे सम्यग्दर्शनके आठों अगोंमें 
प्रसिद्ध अञ्जन चोर, अनन्तमती, उद्यायन, रेवतीराभी, जिनेन्द्रभक्त सेठ, वारि- 
षेण, विष्णुकुमार मुनि और वज्ञकूमार मुनिकी रोचक कथाएँ दी गयी है। 
२१वें कल्पमे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति-निरमित्तोका कथन करते हुए निसर्गज और 
अधिगमज भेदों एव सराग और वीत्तराग भेदों तथा उनके अभिव्यञ्जक प्रश- 
मादिका स्वरूप बतलाया गया है। २२से २५वे कल्प त्तक मद्य, मास, मधु आदिके 
दोष बतलाते हुए मथ्पान और मास-भक्षणके सकल्पसे उत्पन्न दोष और उनके 
त्यागसे उत्पन्न होनेवाले कल्याणका कथाओं द्वारा वर्णन किया गया है। २६ से 
३२वें कल्प तक पचाणुक्नतोंका वर्णन है और हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रहसे उत्पन्न हुई बुराइयोको बतलाते हुए पाँच कथाएँ प्राउ्जल गद्यमे लिखी 
गयी है। तैततीसवे कल्पमें तीन गुणक्रत्तोंका वर्णन है। 

चौतीसवोें कल्पसे चलीसवे' कल्प तक सामायिकरदिक्षात्रतका निरूपण है। 
सोमदेवने सामायिकका अर्थ जिनपूजासम्बन्धी क्रियाएँ लिया है। अत: ३४वें 
कल्पमें स्तान-विधि, ३े५वेमे समाचार-विधि, ३६वेमें अभिषेक और पूजन-विधि, 
३७वेंमें स्‍्तवन-विधि, ३८वेंमें जप-विधि, ३९वेमें ध्यान-विधि और ४०वें कल्पमें 
श्रुताराधन-विधि वर्णित है। ४१वें कल्पमें प्रौषधोपवास, ४२वें कल्पमें भोगोप- 
भोगपरिमाणकब्रत और ४३वें कल्पमें दानकी विधिका वर्णन आया है। ४४वें 
कल्पके प्रारम्भमें श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओको सक्षेपमें बतलाकर यतियोंके 
लिए जनेतर सम्प्रदायमें प्रचलित नामोकी निरुक्तियाँ दी गयी हैं, जो एक नयी 
वस्तु है। ४५वेमें सल्लेखना ओर ४६वें कल्पमें कुछ फुटकर बातोका कथन है। 
इस तरह सोमदेवका यह उपासकाध्ययननिरूपण विशेष महत्त्वपूर्ण है। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचाय : ८७ 


सोमदेवके इस उपासकाध्ययननिरूपणपर सबसे अधिक प्रभाव आचार्य 
समन्‍्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचारका है। उसीके अनुसार इसमे सम्यर्दशंन, 
अष्टमूलगुण, द्वादशब्रत, एकादश प्रतिमाएँ और समाधिमरणका कथन हे। 
जटासिहनन्दिके बरांगचरितका भी प्रभाव इस पर है। 

जिनसेनके महापुराण और गुणभद्गके आत्मानुआसनका भी प्रभाव उपासका- 
ध्ययनपर दिखलाई पड़ता है। 
अध्यास्मतरंगिणी 

इस ग्रन्थका दूसरा नाम योगमार्ग भी है। यह अध्यात्मविषयक रचना है। 
इसमे ४० पद्च हैं। एक प्रकारसे यह ग्रन्थ स्तोत्रशलीम लिखा गया है। आत्मा- 
का स्वरूप, शक्ति, गुण, समुद्घात, चारित्र, आख्रव, बन्ध आदिका विश्लेषण 
करते हुए नित्य कमंबन्धन रहित आत्माका स्वरूप निरूपित किया है। आत्तं 
रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यानका भी संक्षेपमें कथत किया है। रणना बडी हथ 
और उपदेशप्रद है' । 
सोभदेवकी फाव्यप्रतिभा और पाण्डित्य 

सोमदेव अद्वित्तीय प्रत्तिमाशाली कवि और दार्शनिक विद्वान है। इनके गद्य 
और पद्य दोनोंमें शब्द-रमणीयताके साथ अर्थरमणीयता विद्यमान है। उदात्त 
वर्णन, नवीन शब्दावलि और उच्च-भावभूमिके कारण ही कविकी 'कविकुलूराज' 
उपाधि रही होगी । अप्रयुक्त और क्लिष्ट शब्दोके प्रयोगके लिए सोमदेव प्रसिद्ध 
हैं। इनके मतसे दोपरहित, माघुयं॑ आदि गुणयुक्त रसभाव समन्वित्त एव 
अलुंकृत रजना ही काव्यकी कोटिमे परिगणित्त की जात्ती है। 


आचार्य वादिराज 

दाशनिक, चिन्तक और महाकविके रूपमे वादिराज ख्यात है। ये उच्च- 
कोटिके ताकिक होनेके साथ भावप्रवण महाकाव्यके प्रणेता भी है! इनकी 
बुद्धिरूपो गायने जीवनपर्यन्त शुष्कतकरूपी घास खाकर काव्य-दुग्बसे सहृदय- 
जनोंको तृप्त किया है। इनकी तुलना जन कवियोमे सोमदेवसूरिस और इतर 
सस्कृतकवियोमे नेषधकार श्रीहष॑ंसे की जा सकती है। 

वादिराज द्रमिल या द्रविड़ सघके आचाय॑ थे। इसमे भी एक नन्दिसघ था, 
जिसकी अरुज्धुल शाखाके अन्तर्गत इनकी गणना की गयी है। अनुमान है कि 
अरुड्भल किसी स्थान या ग्रामका नाम है, जहाँकी मुनिपरम्परा अरुज्भालान्वय- 
के नामसे प्रसिद्ध हुई है। 


१. अध्यात्मतरगिणी, तत्त्वानुशासनादिसंग्रहके अन्तर्गत, माणिकचन्द दि० जैनग्रन्थमाला 
वि० सं० १९७५ | 


८८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


वादिराजकी षट्तक॑षण्मुख, स्याद्वादविद्यापति और जगदेकमल्लवादी' 
उपाधियाँ थीं। एकीभावस्तोत्रके अन्तमैं निम्नलिखित पद्म पाया जाता है-- 
वादिराजमनुशाब्दिकलकोको वादिराजमनुत्ताकिकर्सिह: । 
वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते. वादिराजमनुभव्यसहाय: ॥ 
अर्थात्‌ समस्त वेयाकरण, ताकिक और भव्यसहायक वादिराजसे हीन है, 
अर्थात्‌ वादिराजकी समता नही कर सकते हैं । 
एक शिलालेखमे कहा गया है कि वे सभामें अकलकदेव ( जन ), धर्मकीर्ति 
( बौद्ध ), बृहस्पति ( चार्वाक्‌ ) और गौतम ( नेयायिक ) के तुल्य है। इससे 
स्पष्ट है कि वादिराज अनेक धर्मंगुरुओके प्रतिनिधि! थे । 
मल्लिषेणप्रणस्तिमे वादिविजेता और कविके रूपमे इनकी स्तुति की गयी 
गयी है। इन्हे जिनेन्द्रके समान शक्तिशाली वक्‍ता और चिन्तकके रूपमें बताया 
गया है-- 
त्रंलोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजत: ॥ 


वादिराज श्रीपालदेवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रुपसिद्धिके कर्ता 
दयापाल मुनिके गुरुभाई थे | वादिराज यह नाम उपाधि जैसा प्रतीत होता 
है। सम्भवत अधिक प्रचलित होनेके कारण ही कंबि इस नामसे ख्यात हो 
गया होगा | ऐतिहासिक शोध और खोजके आधार पर कुछ विद्वानोने कविका 
नाम कनकसेन बतलाया है। पर सबल तकोसे इसकी सिद्धि नही हो पाती 
है। अत्त: अभी तक उक्त तथ्य मान्य नही हो सका है। 


पाइवनाथच्ररितकी प्रश्स्तिमें अपने दादागुरु श्रोपालदेवको “सिहपुरैक- 








च् 


पट्तकंषण्मुख स्याद्वादविद्यापति गलछु जगर्देकमल्लवादिगलु एनिसिद श्रीवादिराज- 
देवहम ”. --श्रीराइस द्वारा सम्पादित नगर तालुकाका इन्सक्रपशन्स न० ३६ । 
२ सदसि यदकलझ्लू कीतंने घर्मकीतिवंचसि सुरपुरोधा न्यायवादेउक्षपाद । 

इति समयगुरुणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराज' ॥ 

--इन्स्क्रपशन्स नं० ३९ | 

- जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ५४, मल्लिषेणप्रशस्ति, पद्य ४० । 
४ हितैधिणा यस्य नृणामुदात्त-वाचा निबद्धा हित-रूप-सिद्धिः । 

वन्दयो दयापालमुनि* स वाचासिद्धस्सतास्मूर्डनि यः प्रभावः ॥ --वही, पद्य ३८ । 
» सतत टाजा ता १बश्ीोठवीवा ऐीगांपिवक जिक्र जिपाधणा 963, 

ए०४८ 5. 


ल्‍््ज 


ड्ि 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ८९ 


मुख्य: कहा है और न्‍्यायविनिश्चयकी प्रशस्तिमें अपने आपको 'सिंहपुरेहवर/' 
लिखा है। इन दोनों पदोंका आशय सिंहपुरनामक स्थानके स्वामीसे है। अतः 
प्रेमीजीका अनुमान है कि सिंहपुर उन्हें जागीरमे मिला हुआ था और वहाँ पर 
उन्तका मठ भी था। 

श्रवणबेलगोलके शक संवत्‌ १०४७ के अभिलेखमें' वादिराजकी शिष्य- 
परम्पराके श्रीपाल त्र विद्येवको होयूसल नरेश विष्णुवर्धेन णेयूरुलदेव द्वारा 
जिनमन्दिरोंके जीरणोड्डार और मुनियोंके आहारदानके हेतु शल्यनामक ग्रामको 
दानरूप देनेका वर्णन है। शक स० ११२२ में उत्कीर्ण किये गये ४०५ सख्यक 
अभिलेखमें बताया गया है कि षट्दर्शनके अध्येता श्रीपालदेवके स्वगेवासी होने- 
पर उनके शिष्य बादिराजने परवादिमल्लनामका जिनाूूय निर्मित कराया था 
और उसके पूजन एवं मुनियोके आहारदानके हेतु भूमिदान दिया था। 

उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि वादिराजकी गुरुपरम्परा मठाधीशोकी 
थी, जिसमे दान लिया और दिया जाता था। ये स्वय जिनमन्दिरोका निर्माण 
कराते, जीर्णोद्धार कराते एवं अन्य मुनियोंके लिए आहारदानकी व्यवस्था 
करते थे । 

देवसेनसू रिके दर्शनसारके अनुसार द्वमिल या द्रविड़ सधके मुनि कच्छ, खेत्त, 
वसति ( मन्दिर ) और वाणिज्यरूपमे आजीविका करते थे तथा गीतलू जलसे 
स्नान भी करते थे। इसी कारण द्रमिल सधको जेनाभास कहा गया" है। 
कर्नाटक और तमिलनाड इस सघके कार्यक्षेत्र थे । 

वादिराजसूरिके विषयमे एक कथा प्रचलित है कि इन्हे कुष्ठ रोग हो गया 
था। एक बार. राजाकी सभामे इसको चर्चा हुई, तो इनके एक अनन्य भकतने 
अपने गुरुके अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि उन्हें कोई रोग नही है। 
इस पर वाद-विवाद हुआ और अन्तमें राजाने स्वय ही परीक्षा करनेका निरचय 
किया। भक्त घबराया हुआ वादिराजसूरिके पास पहुँचा और समस्त घटना 
कह सुनायी । गुरुने भक्तको आश्वासन देते हुए कहा--“धमंके प्रसादसे ठीक 
होगा, चिन्ता मत करो”। अनन्तर एकीभावस्तोत्रकी रचता कर अपनी 
व्याधि दूर की । 


१ सम्पादक डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, प्रकाशक भारतोय ज्ञानपीठ काशी, सन्‌ 
१९५४ ई०, अन्तिम प्रशस्ति । 

२. प्रेमो--जैन साहित्य और इतिहास, बम्बई, द्वितीय संस्करण, पु० २९४ | 

३. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ४९३, पृ० ३९५ । 

४. न्‍्यायविनिरचयविबरण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रस्तावना, पृ० ५९-६१ ॥ 


९० : तीर्थंकर भह्बीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


एकीभावस्तौत्रके संस्कृतटीकाकार चन्द्रकीतिभट्‌टारकने उक्त कथा 
पूर्णरूपसे तो उद्धत नहीं की है, पर जो अण लिखा है, उससे कुष्ठ-व्याधिका 
संकेत मिलता है। बताया है--“'मेरे अन्तःकरणमें जब आप प्रतिष्ठित हैँ, त्तब 
मेरा यह कुष्ठ रोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाये, तो क्या आश्चयं है! ।' 


स्थिति-काल 


वादिराजने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें रचना-कालका निर्देश किया है। 
ये प्रमेयकमलमात्तंप्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके रचयिता प्रभाचन्द्रके समकालीन 
और अकलकदेवके ग्रन्थोंके व्यास्याता हैं। कहा जाता है कि चालुक्य नरेश 
जयसिहकी राज्यसभामे इनका बड़ा सम्मात था और ये प्रख्यात वादी गिने जाते 
थे। जयसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके सोलकीवशके प्रसिद्ध महाराज थे। इनके 
राज्यकालके तीससे अधिक दानपत्र और अभिलेख प्राप्त हो चुके है, जिनमें 
सबसे पहला अभिलेख शक संवत्‌ ९३८ ( ई० सन्‌ १०१६ ) का है और अन्तिम 
शक सवत्‌ ९६४ ( ई० सन्‌ १०४२ ) का है। अतएवं इनका राज्य-काल ई० 
सन्‌ १०१६-१०४२ ई० तक है। 

वादिराजने अपना पाइवंनाथचरित 'सिहचक्रे श्वर' या “चालुक्यचक्रवर्ती' 
जर्यासहदेवकी राजधानीमे निवास करते हुए शक सवत्‌ ९४७ (ई० सन्‌ १०२० ) 
कात्तिक गुक्‍्ला तृतीयाको पूर्ण किया' था। यह राजवानी लक्ष्मीका निवास 
और सरस्वतीकी जन्मभूमि थी । 

यशोध रचरित्के तृतीय सर्गके अन्तिम पद्म और चतुर्थ सर्गके उपान्त्य पद्ममे 
कबिने कौजलपू्वक महाराज जयसिहदेवका उल्लेख किया है। अतः इससे 
स्पष्ट है कि यशोधरचरितकी रचना भी कविने जयसिहके समयमे की है। 
पाइवंनाथचरितकी प्रशस्तिके आधारपर जयसिहकी राजधानी कट्टगेरि नामक 
स्थान माता जाता है। यह स्थान मद्वास प्रान्तमे एक साधारण गाँव है, जो 


१ हे जिन मम स्वान्त. गेहूं ममान्त करणमन्दिरं त्व प्रतिष्ठ सन्‌ इृद मदीय कुष्ठरोगा- 
क्रान्त * एकीभाव, दृत्ति, श्लोक ४ | 
२. शाकाररे नगवाभिरन्प्रगणने संवत्सरे क्रोषने 
मासे कात्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृततीयादिने । 
सिंहे याति जयादिके वसुमती जैनी कथेयं भया 
निष्पोतं गमिता सती भवतु व: कल्याणनिष्पत्तये ॥ 


“-पा० च०, प्र० ५ पद् । 


प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ९१ 


डॉ० कीथने ११50०५ ० 347४:८६ [.0४:०५०४ तामक ग्रन्थमें बताया है-- 

“दक्षिणदेश निवासी कनकसेन वादिराज द्वारा रचित ऐसा ही काव्य है, जिसमें 
चार सर्ग और २९६ पद हैं। उनके शिष्य श्रीविजयका समय लगभग ९५० ई० है।'”' 

इससे स्पष्ट है कि डॉ० कीथ वादिराजको सोमदेवसे पूव॑वर्त्ती मानते हैं और. 
इनका समय दसवीं शतीका उत्तराद्धं सिद्ध करते हैं। हल्त्स ( 70[७४०७ ) ने 
लिखा है कि अजितसेन वादीभसिंह वादिराज द्वितीयके शिष्य थे और यादवराज 
ऐरेयंग तथा शान्तराज तेलुगुके ( सन्‌ ११०३ ई० ) गुरु थे ।' 

डॉ० कीथने जिन कनकसेन वादिराजका उल्लेख किया है, वे प्रस्तुत वादि राज- 
से भिन्‍न कोई वादिराज है। हुल्त्सू द्वारा निर्दिष्ट वादिराज भी पाइवंनाथचरित- 
के रचयितासे भिन्‍न ही कोई अन्य व्यक्ति हैं। प्रस्तुत वादिराज जगदेकमल्ल द्वारा 
सम्मानित हुए थे, अतः इनका समय सन्‌ १०१० से १०६५ ई० प्रतीत होता है। यत्त' 
जगदेकमल्लका समय अनुमानत: सन्‌ १०१८-१०३२ ई० के बीच होना चाहिये | 

पाइर्वनाथचरितके अतिरिक्त यशोध रचरित, एकीभावस्तोत्र, न्यायविनिशचय- 
विवरण और प्रमाणनिर्णय रचनाएँ भी वादिराजकी प्राप्त है। 
रचनाओंका परिचय 
पाश्वंनाथचरित 

महाकाव्यकी दृष्टिसे वादिराजका पाश्व॑नाथचरित श्रेष्ठ काव्य हे । इसमे 
बारह सं है। कथावस्तु निम्न प्रकार है। 

पोदनपु रमे अरविन्दनामका एक अत्यन्त प्रतापी एवं श्रीनिलय राजा रहता 
था। यह नगर समुद्ध और महिमामण्डित था। राजा दानी, कृपालु और 
यशस्वी था। मन्त्री विश्वभूत्ति विलक्षण गुणयुक्त था। उसने एक दिन राजासे 
निवेदन किया कि अब ससारके विषय-भोगोंसे मुझे वितृष्णा हो गयी है, अत 
आत्मकल्याण करनेकी अनुमति प्रदान कीजिए | विश्वभूत्तिके प्रव्नजित होनेपर 
राजाने उसके छोटे पुत्र मरुभूतिको मन्त्री नियुक्त कर लिया। विद्वमूत्तिके बड़े 
पुत्रका नाम कमठ था। 


एक समय ब्रजवीर नामक प्रास्तिक शत्रु अरविन्दका विरोध करने लगा। 
उसे पराजित करनेके लिए अरविन्दके साथ मरुभूतिको भी जाना पड़ा और 
उसके बड़े भाई कमठको राजाने मनन्‍्त्रीपद पर प्रतिष्ठित किया । जब अरविन्द 
अपनी चतुरगणिणी सेना लेकर चल्ला, तो ब्रजवीरने भी सेनिकतैयारी की, पर 
उसकी सेना अरविन्दकी सेनाके समक्ष ठहर न सकी और विजयलप्ष्मी अरविन्द- 


१५ लि&:09 ०र्ग ठगा80६ [.0९78६७7६ ( (0)४ईण७ 928 ), ?ब४८ 42. 
२. जिध्चत्व॑पटाण ० ैबशा०0वा टाबा:8 ( 0087937 963 )7 7. 


९२ : तीयकर महावीर और उनको आवचार्गपरम्परा 


को प्राप्त हुई । वह विजयपत्ताका फहराता हुआ अपने नगरमें लौट आया । 
--प्रथमसगं । 
मन्त्रिपद प्राप्त करनेके उपरान्त कमठने अपने छोटे भाई मरुभूतिकी पत्नी 
वसुन्धराको देखा । वह उसके रूप-सौन्दयसे अत्यधिक आक्ृष्ट हुआ, अत्त: उसके 
अभावमें उसके प्राण जलने छगे । मदनज्वरने उसे धर दबाया। कमठके मित्रोंको 
चिन्ता हुई और एक मित्रने वास्तविक तथ्य जानकर वसुन्धराको कमठकी बीमारी- 
का समाचार देकर बुलाया । वसुन्धरा कमठको देखते ही उसके विकारोंको जान 
गयी, उसने कमठके अनाचारसे बचनेका पूरा प्रयास किया । पर अन्‍्तमें बाध्य 
होकर उसे कमठकी वातें स्वीकार करनी पड़ी | 
राजा अरविन्दको वापस लौटने पर कमठके दुराचा रका पता चला, तो उसने 
उसे नगरसे निर्वासित कर दिया। कमठ तापसियोंके आश्रममें गया और वहाँ 
उसने तपस्वियोके ब्रत ग्रहण कर लिये । मरुभूति भाईको बहुत प्यार करता था, 
अतः वह उसको खोजने लगा । राजा अरविन्दने मरुभूतिको कमठके पास जानेसे 
बहुत रोका, पर श्रातु-वात्सल्यके कारण वह रुक न सका । कमठ भूताचल पव॑त्त 
पर तपस्या कर रहा था। मरुभूतिको आया हुआ जानकर उसने पहाडकी एक 
चट्टान उसके ऊपर गिरा दो, जिससे मरुभूतिका प्राणान्त हो गया। इधर 
पोदनपुरमें स्वयप्रभ नामके मुनिराज पधारे । राजा उनकी वन्दनाके लिए गया। 
--द्वितीय सं । 
वन्दना करनेके उपरान्त अरविन्दने मुनिराजसे मरुभूतिके सम्बन्धमें पूछा | 
मुनिराजने कमठ द्वारा प्राणान्त किये जानेकी धटनाका निरूपण करते हुए कहा 
कि मरुभूतिका जीव सलल्‍लकीवनमें वज्नघोष नामका हाथी हुआ है। जब आश्रम- 
वासियोंकी कमठकी उदृण्डता और नृशंसताका पत्ता चला तो उन्होंने उसे 
आश्रमसे निकाल दिया । अतएव वह दुःखी होकर किरात्तोंके साय जीवन व्यत्तीतत 
करने लगा । जीव-हिसा करनेके कारण उसने भी सल्लकीवनमें कृकवाकु नामक 
सर्पपर्याय प्राप्त को। मरुभूतिकी माता पुत्रवियोगके दुःखसे मरण कर उसी 
वनमें बानरी हुई । 


अरविन्दनृपति मुनिराजसे उक्त वृत्तान्त सुनकर विरक्त हो गया और उसने 
मुनित्रत घारण किये। मुनिराज अरविन्द अपनी बारह वर्ष आयु अवशिष्ट जानकर 
तीघ॑वन्दनाके लिए ससंघ चल दिये । मार्गमें उन्हें सललकीवन मिला। मनुष्योंके 
आवागमन एवं कोलाहलको देखकर वज्नघोष बिगड़ गया और लोगोंको कुचलता 
हुआ आगे आया । जब उसने अरविन्द मुनिराजको देखा तो उसे पृवंजन्मका 
स्मरण हो आया और उनके चरणोंमे स्थिर हो गया | अवधिज्नानके बलसे मुनि- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ९३ 


राजने उसे मरुभूतिका जीव जानकर सम्बोधित किया। वज्ञघोषको सम्यक्‍त्व 
उत्पन्त हो गया और निरतिचार ब्रत पालन करने लगा। संघ सम्मेदाचलकी 
ओर चछा गया। तपद्चरणके कारण वज्ञघोष हाथी कृश हो गया । एक दिन 
वह जल पीनेके लिए एक जलाशयमें गया और वहाँ अपनी शारीरिक दुर्बलताके 
कारण पंकमें फेस गया । कृकबाकुने जब हाथीको देखा तो पृव॑जन्मके वैरके 
स्मरण हो आनेसे उसे मस्तकमे डेंस लिया, जिससे हाथीकी मृत्यु हो गयी। 
मृत्युके समय हाथीके परिणाम बहुत ही शुभ रहे, जिससे वह महाशुक्र स्वगंके 
स्वयपग्रभ विमानमें देव हुआ | इधर वानरीने सपंके उस कुकृत्यको देखकर पत्थर- 
की चट्टान गिरा कर उसे मार डाला, जिससे वह नरक गया। स्वर्गके वैभवको देख- 
कर तथा अवधिज्ञानसे अपने उपकारीको जानकर उसने भूमिपर अरविन्द मुनिके 
चरणोंकी पूजा की । पश्चात्‌ स्वगंमें रहकर दिव्य सुख भोगने लगा । ह 
--तृतीय सर्ग | 
विजयाध॑ पर त्रिलोकोत्तम नामक नगर है। इस नगरका स्वामी विद्युद्देग 
नामका विद्याधर था। इसकी पत्नी विद्युन्माल्ा नामकी थी। इस दम्पत्तिके यहाँ 
मरुभूतिका जीव स्वगंसे च्यूत हो रश्मिवेग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | वह अति 
तेजस्वी और सुन्दर था। एक दिन पूर्व॑जन्मका स्मरण हो जानेसे वह विरक्‍्त 
हो गया और समाधिगुप्त नामक मुनिके पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली । एक 
दिन मुनिराज रश्मिवेग हिमालय पव॑तकी गुफामें कायोत्सगं कर रहे थे कि 
कमठका जीव अजगर, जो कि नरकसे निकलकर अजगर पर्यायमें आया था, 
उनपर झपटा और उनके मस्तकमें काट लिया। मुनिराजने इस असहा वेदना- 
को बहुत शान्तिपूर्वक सहन किया, जिससे उन्हे अच्युत स्वरंकी प्राप्ति हुई । यहाँ 
वे विद्युत्प्रभके नामसे प्रसिद्ध हुए। उस अजगरने भी मरकर तमप्रभा नामक छठी 
भूमिमें जन्म ग्रहण किया । 


पश्चिम विदेहके अश्वपुर नामक नगरमे वज्नवीर्य शासन करता था | इसकी 
पत्नी विजया नामकी थी। कालान्तरमें विद्युत्प्रभ स्वगंसे च्युत हो विजयाके 
गर्भसे वज्जनाभ नामका पुत्र हुआ | -“चतुर्थ सर्ग । 

वज्ञनाभ धीरे-धीरे बढने लगा और कुछ ही समयमें अस्त्र-शस्त्रम पारगत 
हो गया। वादमें वह युवराजपद पर प्रतिष्ठित हुआ | वसन्‍्तादि षड्‌ ऋतुओं 
का आनन्द लेता हुआ वज्जनाभ समय यापन करने लगा। एक दिन किसीने 
आकर आयुधश्षालामें चक्ररत्न उत्पन्न होनेकी सूचना दी।. --पंचम सर | 

वज्जनाभने चक्ररत्नकी पूजा की और याचकोको यथेष्ट दान देकर वह 
दिग्विजयके लिए तैयारियाँ करने छगा | उसने दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया। 
चक्रवर्ती वज्ननाभका प्रथम स्कन्धावार सीतोदा नदीके तटपर अवस्थित हुआ। 


९४ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


चक्रवर्ती, सेनापति, सामन्‍त और अन्य राजाओंने अपने-अपने योग्य निवासस्थान- . 
का चयन किया “-पष्ठ सर्ग 


चक्रवर्तीकी सेनाने नदीको पार किया और बारह योजन जानेपर चक्रवर्ती- 
का रथ रुक गया । आकाशभाषित वाणी सुनकर उसने मागध व्यन्तरके पास 
बाण छोड दिया । उसे देख व्यन्तर क्रोघाविष्ट हो गया और उसकी सेना युद्ध- 
के लिए सन्‍नद्ध हो गयी। एक वृद्ध पुरुषने मागधको समझाया कि बलशाही 
पुण्यात्माओंसे विग्नह करना उचित नही है। उनसे सम्धि करनेपर ही लाभ 
होता है। अतः मागघ देव बहुत-सी अमलय वस्तुएं लेकर चक्रवर्तीकी सेवामें 
उपस्थित हुआ । वहसे चक्रवर्ती सिन्धु नदीके घाटीमें प्रविष्ट हुआ तथा वरतनु 
देवको अपने अधीन किया । अनन्तर चक्रवर्तीकी सेना विजयारधंपर पहुँची । इस 
पर्वतका शासन करनेवाले विजयाधंकुमारने नम्नीभूत हो चक्रवर्तीकी पूजा की 
और अनेक वस्तुएँ भेट दीं। कृतमालदेवने चौदह आभूषण दिये और गुहाका 
द्वार खोलनेकी विधि बतलायी। गुहाके भीतर प्रविष्ट होकर सेनापतिने म्लेच्छों. 
को जीत लिया। वहाँसे चलकर वह वृषभाचल पर आया। विद्याधरोंको परा- 
जित कर विद्यावरकुमारियोंका पाणिग्रहण किया। इस प्रकार षट्खण्डकी 
विजय कर वह अदध्वपुर नगरमें वापस आया। “सप्तम सर्ग । 


वञ्जनाभको छयानबे हजार रानियाँ, चौरासी लाख हाथी, अठारह करोड़ 
घोडे और इतने हो सवार थे। एक दिन वह राजा वनमालीसे प्राथित हो वसन्‍्त- 
की शोभा देखने गया। इस प्रसगमें कविने वसन्तका बडा सुन्दर वर्णन किया है। 
जब चक्रवर्ती वनसे वापस लौटने लगा, तो वसन्तश्री समाप्त हो चुकी थी। सर्ंत्र 
प्रकृतिमें उदासी छायी हुई थी । इस परिवर्तनको देखकर राजाको वेराग्य उत्पन्न 
हो गया और उसने राज्यभार अपने पुत्रकों सौप दिया। क्षेमकर मुनिके पास 
जाकर उसने दीक्षा ग्रहण कर छो। कमठका जोव उसी वनमें कुरग नामका 
किरात हुआ, जिस वनमे वज्नाभ तपस्या कर रहे थे। उस किरातने समाघिस्थ 
मुनिके ऊपर बाण चलाया, जिससे वे धराशायी हो गये । समाधिपूर्वक शरीर 
छोड़नेसे चक्रवर्ती मुनिराजने मध्य ग्रेवेयकमे अहमिन्द्रका शरीर प्राप्त किया। 
मुनिराजका अन्त करनेवाले उस भीलने सप्तम नरकमे जन्म ग्रहण किया। 
चक्रवर्तीका जोव मध्य-प्रेवेयकसे च्युत हो अयोध्या नगरीके वजञ्ञबाहु राजाकी 
प्रभाकरी नामक रानीके गर्भमें आया। जन्म लेनेसे समस्त प्रजाको आनन्द 
हुआ । अतएव राजाने उसका नाम आनन्द रखा । युवा होनेपर राजाने आनन्द- 
को राज्याधिकार दे दिया | आनन्दने राज्यलक्ष्मीको समृद्ध बनाया--अष्टम सर्ग | 


आनन्दने समस्त मंगलोंका उत्पादक जिनयज्ञ आरम्भ किया। उसे देखनेके 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचाय : ९५ 


लिए सदगुण-सम्पन्न दुढ़मू्ति मुनि भी आये। राजा आनन्द जिनमहोत्सव करता 
हुआ निवास करने लगा । एक दिन अपने श्याम केशोंमें एक एवेत केशको देख- 
कर उसे विरक्ति हो गयी ओर अपने पुत्रको राज्य देकर वह वनमें तपश्चरण 
करने चला गया। मुनि आनन्द तपस्यामें लोन था कि कमठके जीव सिंहने 
देखा । पूबंजन्मके वैरका स्मरण कर उसने मुनिपर आक्रमण किया। शान्ति 
और समाधिपूर्वक मरण करनेसे आनत स्वर्गंमे अहमिन्द्र हुआ | छः मास आयुके 
शेष रहने पर वाराणसी नग रीमें रत्नोंकी वर्षा होने लगी । महाराज विद्वसेन- 
की महिषी ब्रह्मदत्ताने सोलह स्वप्न देखे। प्रात्तः पतिसे स्वप्नोंका निवेदत 
किया । पतिने उन स्वप्नोंका फल त्रिलोकीनाथ तीर्थकरका जन्म बतलाया। 
“--+नवम सं | 


ब्रह्मदत्ताने जिनेन्द्रको जन्म दिया | चतुरनिकायके देवजन्मोत्सव सम्पन्न करने 
आये। इन्द्राणी प्रसूति गृहमें गयी और मायामयी बालक माताके पास सुलाकर 
जिनेन्द्रको ले आयी और उस बालकको इन्द्रको दे दिया | इन्द्रने सुमेर पर्बतपर 
जन्माभिषेक सम्पन्त किया और पाइ्वनाथ नामकरण किया | पाञ्व॑नाथका 
बाल्यकाल बोतने लगा | जब वे युवा हुए तो एक दित एक अनुचरने आकर 
निवेदन किया कि एक साधु वनमें पंचाग्नि तप कर रहा है। पाह्व॑नाथने अवधि- 
ज्ञानसे जाना कि वह कमठका ही जीव मनुष्य पर्याथ पाकर कुनप कर रहा है। 
वे उस तपस्वीके पास पहुँचे और कहा कि तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ है। इस 
हिंसक तपसे कर्म-निजंण नहीं हो सकती है। तुम जिस लकडीको जला रहे हो 
उसमें ताग-नागिन जल रहे हैं। अतः रूकडीको फाडकर नाग-नागिन निकाले 
गये । पाज्व॑नाथने उन्हें गमोकार मन्त्र सुनाया, जिससे उत्त नाग-लागिनने धर- 
णेन्द्र और पदमावतीके रूपमें जन्म ग्रहण किया। धरणेन्द्र-यद्मावतीने आकर 
पाश्वंनाथकी पूजा की। -- दशमसर्ग । 


पाश्वनाथकी सेवामें अतेक राजा कन्या-रत्न लेकर आये | महाराज विश्व- 
सेनने उनसे निवेदन किया कि विवाह कर गृहस्थजीवन व्यत्तीत कीजिए । 
पाध्वंनाथने विवाह करनेसे इनकार कर दिया और वे विरक्त हो गये । लौ- 
कान्तिक देबोंने आकर उनके वेराग्यकी उत्पत्तिपर पुष्पवृष्टि की। पादर्वनाथने 
पचमुष्टि छोंच कर दीक्षा ग्रहण की । उन्हे दूसरे ही क्षण मन पयंग्रज्ञान प्राप्त 
हो गया । उपवासके पर्चात्‌ जुल्ममेदनगरके राजा धर्मोदयके यहाँ पाइवं- 
नाथने पायसान्तका आहार ग्रहण किया । वनमें आकर प्रतिमा-योगमें अवस्थित 
हो गये । कमठका जीव भूतानन्द देव आकाश मार्गसे जा रहा था। तीथ्॑द्धूरके 
प्रभावसे विमात रुक गया। वह विमान इकनेके कारणकी तलाश कर ही रहा 


९६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


था कि उसकी दृष्टि पादर्वनाथ पर पड़ी। उसने पूर्वजन्मका स्मरण कर वाणवृष्टि 
की, पर वह तीर्थद्धु रके प्रभावसे पुष्पवृष्टि बन गयी। धरणेन्द्र-पद्मावतीको जब 
भूतानन्दके उपद्रवोंका पता लगा, तो दोनों तत्क्षण वहाँ आये और प्रभुके उपसर्ग- 
का निवारण किया। भगवानने शुक्ल-ध्यान द्वारा घातियाकर्मोंकोी नष्ट कर 
केवलज्ञान प्राप्त किया । देवोंके जय-जयनादको सुनकर भूतानन्द आश्चर्यंचकित 
हो गया और वह तीथंड्भूरकी स्तुति करने लगा। --एकादश सर्ग 

इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने समवशरणकी रचना की । तियंञ्च, मनुष्यादि सभी 
भगवान्‌का उपदेश सुनने लगे । मानव-कल्याणका उपदेश सुनकर सभी प्राणी 
सन्तुष्ट हुए। रत्नत्रय और तत्त्वज्ञानकी अमृतवर्षा हुई। पर्चात्‌ एक महीने- 
का योगनिरोध कर अधघातियाकर्मोंका भी नाश किया और निर्वाण-लक्ष्मी 
प्राप्त की । --द्वादश सर्ग 
कथावस्तुका खतोत और गठत 

पाश्व॑नाथकी परम्परा-प्रसिद्ध कथावस्तुको ही कविने अपनाया है। यह 
कथावस्तु उत्तरपुराणमें' निबद्ध है। संस्कृत भाषामे काव्य रूपमें पाश्वंनाथ- 
चरितको सर्वप्रथम गुम्फित करनेका श्रेय वादिराजको ही है| इनसे पूर्व जिन- 
सेन द्वितीय (ई० सन्‌ ९वी शती) ने पार्श्वाभ्युदयमें इस चरितको सक्षेपमें निबद्ध 
किया है । समग्र जीवनकी कथावस्तु वहाँ नही आ पायी है। अपश्र शमे पद्म- 
कीतिने बि० स० ९९२ (ई० सन्‌ ९३५)मे १८ सन्धियोमे पासणाहचरिउकी 
रचना अवश्य की है। कवि वादिराजने उक्त अपशञ्र श 'पासणाहचरिउ'का अध्य- 
यन किया हो, तो कोई आइचर्यकी बात नहीं। वि० सं० ११८९ (ई० सन्‌ ११३२) 
में श्रीधरने १२ सन्धियोंमें अपश्र श भाषामें एक अन्य 'पासणाहचरिउ'की रचना 
की है| संस्कृत भाषामें ((० सन्‌ १२१५) माणिक्यचन्द्र द्वारा और सन्‌ १२५५ 
ई०म भावदेवसूरि द्वारा पाइबंनाथचरित नामक काव्य लिखे गये हैं। प्राकृत 
भाषामे पाइवंनाथचरितका गुम्फन सर्वप्रथम अभयदेवके प्रशिष्य देवभद्रसूरि 
द्वारा वि० स० ११६८ (ई० सन्‌ ११११) में किया गया है। अतः काव्य रूपमें 
अपश्र शके पासणाहचरिठके पद्चात्‌ संस्कृतमे वादिराजका ही चरितकाव्य 
उपलब्ध होता है। कथावस्तुका मूल स्रोत 'तिलोयपण्णत्ती', 'चउपस्नमहापुरिस- 
चरिय' (वि० स० ९२५, ई० सन्‌ ८६८) एवं उत्तरपुराण (शक स० ८२०, ई० 
सन्‌ ८५८) है। उत्तरपुराणमें बताया गया है कि पादर्वनाथ युवक होने पर क्रीड़ा 
करने वनमें गये । वहाँ उन्हें महीपाल नामक तापस पंचाग्नि तप करते मिला | 
यह पाद्वनाथका मातामह था। चंउप्पन्नमहापुरिसचरियमें यही कथाचक इस 


१ उत्तरपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, ७३ पर्व, पु०-४२९-४४२ । 


५ प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ९७ 


प्रकार आया है कि एक दिन पाइ्वंनाथ अपने भवनके ऊपरी भाग पर बैठे हुए 
थे। उन्होंने देखा कि लगरके लोग नगरसे बाहर चले जा रहे हैं । पूछने पर पता 
चला कि कमठ नामक साधु नगरीके बाहर आया है। वह महान तपस्वी है। लोग 
उसकी वन्दनाके लिए जा रहे हैं । पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें उत्त रपुराणके 
अनुसार ही कथानक लिखा है, पर इस कावब्यमें बताया गया है कि सभामें एक 
पुरुषने आकर सूचना दी कि नगरके बाहर एक मुनि आया है जो पचाग्नि तप 
कर रहा है। अनुचरके वचन सुनकर पाद्वंनाथने अपने अवधिज्ञानसे जाना 
कि कमठका जीव नक॑से निकलकर तप कर रहा है। वे वहाँ पहुँचे और उन्होने 
हिंसक तप करनेसे उसे रोका और अधजले नाग्र-तागिनको णमोकार मन्त्र 
सुनाया । 


उपयुंक्त कथानकको कविने उत्तरपुराणसे ज्यो-का-त्यों नहीं लिया है। 
अपनी कल्पनाका भो उपयोग किया है। इसी प्रकार पाइ्व॑नाथ पर उपसर्ग करने 
वालेका नाम उत्तरपुराण और पुष्पदन्तके महापुराणमें सम्वर आया है, जबकि इस 
महाकाव्यमें भतानन्द नाम बताया है। भगवान्‌ पाश्वंनाथको आहार देने वाले 
राजाका नाम उत्तरपुराणमे धन्य बत्ताया है, जबकि इस काव्यमे धर्मोदय नाम 
आता है। इस प्रकार कथावस्तुका चयन परम्परा-प्राप्त ग्रन्थोंसे किया गया है| 


कथावस्तुका गठन सुन्दर हुआ है। शेथिल्य नही है। श्र गारिक वर्णन 
कथावस्तुको सरस बनानेमे सहयोगी है । पूव॑भवोंकी योजनाने घटनाओको विश्व 
ख्जलित नहीं होने दिया है। कविका मन मरुभूतिके पश्चात्‌ वच्तनाभ चकवर्ती- 
के जन्मकी घटनाओके वर्णनमे अधिक रमा है। सभी घटनाएँ शत खलाबद्ध है। 
कई जन्मोंके आख्यानोको एक सूत्रमें आवद्ध करनेका सफल प्रयास किया गया 
है। यद्यपि अनेक जन्मोंके आख्यान-वर्णनसे पाठकका मन ऊब जाता है और 
उसे अगले जन्मसे सम्बन्ध जोडनेके लिए भवावलिको स्मरण रखना पड़ता है, 
तो भी कथामें प्रवाहकी कमी नही है। समस्त कथानक एक ही केन्द्रके चारो 
ओर चक्कर लगाता है। एक मनोवैज्ञानिक त्रुटि यह दिखलाई पड़ती है कि 
कमठ कई भवो तक एकान्तर वेर करता रहता है, जबकि मरुभूतिका जीव 
सदेव उसकी भलाई करता है। कभी भी वैर-विरोध नही करता। अन्तिम 
पाइवंनाथके भवमे भी वह कष्ट देता है। पाश्वेनाथको केवलज्ञान होनेपर ही 
उसका विरोध शान्त होता है। अतः इस प्रकारका एकाकी विरोध अन्यत्र बहुत 
कम आता है। 'समराइच्चकहा' में समरादित्यका वेर-विरोध भी अग्नि शर्माके 
साथ नौ भवों तक चला है। हाँ, अग्निगर्माको गुणसेनके भवमें समरादित्य अवश्य 
कष्ट देता है और उसको चिढ़ाता है। अतः रुष्ट होकर अग्निदर्मा निदान 


९८ : तीर्थंकर महाबीर और तनकी आचार्सपरम्परा 


करता है और नौ भवों तक वैर-विरोध चलता रहता है। पाव्व॑नाथचरितमें 
भी इस प्रकारका बैर-विरोध पाया जाता है। मरुभूति कमठसे अपार स्नेह करता 
है, पर कमठ उसके नि३छल प्रेमको आशंकाकी दृष्टिसे देखता है | अन्विति-गुण 
कथावस्तुमें निहित है.। 
महाकाव्यत्य 

शास्त्रीय लक्षणोंके अनुसार पाह्वंनाथचरित महाकाव्य है। इसमें १२ सर्ग 
है और मंगलस्तवनपूवंक काव्यका आरम्भ हुआ है। नगर, वन, पव॑त, नदियाँ, 
समुद्र, ऊषा, सन्ध्या, रजनी, चन्द्रोदय, प्रभात आदि प्राकृतिक दृश्योंके वर्णन, 
जन्म, विवाह, स्कन्धावार, सैनिक अभियान, युद्ध, सामाजिक उत्सव, श्य गार, 
करुण आदि रस, हाव-भाव विलास एवं सम्पत्ति-विपत्तिमें व्यक्तियोंके सुख:दुखों- 
के उतार-चढावका कलात्मक वर्णन पाया जाता है| तीथंकरके चरित्रके अति- 
रिक्त राजा-महाराजा, सेठ-साहुकार, किरात-भील, चाण्डाल आदिके चरित्र- 
चित्रणके साथ पशु-पक्षियोंके चरित्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। व्यक्ति किस प्रकार 
अपने चरित्रका विकास या पतन अनेक जन्मोंमें करता रहता है, इसका सुन्दर 
निरूपण किया गया है । 

पाश्वंनाथचरितमें सुन्दर रस-भावपूर्ण उक्तियोंके साथ विभिन्‍न संवेगोंका 
चित्रण आया है। समस्त श्रेष्ठ कवियोंने अपने काव्यको कलात्मक कल्पना और 
भावप्रवण बनानेके लिए नवरसोंका सम्शहार किया है। प्रस्तुत काव्यका अगी 
रस शान्त है ओर अग रूपमें श्र गार, करुण, वीर, भयानक, वीभत्स और रौद्र 
रसोंका नियोजन पाया जाता है। श्रृंगार ४६४, ८१५, ८२०, ८३२४, ८३९, 
८4४०, २१२, २१३, २१६ एवं २१७ में विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावके 
साथ आया है। करुणरस २६६२९ और २८२ मे समाहित है। भयानकरस 
२।६६ ओर ३।६७ मे पाया जाता है। रौद्ररस ७५४, ७५५, ७५८ और ७५९ 
मे वतंमान है। वीररस शताधिक पद्योमें आया है। ७६५, ७६६, ७७०, 
७१२० एवं ७१२१ में वीररसका परिपाक बहुत ही सुन्दर हुआ है। शान्तरस- 
का नियोजन इस काव्यमें अनेक स्थानोंपर हुआ है। 

चरित्रचित्रणकी हष्टिसे भी यह महाकाव्य सफल है। नायक पाइवेनाथका 
चरित्र अनेक भावोंके बीच उन्‍नतिशील होकर एक आदर्श उपस्थित करता है। 
प्रतिनायक कमठ ईर्ष्या-द ष, हिसा एवं अशुभ रागात्मक प्रवृत्तियोंके कारण 
अनेक जन्‍्मोंमें नाना कष्ट भोगता है। नायक सदा प्रतिनायकके प्रति सहानु- 
भूति रखता है। मरुभूतिके भवमें आतृ-वात्सल्यका वेसा उदाहरण मिलना 
कठिन है। प्रकृतिचित्रण और अलंकारयोजनाकी हृष्टिसि भी यह काव्य सफल 


प्रबुदधाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ९९ 


है । इस काव्यमें उपमालंकारकी योजना ४९४, ५॥९७, ५९९, ८५२, ९२७, 
९३४, ०५९, ९९०३, १०६, १०११, ११११, ११५१, ११॥७१, १५२०, 
१३४, ४४४, ४॥१८, ४॥१११ एवं ७५९ में पायो जाती है। उत्प्रेक्षा २१०७, 
रूपक २]४१, अर्थान्तरन्यास ११।५, अतिशयोक्ति ८।॥९८, उदाहरण ९६, 
दृष्टान्‍्त १११३, विभावना १२५, तुल्ययोगिता १॥५४, असंगति २८, 
सन्देश ६।१०५, आन्तिमान ३७७३, समासोक्ति २११४, काव्यलिज्गज ३।२४, 
विशेषोक्ति १०५, इलोष ३२६, अनुप्रास ४५२ और यमककी ३।२७, २३।३६ 
एवं ३॥५५ में योजना पायी जाती है। 

भाव एवं रसका निरूपण करने वाली प्रसादगुणसम्पन्न, सरल भाषामें 
भावानुसा र शब्दावलीका प्रयोग कर वादिराजने पाश्वंनाथचरितमे सरस शेली- 
का प्रयास किया है। काव्यके सम्बन्वमें कविकी स्वयं मान्यता है-- 

अल्पसारापि मालेव स्फुरन्नायकसदगुणा । 
कण्ठभूषणतां याति कवोीनां काव्यपद्धत्ति:॥ ११५॥। 

अल्पसमास और श्रेष्ठ-गुण-पूर्ण नायक ही काव्यके उत्तम होनेका कारण 
होता है। वर्ण-योजना, शब्द-गठन, अलडद्भार-प्रयोग, भाव-सम्पत्ति एव उक्ति- 
वेचित्र्य प्रभूति शेलीके समस्त तत्त्व इनके काव्यमे पाये जाते है । कविने शेली- 
को सरस और आकषंक बनानेके लिए सूक्ति-वाक्योंका भी प्रयोग किया है । 
ऋतुवर्णन-प्रसंगमें लम्बे समासोका भी प्रयोग आया है। अत पचम, षष्ठ और 
अष्टम सर्गोको वेदर्भी और गौड़ीके मध्यकी पाञ्चालीमे निबद्ध माना जा सकता 
है । सामान्यतः इस काव्यको वेदर्भी शेलीका काव्य मानना उपयुक्त है । 

कविने अपने पूवंवर्ती आचार्योका भी स्मरण किया है । १।१६ मे गृद्धपिच्छ, 
११७--१९ में समन्‍्तभद्र, १२० मे अकलद्धु, १२१ में वादिसिह, १२२ मे 
सन्‍्मति, १।१३ में जिनसेन, १।२४ में अनन्तकीति, १॥२५ में पाल्यकीति, १२६ 
में घनञ्जय, १२७ में अनन्तवीयं, १।२८ मे विद्यानन्द, १।२९ मे विणेषवादि 
और १।३० में वोरनच्दीका स्मरण आया। 
यश्योधरचरित 

यशोधरचरित हिसाका दोष ओर अहिसाका प्रभाव दिखलानेके लिये बहुत 
लोकप्रिय रहा है। कवि वादिराजने इसी लोकप्रिय कथानकको लेकर प्रस्तुत 
काव्यकी रचना की है। इस काव्यमें चार सर्ग हैं | प्रथम स्गमें ६२ पद्य, द्वितीय 
में ७५, तृतीयमें ८४ और चतुर्थभे ७८ पथ हैं। यशोधरचरित्रकी कथावस्तु 
यगस्तिलकचम्पूकी कथावस्तु ही है। अतएव कधथावस्तुको पुनरावृत्त करना 
निरथंक है। 


१०० ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


काव्यगुणोंकी दृष्टिसे यह यशोधरचरित समृद्ध कांव्य है। रस, अलंकार 
एवं उक्ति-बेचित्रयका समावेश है। कथावस्तुमें म्मस्पर्शी स्थलोकी योजना भी 
वत्तमान है। कवि सन्ध्याका चित्रण करता हुआ कहता है--“भवनमें सुगन्धित 
धूप जलायी जा रही है, इसकी गन्धसे समस्त नगर सुगन्बित हो उठा है। 
भवनोंके वात्तायनोसे कबृतरोंके पका रग लिये हुए धुएऐँके पिण्ड-के-पिण्ड 
निकलने लगे । उस समय प्रज्वलित रत्न-प्रदीपोंकी लाल-लाल कान्तिसे घुएँके 
पिण्ड कुछ रक्त और कुछ पीत हो उठे। मनको प्रसन्‍न करने वाली सुगन्धिसे 
मस्त होकर लोग प्रफुल्लित चमेलीके पुष्पोंको भी तुच्छ दृष्टिसे देखने लगे ।” 
यथा-- 
वहन बहिईचारुगवाक्षरन्श्रे- 
रामोदितान्तभंवनस्तदानीम्‌ । 
कपोतपक्षच्छविरुज्जजुम्मे--- 
निहारिकालागरुपिण्डधूम: ॥ 
आताम्रकम्रयुतिरत्नदीपे-- 
स्तस्मिन्‌ जना' पाटलवर्णभाजाम्‌ | 
व्याकोशमल्लीकुसुमानि दाम्ना- 
मवागमस्तन्नवसो रमेण! ॥ 
भवनोके वात्तायनोसे निकलने वाले धूम्रमे कवि गृहदेवताकी सुगन्धित्त 
इवासका आरोप करता हुआ कहता है-- 
आवतंमान: परिमन्दवृत्त्य 
वातायनद्वारि चिर विरेजे। 
कपूं रधूलीसु रभिनंभस्वान्‌ 
श्वासायित्तस्तद्यृहदेवता' हि ॥ 
भवनोके वातायनोंपर पहुँचनेपर उनमेंसे निकलते हुए धूम्रके छोटे-छोटे 
कणोंसे उसकी और ही शोभा हो गयी । वह ऐसा प्रत्तीत होता था, मानों गृह- 
देवताकी सुगन्धित इवास हो । 
व्यंजनावृुत्तिका भी कविने उपयोग किया है। कुब्जकके साथ दुराचार करने 
के अपराधमें महाराज यशोधर अमृतमतीको मार डालना चाहता था, पर स्त्री- 
वधको अपयशका कारण मानकर उसने उसे मारा नहीं। प्रातःकाल होनेपर 


१. यशोघरचरित, घारवाड़ संस्करण, २।२३-२४ । 
२. वही, २२५ । 


प्रधुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १०१ 


यशोधरने अमृतमतीको हँसीमें एक पुष्पसे मारा, जिससे वह मूच्छित हो गयी । 
शीतलोपचारके पश्चात्‌ दयालु राजा कहने लगा-- 
अनेन रन्श्रेषु रसच्युता ते 
क्ृष्णाननेनाद निपीडिताया' । 
देवेन केनापि पर॑ विदग्घे 
निवारित: सनिहितो5पि मृत्यु.! ॥ 
इस रसीले, पर कृष्णमुख कमलने आज तुम्हे बड़ा कष्ट पहुँचाया। यह 
बहुत कुशल हुई, जो किसी पृर्वकमंने तुम्हे आज मृत्युके मुखसे बचा लिया--पास 
आये हुए मरणको टाल दिया । 
व्यंजनावृत्ति द्वारा रानी अमृतमतीके दुराचारकी बात कह दी गयी है और 
यह भी व्यक्त कर दिया है कि आज रात्रिमें तुम्हारी मृत्यु इस खड्गसे हो गयी 
होती, पर किसी शुभोदयने मृत्युसे तुम्हारी रक्षा कर ली है । 
चतुथथंसगंमें बसन्‍्त, पुष्पावचय एवं बनविहारका सरस चित्रण किया है। 
कविने यहाँ वसन्तश्रीमें मानव-भावनाओंका आरोप कर विभिन्‍न प्रकारकी संवेद- 
नाओंकी अभिव्यक्ति की है। वनविहारके समय महारानियोकी छतासे तुलना 
की गयी है और उनमें लताके समस्त गुणोका दर्शन कराया है। यथा-- 
निकामतन्वय: प्रसव: सुगन्धय' 
त्दा दधानास्तरलप्रवालताम्‌ । 
इत्तस्ततो जग्मुरिलापते: स्त्रियों 
लत्ास्तु न स्थावरता वित्तत्यजु" ॥ 
वसन्तविहारके समय राजमहिषियाँ रूताके समान भ्रीको धारण कर रहो 
थी। अन्तर इतना ही था कि लताएँ अपने स्थान पर ही स्थित रहती है, पर 
महिषियाँ चंचल हो इधर-उधर लीला-विनोद कर रही थी। लताएँ कोमल और 
पतली होती हैं, वे महिलाएँ भी पतली और क्षीण कटिवाली थी । लताएं पुष्पोंसे 
सुगन्धित रहती है, वे भी अनेक प्रकारके पुष्पोके आभूषण पहने हुई थी, उन 
पृष्पोंकी गन्धसे सुगन्धित हो रही थी। लत्ताएँ चचल पत्तोसे युक्त होती हैं, वे 
सुन्दरियाँ भी अपनी चचलतासे युक्त थीं | 
इस काव्यमें सबसे अधिक महत्त्व संगीतका बताया है। सगीतमे कित्तनी 
शक्ति होती है, यह रानी अमृत्तमतीकी धटनासे सिद्ध है। रानी अमृतमत्ती अष्टभग 


१. यशोघरचरित, धारवाड़ संस्करण, २७७१ । 
२. बही, ४३ | 


१०२ : तोथंकर महावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


नामक कुबड़े महावतके मधुर संगीतकी ध्वनिसे आक्ृष्ट होती है। अष्टमंग , 
कुरूप, अधेड़ एवं वीभत्स आकृतिका है, पर उसके कण्ठमें अमृत है। यही कारण 
है कि अमृतमती उसपर रीक्ष जाती है ओर अपने यथार्थ नामके विपरीत विष- 
मतीका आचरण करती है। 
हिंसा और अहिंसाका महत्त्व अनेक जन्मोंकी कथा निबद्ध कर व्यक्त किया 
गया है। 
एको भावस्तोत्र 
इस स्तोन्नमें २६ पद्य है। २५ पद्य मन्दाक्रान्ता छन्दमें है और एक स्वागता- 
में । इस स्तोत्रमें भक्ति-भावनाका महत्त्व प्रदशित किया है। आचाययने स्तोत्रके 
आरम्भमें ही कहा है-- 
एकीभाव गत इवब सया य. स्वय कर्म-बन्धो 
घोर दुःख भव-भव-गतो दुनिवार करोति | 
तस्थाप्यस्य त्वयि जिन-रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेतु 
जेतु' शक्यो भवति न तया को«परस्तापहेतु: ॥१॥ 
है भगवान्‌ ! आपकी भक्ति जब भव-भव में एकत्रित दुखदायी कमंबन्ध- 
को तोड़ सकतो है, तब अन्य शारीरिक सतापका कारण उससे दूर हो जाये, तो 
इसमे क्या आइचर्य है। 
भगवत्‌-भक्तिके मनमे रहनेसे समस्त सत्ताप दूर हो जाते है। भक्त्तिद्वारा 
मानवको आत्म-बोध प्राप्त होता है, जिससे वह चेत्तन्याभिराम, गुणग्राम, 
आत्मभिरामको प्राप्त कर लेता है। कवि वादिराजने भगवान्‌को ज्योतिरूप 
कहा है। आचायंकी दृष्टिमे आराध्यका स्वरूप सौन्दयंमय मधुरभावसे भरा 
हुआ है। आद्याकी नवीन रश्मियाँ उनके मानस-क्षितिजपर उदित होती हैं, 
जीवनमे एक नवीन उल्लास व्याप्त हो जाता है। भक्तिविभोर होकर तन्मयता- 
की स्थिति आनेपर समस्त मगलोंका द्वार खुल जाता है। आचार्य इसी तन्म- 
यताकी स्थितिका चित्रण करते हुए कहते है-- 
आनन्दाश्रु-स्नपित-बदन गद्गद चाभिजल्पन्‌ 
यश्चायेत त्वयि हृढ-मना' स्तोत्न-मन्‍्त्रे भंवस्तम्‌ । 
तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देह-वल्मीक-मध्यात्‌ 
निष्कास्यन्ते विविध-विषम-व्याधय: काद्रवेया: ॥श॥ 
अर्थात्‌, है भगवन्‌ ! जो आपमें स्थिरचित्त होता हुआ हर्षाश्रुओंसे विगलित 
गदगद वाणीसे स्तोत्र-मंत्रो द्वारा आपका स्मरण करता है, उसके अनेक प्रकारके 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १०३ 


असाध्य रोग उसी प्रकार देहमेंसे भाग निकलते हैं जिस प्रकार सपेरेकी बीन 
सुनते ही बामीसे साँप निकल पड़ते हैं । 
भक्‍त भगवान्‌की बराबरी करता हुआ कहता है कि जो जाप है सो मे हूँ । 
शक्तिकी अपेक्षा मुझमें और आपमें कोई तात्त्विक अन्तर नही है। अन्तर इतना 
ही है कि भगवन्‌ ! आप शुद्ध है, रत्नत्रयगुण विशिष्ट है, जब कि मेरी आत्मा 
अभी अशुद्ध है। रत्नत्रयगुणका केवल प्रवेश हो हुआ है, पूर्णता तो अभी दूर 
है। अत्त: जिस प्रकार दीपककी लौको प्रज्वलित करनेके लिए अन्य दीपकको 
लौका सहारा आवश्यक होता है, उसी प्रकार भगवन्‌ ! आत्मशुद्धिके हेतु मुझे 
आपका अवलम्बन लेना है। यथा-- 
प्राद्रभूत-स्थिर-पद-सुख त्वामनुध्यायतों मे 
त्वय्येवाह स इति मतिरुत्पथते निविकल्पा । 
मिथ्यवेय त्दपि तनुते तृप्तिमञ्र षरूपां 
दोषात्मातो5्प्यभिमत्त-फलास्त्वद्सादादभवन्ति ॥ १ ७॥ 
अर्थात्‌, हे भगवन्‌ ! आपका ध्यान करनेसे मेरे मनमे यह भावना उत्पन्न 
होती है कि जो आप है सो मे हूँ । यद्यपि यह बुद्धि मिथ्या है, क्योंकि आप अवि- 
नाशी सुखको प्राप्त है और में भव-अ्रमणके दुख उठा रहा हूँ, तो भी मुझे 
आत्माके स्वभावका बोधकर अविनाशी सुख प्राप्त करना है, इतने मात्रसे ही 
सनन्‍्तोष होता है। यह सत्य है कि आपके प्रसादसे सदोप आत्माएँ भी इच्छित 
फलको प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार आचाय॑ने भकति-भावनाका वेशिष्टथ 
दिखलाया है। स्तोत्र सरस और प्रौढ है। 
न्यायविनिद्नरयविवरण 
अकलकदेवने न्‍्यायविनिश्चय नामक तकंग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थमे ८८० 
कारिकाएँ है और तीन प्रस्ताव है। प्रथम प्रस्तावमें १६८॥, द्ितीय प्रस्तावमे 
२१६॥ तथा तृतीय प्रस्तावमे ९५ कारिकाएँ है। वादिराजने इस ग्रन्थपर अपना 
विवरण लिखा है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें पक्षोंकी समृद्ध और प्रामा- 
णिक बनानेके लिए अर्गणित ग्रन्थोके प्रमाण उद्धृत किये है। इन्होने अपनी इस 
टीकाको 'न्‍्यायविनिशचयविवरण' नाम स्वय दिया है। 
प्रणिपत्य स्थिरभक्‍्या गुरून्‌ परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्वयविवरणमभिरमणीय मया क्रियते' ॥ 


वादिराज द्वारा लिखित भाष्यका प्रमाण बीस हजार श्लोक है । वादिराजने 


१. न्‍्यायविनिर्चयविवरण, मारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्रस्तावनामें उद्धृत, पु० ३५ | 


१०४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


मूलवालतिकपर अपना भाष्य लिखा है। इनके भाष्यमें अन्त ररलोक और संग्रह- 
इलोक भी सम्मिलित हैं। इन्होंने वुत्ति या चूणिगत समस्त पद्योंका व्याख्यान 
लिखा है। न्यायविनिश्चवयविवरणकी रचना अत्यन्त प्रसन्‍न और मोलिक शैली- 
में हुई है । प्रत्येक विषयको स्वयं आत्मसात्‌ करके ही व्यवस्थित ढंगसे युक्तियों- 
का जाल बिछाया है, जिससे प्रतिवादीको निकलनेका अवसर नही मिलता | 
सांख्यके पुव॑पक्षमें (प० २३१) योगभाष्यका उल्लेख 'विन्ध्यवासिनो भाष्य' शब्दसे 
किया है। सांख्यकारिकाके एक प्राचीन निबन्धसे भोगकी परिभाषा उद्धृत 
की है। 

बौद्धमत समीक्षामे धमंकीतिके प्रमाणवातिक और प्रज्ञाकरके वातिका- 
लकारकी इतनी गहरी और विस्तृत आलोचना अन्यत्र देखनेमें नहीं आयी। 
वात्तिकालुंकारका तो आधा-सा भाग इसमें आलोचित है। धर्मोत्तर, शान्तिभद्र, 
अचेंट आदि प्रमुख बौद्धदार्शनिकोंकी समीक्षा की है। 

मीमासादशनकी समालोचनामें शवर, कुम्बेक, प्रभाकर, मण्डन, कुमारिल 
आदिका गम्भीर पर्यालोचल किया गया है। इसी तरह न्याय-वेशेषिक मतमें 
व्योमशिव, आत्र य, भासवंज्ञ, विश्वरूप आदि प्राचीन आचायोके मत उनके 
ग्रन्योसे उद्धृत करके आलोचित हुए है। उपनिषदोका वेदमस्तक कहकर 
उल्लेख किया है | इस तरह जितना परपक्ष-समीक्षणका भाग है, वह उन-उन 
मतोके प्राचीनतम ग्रन्थोसे लेकर हढ्वी पू्वपक्षके रूपमे उपस्थित किया है। 

स्वयक्ष-सस्थापनामे समन्‍्तभद्रादि आचार्योके प्रमाणवाक्योसे पक्षका सम- 
थंन परिपुष्ट रूपमे किया गया है। कारिकाओंके व्याख्यानमें वादिराजका 
व्याकरणज्ञान भी प्रस्फुटित हुआ है। कई कारिकाओंके उन्होने पॉच-पॉच अर्थ 
तक दिये है। दो अर्थ तो साधारणतया अनेक कारिकाओके दृष्टिगोचर होते 
हैं। समस्त विवरणमे दो ढाई हजार पद्य इनके द्वारा रचे गये है। इनकी तकंणा- 
शक्ति अत्यन्त मौलिक है। इन्होने न्‍्यायविनिष्चयके प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रव- 
चन इन तीनो परिच्छेदोपर विवरणकी रचना की है। ज्ञान-ज्ञेयतत्व, प्रमाण- 
प्रमेपतत्व आदिका विवेचन इस ग्रन्थमें पाया जाता है और अकलंकदेवने 
जिन मूल विषयोकी उत्थापना की है, उनका विस्तृत्त भाष्य इस विवरणमें आया 
है। तक और दर्शंनके तत्त्वोंकों स्पष्ट रूपमें समझानेका प्रयास किया है। 
प्रभाणनिर्णय 


इस लघुकाय ग्रन्थमें प्रमाणनिर्णय, प्रत्यक्षनिर्णय, परोक्षनिर्णय और आगम- 
निर्णय ये चार प्रकरण है। प्रमाणनिर्णयके अन्तर्गत प्रमाणका स्वरूपनिर्धारण 
करते हुए सम्यग्ज्ञानको ही प्रमाण बताया है। इस प्रकरणमें नेयायिक, समीमां- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १०५ 





सक, बौद्ध प्रभुति दाशंनिकोंकी प्रमाणविषयक मान्यताओंकौ समीक्षा की गयी 
है। बताया है-- 

सम्यरज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वाउन्यथा5नुपपत्ते. | इदमेव हि प्रमाणस्य प्रमाण- 
त्वं यत्प्रसितिक्रियां प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम | तच्च तस्य सम्यस्जञानत्वे 
सत्येव भवति नाअ्वेत्तनत्वे नाउप्यम्यग्ज्ञानत्वे। ननु च तत्क्रियायामस्त्येवाचेतन- 
स्थापीन्द्रियलिज्भादे: करणत्वं, चक्षुषा प्रमीयते धूमादिना प्रमीयत्त इति । तत्रापि 
प्रमितिक्रियाकरणत्वस्थ प्रसिद्धेरिति चेत्‌' | 

इस प्रकरणमें व्यवसायात्मक सम्यग्शानकों ही प्रमाण सिद्ध किया है। 
इन्द्रिय, आलोक, सन्निकर्ष आदिकी प्रमाणताकी समीक्षा की गयी है । ज्ञानकी 
उत्पत्तिमें अं और आलोककी कारणताका निरसन किया है। 

प्रत्यक्षनिर्णय प्रकरणमे स्पष्ट प्रतिभासित होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा 
है। स्पष्टावभास इन्द्रियज्ञानमें सभव नही है, अतः इन्द्रियज्ञान परोक्ष है। 
स्पष्ट प्रतिभास प्रत्यक्षज्षाममे पाया जाता है और वह॒अतीन्द्रिय होता है। इस 
सन्दर्भमें सन्निकर्षके प्रत्यक्षत्वका निरसन किया है। चक्षुके प्राप्यकारित्वका 
पूव॑पक्ष प्रस्तुत करते हुए लिखा है--चक्षु: सन्निकृष्टमर्थ प्रकाशयत्ति बाह्य न्द्रिय- 
त्वात््वगादिवतु”' अर्थात्‌ चक्षु सन्निकृष्ट अर्थको ही प्रकाशित करती है, 
बाह्य॑ न्द्रिय होनेसे, स्पशंन इन्द्रियके समान | इस अनुमान द्वारा चक्षुका प्राप्य- 
कारित्व सिद्ध करके उसका निरसन किया है। 


इस ग्रन्थमें परोक्षके दो मेद किये है--१ अनुमान और २ आगम। 
अनुमानके गौण और मुख्य भेद करके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्कको गोण अनु- 
सान साना गया है। इस प्रकारकी भेदकल्पना नवीन प्रत्तीत होती है, अन्य 
किसी प्रमाणग्रन्थमे ऐसा दिखलायी नहीं पड़ता है। वादिराजने तर्कप्रमाणकी 
सिद्धि करते हुए लिखा है कि व्याप्तिके ज्ञानकों तक कहते है तथा साध्य और 
साधनके अविनाभावको व्याप्ति। अविनाभाव एक नियम है और यह नियम 
दो प्रकारसे व्यवस्थित है--१. तथोपपत्ति और २. अन्यथानुपर्पत्ति | 
साध्यके होने पर ही साधनका होना तथोपपत्ति और साध्यके न होने पर साधन- 
का न होना ही अन्यथानुपर्पत्ति--अविनाभाव है। व्याप्तिका ज्ञान अन्य किसी 
प्रमाणसे सम्भव नही है, अतः तकंप्रमाण मानना आवश्यक है। तबंका अनु- 
मानमें अन्तर्भाव सम्भव नही है--“त्दवच्छेदेनावगतात्तु ततो नानुमानमन्यत्रा- 





१. प्रमाणनिर्णय, माणिकचन्द दि० जै० ग्रन्थमार्ल, बि-सं० १९७४, १० १-२३ 
३, प्रमाणनिर्णय, पृ० १८ | 


१०६ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


न्‍्यदा तदभावेषपि त्तद्भावशंकनस्यानिवृत्ते:। तस्मात्यत्यक्षानुमानाभ्यामन्यतये- 
वाय॑ विकल्प: प्रमाणयितव्य: |!” 
चार्वाकके प्रति अनुमानकी प्रमाणता भी सिद्ध की गयी है। अनुमानके 
अभावमें न तो किसी भी बुद्धिका परिज्ञान होगा और न स्वेष्टसिद्धि तथा परेष्ट- 
में दोषोद्भूनवन ही सम्भव होगा। भूतचतुष्टयकी सिद्धि भी अनुमानके बिना 
नही हो सकती है । अत्तएवं चार्वाककों भी अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा। 
अभावका अन्‍्तर्भाव प्रत्यक्षप्रमाणमें किया है। अनुमान न्‍नके त्रेरूप्प और 
पाञ्चरूप्योंका निरसन करते हुए अविनाभावको ही हेतु सिद्ध किया है। 
आगमप्रमाणकी चर्चा करते हुए बताया है कि शब्दप्रमाणका अन्‍्तर्भाव 
अनुमानमे सम्भव नही है, क्योकि दोनोंका विषय भिन्‍न है। शब्द केवल वक्‍ता- 
की इच्छामे ही प्रमाण है, बाह्य अर्थमें प्रमाण नही, यह भी कहना असंगत्त है। 
यत: शब्दका विषय केवल विवक्षा ही नहीं है। इसी सन्दर्भभे शब्दको पौदूगलिक 
भी सिद्ध किया है । 
यह ग्रल्थ गद्यम॑ं अकलकंदेवके ग्रन्थोका सार लेकर लिखा गया है। ग्रन्थ- 
कर्ताने लिखा है-- 
मुख्यसव्यवहा राभ्या प्रत्यक्ष यन्निरुपितम | 
देवेस्तस्यात्र सक्षेपान्निणंयो वणितों मया॥। 


पद्मनन्दि प्रथम 

पद्मनन्दि प्रथमसे हमारा अभिप्राय जंबूदीव-पण्णत्तिके कत्तसि है। यो त्तो 
आचार्य कुन्द-कुन्दका भी एक नाम पद्चनन्दि मिलता है, पर इस नामसे उनकी 
ख्याति नहीं है। अतएव पद्मनन्दि प्रथमको हम जंबूदीवपण्णत्तिका कर्ता 
मानते है । 

अभिलेखीय साहित्यसे कई पद्मनन्दियोके अस्तित्वकी सिद्धि होती है। 
एक पद्मतन्दि चन्द्रप्रभके शिष्यके रूपमें उल्लिखित है। इनका निर्देश डॉ० 
हीरालालजीने जेन-शिलालंख सग्नह प्रथम भागकी प्रस्तावनामे किया है। दूसरे 
पद्मतन्दि वि० स० ११६२ में सिद्धान्तदेव व सिद्धान्तचक्रवर्ती मूलसघ, कुन्द- 
कुन्दान्वय, काणरगण एवं तितिणिकगच्छमें हुए है। तीसरे पद्मतन्दि गोल्ला- 
चार्यके प्रशिष्य और त्रेकाल्ययोगीके शिष्य हुए हैं। इनका नाम कौमा रदेवब्त्ती 
था और दूसरा नाम अविद्धकर्ण पद्मनन्दि सैद्धान्तिक था। ये मूलसघ देशीयगणके 


१. प्रमाणनिर्णय, पु० ३६ | 
२. वही, पृ० ३३ । 
है, एपिग्राफी कर्नाटिका, भाग ७, अभिलेख सं० २६२ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १०७ 


आचार थे। इनका उल्लेख वि०सं० १२२० के एक अभिलेखमें पाया जाता है। 
इनके सधर्मा प्रभाचन्द्र थे तथा उनके शिष्य कुलभूषणके शिष्य माघनन्दिका 
सम्बन्ध कोल्हापुरसे था! । 

चौथे पद्मनन्दि वे हैं, जो नयकीर्तिके शिष्य और प्रभाचन्द्रके सहरर्मी थे, 
जिनका उल्लेख वि० स० १२३८, १२४२ और १२६३ के अभिलेखोमे आता है। 
इसकी उपाधि 'म्न्त्रवादिवर' पायी जाती है । बहुत्त सम्भव है कि ये तुतीय और 
चतुथे पद्मनन्दि एक ही हो । तृतीय पद्मनन्दिको भी मन्‍्त्रवादि कहा गया है । 

पंचम पद्मनन्दि वीरनन्दिके प्रशिष्य त्था रामनन्दिके शिष्य थे जिनका 
उल्लेख १२वों शतीके एक अभिलेखमें मिलता है। 

छठे पद्मनन्दि वे है, जिन्होने अपने गुरु शुभचन्द्रदेवकी स्मृतिम रुूंख लिख- 
वाया था । शुभचन्द्रदेवका वि०स० १३७०में स्वगंवास हुआ था | इनके दो शिष्य 
थे। इन्हीमें एक पद्मनन्दि थे । 

सातवें पद्मनन्दिका उल्लेख वि०स० १३६० के एक अभिलेखमे आया है। 
इसमे बाहुबलिमलधारिदेवके शिष्य पद्मनन्दि भट्टारकका निर्देश है, जिन्होंने 
वि०स० १३६०में एक जैनमन्दिरका निर्माण कराया था । 

आठवें पद्मनन्दि वे हे, जो मूलसघ कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तकगच्छवर्ती 
त्रविद्यदेवके शिष्य पद्मनन्दि थे । इनका स्वगंवास वि०स० १३७३मे हुआ था। 
इनका निर्देश श्रवणवेलगोलके अभिलेखसंख्या २६९ मे आया है। 

नोवें पद्मनन्दि वे हैं, जिनकी वि०सं० १४७१ के देवगढके अभिलेखमे प्रभा- 
चन्द्रके शिष्यके रूपमें बड़ी प्रशसा की गयी है। 

जम्बूदीवपण्णत्तिके कर्त्ता पद्मनन्दि इन सबसे भिन्‍न है। ये अपनेको वीर- 
नन्दिका प्रशिष्य और बलनन्दिका शिष्य बतलाते है। इन्होने विजयगुरुके पास 
ग्रन्‍्थोंका अध्ययन किया था । ग्रन्थ लिखनेका निमित्त बतलाते हुए निर्दिष्ट 
किया है कि राग-द्वेषसे रहित श्रुत्तसागरके पारगामी माधनन्दि आचार्य हुए । 
उनके शिष्य सिद्धान्त-महासमुद्रमें कलुषताको धो डालनेवाले गुणवान सकलचन्द्र- 
गुरु हुए। उनके शिष्य निर्मल रत्नत्रयके धारक श्री नन्दिगुरु हुए और उन्हीके 


१. एपिग्राफी कर्नाटिका, भाग २, अभिलेख स० ६४ । 

२. वही, भाग २, अभिलेख सं० ६६ | 

३. ग्रायाक्या) ॥0 9070॥ ॥079, 288९८ 280 तथा एपिग्राफी कर्नाटिका, भाग ८, 
अभि० स० १४० और २३३ । 

४. एपिग्राफो कर्नाटिका-अभिलेख ६५ तथा भूमिका, पृ० ८६। 


१०८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


निमित्त यह 'जम्बूदीवपण्णत्ति लिखी गयी। गुरुपरम्पराके - सन्दर्भमें पद्मनन्दिने 
अपने सम्बन्धमें बताया है कि जिदण्ड रहित, शल्यत्रयपरिशुद्ध, गारवत्यसे रहित 
सिद्धान्तके पारगामी ओर तप-नियम-योगसे संयुक्त पद्मनन्दि नामक मुनि हुए । 
ग्रन्थ-रचनाके स्थान और वहाँके शासकका नाम निर्देश करते हुए यह 
बतलाया है कि वारांनगरका स्वामो नरोत्तमशक्तिभूपाल था, जो सम्यग्दशंनसे 
विशुद्ध ब्रतकर्मको करनेवाला निरन्तर दानशीरू, जिनशासनवत्सल, वीर, नर- 
पतिसपूजित और कलाओंमें कुशल था । यह नगर धन-धान्यसे परिपूर्ण, सम्य- 
रष्टियो और मुनिजनोसे मण्डित, जिनभवनोसे विभूषित, रमणीय पारणयात्र 
देशके अन्तगंत था। इन्होने अपनेको 'बरपउमनंदि' कहा है । इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि ये पद्मनन्दि पूर्वोक्त सभी पद्मनन्दियोंसे भिन्‍न है। 
जंबूदीवपण्णत्ति के अतिरिक्त इनको दो रचनाएँ और मानी जा सकती 
हैं। एक है प्राकृतपद्यात्मक 'धम्मरसायण' और दूसरी है 'प्राकृतपंचसंग्रहवृत्ति' । 
श्री पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने! पञ्चसग्रहवृत्तिका रचयिता प्रस्तुत पद्म- 
नन्दिको ही माना है। प्राकृतपचसग्रहवृत्तिकार पद्मनन्दिने अपना निर्देश करते 
हुए लिखा है-- 
जह जिणवरेंहि कहिय॑ं गणहरदेवेहि गथियं सम्मं | 
आयरियकमेण पुणो जह गगणइपवाहुब्व ॥| 
तह पउमणंदिमुणिणा रइय भवियाण बोहणटूठाए । 
ओघादेसेण य पयडीणं बधसामित्त ॥' 
पं० हीगलालजीकी मान्यता उचित प्रतीत होती है, क्योकि “जंबूदीव- 
पण्णत्ति' और 'प्राकृतपचसग्रहवृत्ति' की उत्थापनाएँ तुल्य हैं । निस्सन्देह पद्मनन्दि 
प्राकृम्मापा ओर सिद्धान्तशास्त्रके परगामी है। अतः यह वृत्ति पद्मनन्दि प्रथम 
हारा विरचित्त हो, तो कोई आइचर्य नहीं। अन्य जितने पद्मनन्दि मिलते है, वे 
प्राकृतके विशेषज्ञ प्रतीत नहीं होते । अतणव प्रस्तुत पद्मनन्दिकी तीन रचनाएँ 
मानी जा सकती है--१. जबृदीवपण्णत्ति, २. धम्मरसायण ३. प्राकृतपंच- 
सग्रहवृत्ति। 
समय-निर्धारण 
जंबूदीवपण्णत्तिके स्वयिता पद्मनन्दिका समय क्या है ? इसका निर्णय 
अन्त रंग प्रमाणोके आधारपर किया जाना सम्भव नहीं है। हाँ, अभिलेख, इतर 
आचार्यों द्वारा किये निर्देश एवं अन्य ग्रन्थोंसे विषयके आधारपर समयका निर्धारण 
किया जा सकता है। “जंबूदीवपण्णत्तिकी आमेर शास्त्रभण्डारकी प्रति ज्येष्ठ 


१-२. पञ्वसंगह, भारतीय शञानपीठ, काशी, भ्रस्तावनासे उद्धत, पृ० ३९। 


प्रवद्ाचार्स एवं परम्परापोषकाचार्ण : १०९ 


शुक्ला पठ्चमी वि०सं० १५१८ की है, अत्त: रचयिताका समय इससे पूर्व होना 
निश्चित है। 

नन्दिसंघकी पट्टावलीमें वारांके भट्टारकोंकी गद्दीका उल्लेख आया है, जिसमें 
वि० सं० ११४४ से वि सं० १२०६ तकके बारह भट्टारकोके नाम दिये गये है। 
इस भट्टारकपरम्परासे सम्बद्ध पद्मनन्दिको गुरुपरम्परा है। राजपृतानेके इति- 
हासमें गुहिलोतवंशी राजा नरवाहनके पुत्र शालिवाहनके उत्तराधिकारी शक्ति- 
कुसारका उल्लेख मिलता है, इस ग्रन्थमें उल्लिखित यही राजा है। आटपुर 
(आहाड़) के अभिलेखमें गुहदत्त (गुहिल) से लेकर शक्तिकुमार तककी पूरी व्ा- 
वली दो है। यह अभिलेख वि० सं० १०३४ वेशाख शुक्ल, प्रतिपदाका लिखा 
हुआ है। अत: “जंबूदीवपण्णत्ति'का यही रचनाकाल सम्भव है। 

श्री पंडित नाथूरामजी प्रेमीने इस ग्रन्थके रचनास्थल वारांनगरको 
राजस्थानके कोटा राज्यके अन्तगंत माना है।' और वाराकी भट्टारक गद्दीके 
आधारपर पद्मनन्दिका समय वि० स० ११०० अर्थात्‌ ई० सन्‌ १०४३ के लगभग 
सिद्ध किया है । 

ज्ञानप्रबोध भाषाग्रन्थमें कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा आयी है। उसमें कुन्द- 
कुन्दको इसी वारापुर या बारांके धनी वुन्दश्रेष्ठी व कुन्दलताका पुत्र बतलाया 
है। कुन्दकुन्दका एक नाम पद्मनन्दि भी है। अवगत होता है कि ज्ञानप्रबोधके 
कत्तनि भ्रमवश 'जंबूदीवपण्णत्तिके' रचयिता पद्मनन्दिको कुन्दकुन्द समझकर 
वारांको उनका जन्मस्थान बताया है। गान्ति या जक्तिराजाकों नसपतिसपृज्य 
लिखा है। और साथ ही उसे 'बारानगरस्य प्रभु.” कहा है। इस शान्ति या 
शक्तिको ही शक्तिकुमार मान लेना उचित प्रतीत है और इस आधारपर पद्म- 
नन्दिका समय ई० सन्‌ ९७७ के आस-पास माना जा सकता है। 

एक अन्य प्रमाण यह भी है कि सुधर्म स्वामौका नाम लोहाय॑ दिया है । यह 
लोहायं अचारांगधारी लोहार्यसे भिन्‍न है। श्रवणबेलगोला वसतिमें भी गौतम 
गणधरके साक्षात्‌ शिष्य लोहायंको बताया है। यह अभिलेख शक सबत्‌ ५२२ 
( ६० सन्‌ ६००) है, अत्त: सुधरंके स्थानपर लोहायंके नाम आनेसे भी 'जबूदीव- 
पण्णत्ति' ई० सन्‌ दशवी शतोकी रचना है। 
रजनाओंका परिचय 

जंबूदीवपण्णत्तिमें २८२० गाथाएँ हैं और तेरह उहं श्य है। प्रत्येक उहू श्य- 
की पुष्पिकामें उस उह श्यके विषयका निर्देश पाया जाता है। उद्दंश्योंके नाम 
निम्न प्रकार हैं-. 


१. जंनसाहित्य मोर इतिहास, वम्बई, प्रथम संस्करण, पुृ० २५४ । 


११० : तीथंकर सहावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


. उपोदघातप्रस्ताव। 
भरतैरावतवर्णन । 

« पर्वतत-नदी-भोगभूमिवर्णन । 
महाविदेहाधिकार | 
मंदरगिरि-जिनभवनवण्णन । 

. देवकुरु-उत्तरकुरु-विन्यासप्रस्ताव । 
कच्छाविजयवर्णन । 
पूव॑विदेहवर्णन । 

अपरविदेहवर्णत । 

१० लवणसमुद्रवर्णन । 

११. बहिरुपसहारहीप-सागर-नरकगति-देवगत्ति-सिद्धक्षेत्रवर्णन | 
१२ ज्योतिरलोकिवर्णन । 

१३. प्रमाणपरिच्छेद | 


प्रथम उद्द श्यमें ७४ गाथाएँ हैं। प्रथम छह गाथाओंमें पञ्चपरमेष्ठोको 
नमस्कार किया है, तदनन्तर ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा की है। पश्चात्‌ तोर्थंकर 
महावीरकी आचायेपरम्पराका निर्देश करते हुए बताया है कि विपुलाचलपर 
स्थित वर्धमान जिनेन्द्रने प्रमाण-नययुकत अर्थ गौतम गणधरके लिए कहा। 
गोतम गणधरने सुधमंस्वामी ( लोहाचाये ) को कहा और उन्होंने जम्बूस्वामी 
को। ये तीनो अनुबद्धकेवलो थे। पश्चात्‌ १. नन्‍्दी, २. नन्दिमित्र, ३. 
अपराजित्त, ४ गोबद्धन और ५. भद्रबाहु थे पाँच श्रुतकेवली हुए। तदनन्तर 
१ विशाखाचार्य, २. प्रोष्ठिल, ३. क्षत्रिय, ४ जय, ५. नाग, ६. सिद्धार्थ, 
७ धृतिषेण, ८ विजय, ९. बुढ्धल्ल, १० गद्भदेव और ११. धमंसेन 
ये ग्यारह आचार्य दशपूर्वोंके ज्ञाता हुए। ततृपश्चात्‌ १ नक्षत्र, २ यशपाल, 
३ पाण्डु, ४ श्रुवषेण और ५. कसाचाय॑ ये पाँच ११ अगोंके धारी हुए। 
तदुपरनन्‍्त १ सुभद्र, २ यशोभद्र, ३. यशोबाहु और ४. लोहाचाये ये आचा- 
राज़के धारक हुए। 


2 हक छरएह न ०0८० 2७ 


इन आचार्योके निर्देशके पश्चात्‌ पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्घारपल्यप्रमाण 
समस्त द्वीप-सागरोके मध्यमें स्थित जम्बूद्वीपके विस्तार, परिधि और क्ष त्रफलका 
कथन किया है। उसकी वेदिकाका वर्णन करते हुए बताया है कि उसके विजय, 
वेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामक चार गोपुरद्वारोंपर क्रमश: उन्हीं 
नामोंके धारक प्रभावशाली चार देव स्थित हैं। यहाँ इनमेंसे प्रत्येकके बारह 
हजार योजन प्रमाण लम्बे-चौड़े नगर बतलाये हैं। जम्बूद्वीपमें सात क्षेत्र, एक 


प्रयुद्धाचार्ग एवं परम्परापोषकाचार्ग : १११ 


मन्‍्दर पव॑त, छह कुलपव॑त, दोसौं काञचनपवंत, चार यमकपवंत, चार 
नाभिगिरि, चौतीस वृषभग्रिरि, चौतीस विजयाद्ध, सोरह वक्षार पवंत और 
आठ दिग्गज पव॑त स्थित हैं। इन सबके पृथक्‌-पृथक्‌ वेदियाँ और वनसमूह भी 
है । चौदह्‌ लाख छप्पन हजार नब्बे नदियाँ जम्बूद्वीपमें है। नदी, तट, पव॑त, 
उद्यान, वन, दिव्य भवन, शाल्मलिवृक्ष और जम्बूबुक्ष आदिके उपर स्थित जिन- 
प्रतिमाओंको नमस्कार करके जिनेन्द्रसे बोध-याचना की गयी है । 


द्वितीय उद्द श्यमे २१० गाथाएँ हैं। क्षेत्रोंका वर्णन करते हुए भरत, हैमवत, 
हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र तथा क्रमशः इनका 
विभाग करनेवाले हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी ये 
षट्‌ कुलाचल स्थित हैं। जम्बू द्वीपके गोलाकार होनेसे इसमें स्थित उन क्षेत्र 
पव॑तोमें क्षेत्रसे दूना पवंत और उससे दूना विस्तृत आगेका क्षेत्र है। यह क्रम 
उसके मध्यमें स्थित विदेह क्षेत्र तक है। इस क्षेत्रसे आगेके प्तका विस्तार 
आधा है ओर उससे आधा विस्तार आगेके क्षेत्रका है। यह क्रम अन्तिम ऐरा- 
वत क्षेत्र तक है। इस प्रकार जम्बूद्ीपके खण्ड भरत १+ हिमवान्‌ २+ हैमवत्त 
४+ महाहिमवान्‌ ८ + हरिवर्ष १६+ निषध ३२+ विदेह ६४+ नील ३२+ 
रम्यक १६ + रुक्सि ८ + हैरण्यवत ४+ शिखरी २+ऐरावत १७१९० हो गये 
है। जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख योजन है। गोल क्षेत्रके विभागभृत होनेसे 
इन क्षेत्र और पव॑त्तोंका आकार घनुष जेसा हो गया है। यहाँ धनुपृष्ठ, बाहु, 
जीवा, चूलिका और बाणका प्रमाण निकालनेके लिए करणसूत्र दिये गये है । 


विजयाधंका वर्णन करते हुए वहाँ उसकी दक्षिण श्रेणीमे पचास और उत्तर 
श्रेणिमं साठ विद्याधघर नगरोका निर्देश करके ४०वीं गाथामे उनकी सम्मिलित 
सख्या २०० बतलायोी है, यह सख्या विचारणीय है। यो तो ५० + ६०७ ११० 
विद्याधर नगर बतलाये गये है। यदि इनमे ऐरावत्त क्षेत्रस्त विजयार्थ पर्बलके भी 
नगरोकी सख्या सम्मिलित करली जाय, त्तो २२० नगर होने चाहिए । विजयार्ध 
पर्व॑तके वर्णनप्रसगमें उसके ऊपर स्थित नौ कूटोका नामनिर्देश कर उनपर स्थित 
जिनभवन, देवभवन और उद्यान वनोका वर्णन किया है। पर्वतके दोनों ओर 
तिमिस्र और खण्डप्रपात नामकी दो गुफाएं है । इन्ही गुफाओके भीतर आकर 
गगा और सिन्धु दक्षिणभारतमे प्रविष्ट होतो है। तदनन्तर उत्सपिणी और 
अवसपिणी कालके भेदोका उल्लेख करते हुए बताया है कि समस्त विदेह क्षेत्रो, 
म्लेच्छखण्डो ओर समस्त विद्याधरनगरोमे सदा चतुथं काल विद्यमान रहता है। 
देवकुरु और उत्तरकुरुमे प्रथम; हैमवत और हैरण्यवतमें तृतीय एवं हरिवर्ष 
और रम्यक क्षेत्रमें द्वितीय काल सदा रहता है। इन कालोमें उत्मेध, आयु, योजन 


११२ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


आदिके नियम भी प्रतिपादित किये गये हैं। .' ५ 


मानुषोत्तर प॑तसे आगे स्वयम्भ्रमण द्वीपके मध्यमें स्थित नगेन्‍्द्र पर्वत 
तक असंख्यात्त द्वीपोंमें युगलरूपमें उत्पन्न होनेबाले तिय॑डन्च जीव रहते हैं । यहाँ 
पर सदा तीसरा कार विद्यमान रहता है। नगेन्द्र पव॑तसे आगे स्वयम्भ्रमणद्वीप 
एवं स्वयम्भ्रमणसमुद्रमें दुःघमकाल, देवोंमें सुषम-सुषम, नारकियोंमें अतिदुःषम 
तथा तिय॑चों और मनुष्योमें छहों काल रहनेका उल्लेख किया है । 

तृतीय उहं श्यमें २४६ गाथाएँ हैं । इस उद्देशमें हिमवानू-शिखरी, महाहिम- 
वानू-हक्मि, और निषध-नील कुलाचलोंके विस्तार, जीवा, धनुपृष्ठ, पाश्वंभजा, 
चुलिकाका प्रमाण बतछाकर उनके ऊपर स्थित कूटोंके नामोंका निर्देश किया 
है | इन कूटोंके ऊपर जो भवन स्थित हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। तत्प- 
दचात्‌ कुलाचलोंके ऊपर स्थित पद्म और महापद्म आदि सरोवर और उनमें 
स्थित कमलभवनों पर निवास करनेवाली श्री, ही, घृति, कीति, बुद्धि एवं 
लक्ष्मी इन छह देवियोंकी विभूतियोका वर्णन किया गया है। पद्महुदमें स्थित 
समस्त कमल-भवन १४०११६ है । जम्बू और शाल्मलिवृक्षोंके ऊपर स्थित भवन 
भी इतने हो है। इन वृक्षोके अधिपति देवोंकी चार महिषियोंके भवन १४०१२० 
बतलाये गये है। यहाँके जिनभवनोकी संख्या भी गिनायी गयी है । पद्महुदके 
पूर्वाभिमुख तो रणद्वा रसे गंगा महानदी निकलती है। यह नदी हिमवान्‌ पव॑तके 
ऊपर पूर्वकी ओर ५०० योजन जाकर पुन दक्षिणकी ओर मुड़ जाती है। इस 
प्रकार पृतके अन्त तक जाकर वहाँ जो वृषभाकार नाली स्थित है, उसमें प्रविष्ट 
होती हुई वह पव॑तके नीचे स्थित कुण्डमे गिरती है । यह गोलकुण्ड ६२३ योजन 
विस्तृत और १० योजन गहरा है। इसके बीचोंबीच एक आठग्योजन विस्तृत 
ढीप ओर उसके भी मध्यमें पर्वत्त है । पर्वत्तके ऊपर गंगादेवीका गंगाकूट नामक 
प्रासाद है। गगानदीकी धारा उन्नत भवनके शिखर पर स्थित जिनप्रतिमाके 
ऊपर पड़ती है। यहासे निकलकर वह गंगानदी दक्षिणती ओर जाकर विज- 
याधंकी गुफामें जात्ती हुई पूर्व समुद्रमें गिरती है। इस प्रसगमें कुण्ड, कुण्डद्वीप, 
कुण्डस्थ पर्वत, तदुपरिस्थ भवन और तोरण आदिका विस्तार प्रतिपादित किया 
गया है। अन्तमे हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक और हैरण्यवत इन चार क्षेत्रोके मध्य 
में स्थित नाभिगिरि पव॑तका वर्णन करते हुए इन क्षेत्रोंमें प्रवतंमान कालोका 
पुन. निर्देश करके भोगभूमियोंकी व्यवस्था प्रतिपादित को गयी हे । 


चतुर्थ उद्देश्यमें २०२ गाथाएँ हैं । इसमें सुमेरुके वर्णनके साथ लोककी 
आकृति, उसका विस्तार, ऊँचाई आदिका कथन किया है। लोकके मध्यभागमें 
स्थित असख्यात द्वीप-समुद्रोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है और उसके मध्यमें विदेह क्षेत्र 


८ प्रबुदधाबार्य एवं परम्प्रापोषकाचार्य : ११३ 


के अन्तर्गत मन्दर पर्वत है। उसका विस्तार पातालतलमें १००९० १०/११ 
योजन, पृथिवीतलके ऊपर भद्रशालवनमें १००० योजन और ऊपर शिखर पर 
--पाण्डुकवनमें एक सहख्र योजन है। यह मूल भागमें एक सहस्न योजन वज्च- 
मय, मध्यमें ६१००० योजन मणिमय और ऊपर ३८००० योजन सुवर्णमय है। 
मेरुका भद्रशाल नामका प्रथम वन पू्व॑-पश्चिममें २२००० योजन विस्तृत है। 
इसके मध्यमें १०० योजन विस्तृत, ५० योजन आयत और ७५ योजन उन्नत 
चार जिनभवन स्थित हैं। इनके द्वारोंकी ऊँचाई ८ योजन, विस्तार ४ योजन 
और विस्तारके समान प्रवेश भी ४ योजन है। इनकी पीठिकाएँ १५ योजन 
दीघं और ८ योजन ऊँची हैं । उनमें स्थित जिनप्रतिमाओंकी ऊँचाई ५०० धनुष 
है। नन्दीव्वरद्वीपमें स्थित बावन जिनभवनोंकी रचनाका यही क्रम है। नन्‍्दन, 
सौमनस और पाण्डुक वनोंमें स्थित जिनभवनोंके विस्तार आदिका वर्णन 
किया है। 

मेरुके ऊपर पृथिवीतलसे ५०० योजन ऊपर जाकर नन्‍्दनवन, ६२५०० योजन 
ऊपर सौमनस वन और ३६००० योजन ऊपर पाण्डुकवन स्थित है । पाण्डुक 
वनके मध्यमें ४० योजन ऊँची वेडूयंमणिमय चूलिका है। इसका विस्तार मूल- 
मे १२ योजन, मध्यमें आठ योजन और शिखरपर चार योजन है। चूलिकाके 
ऊपर एक बालमात्रके अन्तरसे सोघमंकल्पका प्रथम ऋजुविमान स्थित है। 
पाण्डुकवनके भीतर पाण्डुकशिला, पाण्डुककम्बला, रक्तकबला और रक्तशिला, 
ये चार शिलाएँ पाँचसो योजन आयत, दोसो पचास योजन विस्तृत और चार 
योजन ऊंची स्थित है। प्रत्येक शिलाके ऊपर ५०० घनुप आयत, २५० धनुष 
विस्तृत और ५०० धनुष उन्नत ३-३ पूर्वाभिमुख सिंहासन स्थित है। इनमेंसे 
मध्यका जिनेन्द्रका, दक्षिणपाद्वंभागमें स्थित सोधर्मं इन्द्रका और वामपाएवं- 
भागमें स्थित सिंहासन ईशानेन्द्रका है। ईशान दिशामे स्थित पाण्डुकशिलाके 
ऊपर भरतक्षेत्रात्पन्न तीर्थकरोंका, आग्नेयकोणमें स्थित पाण्डुककम्बलाशिला- 
के ऊपर अपरबविदेहोत्पन्न तीर्थकरोंका, नेऋत्यकोणमें स्थित रक्‍्तकम्बला 
शिलाके ऊपर ऐरावतक्षेत्रोत्पन्न तीर्थथरोका और वायब्यकोणमें स्थित रक्‍्त- 
शिलाके ऊपर पूव॑विदेहोत्पन्न तीर्थकरोका जन्मामिषेक चतुनिकायके देवों द्वारा 
किया जाता है। इस उद्देशमे सौधर्मं इन्द्रकी सप्तविध सेना और ऐरावत 
हाथीका भी विस्तृत वर्णन आया है। 


. 'ञ्चम उद्दं इयमें १२५ गाथाएँ हैं। यहाँ मन्दरपवंतस्थ जिनेन्द्र-मवनोंका 
वर्णन करते हुए बतलाया है कि त्रिभुवनतिलकनामक जिनेन्द्र-भवनकी गंध- 
कुटी ७५ योजन ऊँची, ५० योजन आयत ओर इतनी ही विस्तृत है। उसके 


११४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


द्वार १६ योजन उन्नत, ८ योजन विस्तुत्त और विस्तारके बराबर प्रवेशसे सहित 
हैं। मन्दरपबंतके भद्रशालनामक प्रथम वनमें चारों दिशांओंमें चार जिन- 
भवन हैं, जिनका आयाम १०० योजन, विस्तार ५० योजन, ऊँचाई ७५ योजन 
और अवगाह आधा योजन है। इन जिनभवनोंमें पूर्व, उत्तर और दक्षिणकी 
ओर तीन द्वार हैं। इन जिनभवनोंमें पूव-पश्चिममें ८००० मणिमालाएँ और 
अन्तरालोंमें २४,००० सुवर्णमालाएँ लटकती हैं। द्वारोंमें कपूंर आदि सुगंधित 
द्रव्योसे संयुक्त २४,००० धूप घट हैं| सुगन्धित मालाओंके अभिमुख ३२,००० 
रत्नकलश हैं, बाएँ भागमें ४००० मणिमलाएँ, १२,००० स्वर्णमालाएँ, १२,००० 
घृपधट और १६,००० कंचनकलश हैं । 

जिनभवनोंके पीठ सोलह योजनसे कुछ अधिक आयत, आठ योजनसे कुछ 
अधिक विस्तृत और दो योजन ऊँचे है। यहाँकी सोपानपंक्तियाँ सोलह योजन 
लम्बी, आठ योजन चौड़ी, छः: योजन ऊँची और दो गव्यूति अवगाहवाली हैं। 
सोपानोकी संख्या १०८ है। पीठोंकी वेदिकाएँ स्फटिकमणिमय हैं, गर्भगृहभित्तियाँ 
वेड्यंमणिमय स्तम्भसे युक्त हैं। इन भवनोंमें अनादिनिधन जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ 
पाँचसौ धनुष उन्नत विराजमान हैं। एक-एक जिनभवत्तमें १०८-१०८ जिन- 
प्रतिमाएँ रहती हैं और प्रत्येक प्रतिमाके साथ एकसौ आठ प्रातिहाय॑ होते हैं । 
यहाँ उक्त जिनभवनोंके भीत्तर सिहादि चिह्नलोसे सुशोभित दश प्रकारकी ध्व- 
जाएं, मुखमण्डप, प्रेक्षागृह, सभागृह, स्तूप, चेत्यवृक्ष और वनवापियाँ आदिका 
भी चित्रण आया है। इन जिनभवनोंमे चार प्रकारके देव अपनी-अपनी विभूतियाँ- 
के साथ आकर अष्टाह्लिक दिनोंमे पूजा करते हैं। इन्द्रोंके विमानोंका नाम बत- 
लाते हुए लिखा है कि १. गज, २. वृषभ, रे. सिंह, ४. तुरग, ५ हँस, ६. 
वानर, ७. सारस, ८ मयूर, ९ चक्रवाक, १०. पुष्पक विमात, ११. कोयल- 
विमान, १२ गरुडविमान, १३. कमलविमान, १४ नलिनविमान और १५, 
कुमुदविमान हैं। इनके हाथमें १. वज्ज, २ त्रिशूल, रे असि, ४. परणु, ५. 
मणिदण्ड, ६ पाद, ७. कोदण्ड, ८ कमलकुसुम, ९ पूर्वफलोंका गुच्छा, १०, 
गदा, ११. तोमर, १२. हल-मूसछ, १३ सितकुसुममाला, १४. चम्पकमाला 
और १५ मुक्तादाम रहते हैं। 

छठे उद्द श्यमें १७८ गाथाएँ हैं। उसमें देवकुरु ओर उत्तरकुरु क्षेत्रोंका 
वर्णत किया गया है। उत्तरकुरुक्षेत्र मेरुपव॑ंतके उत्तर और नीलपवंतके दक्षिण- 
में है । इसके पूर्वमें माल्यवान पर्वत और पश्चिममें गन्धमादन है। उत्तरकुरुके 
मध्यमें मेरके उत्तर-पूवं कोणमें सुदर्शननामक जम्बू-वृक्ष स्थित है। इसको 
पूर्वादिक चारों दिशाओंमें चार विस्तुत्त शाखाएँ हैं। इसकी उत्तरी शाखापर 
जिनेन्द्रभवन और शेष तीन शाखाओंपर यक्ष-मवन हैं । 


प्रबुद्धाचाय एवं परम्परापोषकाचार्य : ११५ 


मन्दरपवंतके दक्षिण पाएवंभागमें देवकुर क्षेत्र है। इसके पृवमें सौमनस 
तथा पदरिचिममें विद्युत््रभनामक गजदन्त पर्वत स्थित हैं। यह भी निषधपर्वत 
के उत्तरमें एक सहस्न योजन जाकर सीतोदा नदीके दोनों तटोंपर चित्र और 
विचित्र नामके दो यमक पर्व॑त हैं। इनके आगे ५०० सौ योजन जाकर सीता 
नदीके 'मध्यमें पाँच सरोवर हैं, जिनमें स्थित कमलूभवनों पर निषधकुमारी, 
देवकुरुकुमारी, सुरकुमारी, सुलसा और विद्युत्मभाकुमारी देवियाँ निवास 
करती हैं। प्रत्येक सरोवरके पूव॑-पश्चिम दोनों पाश्वंभागोंमें १०-१० कञ्चन 
दैल हैं। यहाँ देवकुरु क्षेत्रमें मन्दरपबंतकी उत्तर दिशामें सीतोदा नदीके 
पश्चिम तटपर स्वातिनामक शाल्मली वृक्ष स्थित है। इन देवकुरु और उत्तर- 
कुरु क्षेत्रोंमें युगलरूपसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य तीन पल्योपम प्रमाण आयुसे 
संयुक्त और तीन कोस ऊँचे होते हैं। तीन दिनके पश्चात्‌ बेरके बराबर आहार 
ग्रहण करते हैं। ये मरकर नियमत: देवोंमें ही उत्पन्न होते हैं । 

सप्तम उद्देश्यमें १५३ गाथाएँ हैं। इनमें विदेह क्षेत्रका वर्णन किया गया 
है। यह क्षेत्र निषय और नील कुलपवंतोंके बीच स्थित है। इसका विस्तार 
तेतीस हजार छः सौ चोरासी पूर्णाक ४/१९ योजन प्रमाण है। बीचमें सुमेरु पव॑त 
और उससे संलग्न चार दिग्गज पर्वत हैं। इस कारण यह पूर्वविदेह और अपर- 
विदेहरूप दो भागोंमें विभकत हो गया है। बीचमें सीता, सीतोदा महानदियोके 
प्रवाहित होनेके कारण प्रत्येकके और दो-दो भाग हो गये हैं। उक्त चार भागों- 
मेसे प्रत्येक भागके मध्यमें चार वक्षारपवंत और उनके बीचमें तीन विभगा 
नदियाँ है। इस कारण उनमेंसे प्रत्येकके भी आठ-आठ भाग हो गये हैं। इस 
तरह ये बत्तीस भाग ही बत्तीस विदेहके रूपमे स्थित हैं ! 

बीचोंबीच विजयाधंपव॑त स्थित है। यहाँ रक्‍ता और रक्‍तोदा नामकी दो 
नदियाँ नीलपव्व॑त्तस्थ कुण्डोंस निकलकर विजयाधंकी गुफाओंके भीतरसे जाती 
हुई सीता महानदीमें प्रविष्ट होती हैं। इस कारण उक्त कच्छा विदेह छ. 
खण्डोंमे विभक्‍त हो गया है। इनमें सीता नदीकी ओर बीचका आयंखण्ड तथा 
शेष पाँच म्लेच्छलण्ड हैं। आयंखण्डके बीचमे क्षेमा नामकी नगरी स्थित 
है। इस नगरीका आयाम बारह योजन ओर विस्तार नौ योजन प्रमाण है। 
प्राकारवेष्टित उक्त नगरीके एक सहस्र गोपुर द्वार और पंचशत्क खिड़की 
द्वार हैं। रथ्याओंकी संख्या बारह हजार निर्दिष्ट की गयी है। यहाँ चक्रवर्तीका 
निवास है, जो बत्तीस हजार देशोंके अधिपतियोंका स्वामी होता है। इसके अधीन 
९९ हजार द्रोणमुख, ४८ हजार पट्टण, २६ हजार नगर, पाँच-पाँच सौ ग्रामोंसे 
संयुक्त चार हजार मडम्ब, चोंतीस हजार करवट, सोलह हजार खेट, चौदह 
हजार संवाह, ५६ रत्नद्वीप और ९६ करोड़ ग्राम होते हैं। यहाँ क्षत्रिय, वेब्य 


११६ : तीर्थंकर महावीर और उनको आवधार्यपरम्परा 


और छाद्र ये तीन ही वर्ण रहते हैं। ६३ शलाकापुरुषोंकी परम्परा यहाँ पायी 
जाती है। कच्छा विदेहके समान ही महाकच्छा आदि विदेहोंकी भी स्थिति है। 

कच्छा विदेहके रक्‍्ता-रक्तोदा नदियोंसे अन्तरित मागध, वरतनु और प्रभास 
नामके तीन द्वीप हैं । दिग्विजयमें प्रवृत्त हुआ चक्रवर्ती प्रथम इन द्वीपोंके अधि- 
पत्ति देवोंको अपने अधीन करता है। इसी प्रकारसे दक्षिणकी ओरसे देव, विद्या- 
घरोंको वशमें करके वह्‌ विजयार्थ परव॑तकी गुफामेंसे जाकर उत्तरके म्लेन्छ 
खण्डोको भी अपने अधीन करता है। युद्धके अनन्तर चक्रवर्ती यहाँसे अइव, गज, 
रत्न एवं कन्याओंको प्राप्त करता है। इस समय उसे यह अभिमान होता है 
कि मुझ जैसा प्रतापी चक्रवर्ती इस पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं हुआ । अतएवं इसी 
अभिमानसे प्रेरित होकर निज कीतिस्तम्भको स्थापित करनेके लिए ऋषभ- 
गिरिके निकट जाता है। यहाँ समस्त परव॑तोंको ही नानाचक्रवर्तीके नामोंसे 
व्याप्त देखकर, वह तत्क्षण निमंद हो जाता है। अन्तमें वह्‌ दण्डरत्नसे एक 
नामको घिसकर उस स्थान पर अपना नाम लिख देता है और छहों खण्डोको 
जीतकर क्षेमा नगरोमें वापस लौटता है। 

आठवें उहू शमे १९८ गाथाएँ हैं। इसमे पूर्व॑विदेहका वर्णन आया है और 
बताया है कि कच्छा देशके पूव॑में क्रमशः चित्रकूटपर्बत, सुकच्छा देश, ग्रहवतती 
नदी, महाकच्छादेश, पद्चकूटप्वत, कच्छकावतीदेश, द्रहवत्तीनदी, आवतीदेश, 
नलिनकूटप्वंत, मंगलावतीदेश, पकवतीनदी, पुष्कलादेश, शैलपबंत और महा- 
पुष्कलादेश है । इसके आगे देवारण्य नामका वन है। उक्त सुकच्छा आदि देशो- 
की राजधानियोके, क्षोमपुरी, अरिष्टनगरी, अरिष्टपुरी, खडगा, मजूषा, ओषधि 
और पुण्डरीकिणी नाम आये है। महापुष्कलावती देशके आगे पूर्वमें देवारण्य 
नामका वन है। इसके आगे दक्षिणमें सीता नदीके तट पर दूसरा देवारण्य वन 
है। इससे आगे पश्चिम दिशामें वत्सादेश, त्रिकूटपवंत, सुबत्सा देश, तप्तजला 
नदी, महावत्सादेश, वेश्रवणकृटपवंत, वत्सकावतीदेश, मत्तजलानदी, रम्या- 
देश, अंजनगिरि पर्वत, सुरम्यादेश, उन्मत्तजलानदी, रमणीयादेश, आत्मा- 
उजनपवंत और मद्भलावतीदेश आये हैं। इन देशोंकी सुशीमा, कुण्डला, अप- 
राजिता, प्रभकरा, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्नसचया नामकी राज- 
धानियाँ है। समस्त देश, नदी और पर्वत्तोंकी लम्बाई १६५५२,२/१९ योजन है। 


नवम उहं शमें १५७ गाथाएँ हैं। यहाँ अपरविदेहका वर्णन करते हुए 
बत्तलाया है कि रत्नसंचयपुरके पश्चिममें एक वेदिका ओर उस वेदिकासे ५०० 
योजन जाकर सोमनसपवंत है। यह पव॑त भद्रशालवनके मध्यसे गया है। 
निषधपवेत्तके समीपमें इसकी ऊँचाई ४०० योजन और अवगाह १०० योजन 


प्रयुद्धाचा्म एवं परम्परापोषकाचार्य : ११७ 


है। विस्तार इसका ५०० योजन है। वेदिकाके पश्चिममें पद्मा नामका देश है। 
यह गंगा-सिन्घु नदियों और विजयार्ध पव॑तोंके कारण छह खण्डोंमें विभक्‍त हो 
गया। इसकी राजधानी अद्वपुरी है| पद्मा क्षेत्रके आगे पश्चिममें क्रमशः भरद्धा- 
वततीपवंत, सुपञादेश, धीरोदानदी, महपओदादेश, विकटावतीपवंत्त, पद्य- 
कावत्तीदेश, सीतोदानदी, संखादेश, आशीविषपरवंत, नलिनादेश, ख्रोत्तवा- 
हिनीनदी, कुमुदादेश, सुखावहपवंत और सरिता नामक देश है। इन देशोंकी 
सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका और विगतशोका 
राजधानियाँ है । परद्चिममें देवारण्य नामक वन है | इसके उत्तरमें शीत्तोदा नदी- 
के उत्तर तटपर भी दूसरा देवारण्य है। इसके पूर्व॑में वप्रादेश, चन्द्रपवंत्त, सुवप्रा- 
देश, गम्भीरमालिनीनदी, महावप्रादेश, सुर्यंपवंत, वप्रकावतीदेश, फेनमालिनी- 
नदी, बल्गुदेश, महानागपवंत, सुवल्गुदेश, उरभिमालिनीनदी, गन्धिलादेश, 
देवपवंत और गन्धमालिनीदेश स्थित है। इन देशोंकी विजयपुरी, वेजयन्ती, 
जयन्ता, अपराजिता, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयुध्या और अवध्या राजघानियाँ 
हैं। इसके पूव॑में एक वेदी और उसके आगे ५०० योजन जाकर गन्धमादन- 
पव॑त है। इसके पूवमे ५३००० हजार योजन जाकर माल्यवान पव॑त है। इसके 
आगे पूव॑में ५०० योजन जाकर नीलपर्वत्के पासमे एक और वेदिका है। 
नदियोके किनारे पर स्थित २० वक्षार पर्वत है, जिनके उपर जिनभवन बने है। 


दशम उहू शमे १०२ गाथाएँ हैं और लवण समुद्रका वर्णन आया है। यह 
समुद्र जम्बूद्वीपफी सब ओरसे घेरकर वलयाकार स्थित है। इसका विस्तार 
पृथ्वीततपर दो लाख योजन और मध्यमें दश सहस्न योजन है। गहराई एक 
हजार योजन है। इसके भीतर तटसे ९५ हजार योजन जाकर पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण ओर उत्तरमें क्रमशः पाताल, वलयमुख, कदम्बक और यपकेशरी महा- 
पात्ताल स्थित हैं | इनका विस्तार मूलमें और ऊपर दश सहख्र योजन है। इनके 
मध्य विस्तार और ऊँचाई एक लाख प्रमाण योजन है। शुक्लपक्ष और कृष्ण 
पक्षमें समुद्रकी जलव॒ुद्धि और ह्वासका भी वर्णन आया है। दिशा और विदिशा- 
गत्त समस्त पातालोंकी संख्या १००८ हैं। लवणसमुद्रमें वेदिकासे बयालीस 
हजार योजन जाकर बेलन्धर देवोके कौस्तुम, कोस्तुभभास, उदक, उदकभास, 
शंख, महाशंख, उदक और उदवास आठ पवंत हैं। समुद्रकी बेलाको धारण 
करनेवाले नागकुमार देवोंकी सल्या एक लाख बयालीस हजार है। इनमें बहत्तर 
हजार देव बाह्यबेलाको, बयालीस हजार देव आम्यन्तर बेलाको और २८ 
हजार देव जलशिखाको धारण करते हैं। इन देवोंके नगरोंकी संख्या भी एक 
लाख बयालीस हजार है। यहाँ अन्तरद्वीप २४ हैं। इन द्वीपोंमें एक जंघावाले, 


११८ : तीयंकर महावीर और उनकी आधघार्यपरम्परा 


पूछवाले, सौंगवाले एवं गूँगे इत्यादि विकृत आकृतिके धारक कुमानुष रहते हैं। 
इनमें एक जंघावाले कुमानुष गुफाओंमें रहकर मिट्टीका भोजन करते हैं तथा 
शेष कुमानुष पुष्प-फलभोजी होते हैं। इनके यहाँ उत्पन्न होनेके कारणोंको 
बतलाते हुए कहा गया है कि जो प्राणी मन्दकषायी होते हैं, काय-क्लेषसे धम्मे- 
फलको चाहने वाले हैं, अज्ञानवश पड्चाग्नितप करते हैं, सम्यग्दर्शनसे रहित 
होकर तपश्चरण करते हैं, अभिमानमें चूर होकर साधुओंका अपमान करते हैं, 
आलोचना नही करते, मुनिसंघकों छोड़कर एकाकी विहार करते हैं, कलह 
करते हैं, वे मरकर कुमानुषोंमें उत्पन्न होते हैं । 

एकादश उद्ं शमें २६५ गाथाएँ है। इस उहंशमे द्वीपसागर, अधोलोक 
तथा उर्ध्वलोकका वर्णन आया है। द्वीपसागरोमें धातकीखण्डद्वीपका वर्णन 
करते हुए उसका चार लाख योजन प्रमाण विस्तार बतलाया है। इसके दक्षिण 
और उत्तर भागोंमे दो इष्वाकार पर्वत है, जो लवणसे कालोद समुद्र तक आयत 
है। धातकीखण्डद्वीपके दो विभाग है। प्रत्येक विभागमें जम्बूद्वीपके समान, 
भरतादि सात क्षेत्र और हिमवान्‌ आदि छह कुलूपवंत स्थित हैं। मध्यमें एक- 
एक मेरुपवंत है। इनमें हिमवनप्व॑तका विस्तार २१०५,५/१९ योजन है, महा- 
हिमवनका ८४२१,१/१९ योजन और निषधपवंत्तका ३३६८४,४/१० योजन है। 
आगे नील, रुक्मि ओर शिखरी पव॑त्तोंका विस्तार क्रमश: निषध, महाहिमवान 
और हिमवानके समान है। 

घातकीखण्डद्वीपको चारो ओरसे वेष्टित कर काऊछोदधि स्थित है। इसका 
विस्तार आठ लाख योजन है। लवण समुद्रके समान अन्‍न्तरद्वीप यहाँ भी है, 
जिनमें कुमानुष रहते हैं । इससे आगे १६ हजार योजन विस्तृत पुष्करवरद्वीप 
है । इसके मध्यमे वलयाका रसे मानुषोत्त रपवंत स्थित है, जिससे कि इस द्वीपके 
दो भाग हो गये हैं। मानुषोत्त र पव॑तके इस ओर पुष्कराधंद्वीपमे स्थित्त भरतादि 
क्षेत्रों और हिमवान्‌ आदि पर्वतोकी रचना धातकीखण्डद्वीपके समान है। यह 
पर्वत्तरद्ध क्षेत्रका प्रमाण २५५६८४,४/१९ योजन है। पुष्करार्धकी आदिम परिधि 
५१७०६०५ योजन, मध्य परिधि ११७००४२७ योजन और बाह्य परिधि 
१४२३०२४९ योजन है। 

जम्बूद्वीपसे लेकर पुष्कराधंपयंन्त क्षेत्र ढाईद्वीप या मनुष्यक्षेत्रके नामसे 
प्रसिद्ध है। मानुषोत्तरपवंतसे आगे मनुष्य नही पाये जाते । पुष्कवरह्वीपसे आगे 
पुष्करवरसमुद्र, वारुणिवरद्वीप, वारुणिवरसमुद्र, क्षीरवरद्वीप, क्षीरवरसमुद्र, 
धृतवरद्वोप और धृतवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीप ओर समुद्र स्थित हैं। अन्तिम 
द्वीप ओर समुद्रका नाम स्वम्भूरमण है। पुष्करवर और स्वम्भबर द्वीपोंके मध्यमें 


प्रबुद्धाणार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ११५ 


जो असंख्यात द्वीप, समुद्र स्थित हैं, उनमें केबल संज्ञी, पड्चेन्द्रिय, पर्याप्त तिर्यव््च 
जीव हौ उत्पन्न होते हैं। इनकी आयु एक पल्‍य और शरीरकी ऊँचाई दो हजार 
धनुषप्रमाण होती है। युगलस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले ये सब मन्दकषायी और 
फलभोजी होते हैं तथा मरकर नियमतः देवलोक जाते हैं। लवणोद, कालोद 
ओर स्वम्भ्रमण इन तीन समुद्रोंमें ही मगर, मत्स्यादि जलचर जीव पाये जाते 
हैं। शेष समुद्रोंमे जलचर जीव नही होते। आगे सात्त नरकों और उनके निवा- 
सियोंकी आयु शरीरोत्येध, अवधिज्ञानका विषय आदि बातोका वर्णन आया है। 
समस्त नारकियोके बिलोकी सख्या एवं ४२, प्रस्तारोका उल्लेख पाया जाता है। 
उध्वंलोकका वर्णन करते हुए बतलाया है कि पृथ्वीतलसे ९९ हजार योजन ऊपर 
जाकर मेरुपर्वतकी चूलिकाके ऊपर बालाग्रमात्रके अन्तरसे ऋजु विमान स्थित 
है। इसका विस्तार मनुष्यलोकके समान ४५ राख योजनमात्र है। स्वर्गोंमे 
इन्द्रक, प्रकीणंक और श्रेणीबद्ध विमान स्थित है, जिनका विस्तारादि भी निकाला 
गया है। इस प्रकार सौधमं इन्द्रको विभूत्ति एव सौधमंस्वर्गके आकार-प्रकारादिका 
विवेचना किया है। इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णंक विमानोकी सख्याका आनयन 
भी किया गया है। 

द्वादश उद्देशमे ११३ गाथाएँ है। यहाँ ज्योतिषपटलका वर्णन किया गया 
है। भूमिसे आठसौ अस्सी योजनकी ऊँचाईपर घन्द्रमाका विमान है। चन्द्र- 
विमानका विस्तार और आयाम त्तीन गव्यूति और तेरहसौ धनुषसे कुछ अधिक 
है। इन विमानोको प्रतिदिन सोलह हजार आभियोग्य जातिके देव खीचते है । 
उक्त देव पूर्वादिक दिशाओंमें क्रश सिंह, गज, वृषभ और अश्वके आकारमे 
चार-चार हजार रहते है। इसी प्रकार सोलह हजार आभियोग्यदेव सूयंविमानके, 
आठ हजार ग्रहगणोके, चार हजार नक्षत्रोंके और दो हजार ताराओके वाहक 
हैं। जम्बूद्वीपमें २, लवणसमुद्रमें ४, धातकीखण्डमे १२, कालोदधिमे ४२, 
और पृष्कराधंद्वीपमे ७२ चन्द्र है। मानुषोत्तरपवंतके आगे पुष्करद्वीपमें १२६४ 
चन्द्र है। इतने ही सूयं है। शेष द्वीपों ओर समुद्रोमे चन्द्रबिम्ब और सूयंबिम्बो- 
की सख्या निकालनेके लिए कर्ण॑सूत्र दिये गये है। इस प्रकार ज्योतिषपटल- 
अधिकारमे सूर्य, चन्द्र और ग्रह-नक्षत्रोंकी सख्याका आनयन किया है | 

त्रयोदश उद्देशमे १७६ गाथाएँ हैं। सर्वप्रथम यहाँ कालके व्यवहार और 
परमार्थ रूपसे उल्लेख करते समय, आवलि आदिके प्रमाणका आनयन किया है। 
आगे चलकर परमाणुका स्वरूप बतलाते हुए उत्तरोत्तर अष्टगुणित अवसन्ना- 
सन्नादिके क्रमसे उत्पन्न होनेवाले अंगुलके उत्सेधांगुल, प्रमाणाडुल और आत्मा- 
जुल ये तीन भेद बतलाये हैं । इनमेसे प्रत्येक सूच्यद्भुछ, प्रतरादुल और घनाडुल- 
के भेदसे तोन-तीन प्रकारका है। ५०० उत्सेषाजुछोंका एक प्रमाणाजुल होता 


१२० : तोथंकर महावीर भौर उनकी आवचार्यपरम्परा 


है। परमाणु और अवसन्नासच्नादिके क्रमसे जो अद्भुल निष्पन्न होता है, वह 
सूच्यज्भुल कहलाता है। इसके प्रतरको प्रतराज्ुल और धनको घनाजूल कहते 
है। भरत और ऐरावत क्षेत्रोंम जिस-जिस कालमें जो मनुष्य होते हैं, उनके 
अज्जुलको आत्माजुल कहा जाता है। उत्सेधाजुऊसे नर-नारकादि जीबोंके शरोर 
की ऊँचाईका प्रमाण बतलाया जाता है । प्रमाणाजुलसे द्वीप, समुद्र, नदी, कुण्ड, 
क्षेत्र, पवंत, जिनभवनादिके विस्तारका प्रमाण ज्ञात किया जाता है और 
हक लसे कलर, झारी, दण्ड, धनुष, बाण, हल, मसल, रथ, सिंहासन, छत्र, 
चमर और गृह आदिका प्रमाण ज्ञात किया जाता है। 

इसके पश्चात्‌ व्यवहारपल्य, उद्धारपल्य, अद्धापल्य, कोडा-कोडी, उत्सर्पिणी, 
अवसपिणी आदिका मान बतलाया गया है। अनन्तर सर्वज्ञसिद्धिके लिए प्रत्यक्ष 
अनुमान, उपमान और अविरुद्ध आगम प्रमाण प्रस्तुत किये गये है। प्रमाणके 
दो भेद है-प्रत्यक्ष और परोक्ष | इनमें प्रत्यक्ष भी सकल और विकलके भेदसे 
दो प्रकारका है। सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञान और विकलप्रत्यक्ष अवधि और मनः- 
पर्ययज्ञान है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये त्तीन भेद अवधिज्ञानके, 
तथा ऋजुमतिमन:पर्यय और विपुझुमतिमन.पर्यय ये दो भेद मन.पयंयज्ञानके 
है। परोक्ष-मेदोके अन्तर्गत आभिनिबोधिक ज्ञानके ३३६ भेदोका निर्देश करते 
हुए अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाका स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। 
पश्चात्‌ क्षुबा, तृपादिसे रहित देवका वर्णन करते हुए अरहन्त परमेष्ठीके २४ 
अतिशयो, देवर्पारगृहीत आठ मजुलद्रव्यो, आठ प्रातिहायों और नव केवल- 
लब्धियोंका नामोल्लेख करके १८ हजार शीलो और ८४ हजार गुणोका भी 
निर्देश किया है। इस प्रकार इस ग्रन्धमें मनुष्यक्षेत्र, मध्यलोक, पाताललोक और 
उध्वंलोकका विस्तारसे वर्णन आया है। जैन भूगोलकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। 
घम्मरसायण' 

इस ग्रन्थमे १९३ गाथाएँ है। धमंरसायननामके मुक्तक-काव्य प्राकृत-भाषा- 
के कवियोंने एकाध और भी लिखे है। इस नामका आशय यही रहा है कि 
जिन मुक्‍तकोंमे ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्‍्त होनेके आचार और नेतिक 
नियमोंको चचित किया जाता है, इस प्रकारकी रचनाएँ धमंरसायनके अन्तर्गत्त 
आती हैं। प्रस्तुत ग्रन्थका भी मूल व्यं-विषय यही है। यद्यपि इस ग्रन्थमे 
काव्यतत्त्वकी अपेक्षा धमंत्तत््त ही मुखरित हो रहा है, तो भी जीवनके शाश्वतिक 
नियमोंकी हृष्टिसे इसका पर्याप्त मूल्य है। नेतिक और धामिक जीवनके सभी 


१ सिद्धान्तसारादिके अन्तर्गत, मा० दि० जैन ग्रन्यमालासे १९०९ ई०में प्रकाशित । 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १२१ 


भूल्य इस लघुकाय ग्रन्थमें प्रतिपादित हैं। आचाय॑ धर्मको त्रिलोकका बन्धु बत॑- 
लाते हुए कहते हैं कि इसकी सत्तासे ही व्यक्ति पुजनीय, त्रिभुवनप्रसिद्ध एवं 
मान्य होता है-- 
आरम्भमें ही आचायंने जन्म-मरण और दुःखको नाश करनेवाले इह- 
लोक, परलोकके हितार्थ धमं र्सायनके कहनेकी प्रतिज्ञा की है। धर्म त्रिलोकबन्धु 
है, धर्म शरण है। धमसे ही मनुष्य त्रिलोकमे पूज्य होता है। धमंसे कुलकी वृद्धि 
होती है, धमंसे दिव्यरूप और आरोग्बता प्राप्त होती है। धर्मसे सुख होता है 
और धर्मंसे ही ससारमें कीति प्राप्त होती है। आचार्य॑ने बताया है-- 
धम्मो तिलोयबध्‌ धम्मो सरण हवे तिहुयणस्स। 
धम्मेण पूयणीओ होइ णरो सब्बलोयस्स ॥ 
घम्मेण कुल विउल धम्मेण य दिव्वरूवमारोग्ग । 
धम्मेण जए कित्ती धम्मेण होइ सोहर्ग ॥ 
वरभवणजाणवाहणसयगासणयाणभोयणाणं च॑ । 
वरजुवइवत्थुभूलण सपती होइ धघम्मेण॥' 
अर्थात्‌ धर्मके प्रभावसे धन-वेभव, भवन-बाहन, शय्या, आसन, भोजन 
सुन्दर पत्ती, वस्त्राभूषण आदि समस्त लोकिक सुख-साधनोकी प्राप्ति होती 
है। इस धमंरसायनको सामान्यतया उपादेय वर्णित करनेपर भी रस-भेदसे 
उसकी भिन्‍नता उपमाद्वारा सिद्ध होती हैं। यथा-- 
, खीराइ जहा लोए सरिसाइ हवति वण्णणामेण | 
रसमेएण य ताइईं वि णाणागुणदोसजुत्ताइ ॥ 
काइ वि खीराइ जए ह॒वात दुक्खावहाणि जीवाणं । 
काईं वि तुट्ठ पुदिठ करत्ति वरवण्णमारोग्ग ॥ 
जिस प्रकार वर्णमात्रसे सभी दृध समान होते है, पर स्वाद और गुणकी 
दष्टिसे भिन्‍नता होती है, उसी प्रकार सभी धर्मं समान होते है, पर उनके फल 
भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। आक--मदार या अन्य प्रकारके दूधके सेवनसे व्याधि 
उत्पन्न हो जाती है, पर गोदुग्घके सेवनसे आरोग्य और पुष्टि-लाभ होता 
है। इसी प्रकार अहिसाधर्मके आचरणसे शांतिलाभ होता है, पर हिसाके 
व्यवहारसे अश्ान्ति और कष्ट प्राप्त होता है। 
आचार्यने चारों गतियोके प्राणियोको प्राप्त होनेवाले दु.खोका मामिक 
विवेचन किया है। मनुष्य, तियंड्च, नारकी ओर देव इनको अपनी-अपनी 


१ घम्मरसायणं, माणिकचन्द्र पन्थशला, पद्य ३,४,५ 
२. वही, पद्च-९, १० 


१२२ : तीयंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


योनियोंमें पर्याप्त कष्ट होता है। जो इन कष्टोंसे मुक्ति प्राप्त करना चाहता 
है, वह धर्मरसायनका सेवन करे। आचायंने इसमें वीतराग और सरागी 
देवोंकी भी परीक्षा की है, तथा बतलाया है कि जिसे अपने हृदयकों राग-दवेष- 
से मुक्त करना है, उसे वीतरागताका आचरण करना चाहिए। विषय-वासना- 
ग्रस्त सांसारिक प्रपञ्चोंसे युक्त, स्त्रीके अधीन, रागी, द्वेषी परमात्मा नही हो 
सकता है। आचार्यने इस परमात्म-तत्त्वका विवेचन करते हुए लिखा है-- 

कामग्गितत्तचित्तो इच्छयमाणो तिलोवणारूव॑ | 

जो रिच्छी भत्तारो जादो सो कि होइ परमप्पो ॥ 

जइ एरिसो वि मृढो परमणप्पा वुच्चए एवं। 

तो खरघोडाईया सब्बें वि य होति परमप्पा'॥ 


सच्चा देव क्षुधा, तृषा, तृष्णा, व्याधि, वेदना, चिन्ता, भय, शोक, पीड़ा, 
राग, मोह, जन्म-जरा-मरण, निद्रा, स्वेद आदि दोषोसे रहित होता है। सिंहा- 
सन, छत्र, दिव्यध्वनि, पुष्पवृष्टि, चमर, भामण्डल, दुन्दुभि आदि बाह्य चिह्नोसे 
युक्त, सर्वज्, वीत्तरागी और हितोपदेशी देव होता है। ९४वीं गाथासे १३८वी 
गाथा तक सर्वज्ञदेवकी परीक्षा की गयी है ओर विभिन्‍न तकोसे अहुंन्तको 
स्वज्ञ सिद्ध किया गया है। धर्मके दो भेद है--सागार और अनगार । इन दोनों 
धर्मोका मूल सम्यक्त्व है। इस सम्यक्त्वकी प्राप्ति जिसे हो जाती है, उसके 
कर्म-कलड्ू नष्ट होने लगते हैं। सम्यक्त्वरूपी रत्नके लाभसे नरक और 
तियंञजच गतिमे जन्म नही होता। श्रावकाचारके १२ भेद बतलाए है--पाँच 
अणब्रत, तीन गुणब्रत और चार वशिक्षात्रत। इस प्रकार १२ ब्रतोंका कथन 
आया है। देवता, पितृ, मन्त्र, औषाध, यन्त्र आदिके निर्मित्तसे जीवोकी हिसा 
न करना अहिसाणुत्रत है। असत्य वचनोके साथ दूसरेको कष्ट देनेवाले 
वचन भी असत्यको ही अन्तर्गत है, अतः ऐसे वचनोके व्यवहारका त्याग 
करना सत्याणुब्रत है। संसारकी समस्त स्त्रियोंकी माता, बहिन और पुत्रियोंके 
समान समझकर स्वदार-सेवनमे सन्‍्तोष करना ब्रह्मचर्याणुत्रत है। धन-धान्य, 
द्विपद, चतुष्पद, खेत आदि वस्तुओका नियत परिमाण कर शेषका परित्याग 
करना परिग्रहपरिमाणब्रत है। इस प्रकार गुणब्रत ओर शिक्षात्रतोंका भी 
वर्णन किया है । 

आचार्यने दान देनेपर, विशेष जोर दिया है। दानके प्रभावसे सभी 
प्रका रके दु:ख-दारिद्रध नष्ट हो जाते है और अणिमा, महिमा आदि अष्ट ऋद्धियाँ 


प्राप्त होती हैं । 





१. धम्मरसायणं, माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, पद्चड-१०४, १०५ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १२३ 


देवगतिमें जन्म लेनेवाला व्यक्ति यथेष्ट भोगोंको भोगनेके अनन्तर 
मनुष्यगतिमें जन्म लेता है और वहाँ दिगम्बर दीक्षा धारणकर तपश्चर्या 
द्वारा कर्मोंको नष्ट करता है। मुनिको ग्रीष्म और शीत ऋतुमे किस प्रकार 
विचरण करना चाहिए, इसका भी वर्णन आया है । आचाय॑ने लिखा है-- 
डहिऊण य कम्मवर्ण उग्गेण तवाणलेण णिस्सेस॑ | 
आपुण्णभवं॑ अणत सिद्धिसुह पावए जीओ' ॥ 
इस प्रन्थकी १९१वी गाथा गोम्मटसार जीवकाण्डकी ६८वीं गाथा है। 
बहुत सम्भव है कि यह गाथा गोम्मटसार जीवकाण्डसे अथवा ऐसे किसो अन्य 
स्रोतसे लो गयी है, जो दो दोनोका एक ही आधार रहा हो । 


प्राकृत पश्चसंग्रहवृत्ति 
प्राकृतवृत्ति सहित पञ्चसंग्रहम १. जीवसमास २. प्रकृतिसमुत्कीतंन 

३ बन्धस्तव, ४. शत्तक और ५ सप्तत्तिका ये पॉच प्रकरण संग्रहीत 
है। प्रकरणोके क्रममे अन्तर है। पहला प्रकरण प्रकृतिसमुत्कीतंन, द्वित्तीय 
कर्मस्तवन, तृतीय जीवसमास, चतुर्थ शतक और पचम सप्ततिका है। बंध्य, 
बन्धेश, बन्धक, अन्धकारण और बन्धभेद इन पाँचोंके अनुसार सकलन कर 
व्याख्या की गयी है। अ्याख्याकी गेली चूणियोकी शेली है। वृत्तिकारने 
अपनी रचनामें 'कसायप।हुड'की चूंणि ओर धवलाटीकाकी झोलीका पूरा 
अनुकरण किया है। इनकी वृत्तिको देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
वृत्तिकार सिद्धान्तशास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक नयी परिभाषाएँ 
अकित की है। यद्यपि सभी गाथाओंपर वृत्ति नही लिखी है, पर जिन गाथाओ- 
पर वृत्ति लिखी गयी है, उन गाथाओमे अनेक नयी बातें बतलायी गयी है। 
इसका पहला प्रकरण प्रकृतिसमुत्कीतंन है। इसमें प्रकृतियोंके नामोका समु- 
त्कीत्तन करनेके अनन्तर चौदह मार्गणाओमे कमंप्रकृतियोंके बधका कथन 
आया है। आचायंने सभी विषयमें प्रमाण, नय और निक्षेपद्वारा वस्तुके 
परीक्षणकी चर्चा की है। प्रथम प्रकरण श्रृतवृक्ष नामका है, जिसमें श्रुतज्ञान- 
के समस्त भेद-प्रमेदोंका वर्णन आया है। लिखा है-- 

प्रमाण-नय-निष्षेपेयो््थो नाभिसमीक्ष्यते । 

युकतज्चायुक्तवद्‌ भात्ति ततस्थायुक्तं सयुक्तिवतु' ॥ 


१. घम्मरसायणं, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, गाथा १८१ । 
२ श्राकृतवृत्ति महित पञ्चसंग्रह, भारतीय ज्ञानपीठ काशीके पंचसंग्रहमे प्रकाशित, पद्च ५, 
पृ० ५४१ । 


१२४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपर म्परा 


ज्ञानको प्रमाण माना है और नयको वस्तुके एक अंशका बोधक बताया है-- 
ज्ञान॑ प्रमाणमित्याहुएपायो न्यास उच्यते। 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितो<्थपरिग्रह' ॥ 

ग्यारह अंग और चोौदह पुर्वकी विषयवस्तुका विस्तारसे वर्णन आया 
के प्रथम प्रकृतिसमुत्कीत्तनमें १६ गाथाएँ हें और प्राकृतमें वृत्ति लिखी 
ग्‌ है | 

कमंस्तवसंग्रहमें ८८ + ९ गाथाएँ हैं। इस प्रकरणमें गुणस्थानक्रमानुसार 
व्युक्छेतिका कयन आया है। सान्तर-निरन्तर, सादि-अनादि आदि प्रकृतियोंके 
कथनके पदचात्‌ बन्धव्युच्छुति सम्बन्धी ० गाथाओंकी वृति भी लिखी है। 
प्रारम्भकी ८८ गाथाओंपर कोई वृत्ति नही है। 

तृतीय प्रकरण जीवसमास नामका है। इसमें १७६ गाथाएँ हैं। आरम्भ- 
की ५ गाथाओंपर वृत्ति है और शेष गाथाओंपर वृत्ति नहीं लिखी गयी है। 
पुद्गल द्रव्यके छ' भेद--काल-द्रव्य, बीस प्ररूपणा, गुणस्थानका लक्षण, १४ गुण- 
स्थानोके नाम, गुणस्थानोंके स्वरूप, जीवोंकी गतियाँ, काय, ज्ञान, प्राण, वेद 
आदि सभी जीवसमासोंके लक्षण भी वतलाये गये हैं। लेश्याका स्वरूप, भेद 
एव प्रत्येक लेश्यावालेकी प्रवृत्ति और परिणतिका भी वर्णन आया है। ज्ञान- 
मार्गणामें ज्ञानके भेदोंका विवेचन किया है। 

शतकसग्रह नामक चतुथं प्रकरण है। इस प्रकरणमें १३९ + १५ गाथाएँ 
हैं और सभी गाथाओपर वृत्ति भी लिखी गयी है। इसमे एकेन्द्रिय आदि 
जीवोके भेद या जीवसमास वरणित है। गुणस्थानोमें जीवोंकी संख्याका प्रति- 
पादन करनेके अनन्तर प्रत्येक गतिमे बन्च होनेवाली प्रकृतियोका विवेचन 
किया गया है। 

पञ्चचम सप्ततिका नामक प्रकरण है। इसमें ९० गाथाए हैं | इस प्रकरण- 
में विभिन्‍त बन्धभेदोंका वर्णन किया है। योग, उपयोग, लेश्या आदिकी 
अपेक्षा कमंबन्धके भेदो या भगोका वर्णन किया है । इस प्रकार यह 'पचसग्रह' 
ग्रन्थ क्मंशास्त्रकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है । 


पप्मनन्दि ट्वितीय 


पद्मनन्दि द्वितीय पद्मनन्दि-पञ्चविशतिकाके रचयिता है । इन्होंने अपने गुरु 
वीरनन्दिको नमस्कार किया है। अतः 'जब॒दीवपण्णत्ति के कत्तसि थे भिन्‍न है, 
क्योंकि जबूदीवपण्णत्तिके कर्ताके गुरुका नाम बलनन्दि और प्रगुरुका नाम वीर- 


१. पंचसंग्रहवृत्ति, पद्य ६, पु० ५४२। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १२५ 


नन्दि है। अतएव इन दोलोंका ऐक्य संभव नहीं है। पर यह निश्चित है कि ये 
पद्मनन्दि वि० सं० की १० वीं शत्तीके पद्चात्‌ हुए हैं, क्योंकि अमृतचन्द्रा- 
चार्यंका प्रभाव 'निश्चयपञ्चाशत्‌' प्रकरणकी अनेक गाथाओंपर दिखलाई पड़ता 
है। अतः इनकी पूर्वावधि ई० सन्‌ दक्षम शतोका पूर्वार्ध होना चाहिये। जय- 
सेनाचार्यने अपनी पंचास्तिकायटीकामें एकत्वसप्ततिप्रकरणका निम्नलिखित 
पद्य पृ० २३५ पर उद्धुत किया है-- 
दर्शनं निश्चय: पूसि बोधस्तदुबोध इष्यते। 
स्थितिरत्रेव चरितमित्ति योग: शिवाश्रय:' ॥ 

पद्मप्रभमलधारिदेवने भी यही पद्य नियमसारकी टीका पृ० ४७ पर उद्धृत 
किया है। अतः यह स्पष्ट है कि पञ्चविद्वतिकाके कर्त्ता पद्मनन्दि जयसेनाचार्य 
और नियमसारटीकाके कर्ता पद्मप्रभमलधारिदेवके पूर्ववर्ती हैं। जयसेनाचार्यका 
समय डॉ० ए० एन० उपाध्येके मतानुसार ई० सनकी १२वीं शत्ताब्दीका उत्तराद्धं 
है। अत: यह पद्मनन्दिके समयकी उत्तर सीमा मानी जा सकती है। 

पद्मप्रभभलधारीने भी नियमसारटीकाके आरम्भमे अपने गुरु वीरनन्दिको 
नमस्कार किया है। श्री प्रेमीजीने इस परसे अनुमान लगाया है कि पद्मप्रभ 
और पद्ननन्दि एक ही गुरुके शिष्य रहे होगे तथा एक अभिलेखके आधार पर 
पद्मप्रभ और उनके गुरु वीरनन्दिको वि०सं० १२४२में विद्यमान बतलाया' है। 
पर पद्मप्रमसे पूर्व जयसेनाचार्यने पद्मनन्दिकी एकत्वसप्तत्तीसे पद्म उद्धृत किया 
है और पश्मप्रभने जयसेनकी टीकाओंका अवलोकन किया था। यह उनकी 
टीकाओंके अध्ययनसे स्पष्ट है। अत' पद्मनन्दि और पद्मप्रभके मध्यमे जयसेना- 
चाय हुए हैं, यह निश्चित है। 

पद्मनन्दिपज्वाविशतिकाकी प्रस्तावनामें बताया गया है कि पद्चनन्दिपर 
गुणभद्राचायंके आत्मानुआासनका प्रभाव है। तुलनाके लिए एक पद्य दिया जाता 
है, जिसमें आचार गुणभद्वने मनुष्यपर्यायका स्वरूप दिखलाते हुए उसे ही तपका 
साधन कहा है-- 

दुलंभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरमायु: । 
मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तप: कार्यम' ॥ 

अर्थात्‌ दुलभ, अगुद्ध, अपसुख, अविदित मृति-समय और अल्प परमाय 

थे पाँच विशेषण मनुष्यपर्यायके लिए दिये गये हैं। इसी अभिप्रायको सूचित 


१. पद्मनन्दिपञचर्विशतिका, शोलापुर संस्करण, ४॥।१४ । 
२, जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४०७ । 
रे. आत्मानुशासन, शोछापुर संस्करण, पद्च १११। 


१२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


करनेवाला 'पञ्चविशतिका'का निम्नलिखित पद्य है-- 
दुष्प्रापं बहुदु:खराशिरशुचिस्तोकायुरल्पन्नता- 
ज्ञातप्रान्तदिन॑ जराहतमति: प्रायो नरत्वं भवे। 
अस्मिल्तेव तपस्तत: शिवपद तत्रेव साक्षात्सुखं 
सौख्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तपः कुर्यान्नरों निमंलम्‌' ॥ 
अर्थात्‌ दुष्प्राप, अशुचि, बहुदु:ःखराशि, अल्पन्नताज्ञात, प्रान्तदिन ओर 
स्तोकायु मनुष्यपर्यायमें है। अतएव शाइवतसुख-मुक्तिकी प्राप्तिके लिए तप 
करना आवश्यक है ओर यह तप मनुष्यपर्यायमें ही सम्मव है । 
इस पद्मयके अतिरिक्त पद्मनन्दि-पञ्चविशतिके ९|१८, १।४९, १७६, 
१११८, ३।४४ और ३।५१ क्रमशः आत्मानुशासनके पद्य २३९,२४०, १२५, १५, 
१३०, ३४ और ७९ पद्योसे प्रभावत है। अतएव 'पश्न्बविशति'के रचयिता 
वि० की १०वीं शतीके पूव॑ नहीं हो सकते । 
पद्मनन्दि-पंज्चविशतिपर सोमदेवसूरिके 'यञस्तिलक'का भी प्रभाव पाया 
जाता है। पद्मनन्दिका इलोक निम्न प्रकार है-- 
त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं त्तदेक तदपि प्रयच्छति। 
समस्तशुक्लापि सुवर्णविग्रह्म त्वमत्रमात: कृतचित्तचेष्टिता' ॥ 
ठीक इससे मिलता-जुलता यह “यशस्तिलक'का भी श्लोक है-- 
एक पदं बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न वर्णभाजस्‌। 
सेवे तथापि भवतीमथवा जनो35र्थी दोष न पश्यति तदस्तु तवेष दीप: ॥ 
उक्त दोनों पद्योंमे सरस्वतीकी स्तुति की गयी है। स्तुति करनेकी एक ही 
प्रणाली है। इसी प्रकार चतुविध दानके फल सूचक पद्य भी समानरूपमें उप- 
लब्ध होते है । पद्मनन्दि-पञचवशतिमे गृहस्थके पडावश्यक्रोका निर्देश “देवपूजा- 
गुरुपास्ती” (६।७) आदि रूपमें किया गया है। यह श्लोक यशस्तिलक ।उत्तराद्धं 
पु० ४१४)में प्राप्त होता है। यशस्तिलकमे पूजाके स्थानपर सेवापाठ प्राप्त 
होता है। पद्मनन्दि-पञ्चविशति (२।१०)मे मुनिके लिए शाकपिण्डमात्रके 
दाताकी अनन्तपुण्यभाग बतलाया है। यही भाव यशस्तिलुक (उत्तराद्ध पु० 
४०८)में व्यक्त किया है । इसी प्रकार आत्मसिद्धिके लिए 'भृतानन्वयनात्‌' पद्य- 
का आशय भी दोनो अन्थोंमे तुल्य है। इससे यह निश्चय होता है कि पदुम- 


१. परदमनन्दि पह्चविशति, झोलापूर संस्करण, पे १२२१ । 
२. पद्मनत्दि पञ्चविशति, शोलापुर संस्करण, इलोक १५११३ । 
३. यव्स्तिलकचम्पू उत्तरार्ध, पृ० ४०१॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाथार्य : १२७ 


नन्दिने अपनी इस कृतिमें यशस्तिलकके उपासकाध्ययनका पर्याप्त उपयोग किया 
है। मशस्तिलकका समाप्तिकाल शक संवत्‌ ८८१ (ई० <५९) है। अत्ऐव आचारय॑ 
पद्मनन्दि द्वितीयका समय ई० सन्‌ ९५९ के बाद होना चाहिये | यह निश्चय है 
कि परद्मनन्दिपर अमृतचन्द्रसूरि और अमितगति इन दोनोका पूर्ण प्रभाव है। 
पद्मनन्दिने 'निद्चयपञ्चाशत' प्रकरणमें व्यवहार और शुद्ध नयोंकी उपयो- 
गिताको दिखलाते हुए शुद्धनयके आश्रयसे आत्मतत्त्वके वर्णन करनेकी इच्छा 
प्रकट की है-- 

व्यवहृतिर्बोधजनबोधनाय कर्मक्षयाय शुद्धनय. । 

स्वार्थ मुमुक्षुर॒हमिति वक्ष्ये तदाश्नितं किचित्‌! ॥ 

पद्मनन्दिने व्यवहा रको अबोधजनोको प्रतिबोधित करनेका साधनमात्र 

बतलाया है। इसका आधार अमृतचन्द्रसूरि विरचित पुरुषार्थसिद्धथुपायका 
निम्नलिखित पद्य है-- 

अवुधस्य बोधनार्थ मुनीरवरा देशयन्त्यमूतार्थंम्‌ । 

व्यवहारमेव केवलमवेत्ति यस्तस्त्र देशना नास्ति ॥ 


अमृतचन्द्रके शब्द और अथ्थंका प्रभाव उपर्युक्त पद्यपर है। अमृतचन्द्रसूरि- 
का समय वि० सं० ११वीं शती है । अतएवं पद्मनन्दिका समय इसके पच्चात्‌ 
ही होना चाहिये । 
पद्मनन्दिकी पञु्चविशतिपर अमित्तगतिके श्रावकाचारका भी प्रभाव है। 
यहाँ उदाहरणार्थ कुछ पद्य उद्धुत किये जाते हैं-- 
विनयहइच यथाथोग्य कर्तव्य परमेष्ठिषु । 
दृष्टिबोधचरित्रेष तद्वत्सु समयाश्रितेः ॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रतप प्रभूति सिध्यति | 
विनयेनेति त्त॒तेन मोक्षद्वारंप्रचक्षते ॥।* 
श्रावकोंको जिनागमके आश्चित होकर अहंदादि पञ्चपरमभेष्ठियो, सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तथा इन सम्यग्दर्शनादिको धारण करने वाले 
जीवोंकी भी यथायोग्य विनय करनी चाहिए। उस विनयके द्वारा सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप आदिकी सिद्धि हीत्ती है, अतएव इसे मोक्ष- 
का द्वार कहा गया है । 


१. पद्मतन्दि-पञ्चविश्वति, शोलापुर संस्करण, श्लोक ११८ । 
२ पुरुषार्थसिद्धभ पाय, पद्य ६। 
३. पद्मनन्दि-पञ्चविशति ६२९-३० । 


१२८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


यही भाव अमितगति-श्रावकाचारमें निन्‍न पद्मोंमें व्यक्त किया गया है-- 
संघे चतुविधे भकत्या रत्नत्रयविराजिते। 
विधाततव्यों यथायोग्यं विनयो नयकोविदेः ॥ 
सम्यग्दशंन-चारित्र-तपोज्ञानानि देहिना | 
अपाप्यन्ते विनीतेन यशांसीव विपदिचता ॥! 
पद्यनन्दिने अमितगति-क्रावकाचारके चतुर्थ परिच्छेदके कई पद्मोंका अनु- 
सरण किया है। अमितगतिके 'द्वात्रिशतिका के निम्नलिखित पद्चका प्रभाव भी 
पद्मनन्दिपर प्रतीत होता है। 
एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिन: 
प्रमादत: संचारता इतस्तत: । 
क्षता विभिन्‍ना मिलिता निपीडिता- 
स्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा॥' 
पद्मनन्दिने लिखा है--हे जिन ! प्रमाद या अभिमानसे जो मेंने मन, 
वचन एवं शरीर द्वारा प्राणियोंका पीडन स्वयं किया है, दूसरोंसे कराया है 
अथवा प्राणिपीडन करते हुए जीवको देखकर ह॒र्ष प्रकट किया है, उसके आश्रयसे 
होनेवाला मेरा पाप मिथ्या हो। यथा-- 
मनोवचो5ड्र कृत्माज्धिपीडनं प्रमोदित कारितमत्र यन्मया। 
प्रमादतो दत्त एतदाश्रयं तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृत मम' ॥ 
अतएव अमितगतिसे उत्तरवर्ती होनेके कारण पद्मनन्दि द्वितीयका समय 
ई० सनकी ११ वी छाती है, यत' अमितगतिने वि० सं० १०७३ में अपना पव्च- 
संग्रह रचा है। 
रचनाका परिचय 
'वद्यनन्दिपर्ज्चावशत्ति' अत्यन्त लोकप्रिय रचना रही है। इसपर किसी 
अज्ञात विद्वान॒ुकी सस्कृत-टोका है । 'एकत्वसप्तति' प्रकरणपर कन्नड-टीका भी 
प्राप्त होती है। कननड़-टीकाकारका नाम भी पद्मनन्दि है। इनके नामके 
साथ पण्डितदेव, ब्रती एवं मुनि उपाधियाँ पायी जाती हैं। ये शुभचन्द्र राद्धान्त- 
देवके अग्रशिष्य थे और इनके विद्यागुर कनकनन्दी पण्डित थे। इन्होने अमृत- 
चन्द्रकी वचनचन्द्रिकासे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त किया था और निम्बराज- 


१, अमितगति-श्रवकाचार १र३।४४, ४८ ! 
२. भावनाद्वात्रिद्षतिका, प्य ५। 
३. धदनन्दि-पश्म्चविद्यति २१।११। 





र, प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १२९ 


के सम्बोधनाथ एकत्व-सप्ततिवृत्तिकी रचना की थी। निम्बराज शिलाहार- 
वंशीय गण्डरादित्यनरेशके सामन्‍्त थे । इन्होंने कोल्हापुरमें अपने अधिपतिके 
नामसे “रूपनरायणवर्सदि' नामक जैनमन्दिरका निर्माण कराया था तथा 
कात्तिक कृष्णा ५ शक संवत्‌ १०५८ ( वि० सं० ११९३ ) में कोल्हापुर और 
मिरजके आसपासके ग्रामोंकी आयका भी दान दिया था। अतः मूलग्रन्थकार 
और टीकाकारके नाममे साम्य होनेसे तथा दीक्षा और शिक्षा गुरुओंके नाम 
भी एक होनेसे उनमें अभिन्‍नत्वकी कल्पना की जा सकती है। 

इस रचना में २६ विषय है-- 

१ धर्मोपदेशामृत, २ दानोपदेशन, ३. अनित्यपञझचाशत, ४ एकत्वसप्तत्ति, 
५. यतिभावनाष्टक, ६ उपासकसंस्कार, ७. देशत्रतोद्योतन, ८ सिद्धस्तुति, ९. 
आलोचना, १० सदबोधचन्द्रोदय, ११. निश्चयपञथ्चाशत्त, १२. ब्रह्मचय रक्षार्वति, 
१३. ऋषभस्तोत्र, १४ जिनदर्शनस्तवन, १५. श्रुतदेवतास्तुत्ति, १६ स्वयभूस्तुति, 
१७ सुप्रभाताष्टक, १८ शान्तिनाथस्तोत्र, १९ जिनपूजाष्टक, २० करुणाष्टक, 
२१ क्रियाकाण्डचूलिका, २२. एकत्वभावनादशक, २३ परमार्थविशति, २४ 
शरीराष्टक, २५, स्नानाष्टक, २६. ब्रह्मवर्याष्टक । 

१ धर्मोपदेशाछृत--इस अधिकारमें १९८ पद्य है। धर्मोपदेशका अधिकारी 
सर्वज्ञ और वीतरागी ही हो सकता है। इस जगत्‌मे असत्य भाषणके दो ही 
कारण है--१. अज्ञानता और २ कषाय। 'परलोकयात्राके लिए धर्म ही पाथेय है, 
पाथेयसे यह यात्रा सकुशल सम्पन्न होती है।' धर्मका स्वरूप व्यवहार और 
निश्चयनय दोनों ही दृष्टियोसे बतलाया गया है। व्यवहारकी दृष्टिसे जीवदया, 
अशरणको शरण देना और सहानुभूति रखना धमं है। गृहस्थ और मुनिधर्मकी 
अपेक्षा ध्ंके दो भेद, रत्लन्रय--सम्यग्द्शन, सम्यग्जान एवं सम्यकचारित्रकी 
अपेक्षा तीन भेद और उत्तम क्षमा, माद व आदिकी अपेक्षा दस भेद धरंके बतलाये 
हैं। यह सब धममं व्यवहा रोपयोगी है और इसे शुभोपयोगके नामसे अभिहित किया 
गया है। यह जीवको नरक, तियंज्च आदि दुगंतियोंसे छुढाकर मनुष्य और 
देवगतिका सुख प्रदान करता है। निश्चयधर्म जीवको चतुगंतिके दुःखोसे छुडा- 
कर उसे अजर-अमर बना देता है और जीव शाश्वत-निर्बाध सुखका अनुभव 
करता है| निरचय धर्मको शुद्धोपयोगके नामसे पुकारते हैं। 


बताया है कि प्राणी सांसारिक सुखको--अभीष्ट, विषयोपभोगजनित, क्षणिक 
ओर सबाध इन्द्रियतृप्तिको ही अन्तिम सुख मानकर व्यवहार धर्मको उसीका 
साधन समझते हैं और यथार्थ धमंसे विमुख रहते हैं। अत: निश्चय--अध्यात्म 
धमंका सेवन करना आवश्यक है, इसीसे मोक्षकी प्राप्ति सम्भव है। 


१३० : तीथंकर महात्रीर और उनकी आधघार्यपरम्परा 


गृहस्थ और मुनिधर्समें अधिक श्रेष्ठ मुनिधर्म है, क्योंकि मोक्षमार्ग-रत्नत्रय- 
के धारक साधु ही होते हैं । साधुकी स्थिति गृहस्थों ्वारा भक्तिपूवंक दिये गये 
भोजनके आश्रित होती है, अतएवं गृहस्थधर्मकी भी आवश्यकता है। जो धर्म- 
वत्सल गृहस्थ अपने षट्‌ आवदयकोंका पालन करता हुआ मुनिधर्मको स्थिर 
रखते हुए मुनियोंको निरन्तर आहारादि दिया करता है उसीका गृहस्थ-जीवन 
प्रशंसनीय है। 

श्रावकधर्मकी दर्शन, व्रत आदि एकदश प्रतिमाओंका भी वर्णन किया गया 
है। क्रावकको द्युतक्रीडा, मांसादिभक्षणरूप सप्तव्यसनका त्याग करना आव- 
इयक है। आचायने चत्तादि व्यसनोंका सेवन कर कष्ट उठाने वाले युधिष्ठिर 
आदिका उदाहरण भी दिया है। हिंसा, असत्य, स्तेय, मेथुन और परियग्रहरूप 
पापोंका त्याग गृहस्थ एकदेश करता है और मुनि स्वदेश, अतः मुनिका आच- 
रण सकलचरित्र और गृहस्थका आचरण देशचरित्र कहलाता है। सकलचारित्र- 
को धारण करनेवाले मुनिको रत्नत्रय, मूलगूण, उत्तरगुण, पाँच आचार और 
दस धर्मोको धारण करना चाहिए। मुनिके अट्ठाइस मूलगुणोंमें पाँच महात्रत, 
पाँच समितियाँ, पाँच इन्द्रियोॉका निरोध, समता आदि पषडावश्यक, केशलुञ्च, 
वस्त्रपरित्याग, स्नानपरित्याग, भूमिशयन, दल्तघषंणका त्याग, स्थितिभोजन 
और एकभक्‍्तकी गणना की गयी है। इन २८ मूलगुणोंमें पद्मनन्दिने अचेल- 
कत्व, लोच, स्थितिभोजन और समताका ही मुख्यत्तासे वर्णन किया है। दिग- 
म्बस्त्वकी सिद्धि अनेक प्रमाणों द्वारा की गयी है। 


साधुजीवनके वर्णनके पश्चात्‌ आचाय॑ और उपाध्याय परमेष्ठियोंका स्वरूप 
प्रतिपादित किया है। व्यवहाररत्नत्रयका स्वरूप अंकित करनेके साथ निशचय- 
रत्नत्रयका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--आत्मानामक निर्मल ज्योतिके 
निर्णयका नाम सम्यग्दर्शन, तहिषयक बोधका नाम सम्यग्ज्ञान और उसीमें स्थित्त 
होनेका नाम सम्यकचारित्र है। 

यह निशचयरत्लत्रय ही कर्मबन्धको नष्ट करने वाल्ग है। उत्तम क्षमा, 
मार्दव आदि दस धर्मोका सवन सवरका कारण है । 

संसारके समस्त प्राणी दुःखसे भयभीत होकर सुख चाहते है और निरन्तर 
उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील रहते है। पर सभीको सुखका लाभ हो नही 
पाता । इसका कारण उनका सुख-दुखविषयक विवेक है। उन्हे सातावेदनीयके 
उदयसे क्षणिक सुखका आभास होता है, उसे वे यथार्थ सुख मान लेते है, जो 
वस्तुत' स्थायी यथार्थ सुख नही है, यतः जिस इष्ट सामग्रीके संयोगमें सुखकी 
कल्पना करते हैं, वह संयोग ही स्थायी नहीं है। अतः जब अभीष्ट सामग्रोका 


प्रवुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाणार्य - १३१ 


वियांग हो जाता है, तो सन्‍्ताप उत्पन्न होता है। वास्तविक सुख आकुलताके 
अभावमें है, जो मोक्षमें ही उपलब्ध होता है। 

इसके पठ्चात्‌ विभिन्‍न दार्शनिकों द्वारा मान्य आत्मस्वरूपकी मीमांसा की 
गयी है। बताया है--- 

नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कत्तुत्वभावं गतो 
नेको न क्षणिको न विश्वविततो नित्यो चेकान्तत:। 
आत्मा कायमितश्चिदेकनिलय” कर्त्ता च्‌ भोकता स्वयं 
सयुक्त:. स्थिरता-विनाश-जनने: प्रत्येकमेकक्षणे ॥' 

यह आत्मा एकान्तरूपसे न तो शून्य है, न जड़ है, न पृथ्वी आदि भूतोंसे 
उत्पन्न हुआ है, न कर्त्ता है, न एक है, न क्षणिक है, न विश्वव्यापक है और न 
नित्य है। किन्तु चेतन्यगुणका आश्रयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके प्रमाण 
होता हुआ स्वयं ही कर्त्ता और भोक्‍ता भी है। यह आत्मा प्रत्येक समयमें 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्यरूप है। 

तात्पय॑ं यह है शून्येकान्तवादी माध्यमिक, मुक्ति अवस्थामें बुद्धथादि नव- 
विशेषगुणोच्छेदवादी वेशेषिक, भूतचेत्तन्यवादी चावकि, पुरुषाद्वेतवादी वेदाल्ती, 
सर्वथाक्षणिकवादी सोत्रान्तिक एवं सर्वथानित्यवादी सांख्यके सिद्धांतता निरसन 
करनेके लिए उक्त पद्म कहा गया है। जो व्यक्ति आत्मा, कर्म और ससारकी 
अवस्थाका अनुभव कर धर्माचरण करता है, वह धर्माचरण द्वारा झ्ञाश्वतिक 
सुखको प्राप्त कर लेता है। 

२. दानोपदेशन अधिकार--में ५४ पय हैं । दानकी आवश्यकता और महत्त्व 
प्रकट हुए बतलाया है कि श्रावक गृहमें रहता हुआ अपने और अपने आश्रित्त 
कुटुम्बके भरण-पोषणके हेतु धनाजन करता है, इसमें हिसादिका प्रयोग होनेसे 
पापका संचय होता है। इस पापको नष्ट करनेका साधन दान ही है। यह दान 
श्रावकके घट आवश्यकोंमे प्रधान है। जिस प्रकार जल वस्त्रमे लगे हुए रक्तादि- 
को दूर कर देता है, उसी प्रकार सत्पात्रदान श्रावकके कृषि और वाणिज्य आदि- 
से उत्पन्न पापमलको धोकर उसे निष्पाप कर देता है। दानके प्रभावसे दाता- 
को भविष्यमें कई गुनी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। गृहस्थके लिए पात्रदान ही 
कल्याणका साधन है, जो दान नही देता, वह धनसे सम्पन्न होनेपर भी रकके 
समान है। इस प्रकरणमे आचारय॑ने उत्तम, मध्यम, जघन्य, कुपात्र और अपात्रके 
अनुसार दानका फल बतलाया ग्रया है। 


१. परदमनन्दिपव्चर्विशति १।१३४ | 
१३२ : तीर्यकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


३. अनित्यपन्नलाशत्‌--में ५५ पद्म हैं। शरौर, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव आदिकी 
स्वाभाविक अस्थिरता दिखलाकर उनके संयोग और बियोगमें हर्ष और विषाद- 
के परित्यागके लिए प्रेरणा की गयी है। आयुकरंका अन्त होनेपर प्राणान्त होना 
अनिवायं है, कोई किसीको आयुको एक क्षण भी नही बढा सकता है, अत्त: वस्तु 
स्थितिका विचार कर हर्ष-विषादसे पृथक रहनेकी चेष्टा करती चाहिए ।। कुट॒ुम्बी 
प्राणी उसी प्रकार साथमे रहते है, जिस प्रकार रात्रि होनेपर पक्षी इधर-उधर- 
से आकर एक ही वक्ष पर निवास करते हैं, प्रभात होने पर पुनः अनेक दिद्याओं- 
में चले जाते है। इसी प्रकार प्राणी अनेक योनियोंसे आकर विभिन्‍न कुलोंमें 
2 के करते है और पुनः: आयुके समाप्त होनेपर अन्य कुलोंमें चले 
जाते हैं । 


४. एकत्वसप्रति--इसमें ८० पद्य हैं। चिदानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार 
करनेके अनन्तर चित्स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणिके भोतर अवस्थित है, पर अज्ञा- 
नताके कारण अधिकतर प्राणी उसे पहचानते नही है, अतएवं उसे बाह्य पदार्थों 
में दूंढते है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठमे अव्यक्तरूपसे व्याप्त है, उसी प्रकार 
चेतन्य-आत्मा भी अपने भीतर व्याप्त है। राग-ढं षके अनुसार जो किसी भी 
पदार्थंसे सम्बन्ध होता है, वह बन्धका कारण है तथा समस्त बाह्य पदार्थोंमे 
शिन्‍न एकमात्र आत्मस्वरूपमे जो अवस्थान होता है, वह मुक्तिका कारण है। 
बन्ध-मोक्ष, राग-ढव प, कर्म-आत्मा और शुभ-अजुभ इत्यादि प्रकारसे जो द्व॑त 
बुद्धि होती है, उससे ससारमे परिभ्रमण होता है और इसके विपरीत अद्व त्त-- 
एकत्वबुद्धिसे जीव मुक्तिके सन्‍्मुख होता है। शुद्ध निक्चय नयके अनुसार एक 
अखण्डचैतन्य आत्माकी ही प्रतीति होती है, इसमे दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
तथा क्रिया-कारक आदिका कुछ भी भेद प्रतिभासित नही होता। “जो शुद्ध 
चेतन्य है, वही निश्चयसे मे हुँ' की प्रतीति होती है । 


परमात्मतत्त्वकी उपासनाका एकमात्र उपाय साम्य है। स्वास्थ्य, समाधि, 
योग, चित्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सभी साम्यके नामान्तर हैं । शुद्ध चंतन्यके 
अतिरिक्त आकृति, अक्षर, वर्ण एवं अन्य किसी भी प्रकारका विकल्प नही करना 
ही साम्य है। कर्म और रागादिकको हेय समझकर छोड़ देना और उपयोग- 
स्वरूप परंज्योतिको उपादेय समकझ्षकर ग्रहण करना साम्यस्थित्ति है। 


५. यतिभावनाष्ठक--इस प्रकरणमे ९ पद्म है। इन पद्योंमे उन मुनियोंकी 
स्तुति की गयी है, जो पाँचों इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके विषयभोगोंसे 
विरक्‍त होते हुए नानाप्रकारके तपदचरण करते हैं तथा सभी प्रकारके उपसर्गों 
को सहन करते हैं । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्यण : १३ ३ 


६ उपासकसंस्कार---इस अधिकारमें १२ पद्च हैं। सर्वप्रथम व्रत और दान- 
के प्रथम प्रवर्तंक आदिजिनेन्द्र और राजा श्रेयान्सके द्वारा कर्मकी स्थिति दिखला- 
कर उसका स्वरूप बतलाया है। धर्मके मुनिर्म और श्रावकधर्म भेद बतलाकर 
श्रावकाचारका निरूपण करते हुए गृहस्थके देवपूजा, निर्ग्रन्थ गुरकी उपासना, 
स्वाध्याय, समम, त्प और दान इन पद्‌ आवश्यकोंका कथन किया है। सात 
व्यसनके त्यागपर जोर देते हुए सामायिक ब्रतका स्वरूप प्रतिप्रादित्त किया है । 

७. देशब्रतोद्योतन--में २७ पद्य हैं। यहाँ सम्यक्दृष्टिको प्रशस्य बतलाते हुए 
सम्यर्द्शंनके साथ मनुष्य भवके प्राप्त ही जानेपर तपको ग्रहण करनेकी प्रेरणा 
की है। यदि मोह या अशक्तिके कारण दिभम्बरी दीक्षा लेकर तपाचरण कर 
सम्भव न हो, तो सम्यग्द्शनके साथ षघटआवश्यक, अष्टमूलगुण और द्वादशगुणो- 
को धारण करना चाहिए। रात्रिभोजनत्याग और छने हुए जलका व्यवहार 
गृहस्थको करना चाहिए। श्रावक आरस्भजन्य पापक्रियाएँ करता है, अतएव 
उसे आहार, औषध अभय आदि दानकार्यों द्वारा अपनी आत्माको पवित्र करना 
चाहिए । 

श्रावकके षडावश्यकोमें देवदर्शन और देवपुजन प्रथम कर्त्त॑व्य है। देवदर्श नादि- 
के बिना, गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नाव समझना चाहिए । इसके लिए चेत्याल्य 
निर्माण अतिशय पुण्यवर्धक है । अत चेत्यालयके आधारसे ही मुनि और श्रावक 
दोनोका धर्म अवस्थित रहता है। धमं, अं, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थो- 
में सवेश्रष्ठ मोक्ष ही है। यदि धर्म पुरुषार्थ मोक्षके साधनरूपमे अनुष्ठित 
होता है तो वह उपादेय है । इसके विपरीप भोगादिककी अभिलापासे किया 
गया घममंपुरुषार्थ पापरूप है। अत्त अणुव्रत या महाद्रत दोनोके पालन करने- 
का उद्ं श्य मोक्षप्राप्ति है। 

< सिद्धस्तुति--२९ पद्मोंमे कमंक्षय करने वाले सिद्धोंकी स्तुति की गयी 
है। ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोंके नाश करनेसे कौन-कौन गुण उत्पन्न होते है, 
इसका भी कथन आया है। 


९ आलोचना--इस अधिकारमें ३३ पद्म है। जिनेन्द्रके गुणोंका वर्णन करते 
हुए यह वतलाया है कि मन, वचन और काय तथा कृत, कारित और अनु- 
मोदन, इनको परस्पर गुणित करनेपर जो नौ स्थान प्राप्त होते है, उनके द्वारा 
प्राणीके पाप उत्पन्न होता है। इसके लिए प्रभुके समक्ष आत्मनिन्दा करना 
आलोचना है | अज्ञानता और प्रमादवश होकर जो पाप उत्पन्न हुआ है, उसे 
निष्कपट भावसे जिनेन्द्र और गुरुके समक्ष प्रकट करना आलोचना है | आलो- 
चना करनेसे आत्मशुद्धि होती है ओर लगे हुए पापोंसे छुटकारा प्राप्त होता 


१३४ : तोथँंकर महावीर और उनकी आदचार्यपरम्परा 


है अर्थात्‌ अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होती है। पापका कारण विकल्प है और सकल्प- 
विकल्प असख्यात होते है, अत्त: पापाख्रव भी नाना प्रकारसे होता है। जतएवं 
इन समस्त पापोंको दूर करनेका उपाय है मन और इन्द्रियोंको बाह्य पदार्थोंकी 
ओरसे हटा कर उनका परमात्मस्वरूपके साथ एकीकरण करना। इसके 
लिए मनके ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कारण मनकी अवस्था ऐसी 
है कि वह समस्त परिग्रहको छोड़कर वनका आश्रय ले लेनेपर भी बाह्य 
पदार्थोकी ओर दौडता है। अतएवं मनको जीतनेके लिए उसे परमात्मस्वरूप 
चिन्तनमें लगाना श्रेयस्कर है। कलिकालके प्रभावके कारण जो दुष्कर तपश्चरण 
नहीं कर सकता है, वह सर्वज्ञ वीतरागी प्रभुकी केवल भक्ति करनेसे ही आत्म- 
कल्याणका मार्श प्राप्त कर लेता है| 

१० सद्बोधचन्द्रोदयअधिकार--मे ५० पद्म हे। इस अधिकारमें भी 
चित्स्वरूप परमात्माकी महिमा दिखलाकर यह निर्दिष्ट किया है कि जिसका मन 
चित्स्वरूप आत्माम लीन हो जाता है, वह योगी समस्त जीवराशिको आत्मसह॒श 
देखता है। मोहनिद्वाके छोड़नेपर ही प्राणी सदुबोधको प्राप्त करता है। 

११. निश्च यपतन्चाइतअधिकार--मे ६२ पद्य हैं । इसमें आत्मत्तत््व्का निरूपण 
किया गया है। समयसारकी अनेक गाथाओका भाव अक्षुण्णरूपमें प्राप्त होता 
है। समयसारकी निम्नलिखित गाथाओका प्रभाव इस प्रकरणके पद्योपर 
है । यथा 

सुदपरिचिदाणुभूया सव्वस्स वि कामभोगबधकहा । 
एयत्तस्सुवलभो णवरि ण सुलहो बविहृत्तस्स ॥ 
--समयसार, जीवाजीवाधिका र, गाथा ४। 
हर 
श्रुतपरिचितानुभूत सर्व स्वस्थ जन्मने सुचिरम्‌ । 
न तु मुक्तये5त्र सुलभा शुद्धात्मज्योतिरुपलब्धि' ॥--प० वि० ११॥६। 
3 हर भर 
ववहारो5भूयत्थो भूयत्थो देसिदों दु सुद्धणओ। 
भूयत्थमस्सिदों खलु सम्माइट्ठी हबइ जीवों ॥ 
--समयसार, जीवाजीवाधिकार, गाथा ११। 
व्यवहारोधभूतार्थों भूतार्थों देशितस्तु शुद्धनयः। 
शुद्धनयमाश्रिता थे प्राप्नुवन्ति यतय: पद परमम्र्‌ ॥ 
“-पनन्दिपज्चविशञति ११॥९। 
नय दो प्रकारका है--१. शुद्धनय और २. व्यवहारनय | व्यवहारनय द्वारा 
अज्ञानी व्यक्तियोंको प्रबोधित किया जाता है। यह नय यथावस्थित वस्तुको 


प्रबुद्धाचार्ग एवं परम्परापोषकाचार्म . १३५ 


विषय न करनेके कारण अभूता्थ कहलाता है। शुद्ध नय यथावस्थित्त वस्तुको 
विषय करनेके कारण भूतार्थ कहा गया है ओर यही कमंक्षयका हैतु है। वस्तु- 
का यथार्थस्वरूप अनिवंचनीय है, उसका वर्णन जो वचनो द्वारा किया जाता 
है, वह व्यवहारके आश्रयसे ही। मुख्य और उपचारके आश्रयसे किया जाने 
वाला सब विवरण व्यवहारके ऊपर ही आश्रित है। इस दृष्टिसे व्यवहार उपा- 
देय माना गया है। आगे शुद्धनयके आवारपर रत्नत्रयका स्वरूप बतलाया 
गया है। समस्त परिग्रहका त्यागी मुनि भी यदि सम्यग्ज्ञानसे रहित है, त्तो वह 
स्थावरके तुल्य है। सम्यग्जञान द्वारा ही समस्त वस्तुओंकी यथार्थ प्रतीति होती 
है, जो जीवात्मा अपनेको निरन्तर कमंसे बद्ध देखता है, वह कमंबद्ध ही रहता 
है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है, वह मुक्त हो जाता है। है समतारूप 
अमृतके पानसे वुद्धितत आनन्दको प्राप्त आत्मन्‌ ! तू बाह्यतत्त्वम मत जा, 
अन्तस्तत्त्वमें जा । 


जब तक चंत्तन्यस्वरूपकी उपलब्धि नही होती है, तभी तक बुद्धि आगमके 
अभ्यासमें प्रवृत्त होती है, पर जेसे ही उक्त चेतन्यस्वरूपका अनुभव प्राप्त 
होता है, वेसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चंतन्यस्वरूप- 
में ही रम जाती है। अतएवं जीवको शाश्वतिक सुखकी प्राप्ति होती है। जिस 
आत्मज्योत्तिमें तीनो काल और तीनो लोकोके सब हो पदार्थ प्रतिभासित होते 
हैं तथा जिसके प्रकट होनेपर समस्त वचनप्रवृत्ति सहसा नष्ट हो जाती है, 
जो चंत्तन्यरूप तेज नय, निक्षेप और प्रमाण आदि ग्किल्पोंसे रहित, उत्कृष्ट, 
शान्त एवं शुद्ध अनुभवका विषय है, वही में हूँ । इस प्रकार आत्मानुभूत्तिका 
विवेचन विस्तारपूर्वक किया है। * 


१२. ब्रह्मचयं रक्षावत्ति--इस अधिकारमे २२ पद्म है। आरम्भमें ब्रह्मचययंका 
अर्थ बतलाते हुए लिखा है कि ब्रह्मका अर्थ विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा है। उस 
आत्मामें चरय अर्थात्‌ रमण करना ब्रह्मचर्य है। यह निश्चयत्रह्मचयं की परिभाषा 
है। इस प्रकारका ब्ह्माचयं इस प्रकारके मुनियोको प्राप्त होता है जो शरीरसे 
निमंमत्व रखते है त्तथा सभी प्रकारसे जितेन्द्रिय होते है। ब्रह्मचयेके विषयमें 
यदि कदाचित्‌ स्वप्ममे भी कोई दोष उत्पन्न होता है तो वे रात्रिविभागके 
अनुसार आगमोक्‍त विधिसे उसका प्रायश्चित्त करते हैं। संयमी मन ही इस 
प्रकारके ब्रह्मचमंका आचरण कर सकता है। इस अधिकारमें ब्रह्मचर्य पालनको 
विधि, ब्रह्मचर्यंका महस्व एवं ब्रह्मचय॑में विध्व करनेवाले कारणोंका विवेचन 
किया है । 


१३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्थपरम्परा 


१३. ऋषभ-स्तोत्र - इस स्तोत्रमें लीथंडड[ूर ऋष भदेवके इतिवृत्तका निर्देश ' 
भी किया है। जब ऋषभदेव सर्वार्थसिद्धेसि च्युत होकर माता मरुदेवीके गर्भमें 
आनेवाले थे, उसके छः: महीने पू्बंसे ही नाभिरायके घरपर रत्न-वुष्टि आरम्भ 
हो गयी थी । देवोने आकर मरुदेवीके चरणोंमें नमस्कार किया । जब भगवान 
ऋषभदेवका जन्म हुआ, तो देवोंने पाण्ड-शिकापर ले जाकर उनका अभिषेक 
किया। भोगभुमिका अन्त होकर कमंभूमिकी रचना आरम्भ होने छूगी थी । 
कल्पव॒क्ष धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे थे। अत: प्रजाजन भूखसे पीड़ित हो ऋषभ- 
देवके पास गये और उन्होंने कृषि आदि कार्योंके करनेकी शिक्षा दी। ८४ छाख 
वर्ष पूवंकी आयुमेंसे ८३ लाख पूर्व बीत जानेपर वे एक दिन सभाभवनमें सुन्दर 
सिहासनके ऊपर स्थित होकर इन्द्रके द्वारा आयोजित नीलाज्जना अप्सराके 
नृत्यको देख रहे थे। इसी बीच नीलाञ्जनाकी आयु क्षीण हो जानेसे वह क्षणभर- 
में अहृब्य हो गयी । इन्द्रके आदेशसे उसके स्थानपर दूसरी देवांगना नृत्य करने 
लगी, पर ऋषभदेवकी दिव्यहृष्टिसे यह बात ओझल न रह सकी ओर उन्होने उस 
नीलाञ्जनाकी क्षणनश्वरताकों देखकर राजलक्ष्मीकी क्षणनश्वरताको अवगत 
किया । अतएवं उन्होने समस्त राज्यपरियग्रहका त्याग कर दिगम्बर-दीक्षा ग्रहण 
की। इस प्रकार तपतचरण करते हुए एक हजार वर्ष बीत गये और अनुपम 
समाधि द्वारा चार धात्तिया कर्मोको नष्ट कर केवनज्ञान प्राप्त किया। समव- 
ग़रणमे अष्ट प्रातिहायंसि सुशोभित तीर्थद्भुर ऋषभदेवने विध्वहितकारी 
मोक्षमार्गंका उपदेश दिया । यह स्तोत्र प्राकृत्त-भाषामे रचित्त है। 


१४ जिन-दर्दांन-स्तवन--इस स्तवनमे ३२४ गाथाएँ हैं और यह भी प्राकृतत 
भाषाम लिखा गया है। आरम्भमं बताया है कि है जिनेन्द्र ' आपका दर्शन 
होनेपर मेरे नेत्र सफल हो गये तथा मन ओर शरीर शीघ्र ही अमृतसे सीचे 
गयेके समान शान्त हो गये। हे जिनेन्द्र | आपका दर्शन होनेपर दर्शनमें बाधा 
पहुँचाने वाले समस्त मोहरूप अन्धकार इस प्रकार नष्ट हो गये, जिससे मेंने 
सम्यग्दशंत प्राप्त कर लिया। रागादिविकारोसे रहित आपके दर्शनसे मेरे समस्त 
पाप नष्ट हो गये । जिस प्रकार सूर्थके उदय होनेपर रात्रिका अन्धकार समाप्त 
हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शनसे पृष्योदय हो गया है ओर पापान्धकार 
नष्ट हो चुका है। आचाय॑ने जिनद्धानसे प्राप्त होनेवाले सन्‍्तोष, सुख, वेभव 
आदिका विस्तारपू्वंक वर्णन किया है। दर्शनके प्रभावसे मोक्षमा्गंकी उपलब्धि 


होती है । 


१५. श्रुतवेवता-स्तुति--अधिकारमें ३१ पद्य है। इन पद्योंमे सरस्वत्तीकी 
स्तुति की गयी है। बताया है, हे सरस्वती ! जो तेरे दोनों चरण-कमल हृदयमें 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्ण : १३७ 


धारण करता है। उसकी समस्त अज्ञानता और कमसंस्कार नष्ट हो जाते हैं । 
सरस्वतीका तेज न दिनकी अपेक्षा करता है न रात्त की, न अभ्यन्तरकी अपेक्षा 
करता है न बाह्य की, न सन्‍्ताप उत्पन्न करता है और न जड़ता ही। समस्त 
पदार्थोको प्रकाशित करनेवाला यह तेज अपू्व है। संसारमें ज्ञानमय दीपक ही 
सबसे उत्तम है। यह नेत्रवालोको तो वस्तुदर्शन कराता ही है, पर नेत्रहीनों- 
को भी वस्तुप्रतीति कराता है। सरस्वतीके प्रसादसे हो शास्त्रोंका अध्ययन 
होता है और वस्तुतत्त्वकी प्रतीति | आचायंने लिखा है-- 

अपि प्रयाता वशमेकजन्मनि युधेनुचिन्तार्माणकल्पपादपा: | 

फलन्ति हि त्व पुनरत्र वा परे भवे कथ तैरूपमीयसे बुधे” ॥ 

८ अप ९ 
त्वमेव त्तीर्थ शुचिबोधवारिमत्‌ समस्तलोकत्रयशुद्धिका रणम्‌ । 
त्वमेव चानन्दसमुद्रवर्धने मृगाड्धूमूर्ति परमार्थदशिनाम्‌ ॥ 


१६ स्वयस्भूस्तुति--इस प्रकरणमे २४ पद्य है और इनमे क्रमश. २४ 
तीर्थकरोंकी स्तुति की गयी है। 

१७ सुप्रभाताष्टक--इसमे आठ पद्म है। प्रभातकालके होनेपर रात्रिका 
अन्धकार नष्ट हो जाता है ओर सूयंका प्रकाश चारो ओर व्याप्त हो जाता है । 
उस समय जनसमुदायकी निद्रा भग हो जाती है और नेत्र खुल जाते है। ठीक 
इसी प्रकारसे मोहनीयकरमंका क्षय हो जानेसे मोहनिर्मित्त जडत्ता नष्ट हो जाती 
है तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोके निमूंल नष्ट हो जानेसे 
अनन्तज्ञान, दशनका प्रकाश व्याप्त हो जाता है । 


१८. शान्तिनाथस्तोन्न--इसमें ९ पद्योमें तीर्थद्धुर शान्तिनाथकी स्तुति की 
गयी है । प्रसगवश अष्टप्रातिहायोंका भी उल्लेख आया है। 

१५९, जिनपूजाष्टकू--इस प्रकरणमें दश इलोक है और जलचन्दनादि आठ 
द्रव्योके द्वारा जिन-भगवानकी पूजा किये जानेका वर्णन आया है। 

२०. करुणाष्टक - इस प्रकरणमें ८ पद्य है ओर दीनता दिखलाकर जिनेन्द्र- 
देवसे दयाकी याचना करते हुए ससारसे अपने उद्धारकी प्रार्थना की गयी है। 

२० क्रियाकाण्डचूलिका--इस प्रकरणमे १८ इलोक है। आरम्भमें बताया 
है कि जबतक मोक्षके कारणभूत सम्यग्शञान, सम्यग्दर्शन, सम्यकचारित्र प्राप्त 








१. पद्मनन्दिपञ्चविशति, पद्च १५११९ । 
२. वही, १५२४ | 


१३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवार्गपरम्परा 


नही होते तब तक भगवानकी भक्त प्राप्त होती रहे। इस भक्तिके प्रसादसे ही ' 
रत्न-त्रयकी प्राप्ति सम्भव है। रत्नत्रय, मूलगुण और उत्तरगुणोंके सम्बन्धमें जो 
अपराध हुआ है तथा मत्त, वचन, काय, वृत्त, कारित और अनुमोदनासे जो 
प्राणिपीडन हुआ है। तज्जन्य आस्रव आपके चरण-कमलके स्मरणसे मिथ्या हो | 


चिन्तादुष्परिणामसंत्तत्तिवशादुन्मागंगाथागिर: । 
कायात्सवृतिवर्जितादनुचित कर्माजित यन्मया। 
तन्‍्नाश ब्रजतु प्रभो जिनपते त्वत्पादपद्मस्मृते-- 

रेषा मोक्षफलप्रदा किल क्थ नास्मिन्‌ समर्था भवेत्‌" ॥ 

२२ एकत्वभावनादशक--इस प्रकरणमें ११ पद्य है। यह परमज्योति- 
स्वरूपसे प्रसिद्ध और एकत्वरूप अद्वितीय पदको प्राप्त आत्मतत्त्वका विवेचन 
करते हुए यह कहा गया है कि जो इस आत्मतत्त्वको जानता है बह दूसरोंके 
ह्वारा पूजा जाता है, उसका आराध्य फिर अन्य कोई नही होता । उस एकत्वका 
ज्ञान दुर्लभ अवश्य है, पर मुक्तिको वही प्रदान करता है। मुक्तिसुख ही संसारमें 
सर्वश्रेष्ठ है । 

२३ परमार्थविजश्ञति--इस प्रकरणमें २० इलोक है। इसमे भी शुद्ध चेत्तन्य 
निर्विकल्पक आत्मातत्त्वको ही सर्वश्रेष्ठ माना है। निव्चयत' यह आत्मा ज्ञान, 
दर्शन, सुखस्वरूप है। न यह परवस्तुओंका भोक्‍ता है और न कर्त्ता ही। यह 
तो स्वय अपने परिणामोका कर्त्ता और भोवता है। जब अन्तरममे रत्नत्रयका 
प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो ससारके सारे परपदार्थ नि.सार प्रतीत होने 
लगते है। आत्मा कमंफलरूप सुख-दुःखसे पृथक है। 

२४, शरोराष्टक--इस प्रकरणमे ८ पद्म हैं। शरीरकी स्वाभाविक अपविन्रता 
और अस्थिरताको दिखलाते हुए उसे नाड़ीत्रणके समान भयानक और कडवी 
तुम्बीके समान उपयोगके अयोग्य बतलाया है। साथ ही यह भी कहा है कि एक 
ओर मनुष्य जहाँ अनेक पोषक तत्त्वो द्वारा उसका सरक्षण करके उसे स्थिर 
रखनेका प्रयास करते है वही दूसरी ओर वुद्धत्व उन्हे क्रमश” जजंरित करनेमे 
उद्यत रहता है और अन्तमें वही सफल होता है। इस प्रकार शरीरकी अशुचिता 
ओर अनित्यताका वर्णन आया है। 


२५. स्नानाष्टक--इसमें ८ पद्य है। स्वभावत' अपवित्र, मलमूत्र आदिसे 
परिपूर्ण यह जरीर स्नान करनेसे कभी पवित्र नही हो सकता । इसका यथार्थ 
स्थान तो विवेक है जो जीवके चिरसंचित्त मिथ्यात्व आदि रूप अन्तरंग मलको 


१. पर्मनन्दिपवचविश्वति, २ शश्र । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १३९ 


धो देता है। इसके विपरीत्त उस जलके स्नानसे तो प्राणिहिसाजनित केवल 
पापमलका ही संचय होता है। जो शरीर प्रतिदिन स्नान करनेसे भी अपविद्र 
रहता है तथा अनेक सुगन्धित लेपनोंसे लेपित होनेपर भी दुर्गन्धित्त बना 
रहता है, उस शरीरकी शुद्धि जलद्वारा नहीं की जा सकती और न कोई ऐसा 
त्ीथं ही है जिसमें स्नान करनेसे वह पबित्र हो सके। 

२६, बह्माचर्पाष्टक--इस प्रकरणमें ९ पद्म हैं और ब्रह्मचर्यंका महत्त्व प्रति- 
पादित किया गया है। विषयसेबनकी ओर प्रवृत्ति पशुओंकी रहती है, अत: यह्‌ 
पशु कर्म है। जब अपनी स्त्रीके साथ भी विषयसेवन करना निद्य है तब परस्त्री 
या वेश्याके सम्बन्धमे कहना ही क्या ? वस्तुतः यह विषयोपभोग त्तीक्षण कुठार 
है, जिसके सेवनसे सयमरूप वृक्ष निमूंड हो जाता है। आचार्यने बताया है-- 

रतिनिषेधविधौ यततां भवेच्चपलता प्रविह्ाय मन. सदा । 
विषय सौख्यमिदं विषसनिभ कुशलमस्ति न मुक्तवतस्तव' ॥ 


जयसेन प्रथम 
धमंरत्नाकरनामक ग्रन्थके रचयित्ता आचार्य जयसेल लाडबागड सघके 
विद्वान थे। उन्होंने धमंरत्नाकरकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपनी गुरु-परम्परा अकित्त 
की है। इस परम्परामें बताया है कि धर्ंसेनके शिष्य शान्तिषेण, शान्तिषेणके 
गोपसेन, ग्ोपसेनके भावसेन और भावसेनके शिष्य जयसेन थे। इन्होने अपने 
बंशको योगीन्द्रवंश कहा है । प्रशस्तिसे लिखा है-- 
श्रीमान्सो भून्मुनिजननुत्तो धर्मसेनो गणीद्र-- 
स्तस्मिन्‌ रत्नत्रितमसदनीभूतयोगीन्द्रवशे ॥३॥ 
है 0 ९ 
तेभ्यः श्री (तस्माच्छी। आंतिषेण' समजनि सुगुरु. पापधूली-समीर' ॥४॥ 
है न्‍( १4 
वृद्धा च सततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्स तस्मात्‌ ॥५॥ 
हि ट >( 
न ज्ञात. कलिता जगत्सुबलिना श्रीभावसेनस्तत: ॥६॥ 
ततो जात्त: शिष्य. सकल जनतानंदजनक: 
प्रसिद्धसाधूनां जगति जयसेनाल्य इह सः । 


क्ओजिता 5 


१. पशद्मतन्दिपडन्च विशति, २६।८ । 


१४० : तीयंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


इंदं चक्र शास्त्र जिनसमय-साराधं-निचितं 
हितार्थ जतूनां स्वमतिविभवादुगर्व-विकल: ॥७»॥ 
समय-निर्धारण 
धर्मरत्नाकरमें जयसेन प्रथमने उसका रचनाकाल अंकित किया है। सर- 
स्वतीभवन व्यावरकी प्रतिमें रचनाकालका निर्देश करनेवाला निम्नलिखित 
पद्म उपलब्ध होता है-- 
वाणेन्द्रियव्योमसोम-मिते संवत्सरे शुभे (१०५५ 
ग्रन्थोध्यं सिद्धतां यात: सबलीकरहाटके | 
अर्थात्‌ वि० सं० १०५५ में सबलीकरहाटक नामक स्थानमें धर्म रत्नाकरफी 
| का हुईं है। अत जयसेन प्रथमके समयके सम्बन्धमें किसी भी प्रकारका 
विवाद नहों है । 


जयसेनने धर्म रत्नाक रमें आचार्य अमृतचन्द्रसूरिके पुरुषार्थंसिद्धथुपाय तथा 
सोमदेवसूरिके उपासकाध्ययनसे अनेक पद्म उद्धृत किये हैं। यशस्तिलूकचम्पूकी 
अन्तिम प्रशस्तिके आवारपर सोमदेवका समय वि० सं० १०१६ है ओर अमृतचन्द्र 
आचार्यका विक्रमकी दशम शताब्दीका तृतीय चरण है। धम्मरत्नाकरमें तत्त्वानु- 
शासनका भी एक पद्म उद्धृत है। अतएवं जयसेनका समय रामसेनके समकालीन 
अथवा दो-चार वर्ष पद्चात्‌ ही होना चाहिये । धमंरत्नाकरके उल्लेखोंके आधार 
पर आचायं अमृतचन्द्र और तत्त्वानुशासनका समय विक्रमकी ११वीं शतीका 
प्रथम चरण सम्भव है । अतएवं धमंरत्नाकरमें जो उसका रचनाकाल बि० स० 
१०५५ दिया गया है उसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती है। 


रचना 
आचार्य जयसेन प्रथमकी एक ही रचना प्राप्त है, धमंरत्नाकर | इस ग्रन्थ 
का विषय नामानुसार आचार ओर तत्त्वज्ञानसे सम्बद्ध है। ग्रन्थ अवसरोंमें 
विभक्‍त है और समस्त विषयोका समावेश बीस अवसरोमे किया गया है। ग्रन्थ- 
के अन्तिम अवसरमे लिखा है-- 
यस्या नेवोपमानं किमपि हि सकलद्योत्तकेषु प्रतक्यं-- 
मंत्येनकेन नित्य इलथयति सकल वस्तुतत्त्वं विवद्ष्यं । 
अन्येनान्त्येन नीति जिनपतिमहितां संविक्षंत्यजस्र , 
गोपी मथानवद्या जगति विजयतां सा सखी मुक्तिलद्ष्म्या: ॥६६॥ 
इतिश्रीसूरिश्रीजयसेनविरचिते धर्मरत्नाकरे उक्ताश्नुक्तशेषविशेषसूचको 
विशतितमोजवसर: । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्ग : १४१ 


धर्मरत्नाकरमें रत्नत्रय, श्रावकके द्वादशब्रत, सप्ततत्त्व आदिका विस्तृत 


वर्णन आया है। 
जयसेन द्वितीय 
आचाय॑ जयमेन द्वितीय भी अमृतचन्द्रसूरिके समान कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके 
टीकाकार हैं। इन्होने समयसारकी टीकामें अमृतचन्द्रके नामका उल्लेख किया 
है और उनकी टीकाके कतिपय पद्म भी यथास्थान उद्घुत किये हैं। अत्त: यह 
निश्चित है कि जयसेनके समक्ष अमृतचन्द्र सूरिकी टीका विद्यमान थी, पर 
शेली और अर्थकी हष्टिसे उनकी यह टीका अमृतचन्द्रसूरिकी अपेक्षा भिन्न है। 
प्रवचनसारकी टीकाके अन्तमें आठ पद्योंमे एक प्रशस्ति दी गयी है। इस 
प्रशस्तिमें गुरुपरम्पराका परिचय निम्न प्रकार आया है-- 
ततः श्रीसोमसेनो 5भूदूगणी गुणगणाश्रय' । 
तद्विनेयोस्ति यस्तस्मै जयसेनतपोभूते ॥ 
णीघत्र बभूव मालुसाधु: सदा धर्मरतो वदान्यः। 
सूनुसतत' साधुमहीपतियंस्तस्मादयं चारुभटस्तनूज' ॥ 
यः संत्ततं सर्वविदः सपर्यामायंक्रमाराधनया करोति। 
स श्रेयसे प्राभृतनामग्रन्थपुष्टात्‌ पितुर्भक्तिविलोपभीरु:' ॥ 
अर्थात्‌ मूलसघके निर्ग्रन्थ तपस्वी वीरसेनाचायं हुए। उनके शिष्य अनेक 
गुणोके धारी आचाये सोमसेन हुए और उनके शिष्य आचाय॑ जयसेन हुण। 
सदा धमंमे रत प्रसिद्ध मालु नामके साधु हुए हैं। उनका पुत्र साधु महीपति 
हुआ है। उनसे यह चारुभट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सर्वज्ञकी पूजा तथा 
सदा आचायेके चरणोंकी आराधनापूर्वक सेवा करता है। उस चारुभट अर्थात्‌ 
जयसेनाचायंने अपने पिताकी भक्तिके विलोप होनेसे भयभीत हो इस प्राभृत- 
नामक ग्रन्थकी टीका की है । 
श्रीमान्‌ तिभुवनचन्द्र गुरुको नमस्कार करता हूँ जो आत्माके भावरूपी 
जलको बढानेके लिए चन्द्रमाके तुल्य है और कामदेव नामक प्रबल महापर्वतके 
सैकडों टुकडे करने वाले है । 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि जयसेनाचायंके गुरका नाम सोमसेन और दादा- 
गुरुका नाम वीरसेन था। इन्होने त्रिभुवनचन्द्र गुरको भी नमस्कार किया है, 
पर प्रशस्तिसे यह ज्ञात नही होता कि ये त्रिभुवनचन्द्र कौन है ? इतना स्पष्ट 
है कि जयसेनाचायं सेनगणान्वयी है | इन्होंने अन्य किसी टीकामें अपना परि- 
चय नहीं दिया है। 


१. प्रवचनसार, जयसेनटीकाकी प्रशस्ति, पद्म ३, ४, ५ । 


१४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्रपरम्परा 


जयसेनाचार्यने अपनी टीकाओंमें अनेक इलोक और गाथाएँ अन्य भ्रन्थोंसे 
उद्घुत की हैं। इन इलोकों ओर गाथाओंकी परीक्षा करनेसे जयसेनाचार्यके समय- 
पर प्रकाश पडता है। उद्घृत समस्त पद्मयोंकी छान-बीन करना तो शक्य नहीं, 
पर उन्होंने द्रव्यसंग्रह, तत्त्वानुशासन, चारित्रसार, त्रिलोकसार और लोक- 
विभाग प्रभृति भ्रन्थोंका उल्लेंख किया है। चारित्रसारके रचयिता चामुण्डराय 
हैं और इन्हीके समकालीन आचार्य नेमचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने त्रिलोकसारकी 
रचना की है। चामुण्डरायने अपना चामुण्डपुराण शक सवत्‌ ९०० ( ई० सन्‌ 
९७८ ) में समाप्त किया है। अत' निश्चित है कि जयसेन ई० सन्‌ ९७८ के 
पश्चात्‌ ही हुए हैं। उनके समयकी यह सीमा पूर्वार््ध सीमाके रूपमें मानी जा 
सकती है! 

जयसेनने पञ्चास्तिकाथकी टीका ( पृ० ८ ) में वीरनन्दिके आचारसार' 
( ४॥९.५-९६ ) के दो पद्य उद्धृत किये है। कर्नाटककंविचरितेके अनुसार इन 
बीरनन्दिने अपने आवारसारपर एक कन्नड-टीका शक संवत्‌ १०७६ ( ई० सन्‌ 
११५४ ) में लिखी है । अत' जयसेन ई० सन्‌ ११५४ के परचात््‌ ही हुए होंगे । 

डॉ० ए० एन० उपाध्येने लिखा है कि नयकीतिके शिष्य बालचन्द्रने कुन्द- 
कुन्दके तीनों प्राभ्तोपर कन्नडमे टीका लिखी है और उनकी टीकाका मूलाधार 
जयसेनकी टीकाएँ है। इनकी टीवाका रचनाकाल ई० सन्‌ की १३वीं शत्ताब्दी- 
का प्रथम चरण' है। अत' जयसेनका समय इससे पूर्व ई० सन्‌की ११वीं शता- 
ब्दीका उत्तरा्ध या १२वीं शरताब्दीका पूर्वार्ध माना जा सकता है। 
रचना-परिचय है 

जयसेनाचार्यने कुन्दकुन्दके समयसार, प्रवचनसार और पञ्चास्तिकाय इन 
तीनो ग्रन्थोंपर अपनी टीकाएँ लिखी हैं। इन्होंने आचार्य अमृत्तचन्द्र द्वारा की 
गयी टीकासे भिन्‍न शेलीमें अपनी टीका लिखी है। अमृतचन्द्रने समयसारमे 
जहाँ ४१५ गाथाओंपर टीकाएँ लिखी है, वहाँ जयसेनाचार्यने ४४५ गाथाओंपर | 
इनकी टीकाओंकी यह प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक गाथाके पदोका शब्दार्थ 
पहले स्पष्ट करते हैं, तदनन्तर “अयमत्राभिप्राय'” आदि लिखकर उसका स्पष्टी- 
करण करते है। इनकी टीकाओंका नाम तात्पय॑वृत्ति है। शब्दश: समस्त मूल- 
प्रन्थ टीकामे समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त अनेक उद्धरण भी टीकामें दिये 
हैं । इससे इनकी अध्ययनणीलता व्यक्त होती है। समयसारकी टीकामें सिद्ध- 
भक्ति, मूलाचार, परमात्मप्रकाश, गोम्मटसार आदि ग्रन्थोंके उद्धरण उपलब्ध 
हैं। प्रववचनसारकी टीका आरम्भ करते हुए बताया है कि मध्यमरुचिधारी 


१. प्रवचनसार, प्रस्तावना, पु० १०४ | 


प्रब॒ुडाचार्स एवं परम्परापोषकालार्स * १४३ 


दिष्यकों समझानेके लिए मुख्य तथा गौणरूपसे अन्तरंगतत्त्व और बाह्मतत्त्व 
इनके वर्णन करनेके लिए १०१ गाथाओं में ज्ञानाधिकार कहेंगे। तदनन्तर ११३ 
गाथाओंमें दर्शताधिकार और ९७ गाथाओंमें चारित्राधिकारका वर्णन किया 
जायगा। इस तरह समुदायसे ३११ सूत्रों द्वारा ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप 
तीन महाधिकार हैं। अथवा टीकाके अभिप्रायसे सम्यकज्ञान, ज्ेय और चारित्रा- 
घधिकार चूलिकासहित तीन अधिकार हैं। उत्थानिकामें बताया है--अथ 
कश्चिदासन्तभव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्तिसमुत्पन्नपरमानन्देकलक्षण- 
सुखामृतविपरीतचतुर्गतिससारदु'खभयभीत: समुत्पन्नपरमभेदविज्ञानप्रकाशाति- 
शयः, समस्तदुनंयेकान्तनिराकृतदुराग्रह:, परित्यक्तसमस्तगत्रुमित्रादिपक्षपाते- 
नात्यन्तमध्यस्थो भृत्वा धर्मार्थकामेभ्य” सारभूतामत्यन्तात्महितामविनव्वरां 
पञ्चपरमेष्ठिप्रासादोत्पन्ना मुक्तिश्रियमुपादेयत्वेन स्वीकुर्वाण' श्रीवर्धभानस्वामि- 
तीर्थकरपरमदेवप्रमुखात्‌ भगवत'  पञ्चपरमेष्ठिनो द्व्यभावनमस्काराभ्यां 
प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञां करोति”-- 

निकटभव्य शिवकुमारको सम्बोधित करनेके लिए कुन्दकुन्दाचायने यह 
ग्रन्थ रचा है। वे श्रीकुन्दकुन्दाचार्य स्वसवेदनसे उत्पन्न होनेवाले परमानन्दमय 
एक लक्षणके धारी सुखरूपी अमृतके विपरीत, चार गतिमय ससारके दुःखोसे 
भयभीत थे, जिनमे परम भेदज्ञानके द्वारा अनेकान्तके प्रकाशकका माहात्म्य 
उत्पन्त हो गया था, जिन्होने समस्त दुर्नयोंके एकान्तका हठ दूर कर दिया था, 
तथा जिन्होंने समस्त गत्रु-मित्र आदिका पक्षपात छोडकर और अत्यन्त मध्यर . 
होकर धर्म, अं, काम पुरुषार्थोकी अपेक्षा अत्यन्त सार और आत्महितकारी 
एवं अविनाणी तथा पञ्चपरमेष्ठीके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले मोक्षलक्ष्मीरूपी 
पुरुषार्थंथो अगीकार किया था। वे श्रीवर्धभानस्वामी तीर्थंकर परमदेवको 
आदि लेकर भगवान्‌ पञ्चपरमेष्ठियोंको द्रव्य और भाव नमस्कार करते है । 

इस उत्थानिकासे यह स्पष्ट है कि किसी शिवकुमारको सम्बोधित करनेके 
लिए वुन्दकुन्दाचार्यने यह ग्रन्थ लिखा है। टीकाकार जयसेनने प्रवचनसारके 
तीनो अधिका रोंकी व्याख्या की है। इसी प्रकार समयसार और पड्चास्तिकाय- 
की तात्पयंबुत्ति भी लिखी है। इनकी टीकाशेलीकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न 
प्रकार हैं-- 


१ समस्त पदोंका व्याख्यान । 
२ आशयका स्पष्टीकरण । 
३. व्याख्यामे निश्वयनयके साथ व्यवहारनयका भी अवलम्बन। 


१ प्रवचनसार, उत्थानिका दीका, शान्ति वीर दिगम्बर जैन प्रकाशन, पृ०५। 


१४४ : तीथंकर भहावीर और उनकी आचार्यण्रम्परा 


४ व्याल्यानकी पुष्टिके हैतु उद्धरणोंका प्रस्तुतीकरण । 

५ पारिभाषिक शब्दोंका स्पष्टीकरण । 

यहाँ उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, जिनसे व्यवहार और 
निदचय समल्वित इनकी व्याख्या-शैलीका परिज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा-- 
“यथा स्फटिकमणिविशेषों निमंलो5पि जपापुष्पादिरक्तक्ृष्णश्वेतोपाधिवशेन रक्त- 
कृष्णश्वेतवर्णो भवत्ति, तथा5य जीव: स्वभावेन शुद्धवुद्धेकस्वरूपो5पि व्यवहारेण 
गृहस्थापेक्षया यथासम्भवं॑ सरागसम्यक्त्वपूर्वंकंदान-पूजादिशुभानुष्ठानेन, तपो- 
धनापेक्षया तु मूलोत्त रगुणादिशुभानुष्ठानेन परिणत: शुभो ज्ञातव्य इत्ति। 
मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद-कषाय-योगपज्न्चप्रत्ययरूपाशुभोपयोगेनाशुभो विज्ञेय: | 
निशचयरत्नवयात्मकशुद्धोपयोगेन परिणत जुद्धों ज्ञातव्य इति। किच जीवस्या- 
संख्येयलोकमात्रपरिणामा' सिद्धान्ते मध्यमप्रतिपत्त्या मिथ्याहष्ट्यादिचतु्दश- 
गुणस्थानरूपेण कथिता' । अथ प्राभृतशास्त्रे तान्येव गुणस्थानानि सक्षेपेण शुभा- 
शुभशुद्धोपयोगरूपेण कथितानि' ।” 


अर्थात्‌, जिस प्रकार स्फटिकमणिका पत्थर निर्मल होनेपर भी जपापुष्पादि 
रक्त, कृष्ण, श्वेत उपाधिके वशसे लाल, काला, श्वेत, रंगरूप परिणमन करता 
है, उसी तरह यह जीव स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव होनेपर भी व्यवहार- 
नयकी अपेक्षा गृहस्थके रागसहित सम्यक्‍त्वपुबंक दान-पूजा आदि शुभ कार्योको 
करता है तथा मुनिधर्मके मूलगुण और उत्तरगुणोंका अच्छी तरह पालन करता 
हुआ परिणामोको शुभ करता है। मिथ्यादर्शन भाव अविरतिभाव, प्रमादभाव, 
कपायभाव और मन-ववन-काययोगोके हलन-चलनरूप-भाव ऐसे पाँच कारणरूप 
अशुभोपयोगमे वर्तत करता हुआ अशुभ जानने योग्य है। तथा निश्चय रत्नत्रय 
मय शुद्ध उपयोगसे परिणमन करता हुआ शुद्ध जानने योग्य है। आशय यह 
है कि सिद्धान्त मे जीवके असख्यातलोकमात्र परिणाम मध्यम वर्णनकी अपेक्षा 
मिथ्यादर्शंव आदि चोदह गुणस्थानरूपसे कहे गये है। इस प्रवचनसार-प्राभृत- 
गास्त्रमे उन्ही गुणस्थानोंकों सक्षेपसे शुभ-अशुभ तथा शुद्धोपयोगरूप कहा गया 
है। इस प्रकार जयसेनाचायंने व्यवहार और निश्चय दोना ही नयोका आलम्बन 
कर कुन्दकुन्दके तीनो प्राभृत-ग्रन्थोकी व्याख्या की है । 


पद्मप्रभ मलघधारिदेव 


आचार्य कुन्दकुन्दके नियमसारकी तात्पयंवृत्ति नामक टीकाके रचयिता 
पद्मप्रभ मलधारिदेव है। इन्होने अपनेको सुकविजन पयोगमित्र, पज्चेन्द्रि- 





१. प्रवचनसार, ९वीं गाथाकी टीका । 


६० प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १४५ 


प्रसरवर्जित और गात्रमात्रपरिग्रह बताया है। मलधारि यह विशेषण दिगम्बर 
ओर श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके मुनियोंके साथ जुड़ा हुआ मिलता है। 
पदुमप्रभने अपनी गुरुपरम्परा या गण-गच्छका उल्लेख नहीं किया है। पर 
इन्होंने अपनी टीकामे जिन ग्रंथकर्त्ताओं और ग्रन्थोंका उल्लेख किया है उनकी 
सहायतासे इनके समयपर विचार किया जा सकता है । इन्होंने अपनी टीकामें 
समन्तभद्र, पूज्यपाद , योगीन्द्रदेव, विद्यानन्द, गुणभद्र, अमृतचन्द्र, सोमदेव पण्डित, 
बादिराज, महासेन नामके आचार्योका तथा समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्ति- 
काय, उपासकाध्ययन, अमृताशीति, मार्गप्रकाश, प्रवचनसा रव्याख्या, समयसार- 
व्याख्या, पदुमनन्दिपञ्वाविशति, तत्त्वानुशासन, श्रुतबिन्दु नामके ग्रन्थोंका 
उल्लेख किया है | 
मुद्रित नियमसा रकी तात्पयंवृत्तिके पृष्ठ ५१-७३ और ९«में “तथाचोक्‍्तम्‌ 
गुणभद्रस्वामिभि:” कहकर गुणभद्राचायंके प्रन्थोंके उद्धरण दिये है। गुणभद्र- 
स्वामीने अपना उत्तरपुराण शक संवत्‌ ८२० ( ई० ८९८ ) में समाप्त किया था। 
पृष्ठ ८३ पर सोमदेवके यशस्तिलकका एक पद्म उद्धृत मिलता है और यशस्तिलक- 
की समाप्ति शक संवत्त्‌ ८८१ (ई० सन्‌० ९५९ ) में हुई है। टीकाके पृ० ६० 
पर, तथा चोक्‍्त बादिराजदेवे:' लिखकर वादिराजका पद्य दिया है। वादिराजने 
पाद्वंनाथचरितकी समाप्ति शक सम्बत्‌ ९४७ (ई० सन्‌ १०२५ ) में की है। 
अतएव पद्मप्रभ मलधारिदेवका समय ई० सन्‌ १०२५के पश्चात्‌ होना चाहिए। 
पृष्ठ ६१ में टीकाकारने चन्द्रकीति मुनिके मनकी वन्दना की है और पृ० 
१४२ में श्रुतबिन्दु नामक ग्रल्थका एक पद्म उद्धुत किया है। श्रवणवेलगोला- 
की मल्लिषेणप्रशस्तिमें इन्ही चन्द्रकीतिमुनिका स्मरण किया गया है और 
उन्हें श्रुतविन्दुग्नन्थका कर्त्ता भी बताया गया है-- 
विध्व यबश्रुत-बिन्दुनावरुक्धेभाव कुझाग्रीयया 
बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्ध_गणाधीर्वर: | 
शिष्यान्प्रत्यनुकम्पया कृशमतीनेद युगीनान्सुगी- 
स्तं वाचाच्चंत चन्द्रकीत्तिगणिन चन्द्राभ-कीत्ति बुधा* ॥ 
यह अभिलेख फाल्गुन कृष्णा तृततीया शक सवत्‌ १०५० (ई० सन्‌ ११२८) 
का लिखा हुआ है। इस दिन मल्लिषेण मुनिने आराधनापुवंक शरीरत्याग 
किया था। इसमें गोत्तमगणधरसे लेकर उस समय तकके अनेक आचार्यो और 
अंथकर्त्ताओंकी प्रशस्तियाँ दी गयी हैं। यद्यपि इस अभिलेखमें आचार्योका पूर्वा- 
पर सम्बन्ध और गुरु-परम्पराका स्पष्टत: निर्देश नही मिलता है, तो भी अनेक 


१. जैन शिलालेल संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंल्या ५४, पद्म २२। 


१४६ ; तोधंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


नयी सूचनाओंके कारण यह प्रशस्ति अधिक उपादेय है। इसमें श्रृतबिन्दुके कर्ता 
चन्द्रकीत्तिके बाद कर्मप्रकृति भट्ठारक, श्रीपालदेव, उनके दिव्य मतिसागर, 
प्रशिष्य वादिराजसूरि, हेमसेन, दयापाल, श्रीविजय, कमलभद्र, दयापाल, शान्ति- 
देव, गुणसेन, अजित्तसेन और उनके शिष्य मल्लिषेणका उल्लेख आया है। चन्द्र- 
कीति मल्लिषेणकी मृत्युके २५ वर्ष पहले हुए हों, तो इनका समय वि० संबत्‌ 
११०८के आस-पास आता है। अतएवं पद्मप्रभ मलधारिदेवका समय भी ई० सन्‌ 
११०३के पूर्व होना चाहिये । 

नियमसारकी तात्पय॑वृत्तिके प्रारम्भमें और पाँचवें अध्यायके अन्‍्तमें वीर- 
लन्दिमुनिकी वन्दना की गयी है। मद्रास प्राल्तके 'पटशिवपुरम” प्राममें एक 
स्तम्भपर पश्चिमी चालुक्यराजा त्रिभुवनमल्ल सोमेश्वरदेवके समयका शक 
सम्ब॒त्‌ ११०७ का एक अभिलेख है। जबकि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमल्ल, 
भोगदेवचोल्ल हेजरा नगरपर राज्य कर रहे थे। उसीमें यह लिखा है कि जब 
यह जेनमन्दिर बनवाया गया था, तब श्री पद्मप्रभभमलधारिदेव और उनके गुरु 
श्रीवीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान थे। अतएव इन प्रमाणोंके आधारपर 
पद्मप्रभ मलधारिदेवका समय ई० सन्‌ की १२वीं शत्ताब्दी सिद्ध होता है। 

श्री पण्डित नाथूराम प्रेमीका अनुमान है कि पञ्चरविद्यत्तिके कर्त्ता पह्मनन्दि 
पद्मप्रभ मलधारिदेवसे अभिन्न है, क्योंकि दोनोंके गुरु एक हैं। दूसरी बात यह 
है कि एकत्वसप्तति प्रकरणके अनेक पद्म नियमसार-टीकामें उद्धुत मिलते हैं, 
प्र यह अनुमानमात्र ही है। मलधारि पद्मप्रभदेव पद्मनन्दिप>चरविशतिके कर्त्ता 
पद्मनन्दिसे भिन्‍न ही प्रत्तीत होते हैं । 
रचनाएँ 

नियमसारटीकाके साथ पाइ्व॑नाथस्तोत्रकी रचना भी इनके द्वारा की गयी है। 

नियमसारकी टीकामें नियमसारके विषयका ही स्पष्टीकरण किया गया 
है। सिद्धान्तशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान होनेके कारण टीकामे आये हुए विषयोंका 
विद्वद स्पष्टीकरण किया है। 
पाइबेनाथस्तोत्न | 

इस स्तोत्रका दूसरा नाम लक्ष्मीस्तोत्र भी इसमें ५ पद्य हैं। अन्तिम 
पदञ्ममें कविने अपनेको तक, नाटक, व्याकरण और काव्यके कौशलमें विख्यात 
कहा है तथा अन्तमें लेखकने अपना नाम भी दिया है। स्तोन्रमें पाश्व॑ंनाथके 
गुणोंकी चर्चा करते हुए उनके मरुभूति और कमठ भवोंकी ओर भी संकेत किया 
गया है। स्तोत्रमें पाश्वंनाथकी शरीराकृति, गुण उनकी अन्तरंग और बहिरंग 
लक्ष्मीका वर्णन किया गया है। इस स्तोत्रमें अनुप्रास और पदोंकी चारुता 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचाय : १४७ 


अदभुत सौन्दयंका सुजन करती है। यहाँ उदाहरणार्थ एकाध पद्य उद्धृत किया 
जाता है-- 
पल सती सती प्रवृद्धकालो विरतो रतो रतो। 
जरारुजाजन्महता हता हता पाइव फर्णे रामगिरौ गिरौ गिरो ॥ 
हर हर 2९ हक 
विवादिताशेपविधिविधिविधिवंभूव सर्प्यावहरी हरी हरी । 
त्रिज्ञानसज्ञानहरो हरोहरो पार्श्व फणे रामगिरौ गिरी गिरो ॥ 
९ हि २ २ 
श्रीपक्मप्रभदेवनिर्मितमिद स्तोत्र/ जगन्मंगल ॥* 


आचार्य शुभचन्द्र 

आचार्य शुभचन्द्रका ज्ञानाणंव या योगप्रदीपनामक ग्रन्थ प्राप्त है। ये शुभ- 
चन्द्र किस संघ या गण गच्छ थे ओर इनकी क्या गुरुपरम्परा थी, इसके सन्बन्ध- 
मे कुछ भी जानकारी प्राप्त नही होती है। शुभचन्द्र नामके कई आचारय॑ हुए 
है। एक शुभचन्द्रकी चर्चा श्रवणबेलगोलाके ४३वे संख्यक अभिलेखकमे आयी 
है, जो गण्डविमुक्त मलधारिदेवके शिष्य थे और जिनका स्वगंवास शक सं० 
११८० में हुआ था। ह्वित्तीय शुभचन्द्र देवकीतिके शिष्य थे, जिनका स्वरगंवास 
वि० सं० १२२० में हुआ था ओर जिनका निर्देश श्रवणबेलगोलाके ३५०वे अभि- 
लेखमे आया है । 

विश्वभूषण भट्टारकने 'भक्तामरचरित्र' नामक संस्क्ृतग्रन्थकी उत्थानिका 
में शुभचन्द्र और भत्‌ हरिकी एक लम्बी कथा दी है, जिसके अनुसार शुभचन्द्र 
तथा भतृ हरि उज्जयिनीके राजा सिन्धुऊके पुत्र थे और सिन्धुलके पैदा होनेके 
पहले उनके पिता सिहने मुझ्जको एक मूँजके खेततमे पड़े हुए पाकर उसे पाल 
लिया था। सिंहको बहुत दिनो तक सन्तान न हुई, जिससे वह चिल्तित रहने 
लगा। एक दिन मन्त्रीने राजाकी चिन्ताको अवगत कर उसे धर्माराधन करनेका 
परामर्श दिया । राजा सावधान होकर धर्मंक्ृत्योकी सम्पन्न करने लगा | 

एक दिन वह रानी और मन्त्रियोके साथ वन-क्रीड़ाके लिए गया और वहाँ 
मँजके खेतमें पडे हुए एक बालकको पाया। उस बालकको देखते ही राजाके 
हृदयमें प्रेमका सचार हुआ और उसने उठा लिया तथा लाकर रानीको दे दिया 
रानी उस पृत्रको गोदमे बेठाकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। सन्त्रीने राजासे निवेदन 
किया कि नगरमें चलकर रानीको गूढ्गभंवती घोषित किया जाये और पुत्रो- 


१. पाहववनाथस्तोत्र, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, पद्य १,५,९ । 


१४८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


त्सव मनाया जाये । मन्‍्त्रीकी सम्मतिके अनुसार राजानेपुत्रोत्सव सम्पन्न किया । 
सिंहने उस पुत्रका नाम मुञ्ज रखा। मुझ्जने वयस्क होंकर थोडे ही दिलों- 
में सकल शास्त्र और कलाओंका अध्ययन कर लिया। त्दनन्तर महाराजने रत्ना- 
वती नामक कन्याके साथ उसका विवाह कर दिया । कुछ दिनोके अनन्तर महा- 
राज सिंहकी रानीने गर्भ धारण किया और दशम महीनेमे एक पुत्रको जन्म 
दिया, जिसका नाम सिहल (सिन्धुराज) रखा गया। इस पुत्रका भी जन्मोत्सव 
सम्पन्न किया गया तथा वयस्क होनेपर मृगावती नामक राजकन्यासे विवाह 
कर दिया गया। मृगावती कुछ दिनोंमे ग्रभंवती हुई। शुभ मुह॒त्तमे उसने दो 
पुजोको जन्म दिया, जिनमे ज्येष्ठका नाम शुभचन्द्र और कनिष्ठका नाम भरतृहरि 
रखा गया । बचपनसे ही इन बालकोका चित्त तत्त्वज्ञानकी ओर विशेष रूपसे 
आक्ृष्ट था। अतणव बय प्राप्त होनेपर तत्त्वज्ञानमें अच्छी योग्यता प्राप्त 
कर ली । एक दिन मेघोंके पटलको परिवत्तित होते हुए देखकर सिहको वेराग्य 
हो गया और उसने मुझ्ज एवं सिहलको राजनीतिसम्बन्धी शिक्षा देकर जिन- 
दीक्षा ग्रहण कर ली | राजा मुझ्ज अपने भाईके साथ सुखपूर्वक राज्य करने 
लगा । एक दिन मुञ्ज वनक्रीडासे लौट रहा था कि उसने मार्गम एक तेलीको 
कन्धे पर कुदाल रक्‍्खे हुए खड़े देखा, उसे गर्बोन्मत्त देखकर मुञ्जने पूछा --इस 
तरह क्यो खडे हो ? उसने कहा मैने एक अपूर्व विद्या सिद्ध की है, जिसके प्रभाव- 
से मुझमे इतनी शक्ति है कि मुझे कोई परास्त नही कर सकता | यदि आपको 
विश्वास न हो, तो अपने किसी सामन्‍्तकों मेरे इस लौहदण्डकों उखाड़नेका 
आदेश दीजिए । इतना कहकर उसने लौह॒दण्ड भूमिमे गाड दिया । सकेत पाते 
ही सभी सामन्‍्त उस लोहदण्डको उखाड़नेमे प्रवृत्त हुए, पर किसीसे भी न उखड़ 
सका | सामन्तोकी इस असमर्थताकी देखकर शुभचल्द्र और भतृंहरिने मुझजसे 
निवेदन किया, कि यदि आदेश हो, तो हम दोनो इस लौहृदण्डको उखाड सकते 
है। मुञझ्जने उन दोनो बालकोकों समझाया, पर जब अधिक आग्रह देखा तो 
उसने लौहदण्ड उखाड़नेका आदेश दे दिया | उन दोनोने चोटीके बालोका फन्‍्दा 
लगाकर देखते-देखते एक ही झटकेमे लौहदण्डकों निकाल फेंका । चारों ओरसे 
धन्य-धन्यकी ध्वनि गूज उठी । तैली निमंद होकर अपने घर चला गया। 


बालकोके इस अपूर्ब बलक़ो देखकर मुञ्ज आश्चर्यचकित हो गया और 
वह सोचने रूगा कि ये बालक अपूर्व शक्तिशाली हैं और जब ये बडे हो जायेगे, 
तो किसो भी क्षण मुझे राज्यर्नसहासनसे च्यूत कर देंगे, अतएव इनको किसी 
उपायसे मृत्युके मुखमें पहुँचा देना ही राजनीतिज्ञता है। उसने मन्त्रीको बुला- 
कर अपने विचार प्रकट किये और कहा कि ज्ञीक्र ही इन दोनोका वध हो जाना 


प्रबुद्धाचाय एवं परम्परापोषकाचाय : १४९ 


चाहिए । मन्त्रीने राजाको पूर्णतया समझानेका प्रयास किया, पर मु जको मन्त्री- 
की वातलें अच्छी नहीं लगीं । फलत: मन्‍्त्री राजाशा स्वीकार कर चला गया। 

मन्त्रीने एकान्तमे बेठकर उहापोह किया और अन्तमे वह इस निष्कषंपर 
पहुँचा कि कुमारोंको इस समाचारसे अवगत करा देना चाहिए, अन्यथा बड़ा 
भारी अनर्थ हो जायगा । उसने शुभचन्द्र और भतृ हरिको एकान्तमे बुलाया 
और राजाके निनन्‍्द्य विचार कह सुनाये । साथ ही यह भी कहा कि आप लोग 
उज्जयिनी छोड़कर चले जाइये, अन्यथा प्राणरक्षा नही हो सकेगी । 

राजकुमार अपने पिता सिहलके पास गये ओर राजा मुञ्जकी गुप्त मन्त्रणा 
प्रकट कर दी | सिहलको मु»जकी नीचतापर बड़ा क्रोध आया और उसने पुत्रों- 
से कहा मुडज द्वारा षपड्यन्त्र पूरा करनेके पहले ही तुम उसे यमराजके यहाँ पहुँचा 
दो । कुमारोने बहुत विचार किया और वे संसारसे विरक्‍त हो वनकी ओर 
चल पड़े । 

महामति शुभचन्द्रने किसी वनमे जाकर मुनिराजके समक्ष दिगम्बरी दीक्षा 
धारण कर ली और तेरह प्रकारके चारित्रका पालन करते हुए घोर तपरचरण 
करने लगे । पर भतृ्‌ हरि एक कौल तपस्वीके निकट जाकर उसको सेवामे सलूूग्न 
हो गया । उसने जटाएँ बढा ली, तनमे भस्म लगा ली, कमडलु, चिमटा लेकर, 
कन्दमूल भक्षणद्वारा उदरपोषण करने लगा । बारह वर्ष तक भर्तुंहरिने अनेक 
विद्याओकी साधना की | उसने योगी द्वारा शतविद्या और रसतुम्बो प्राप्त की। 
इस रसके ससगंसे ताँबा सुवर्ण हो जाता था। भततृंहरिने स्वतन्त्र स्थानमे रस- 
तुम्बीके प्रभावसे अपना महत्त्व प्रकट किया । 

एक दिन भर्तृंहरिको चिन्ता हुई कि उसका भाई शुभचन्द्र किस स्थित्तिमे 
है। अत उसने अपने एक शिष्यकां उसका समाचार जाननेके लिए भेजा। शिष्य 
जगलोंमे घूमता हुआ उस स्थान पर आया, जहाँ शुभचन्द्र तपस्या कर रहे थे । 
देखा कि उनके शरीर॒पर अगुल भर वस्त्र नही है और न कमण्डलुके अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी परिग्नह ही है । शिष्य दो दिन निवास कर वहांसे लौट आया और 
भतृ हरिको समस्त समाचार आकर सुना दिया। भतृ हरिने अपनी तुबीका 
आधा रस दूसरी तुबीमे निकालकर शिष्यको दिया और कहा कि इसे ले जा- 
कर शुभचन्द्रको दे आओ, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो जाय और वह सुख- 
पूर्वक अपना जीवन यापन करे। जब शिष्य रसतुृबी लेकर मुनिराज शुभचन्द्रके 
समक्ष पहुँचा, तो उन्होंने उसे पत्थरको शिलापर डलवा दिया | 

दिष्यने वापस लौटकर भतृ हरिको रसतु बीकी घटना सुनायी, तो वे स्वय 
भाईकी ममतावश शेष रसतु बीको लेकर शुभचन्द्रके निकट आये। शुभचन्द्रने 


१५० : तीर्थथर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


शेष रसको भी पाषाणलशिलापर डलवा दिया जिससे भत्‌'हरिको बहुत दुःख॑ 
हुआ । शुभचन्द्रने भतृंहरिको समझाते हुए कहा--भाई, यदि सोना बनाना ही 
अभीष्ट था, तो क्यों घर छोड़ा, घरमें क्या सोना-चाँदी, मणि-माणिक्यकी कमी 
थी। इन वस्तुओंकी प्राप्ति तो गृहस्थीमें सुहडम थी। अतः सांसारिक वस्तुओंकी 
प्राप्तिके लिए इत्तना प्रयास करना व्यर्थ है। 
शुभचन्द्रके उपदेशसे भतृहरि भी दीक्षित हो गया। भतृहरिको मुनिमार्ममें 
हढ करने और सच्चे योगका ज्ञान करानेके लिए शुभचन्द्रने योगप्रदीप अथवा 
ज्ञानाणंवकी रचना की | 
उक्त कथामे कितना तथ्यांश है, यह विचारणीय है। कथाके उत्तरा्धमें 
कालिदास, वररुचि, धनञज्जय और मानतु गसूरिकी समकालीनता बतलायी 
गयी है । अतः इसमें ऐतिहासिक तथ्योंका अभाव दिखलायी पड़ता है। 
ज्ञानाणंव'के प्रारम्भमें समन्‍्तभद्र, देवनन्दि, भट्ठटाकलकक और जिनसेनका 
स्मरण किया है । इसमे सबसे अन्तिम जिनसेनस्वामी हैं, जिन्होंने जयधवला 
टीकाका शेषभाग वि० सं० ८९४ में समाप्त किया था। इससे यह स्पष्ट है कि 
शानार्णवकी रचना ही सन्‌ ८३७ के पश्चात्‌ हुई है । 
अब विचार यह करना है कि बस्तुत. ज्ञानाणंवके रचयिता शुभचन्द्राचार्य॑- 
का समय क्या है ? ज्ञानार्णवके गुण-दोषविचारप्रकरणमे निम्नलिखित तीन पद्य 
“उक्तज्च ग्रन्थान्तरे' कहकर उद्धृत किये गये है-- 
ज्ञानहीने क्रिया पुसि पर नारभते फलम्‌ | 
तरोइछायेव कि लभ्या फलश्रीनंष्टहृष्टिभिः ॥ 
ज्ञानं पड़ी क्रिया चान्धे नि:श्रद्धे नार्थकृदद॒यम्र । 
ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा त्रय तत्पदकारणम्‌ । 
हत॑ं ज्ञान क्रियाशून्यं हता चाज्ञानिन: क्रिया । 
धावन्नप्यन्धको नष्ट: पश्यन्नपि च पञ्भुक:'॥ 
ये त्तीनों इलोक यशस्तिलकचम्पूके छठे आध्वासमें ज्यों-के-त्यों रूपमें उप- 
लब्ध होते हैं। इनमें प्रथम दो पद्योंके रचयिता तो यशस्तिलकके कर्त्ता सोमदेव 
हैं और तृतीय पद्य 'उक्‍्तड्च' कहकर उद्धृत किया गया है। यह त्तीसरा पद्य कुछ 
पाठमेदके साथ अकलंकदेवके राजवातिकमें भी पाया जाता है। यशस्तिलककी 
रचना वि० स० १०१६ (ई० सन्‌ ९५९) मे हुई है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
ज्ञानाणंव ई० सन्‌ ९५९ के पदचात्‌ लिखा गया है। ज्ञानणंवमें पुरुषार्थसद्धथु- 
१. शानार्णब, रायचन्द्र शास्त्रमाला, तृतीय संस्करण, सन्‌ १९६१, सर्ग ४, पद्य २७ 
के आगे । 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १५१ 


पायका भी पद्म मिलता है। अतः शुभचन्द्रका समय अमृत्तचन्द्राचाय॑के 
पष्चात है । 

ज्ञानाणंव'की एक प्राचीन प्रति पाटणके “रवेत्तरवसे' नामक द्वेताम्बर जेन 
भण्डारमें विद्यमान है, जिसका लेखनकाऊर वेशाख शुक्ला दशमी वि०्स० १२९४ 
है। श्री नाथूरामजी प्रेमीने इस पाण्डुलिपिकी प्रशस्तिको उद्धृत किया है। 
प्रशस्तिकी महत्त्वपूर्ण पवितयाँ निम्नलिखित है-- 

“इति ज्ञाना्णवे योगप्रदीपाधिकारे पडिताचार्यश्रीशुभचन्द्रविरचित मोक्ष- 
प्रकरणस्‌ । अस्या श्रीमनृपुर्या श्रीमदहंद वचरणकमऊरूचचरीक' सुजनजनहूदय- 
परमानन्दकन्दलीकन्द श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावक 
श्रीनेमिचन्द्रो नामा भृत' | तस्थाखिल-विज्ञानकलाकौशलू-शालिनी सत्ती पत्तिव्रत्तादि- 
गुणगणालंकारभूषित्तणरीरा निजमनोवृत्ति रिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम धमंपत्नी 
संजात्ता । अथ तयो: समासादितधर्मार्थथामफलयो- स्वकुलकुमुदवनचन्द्रलेखा 
निजवश-बेजयन्ती स्वेलक्षणालकृत्तशरीरा जाहिणि-नाम-पुत्रिका समुत्पन्ना ।” 

2 न्‍( 2९ 
रागादिरिपुमल्लाय शुभचन्द्राय योगिने | 
लिखाप्य पुस्तक दत्तमिद ज्ञानाणंवाभिधम्‌ ॥ 

“स॒० १२८४ वर्ष वेशाखसुदी १० शुक्र गोमडले दिगम्बरराजकुल-सहस्र- 
कीत्ति: तस्थार्थे प० केशरिसृुतवीसलेन लिखितमिति”” | 

अर्थात्‌ नुपुरीम अरहन्त भगवान॒के चरण-कमलोका भ्रमर, सज्जनोके हृदय- 
को आनन्द देनेवाला, माथुरसघरूप समुद्रको उल्लसित्त करनेवाला भव्यात्मा 
श्रीनेमचन्द्रनामक परमश्रावक हुआ, जिसकी पत्नीका नाम स्वर्णा था, जो 
अखिल विज्ञान-कलाओमे कुशल, सती, पातित्रत्यादि गुणोसे भूपत और परम 
शीलवती थी। धमं, अथं और कामको सेवन करनेवाले इन दोनोके जाहिणी 
नामक पुत्री हुई, जो अपने कुलरूप कुमुदवनकी चन्द्ररेखा, निजवशकी वेजयन्ती 
और सर्वलक्षणोसे सुशोभित थी । 


इसके पश्चात्‌ इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण और 
श्रीचन्द्र नाम दो सुन्दर गुणी ओर भव्य पुत्र उत्पन्न हुए | अन्तर नेमिचन्द्रकी 
वह पुत्री जाहिणी ससारकी विचित्रता और नरजन्मको निष्फलताकों जानकर 
आत्मशुद्धिके लिए प्रेरित हुई।| उसने मुनियोके चरणोके निकट आधथिकाके ब्रत 
ग्रहण कर लिए और मनकी शुद्धिसे अखण्डित रत्नत्रयको स्वीकार किया। उस 
विरक्‍ताने युवावस्थामें ऐसा कठिन त्पशचरण किया, जिससे सभी उसकी प्रशसा 


१. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम सस्करण, पृ० ४४३-४४४ पर उद्धृत । 


१५२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


करने लगे। इस जाहिणी आयिकाने क्मोके क्षयके लिए यह ज्ञानाणंव नामक 
पुस्तक ध्यान-अध्ययनशाली, तप और शास्त्रके निधान, तत्त्वोंके ज्ञाता और 
रागादिरिपुओको पराजित करनेवाले मल्ल जैसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दो। 

वेशाख सुदी दशमी शुक्रवार वि०सं० १२८४ को भोमण्डल (काठियावाड़) मे 
कं राजकुल ( भट्टठारक ) सहस्नकीत्तिके लिए प० केसरीके पुत्र बीसल- 

सी । 

प्रशस्तिके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थमें लिपिकर्त्ताओकी 
दो प्रशस्तियों है। प्रथम प्रशस्तिमें तो लिपिकर्त्ताका नाम और लिपि करनेका 
समय नही दिया है। केवल लिपि करानेवाली जाहिणीका परिचय ओर जिन्हे 
प्रति भेंट की गयो है उनका नाम दिया है। श्री प्रेमोजीका अनुमान है कि आयिका 
जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखायी होगी उसका नाम और समय भी 
अन्तमे अवश्य दिया गया होगा । परन्तु दूसरे लेखकने उक्त पहली प्रतिका वह 
अश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना नाम एव समय अन्‍्तमें 
जोड दिया होगा । इस दूसरी प्रतिके लेखक पण्डित केसरीके पुत्र बीसल है और 
उन्होने गोमण्डलमे सहस्रकीतिके लिए इसे लिखा था, जबकि पहली प्रति 
नृपुरीम शुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गयी थी। 

दूसरी प्रतिका रुंखनकाल वि० १२८४ है, तब पहली प्रतिका इससे पहले 
लेखनकाल रहा होगा। श्री प्रेमीजीने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिका 
लेखनस्थान नृपुरी ग्वालियरका नरवर सम्भव है। नृपुरसे नरपुर, नरपुरसे 
नरउर और नरउरसे नरवरका होना सम्भव है। अत' पाटनकी इस प्रत्तिके 
आधार पर ज्ञानार्णवकी रचना वि०स० १२८४के पूर्व अवश्य हुई है। अतएव 
सोमदेवके पदचात्‌ और हेमचन्द्रके पूर्व शुभचन्द्रका समय होना चाहिये | हेम- 
चन्द्रके योगशास्त्रपर ज्ञानाणंवका पर्याप्त प्रभाव दिखलायी पडता है। कई 
पद्म त्तो प्राय. ज्यो-के-त्यों मिलते-जुलते हैं, दो चार शब्दोमे ही भिन्‍नता है। 
अत्तएव हमारा अनुमान है कि शुभचन्द्रका समय वि०स० की ११वीं शती होना 
चाहिये । इससे भोज और मृजकी समकालीनता भी घटित हो जाती है। 
रचना-परिचय 


शुभचन्द्रकी एकमात्र रचना “ज्ञानाणंव” उपलब्ध है। महाकाव्यके समान 
लेखकने इसके विपयका भी सर्गोमें विभाजन किया है। समस्त ग्रन्थ ४२ सर्गोंसे 
विभकत है। ग्रन्थरचयिताने अन्तमें इस ग्रन्थका महत्त्व अंकित किया है-- 
इति जिनपतिसृत्रात्सारमुद्धत्यः किड्चित्‌ 
स्वमतिविभवयोग्यं ध्यानशास्त्रं प्रणीत्तम्‌ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १५३ 


विवुधमुनिमनीषाम्भोधिचन्द्रायमाणं 
चरतु भुवि विभूत्ये यावदद्रीन्द्रचन्द्र: ॥ 
जञानाणंवस्य माहात्म्यं चिते को वेत्ति तत्त्वतः। 
यज्जञानात्तीयंते भव्येदु स्तरोषपि भवाणंव: ॥ 
प्रथम सगंमें ४९, पद्य हैं ओर महाकाव्यके समान सज्जन-प्रशंसा की गयी 
है। आरम्भके सात पद्य नमस्कारात्मक हैं। ८वे पद्यमें सत्पुरुषोंकी वाणीकी 
प्रशंसा की है-- 
प्रवोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च। 
सम्यक्तत्त्वोपदेशाय सता सूक्ति' प्रवत्तंते' ॥ 
अर्थात्‌ सत्पुरुषोंकी उत्तम वाणी जीवोंके प्रकृष्टज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता 
और सम्यक्‌ प्रकारसे तत्त्वके उपदेश देनेमे समर्थ होती है। इसी वाणीसे भेद- 
विज्ञान, ध्यान, त्प आदिकी सिद्धि होती है। कविने समन्‍्तभद्र, भट्टाकलूंक 
आदिका स्मरण भी किया है। उसने कुशास्त्रके पढनेका निषेध किया है और 
बतलाया है कि भिथ्यात्वका सम्वरद्धंन करनेवाला शास्त्र स्वाध्याय करने योग्य 
नही है। जिस शास्त्रके अध्ययन करनेसे राग-देष, मोह, क्षीण हो, वही शास्त्र 
उपादेय है। यह आत्मा महामोहसे कलकी और मलोन है। अतः जिससे यह 
शुद्ध हो, वही अपना हित्त है, वही अपना घर है, वही परम ज्योतिका प्रकाश है। 
इस जगत्‌को भयानक कालरूपी सर्पसे शकित देखकर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान 
और मिथ्याचरणके समूहको छोड़ निजस्वरूपके ध्यानमे लवलीन हो जानेवाले 
धन्य हैं। जिन्‍्होने इन्द्रयोकी अधीनताका त्याग कर दिया है, वे ही वास्तविक 
सुखको प्राप्त होते है। ससार-अ्रमणसे विश्रात्त और मोहरूपी निद्रासे ग्रस्त 
व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञानको भूल जाता है। जो सत्पुरुष ज्ञानावरण, दरशशंना- 
वरण कर्म, मिथ्याज्ञान तथा कषायके विषसे मूच्छित नही है, वे ही शान्तभावको 
प्राप्त होते हैं। अनादिकाऊसे लगी हुई यह कमं-कालिमा बडे पुरुषार्थसे दूर की 
जाती है। अतः यह कमंकालुष्य जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सके, उस उपाय- 
का अवलम्बन लेना चाहिये | मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुलंभ है तथा साधन-सामग्री 
और 2: है, अतएव विचारशील व्यक्तिको रत्नत्रय और रागद्वेषाभावको 
प्राप्त क प्रयास करना चाहिये | 
द्वित्तीय सगंमे १२ भावनाओका वर्णन आया है। इसमे ७+४७+ १९ + 
१७+११+१२+ १३२+१०७+१२+९+ २३+७+ १३+ ३5 २०३ पद्य हैं। 


१ ज्ञानार्णव, रायचन्द्र शास्त्रमाला, द्वितीय संस्करण, ४२।८७-८८ । 


३. वही, १।८ । 
१५४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


अनित्य भावनामें ४७ पद्य हैं, इसमें इन्द्रियजल्य सुल और सांसारिकविभूतिको 
क्षणविध्बंसी बतलाया है। यह शरीर रोगोंका घर है, यौवन बुढापेसे युक्त है, 
जीवन विनाशशील है। संसारमें जो भी वैभव प्राप्त हुआ है, वह पुण्यके उदयसे 
है। पुष्य क्षीप होनेपर सारी सम्पत्ति और सुख बिलीन हो जाते हैं। जीव 
अज्ञानतवश ही संसारके सुखोंको वास्तविक समझता है, जो इस क्षणिक जीवन- 
को प्राप्त कर अहंकार करता है या इसके निमित्त विविध प्रकारकी सामग्रीका 
संचय करता है, वह अन्ध व्यक्तिके समान ससारसे उत्तीर्ण होनेका मार्ग प्राप्त 
नहीं कर पाता है। जिस प्रकार सध्या समय नाना देशोंसे आकर पक्षी एक ही 
वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रात:काल होते ही वे यथास्थान चले जाते है, उसी 
प्रकार आयुके सद्भावमे पुण्ययोगसे सभो कुटुम्बी एक साथ रहते हैं और आयु- 
के समाप्त होते ही विभिन्‍न योनियोंमे जन्म ग्रहण करते है। प्रात'कालके समय 
जिस घरमें आनन्दोत्साहके साथ सुन्दर मांगलिक गीत गाये जाते हैं, मध्याह्के 
समय उस ही घरमे दुःखके साथ रोदन सुनायी पडता है। प्रभातकालके समय 
जहाँ राज्याभिषेककी शोभा देखी जात्ती है, उसी दिन उस राजाकी चित्तासे 
धुआँ निकलता हुआ भी दिखलाई पड़ता है। यह ससारकी विचित्रता है। इस 
प्रकार संसारकी अनित्यताका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 
गगननगरकल्प सद्भुम वल्लभानाम्‌॒ 
जलदपटलतुल्य यौवन वा घन वा। 
सुजनसुतशरीरादीनि विद्युच्चलानि 
क्षणिकमित्ति समस्त विद्धि ससारवृत्तम! ॥ 


अर्थात्‌, प्रिय वल्लभाओंका सद्भम आकाशमे देवोंके द्वारा रचित नगरके 
समान क्षणविध्वसी है। यौवन और घन जलदपटलके समान विनादशशील हैं । 
स्वजन, परिवारके लोग, पुत्र, शरीरादिक विद्युतके समान चञ्चल है। इस प्रकार 
इस जगतकी अवस्था अनित्य है, जो इसमे नित्यबुद्धि करता है, वह भ्रममें है। 

इस समंकी द्वितीय भावना अशरणभावना है। इसमें १५ पद्य है। मरते 
समय इस जीवका कोई भी शरण नही है। जिस प्रकार सिंहके पञ्जेमें फेंसे हुए 
हिरणको कोई भी नही बचा सकता है, उसी प्रकार मृत्युसे कोई रक्षा करने 
वाला नही है। अनादिकालसे बड़े-बडे शक्तिशाली शलाकापुरुष भी काल- 
कवलित हुए है, तब साधारण व्यक्तियोंकी बात ही कया ? मृत्युके लिए न कोई 
बाल है, न कोई वृद्ध है और न कोई युवा है। वह सभीको समान रूपसे नष्ट 
करती है। अत: जो इस असार संसारमें रहकर चिरन्तन जीवनकी आकांक्षा 


१. शानाणणंव, सर्ग २, अनित्यभावना, पद्म ४७ । 


प्रबुद्धाचा्य एवं परम्परापोषराचार्य : १५५ 


करता है, वह व्यक्ति भ्रममें है। रुद्र, दिग्गज, देव, देत्य, विद्याघर, जलदेवता, 
गृह, व्यन्तर, दिकृपाल, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, धरणोन्द्र, चक्रवर्ती, 
पवनदेव, स्‌र्यादि, ज्योत्तिषी देव, बलिष्ट देहधारी सब मिलकर भी मृत्युसे एक 
क्षण भी रक्षा नही कर सकते । पाताललोक, ब्रह्मलोक, इन्द्रभवन, समुद्रततट, 
वन-पर्बत आदि किसी भी स्थानमे मुत्युसे रक्षा नही हो सकती है। 

ससार-भावनामें १७ पद्य हैं। इसमें चारो गतियोके प्राणियोंके दूु खोंका 
वर्णन किया गया है। नरक, तियंञ्च, मनुष्य और देव इन चारो गतियोंमेंसे 
किसी भी गतिमे सुख-शान्ति नहीं है। यह जीव ससारमे अनादिकालसे त्रस, 
स्थावर योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ समस्त जीवबोके साथ पिता, पुत्र, भ्राता, 
माता, पुत्री आदि सम्बन्ध अनेक बार प्राप्त करते है। ऐसा कोई भी ससारका 
प्राणी नही है, जिसके साथ हमारा कभी-त-कभीका सम्बन्ध न हुआ हो । इस 
ससारमे प्राणीकी माता मरकर पुत्री हो जाती है और बहन मरकर स्त्री हो 
जाती है, फिर वही स्त्री मरकर पुत्री हो जाती है । इसी प्रकार पिता मरकर पुत्र 
हो जाता है । फिर वही मरकर पुत्रका पुत्र हो जाता है। इस प्रकार इस ससार- 
में रागभावके कारण विभिन्‍न सम्बन्धोका सुजन होत्ता है। ससारका कारण 
अज्ञानभाव है। अज्ञानभावसे परद्रव्योंम मोह तथा राग-द्वेंषकी प्रवृत्ति होतो है। 
राग-द्वेषकी प्रवृत्तिसे कमंबन्ध होता है और कमंबन्धका फल चारो गतियोमे 
परिभ्रमण करना है। यहाँ कायं और कारण दोनोको ही ससार बत्ताया है। 

एकत्व-भावनामें ११ पद्म है। निश्चयसे तो आत्मा अनन्तज्ञानादिस्वरूप 
एक ही है, पर ससारमे जो अनेक अवस्थाएँ होत्ती है, वे कमेंके निमित्तसे है। 
उनमे भी आप अकेला ही है, दूसरा कोई साथी नही । 


अन्यत्व-भावनामें १२ पद्म है। यह आत्मा अनादिकालसे परपदार्थोंको 
अपना मानकर उनमे रमता है। इसी कारणसे ससारमे भ्रमण किया करता 
है। अतएवं परभावोसे भिन्‍त अपने चेत्तन्यभावोमे लीन होकर मुक्तिके प्राप्त 
क्रनेका प्रयास करना चाहिये। इस लोकमे समस्त द्रव्य अपनी-अपनी सत्ताको 
लिये भिन्‍न-भिन्‍न है । कोई भी किसीमे मिलता नही है और परस्पर निमित्त- 
नेमित्तिकभावस कुछ कार्य होता है। उसके भ्रमसे यह प्राणी परमे अहकार, 
मसकार करता है। अतएवं अपने स्वरूपको अन्य पदार्थोसि भिन्‍्न समझकर 
निजरूपका अनुभव करनेमे प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है। 

अशुचि-भावनामे १३ पद्य है। आत्मा निर्मल है, अमूर्तिक है । अत्तएव उसमे 
किसी प्रकारका मल नही लगता है। पर कर्मोके निमित्तसे जो इसके शरीरका 
सम्बन्ध है उसे यह अज्ञानसे अपना मानकर अपनेको मलरूप समझता है। यह 


१५६ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


शरीर सभी प्रकारसे अपवित्रताका घर है कपुूंर, केशर, अगर, कस्तूरी, हरि- 
चन्दनादि सुन्दर पदार्थोको भी यह शरीर संसर्गंसात्रसे अशुद्ध कर दंता है। 
अतएव इस शरीरको अशुद्धिका भण्डार समझकर निजात्माकी प्रतीति करना 
चाहिये । 

आख्रव-भावनामे ९ पद्य है। बताया है कि यह आत्मा शुद्ध निश्वयनयकी 
दष्टिसे तो आख्रवसे रहित केवलज्ञानरूप है, तो भी अनादिकमंके सम्बन्धसे 
मिथ्यात्वादिपरिणामरूप परिणमता है। अतएवं नवीन कर्मोका आख्रवकर्त्ता 
है। जब उन मिथ्यात्वादिपरिणामोसे निवृत्ति प्राप्त कर अपने स्वरूपका ध्यान 
करे, तब कर्माख्रवोंस रहित हो मुक्तिकौ ओर अग्रसर होता है। 


संवर-भावनामे १२ पद्म है। समस्त कल्पनाओंके जाऊको छोडकर अपने 
स्वरूपमें मनको निःचल करना ही सवर-भावना है। यह आत्मा अनादिकालसे 
अपने स्वरूपको भूल रही है, इस कारण आख्नरवरूप भावोसे कर्मको बाँधती है 
और जब यह अपने स्वरूपको जानकर उसमें लीन होती है, तब यह सवररूप 
होकर आगामी करमंबन्धकों रोकती है और पूर्व कर्मोकी निर्जरा होनेपर 
मुक्‍त हो जाती है। सवरके बाह्यकारण समित्ति, गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परिषह- 
जयोका अभ्यास करना है। 

निर्जरा-भावनामें ९ पद्म है। इसमे आत्मा ओर कमंका सम्त्रन्ध अनादि- 
कालसे है। काललब्धिके निमित्तसे यह आत्मा जब अपने स्वरूपको सम्हारू 
तपठचरण करके ध्यानमे लीन हो जाती है तब संचित कर्मोकी निर्जरा होती है 
और जब यह आगामी नये कर्म न बाँधे और पुराने कर्मोकी निर्जरा करे तब 
मोक्षकी प्राप्ति होती है ! 

धमं-भावनामे २३ पद्य हैं। इसमे आचार्यने धमंके स्वरूपका और उसके 
महत्त्वका प्रतिपादन किया है। धर्मं चार प्रकारका है--१. वस्तुस्वभावस्वरूप, 
२ उत्तमक्षमादिदशरूप, ३ रत्नत्रयरूप और ४ दयामयरूप । नि३चय-व्यव- 
हारनयसे साथन किया हुआ यह धर्म एकरूप तथा अनेकरूप सबता है। व्यव- 
हारनयकी प्रधानतासे धर्मका स्वरूप, महिमा और फल आदिका भी निरूपण 
किया है । 

लोक-भावनामें ७ पद्म है। यह लोक जीवादिक द्रव्योंकी रचना है। जो 
अपने-अपने स्वभावको लिये हुए भिन्‍न-भिन्‍न रूपमें रहते हैं, उनमें एक आत्म- 
द्रव्य भी है। उसका यथार्थस्वरूप रत्नत्रय है। अत्तएब जो आत्मतत्त्वकी 
साधना करना चाहता है उसे समस्त द्रव्योंके यथार्थस्वरूपको समझकर लोकके 
चिन्तन हारा आत्मजागरण करना चाहिये । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य * १५७ 


बोधिदुल्लभ-भावनामें १३ पद्य हैं। इस भावनामें बोधि--रत्नत्रयकी प्राप्ति 
दुर्लभ बतायी है। अपने निज स्वरूपको जान लेनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति सुलभ 
होती है। वस्तुत: बोधिको प्राप्त करना अत्यन्त दुल्लंभ है। बताया है--- 

सुलभमिह समस्त वस्तुजातं जगत्या- 
मुरगसुरनरेन्‍्द्रे: प्राथितं चाधिपत्यम । 
कुलबलसुभगत्वोह्ाम रामादि चान्यतु 
किमुत तदिदमेक॑ दुर्लभ बोधिरत्नम्‌ ॥' 

उपसंहारमें इन भावनाओंके अभ्यासका महत्त्व बतलाया गया है । 

तृतीय सर्गमें ध्यानका स्वरूप वर्णित है । इस सर्गमें ३६ पद्म हैं। इस संसारमे 
मनुष्यपर्यायका प्राप्त होना काकतालीयन्यायके समान दुर्लभ है। जो धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थोका अविरोध भावसे सेवन कर मोक्ष- 
पुरुषार्थी ओर प्रवृत होता है, वही आत्माकी सिद्धि करता है। सम्यग्दशंन, 
ज्ञान और चरित्र ही मुक्तिके कारण हैं तथा ध्यान रत्नत्रयकी सिद्धिका सबल 
हेतु है। कर्मोका क्षय ध्यानके बिना सम्भव नही है। चित्तकी चञ्चलता ध्यानके 
ढ्वारा ही दूर की जा सकती है और उपयोगको स्थिर किया जा सकता है। मोह- 
का त्याग ही आत्माके स्वस्थ होनेका कारण है। अज्ञानरूपी महानिद्रा, ध्यान- 
रूपी अमृतके प्राप्त होनेसे ही दूर होतो है। कामभोगोंकी आसक्तिको दूर 
करनेका साधन भी ध्यान ही है। अध्यात्मशास्त्रकी अपेक्षा आत्माके तीन 
प्रकारके परिणाम होते है--शुभ, अशुभ ओर शुद्ध । ध्यानके द्वारा ही इन 
तीनो प्रकारके परिणामोमेसे शुभ और शुद्ध परिणामोकी प्राप्ति की जाती है। 


चतुर्थ सर्गमे भी ध्यानके स्वरूपका वर्णन आया है। इसमे ६२ पद्य हैं । 
ध्यानके चार भेद बतलाये हैं--आत्तं, रौद्र, ध्मं और शुक्ल । ध्यान करने वाला 
ध्याता, ध्यान, ध्यानके दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित समस्त अंग, ध्येय तथा 
ध्येयके गुण-दोष, ध्यानके नाम, ध्यानका समय और ध्यानके फलका वर्णन किया 
गया है। ध्याताके स्वरूपका विवेचन करते हुए बताया है, जो जितेन्द्रिय है, 
अप्रमादी है, कष्टसहिष्णु है, ससारसे विरक्‍्त है, क्षोभरहित है, शान्त है, ऐसा 
व्यक्ति ही ध्याता हो सकता है। जो मिथ्यदृष्टि हैं, ससारके विषयोमें आसक्त 
है, वे ध्याता नही हो सकते। ध्याताको कान्दर्पी आदि पाँच भावनाओंका भी 
त्याग करना चाहिये--१. कान्दर्पी ( कामचेष्टा ) २. केल्विषी (कक्‍्लेशकारिणी ) 
३. आभियोगिकी ( युद्धभावना ) ४ आसुरी ( सर्वभक्षिणी ) और ५, सम्मो- 
हिनी ( कुटुम्बमोहिनी ) पापरूप इन पाँचों भावनाओंका त्याग करना योग्य 


१. ज्ञानार्णव, द्वितीय सर्ग, बोधिदुर्लभ भावना, पद्म १३ । 


१५८ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


है। ध्याताको हास्य, कौतूहल, कुटिलता, व्यर्थ बकवाद आदि क्रियाओंका भी 
त्याग करना चाहिये। ध्यानका आशय मनको एकाग्र करना है, चित्तकी चंचलता- 
को रोकना है। जो व्यक्ति ध्यान करनेकी क्षमता नहीं रखते, वे अपनी कम 
कालिमाको दूर करनेमें असमर्थ रहते हैं । 

पञ्चम सगंमें २५ पद्य है। इसमें ध्यान करने वाले योगीश्वरोकी प्रशसा की 
गयी है। 

षष्ट सगंमें ५० पद्य है और इसमें सम्यग्दर्शनका वर्णन आता है। सम्य- 
ग्दर्शन पापरूपी वृक्षको काटनेके लिए कुठार है और पवित्र तीर्थोमें यही प्रधान 
है। इसमे सप्ततत्त्व, षट्द्रव्य, नवपदार्थ, पञचास्तिकाय आदिका वर्णन 
आया है। 

सप्तम सर्गमें २३ पद्म हैं और सम्यरज्ञानका वर्णन है| अष्टम सर्गमें ५० पद्च 
और अहिसा महात्रतका वर्णन आया है । इसमें सामाथिक, छेदोपस्थापना परि- 
हारविशुद्धि, सुक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातिचारित्रका निर्देश आया है। पश्च- 
महात्रत, पञ>चसमित्ति और तीन गुप्ति इस प्रकार तेरह प्रकारके चारित्रका 
कथन किया है| सयमका आधार अहिसा महात्रत्त है। इसकी प्रशंसा करते हुए 
लिखा है-- 

अहिसैव जगन्माता5हिसेवानन्दपद्धति: 
अहिसैव गति: साध्वी श्रीरहिसेव शाश्वती ॥' 

अर्थात्‌--अहिंसा ही तो जगतकी माता है, क्योकि समस्त जीवोंकी प्रति- 
पालिका है। अहिसा ही आनन्दकी सनन्‍्तति है। अहिंसा ही उत्तम गति और 
दाश्वतोी लक्ष्मी है। जगतमें जितने उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब इस अहिसामें 
ही है। 

नवम सर्गमें ४२ पद्य हैं और सत्यमहात्र तका स्वरूप वर्णित है। दशम- 
सर्गमें २० पद्म है और अस्तेयमहाब्नतका स्वरूप निरूपित है। एकादश सर्गमे 
४८ पद्म है और ब्रह्मचयं॑महात्रतका विस्तारपृ्वंक वर्णन किया है। इसमें शरीर- 
संस्कार, पुष्टरससेवन, गीत, नृत्य, वादित्रश्ववण, स्त्रीसंसर्ग, स्त्रीसंकल्प, स्त्रीअंग- 
निरीक्षण आदि दश प्रकारके मेथुनोंके त्यागका भी वर्णन आया है। 

द्वादश सर्गमे ५५, पद्म हैं और ब्रह्मचयंमहाव्रतके वर्णनसन्दर्भमें स्त्री- 
स्वरूपका विदलेषण किया है। त्रयोदश सर्गमे २५ पद्य हैं और कामसेवनके 
दोष दिखलाये गये हैं । चतुर्दश सर्गम ४५ पद्य है और स्त्रीसंसर्गका निषेध 
किया है। पञ्चदश सर्गमें ४८ पद्य हैं और वृद्ध-सेवाकी प्रशंसा की गयी है । 


१. ज्ञानार्णव, सर्ग ८, पद्च ३२ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकायार्य : १५९ 


वुद्ध-सेवा करनेसे कषायरूपी अग्नि शान्‍्त्त हो जाती है और राग-ं षके उपशम- 
से चित्त प्रसन्‍न होता है। इस सर्गमें सत्संगतिका महत्त्व भी बतलाया गया है। 

षोडस सर्गमें ४२ पद्म है और परियग्रह॒त्यागमहाव्रतका वर्णन आया है। 
इस सर्गमें २४ प्रकारके परिग्रहोंकी आसब्तिका दोष दिखलाया गया है। सप्तदश 
सर्ममें २१ पद्मयो द्वारा आशाकी निन्‍दा की गयी है। 

१८वें सर्गमें ३९ पद्य है और इनमें पत्चसमितियोका वर्णन आया है। 
एकोन्नविश सर्गमें ७७ पद्मों ह्वरा कपायकी निन्‍दा की गयी है--क्रोध, मान, 
माया और लोभ, ये चारो कपाये रत्नव्रयगुणको विकृत करती हैं और प्राणी- 
को शान्त नही रहने देती । बीसव॑ सर्गमे ३८ पद्मों ढ्वारा इन्द्रियोको वश करने- 
की प्रशंसा की गयी है। यत' इन्द्रियोंको जोते बिना कषायोपर विजय नही की 
जा सकती है । अतगव क्रोधादि कषायोको जीतनेके लिए इन्द्रियविजय आवश्यक 
है । २१वें सर्गममे २७ पद्य है और बहुत-सा गद्याद भी आया है। इसमे त्रितत्त्व- 
का वर्णन है। यह योगका प्रकरण है। इसमें पृथ्वीतत््व, जलतत्त्व और अग्नि- 
तत्त्व तथा वायुतत्त्वका विस्तारपूवंक वर्णन आया है। २२वें सर्गमे ३५ पद्म है 
और कुछ गद्यांत्र भी है। इसमे मतके व्यापारको रोकनेके लिए यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ योगागोंका 
भी कथन आया है। 

२३वे सर्गम ३८ पद्म हैं। इसमें राग-हेषको रोकनेका विधान वर्णित है। 
२४वे सर्गम ३३ पद्य है और साम्यभावका निरूपण आया है। राग-द्वेष मोहके 
अभावसे समताभाव उत्पन्न होता है, जिससे तृण, कज््चन, शत्रु, मित्र, लिन्दा, 
प्रशसा, वन-नगर, सुख-सुख, जीवन-मरण इत्यादि पदार्थोम इष्ट-अनिष्ट बुद्धि 
और ममत्व नही होता है। २५वें सर्गमे ४३ पद्य हैं और आत्तंध्यानका विस्ता र॒पुर्वक 
निरूपण आया है। २६वें सर्गयमे ४४ पद्य है और रौद्रध्यातका निरूपण किया 
गया है। रौद्रध्यानके हिसानन्द, मृषानन्द, चौर्यानन्द और सरक्षणानन्द ये चार 
भेद बतलाये है । २७वे सर्गमे ३४ पद्मोमे ध्यानके विरुद्ध स्थानका चित्रण किया 
गया है । ध्यानको वृद्धिगत करनेवाली मेत्री, करुणा, प्रमोद और मध्यस्थ्य इन 
चारो भावनाओंका निरूपण किया गया है तथा ध्यानमे बाधा करनेवाले स्थानो- 
का भी निरूपण किया है । २८वे सर्गमें ४० पद्य हें और इनमें आसनका विधान 
किया है। आसनके लिए काष्ठ, शिला, भूमि एवं बालुकामय प्रदेश उपयुक्त 
बताये गये है। ध्यानके योग्य आसन्तोमे पर्यकआसन, अड्ंपर्यकआसन, ब्रजा- 
सन, वीरासन, सुखासन, कमलासन एव कायोत्सर्ग-आसनको गणना की है। 


२०वें सगंमें १०२ पद्म है और प्राणायामका वर्णन है। प्राणायामसे जगत्तके 


१६० तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


शुभाशुभ और भूत-भविष्यत्‌॒का भी ज्ञान किया जाता है। मनको वशीभूत करने- 
से विषय-वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं और आत्मशक्ति उद्‌बुद्ध हो जाती है, 
जिससे समस्त वस्तुओंका परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ३०वें सर्ममें 
१४ पद्य हैं। प्रत्याहार और धारणाका इसमें वर्णन आया है । 


३१वें सर्गमें ४२ पद्य है। इसमें सवीयंध्यानका वर्णन है | इसमें परमात्माके 
स्वरूपका भी चित्रण है और साथ ही साकार और निराकार भेदोंका भी निरू- 
पण किया है। ३२वें सर्गमे १०४ पद्य है। अरीर ओर आत्माके भेदविज्ञानके 
बिना आत्माका स्वरूप प्राप्त नही होता । आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए 
लिखा है-- 


निर्लेपो निष्कल: शुद्धों निष्पन्नोप्त्यन्तनिवुंतः । 
निविकल्पदच शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णित: ॥ 

आत्मा कर्मकलड्ूुके लेपसे रहित्त है, शुद्ध है, रागादिविकारसे रहित है, 
निष्पन्न है, सिद्धस्वरूप है, अविनाशी सुखरूप है, निविकल्पक है और सभी 
प्रकारसे शुद्ध है। इस सर्गमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका वर्णन 
आया है । जो देह, इन्द्रिय, धन, सम्पत्ति आदि बाह्यवस्तुओंमें आत्म-बुद्धि करता 
है वह बहिरात्मा है। जो अन्तरज्भविशुद्ध ज्ञान-दर्शनमयी चेत्तनामें आत्मबृद्धि 
करता है और चैतनाके विकार रागादिकभावोंको कमंजनित हेय जानता है, 
वह अन्तरात्मा है और वही सम्यग्दृष्टि है तया जो समस्त कर्मोसे रहित केवल- 
ज्ञानादिगुणसहित्त है, वह परमात्मा है। उस परमात्माका ध्यान अन्तरात्मा 
होकर करना चाहिए । जो निश्चयनयसे अपने आत्माको ही अनन्तज्ञानादि गुणों- 
की गक्तिसहित जानकर नयके द्वारा युगपत्‌ शक्ति-व्यक्तिरूप परोक्षका अपने 
अनुभवमे साक्षात्कार करता है और शुद्धात्मरूप अपनेको अनुभूत्तिमें लाता है, 
वह समस्त कर्मोंका नाथ कर स्वय परमात्मा बन जाता है | ध्यानसे सातिशय 
अप्रमत्तगुणस्थानश्रेणीका आरोहण करता है और उसीसे शुक्लध्यानको प्राप्त 
कर कर्मोका नाश कर केवलज्ञान प्राप्त करता है। 

३३ वे सर्गमें २२ पद्य है और आज्ञाविचय धर्मध्यानका स्वरूप है। ३४वें 
सर्गमें १७ पद्य हैं और अपायविचय घ॒र्मध्यानका स्वरूप वर्णित है। ३०वें 
सर्गमें ३१ पद्यों ढ्वरा विपाकविचय धर्मध्यानका स्वरूप बत्तलाया गया है। 
३६वें सर्गमें १८६ पद्म हैं और संस्थानविचय धर्मध्यानका वर्णन किया गया है 
संस्थानविचय धर्म-ध्यानके अन्तर्गत लोकसंस्थानका वर्णन आया है। ३७ वें 


१, ज्ञानार्णब, ३२।८ । 


११ प्रबुद्धाचार्ग एवं प्रम्परापोषकाचार्ग : ६१६६१ 


सर्ममें ३३ पद्यों द्वारा पिण्डस्थध्यानका वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी, अग्नि, 
पवन, जलादिककी कल्पना किस प्रकार करनी चाहिए, इसका भी वर्णन आया 
है। ३८ वें सर्गमें पदस्थध्यानका वर्णन ११६ पद्मोंमें किया गया है। इसमें मन्त्र- 
पदोंके अभ्यासका भी कथन आया है। मन्त्रपदोंका ध्यान मोक्षका महान उपाय 
है । इस ध्यान हारा अणिमा, महिमा आदि ऋटद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं । 
३९वें सर्ममें ४६ पद्मों द्वारा रूपस्थध्यानका वर्णन आया है। रूपस्थध्यानमें 

अहुन्स मगवानका ध्यान करना चाहिए । इस सन्दर्भमें अहंक्तके अतिशय और 
जन्म-जरा-मरण आदि १८ दोषोका अभाव भी आचायंने आगमप्रमाण द्वारा स्ज्ञ- 
में सिद्ध किया है। ४०वें सर्गमे ३१ पद्मो ढ्वारा रूपाततीतध्यानका वर्णन आया है। 
जब ध्यानी सिद्धपरमेष्ठीके ध्यानका अभ्यास करके शक्तिकी अपेक्षासे अपने 
आपको 'भी उन्हीके समान जानकर अपनेको उनके समान व्यक्त करनेके लिए 
लीन हो जाता है, उस समय कमंका नाश होकर सिद्धपदकी प्राप्ति होती है। 
४१वे सर्गमे २७ पद हैं। इसमे धर्मध्यानके फलका वर्णन किया गया है। ४२वें 
सर्ममें ८८ पथ हैं। इसमें शुक्लध्यानका वर्णन किया है। बताया है-- 

अथ धर्मंमतिक्रान्त. शुर््धि चात्यन्तिकीं श्रितः। 

ध्यातुमारभते वीर: शुक्लमत्यन्तनिर्मलस ॥ 

निष्क्रिय करणातीत॑ ध्यान-धारणवर्जितस । 

अन्तमुख च यच्चित्तं तच्छुक्लमिति पढ्यते ॥ 

आदिसहननोपेत पूर्वज्ञ: पुण्यचेष्टित: । 

चतुविधमपि ध्यानं स शुक्ल ध्यातुमहंति ॥! 

धमंध्यानके अनन्तर अत्यन्त शुद्धताको प्राप्त हुआ धीर-बीर मुनि निर्मल 

शुक्लध्यानको प्रारम्भ करता है। यह क्रियारहित है, इन्द्रियातीत है ओर 
ध्यानकी धारणासे रहित है। इसमें चित्त अपने स्वरूपकी ओर संलग्न रहत्ता 
है, यह ध्यान वजवृषभनाराचसंहनन वालेके, जो ११ अंग और १४ पू्वोंका 
ज्ञाता होता है, शुद्ध चरित्रवाला होता है, उसीको प्राप्त होता है। 
शुक्लध्यानके पृथकत्ववितक, एकत्ववित्तकं, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, व्यूपरत- 
क्रियानिवृत्ति ये चार भेद हैं। इनमेंसे प्रथम दो ध्यान छद्मस्थ योगीके 
अर्थात्‌ १२वें गुणस्थानपर्यन्त अल्पज्ञानियोके भी होते हैं । अन्तके दो शुक्ल- 
ध्यान स्वंथा रागादि दोषोंसे रहित केवलज्ञानियोंके होते हैं। इस प्रकार इस 
समंमें शुक्लध्यानका विस्तारपृर्वंक वर्णन किया है और अन्‍्तमें ज्ञानाणंवका 
महत्त्व बतलाते हुए ग्रन्थ समाप्त किया है--- 


१. ज्ञानाणंव, ४२३-५। 





१६२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


ज्ञानार्णवस्य माहात्म्यं चित्ते को वेत्ति तत्त्वत्त: | 
यज्ज्ञानात्तीय॑ते भव्येदुस्तरोषपि भवाणंब:' ॥ 


अनन्तकीत्तिः 


अनन्तकीत्ति नामके अनेक आचार्योंका निर्देश प्राप्त होता है। एक अनन्त- 
कीत्ति नन्दिसघ सरस्वतीगच्छ बलात्कार गणकी पदट्टावलीके ३३वें गुरु हैं, जो 
उज्जयिनीपट्टके अन्तगंत देशभूषणके पश्चात्‌ ओर धर्मनन्दिके पृवं उल्लिखित 
हैं। पट्टावलीके अनुसार इनका समय ई० सन्‌ ७०८-२८ है । 

दूसरे अनन्तकीत्ति 'प्रामाण्यभंग' नामक ग्रन्थके रचयिताके रूपमें उल्लि- 
खित हैं। इनका निर्देश रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीयेने अपनी सिद्धिविनि- 
इचयटीकामें किया है । 

तीसरे अनन्तकीत्ति वादिराज द्वारा सिद्धिप्रकरणके कत्तकि रूपमें स्मृत हैं। 

चतुर्थ अनन्तकीतिका उल्लेख बलगाम्बेसे प्राप्त एक नागरी लिपिके कन्नड 
मूतिलेखमे निर्दिष्ट हैं। इस लेखका समय अनुमानत' १०७५ ई० है। मालवके 
शान्तिनाथदेवसे सम्बन्धित बलात्कारगणके मुनि चन्द्रसिद्धान्तदेवके शिष्यके 
रूपमें इनका कथन आया है' | 

पञ्चम अनन्तकीति माथुरसंघी हैं, जिन्होंने ई० सन्‌ ११४७ ( वि० स० 
१२०४ ) में मूर्ति-प्रतिष्ठा की थी । 

षष्ट अनन्तकीति दण्डनायक भरतकी पत्नी जक्कव्वेके गुरुके रूपमें उल्लि- 
खित है। इन्होंने होयुसल नरेश वीर बल्‍्लालदेव (ई० सन्‌ ११७३-१२३० ई०) 
के जासनकालके २३ वें वर्षमें समाधिमरण धारण किया था ।* 

सप्तम अनन्तकीति देशीगण पुस्तकगच्छके मेघचन्द्र त्रेविद्यदेवके प्रशिष्य 
(६० सन्‌ १११५ ), आचारसार ( ११५४ ई० )के कर्त्ता वीरनन्दि सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके शिष्य, रामचन्द्र मलधारिके गुरु और शुभचन्द्रके प्रगुरु हैं। इनका 
समय ई० सन्‌ ११७५-१२२५ ई० के लगभग है! | 

अष्टम अनन्तकीति काणूरगण तिन्तिणिगच्छके भट्टारक है। ये ई० सन्‌ 
१२०७ में बान्वव नगरकी शान्तिनाथ बसतिके अध्यक्ष थे। यह अनेक शिला- 





« ज्ञानाणंव, ४२८८ । 

, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९, किरण ४, पु० ७८-८० 
. एपिग्राफी कर्णाटिका, ७, शिकारपुर, अभिलेख १३४ । 

. वही, अभिलेख संख्या-१९६ । 

, जैन सन्देश, शोधाड़ ३, पृ० १२५ । 


जा ०६ आ >0 छ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्पशुपोषकाचार्य : १६३ 


लेखोंमें उल्लिखित बन्दणिके तीर्थाध्यक्ष भानुकीति (६० सन्‌ ११३९-८२ ई० ) 
के प्रशिष्य थे और सम्भवतया देवकीतिके शिष्य और घर्मकीतिके गुरु थे । 

काष्ठासंघ माथुरगच्छ पुष्करगणके प्रतिष्ठाचार्यंके रूपमें एक अन्य अनन्त- 
कीतिका उल्लेख मिलता है। इनका ई० सन्‌ १३७१ के चन्द्रवाडके कई मूृत्ति- 
लेखोंमें उल्लेख आया है। इसी गण-गच्छके भट्टारक कमलकीतिके शिष्य भी 
अनन्तकीति हुए है। 


एक अनन्तकीति नन्दिसघ सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणके सागवाडा 
पट्टके मण्डलाचाय्यं रत्नकोतिके शिष्य हैं, जिन्होंने १५४५ ई०के लगभग एक 
विशाल चतुविध सघ सहित दक्षिण देशको विहार किया था और वहाँ जाकर 
रत्नकीतिपट्ट स्थापित किया था! इसी गण-गच्छके मालवापट्टके अभिनव 
रत्नकोतिके शिष्य कुमुदचन्द्रके गुरुभाई और ब्रह्मरायमल्ल तथा भद्टारक 
फ्रतापकीतिके गुरु अनन्तकीति हुए है। इनका समय ई० सनकी १६वीं 
शताब्दी है। 


इन अनन्तकीतियोंके अतिरिक्त बृहत्सवंज्ञसद्धि और लघुसर्वज्ञसिद्धिके 
कर्ता अनन्तकीति हैं, जिनके शन्तिसूरिके 'जेन तक॑ंवात्तिक'में उल्लेख एवं 
उद्धरण पाये जाते हैं तथा अभयदेवसूरि तकंपण्न्चाननकी 'तत्त्ववोधविधायिनी' 
अपरनाम “वादमहाणंवसन्मत्तिटीका'मे जिनका अनुसरण पाया जात्ता है। 
प्रभाचन्द्रने भी अपने न्‍्यायकुमुदचन्द्रम उनका अनुसरण किया है। प्रमेयकरमल- 
मारंण्डके सर्वज्ञसिद्धिप्रकरणमे भी अनन्तकीतिकी बृहत्‌ सर्वज्ञसिद्धिका शब्दा- 
नुसरण पाया जाता है। बृहत्‌सवंज्ञसिद्धिके अन्तिम पृष्ठ तो यत्किड्चित्‌ परि- 
वर्तेनके साथ न्यायकुमुदचन्द्रके केवलि-भुक्तिवादप्रक रणसे अपूर्वं साहदय रखते हैं। 

अनन्तकीतिके ग्रन्थोंके देखनेसे ज्ञात होता है कि वे अपने युगके प्रख्यात 
लाकिक विद्वान थे, इन्होने स्वप्नज्ञानको मानसप्रत्यक्ष माना है। आचार्य शान्ति- 
सूरिने जेनतकवातिकवृत्ति (पृ८ ७७ )मे “स्वप्नविज्ञान यत्स्पष्टमुत्पद्यते 
इति अनन्तकीत्त्यदिय:” अनन्तकीतिका मत उदघृत किया है। यह मत्त बृह- 
स्सर्वश्सिद्धिमें “तथा स्वप्नज्ञाने चानक्षजेत्रपि वेशल्यमुपलभ्यते” रूपमे निबद्ध 
है। शान्तिसूरिका समय ई० सन्‌ ९९३--११४७ ई०' के बीच है। नन्‍्याया- 
चाय श्री प० महेन्द्रकुमारजीने सन्‍्मतितकंके टीकाकार अभयदेवसूरि और 
बृहत्सवंज्ञसिद्धेके साथ तुलना कर यह निष्कर्ष निकाला है कि अनन्त॒कीतिका 





१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पृ० ११२-११५। 
२ जैनतकंवातिक, अस्तावना, पु० १४१ । 


१६४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्मपरम्परा 


समय ई० सन्‌ ९९० के पूर्व है । 
आचार्य वादिराजने अपने पाश्वनाथचरितमें अनन्तकीतिका स्मरण निम्न 
प्रकार किया है-- 
आत्मनेवाह्वितीयेन जीवर्सिद्ध निबध्नता। 
अनन्तकीत्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥' 
न्‍्यायविनिश्वयविवरणके सर्वज्षसिद्धिप्रररणम आचाय॑ वादिराजने 
लिखा है-- 
“तच्चेदसू- यो यात्रानुपदेशालिज्भानन्वयव्यतिरेकाविसवादिवचनोपक्रमः 
स तत्साक्षात्का री, यथा सुरभिचन्दनगन्वादो अस्मदादि:, तथाविधवचनोपक्रमइच 
कश्चित्‌ ग्रहनक्षत्रादिगत्तिविकल्पे मन्त्रतन्‍्त्रादिशक्तिविशेष च तदागरमप्रणेत्ता 
पुरुष इति' ।' 
वादिराजकी इन पक्तियोपर लघुसबं॑ज्ञसिद्धकी निम्नडिखित पक्तियो- 
का प्रभाव स्पष्ट है। साथ ही जिस हेतुका प्रयोग अनन्तकीतिने किया है उसी 
मूलहेतुका प्रयोग वादिराजने भी । 


“यस्य यज्जातीया' पदार्था' प्रत्यक्षा तस्यासत्यावरण तेअपि प्रत्यक्षा । यथा 
घटसमानजातीयभूतलप्रत्यक्षत्वे घट: । प्रत्यक्षाइव विमत्यपिकरणभावापन्नस्य 
कस्यचिहृ शादिविप्रकृष्टत्वेत धर्माकाशकार्बहमवन्मद रमकगक रादिसजातीया: 
नष्टमुष्टिचितालाभालाभजीवितम रणसुखदु खग्रहनक्षत्रम त्रौषधिशक्त्यादयो भा- 
वास्तदागमगप्रणेतुरिति । न तावदयमसिद्धों हेतु. | तथाहि---यो यह्विषयानुपदेशा- 
लिगानन्वयव्यतिरेकाविसवादिवचनानुक्रमकर्ता स तत्साक्षात्कारी यथा अस्मदा- 
दियंथोक्त जलश्षेत्यादिविषयवचनरचनानुक्रमका री _तदुद्रष्टानष्टमुष्ट्यादिविषया- 
नुपदेशालिगानन्वयव्यतिरेकाविसवादिवचन रचनानुक्रमकर्ता च कश्चिट्विमत्यधि- 
करणभावापन्न. पुरुष इत्ति' |" 

अतएव स्पष्ट है कि वादिराज लघुसवंज्ञसिद्धिके कर्ता अनन्तकीतिसे 
परिचित थे । 


श्री प० नाथ्रामजी प्रेमीने अनन्तकीततिके सम्बन्धमें विचार करते हुए 
लिखा है--“वादिराजने आचार्य जिनसेनके बाद अनन्तकीत्तिका स्मरण किया है 





१ जैन सन्देश, शोधाक १, पृष्ठ ३६। 

२ पराहवनाथचरित्र, १॥२४ | 

३. न्‍्यायविनिश्चयविवरण, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, द्वितीय भाग, पृ० २९७। 
४. लघुसर्वज्षसिद्धि, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, पृ० १०७ (स्न्थका प्रथम पृष्ठ) । 


प्रबुद्धाचार्ग एवं परम्परापोषकाचार्य : १६५ 


और ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने पूं कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे 
किया है। इससे अनन्तकीतिका समय जिनसेनके बाद और वादिराजसूरिसे 
पहले अर्थात्‌ वि० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए ।” 


श्री पं० महेन्द्रकुमारजीने विद्यानन्दके 'तत्वा्थंड्लोकवात्तिक और “लघु- 
सर्वज्ञसिद्धि' ग्रल्थोंकी तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि विद्या- 
ननद और अनन्तकीतिके हेतु समान है । अतएवं विद्यानन्दके समकालीन अथवा 
उनके तत्काल ही अनन्तकीति हुए है। स्वत. प्रामाण्यमग' ग्रन्थ भी इन्ही 
अनन्तकीतिका होना चाहिए |” इस विवेचनके आधारपर न्यायाचार्यजीने ई० 
सन्‌ ८४० के बाद और ई० सन्‌ ९५० के पूर्व उतका समय सिद्ध किया है। इस 
मान्यताकी आलोचना श्री डा० ज्योतिप्रसादजीने की है। उन्होने अनुमान 
लगाया है कि प्रामाण्यभंग'के कर्ता अनन्तकीति अनन्तवीयंके पुर्ववर्ती है तथा 
सर्वज्षसिद्धि और जीवसिद्धिटीकाके कर्त्ता अनन्तकीति उनके उत्तरबर्ती है। 
दोनो ग्रन्थोके रचयिता दो भिन्‍न-भिन्‍न अनन्तकीति भी हो सकते है। इन दोनों 
ग्रन्थोंकी रचना ८४०--९९० ई० के मध्य हो सकती है । डा० ज्योतिप्रसादजी- 
की सम्भावना है कि स्वज्षसिद्धिके कर्त्ता अनन्तकीति विद्यानन्दके भी पू॑वर्ती 
हो सकते है और इस स्थितिमें उन्हे 'प्रामाण्यभग'के करत्तसि अभिन्न माना जा 
सकता है। बहुत सम्भव है कि नन्दिसघकी पट्टावलीके अनन्तकीर्ति 'प्रामाण्य- 
भग' आदि भ्रन्थोंके रचयिता हो । श्री महेन्द्रकुमा रजी द्वारा की गयी इस सम्भा- 
बनाको डा० ज्योतिप्रसादजी भी स्वीकार करते है कि सर्वज्ञसिद्धिके कर्त्ता 
अनन्तकीर्ति ही 'प्रामाण्यभग के कर्ता हो। इस सम्भावनाके आधारपर अनन्त- 
कीतिका समय ई० सन्‌की ८वी शतती माना जा सकता है और यदि पिछले ग्रन्थो- 
के रचयिता इनसे भिन्‍न है तो यह अनन्तकीति ई० सनकी «वी शतीके उत्तराधं- 
में हुए होंगे। हमे श्री पं० महेन्द्रकुमा रजीके तक॑ अधिक उपयुक्त प्रतीत होते 
हैं। अतएव 'सर्वज्ञसिद्धि के रचयिता ही “प्रामाण्यभग के रचयिता हैं और इनका 
समय ई० सनकी नवम गताब्दीका उत्तराध है। 


रखनाएँ 
अनन्तकीतिके चार भ्रन्थोंका निर्देश मिलता है। इन चारमें दो ही ग्रन्थ 


उपलब्ध हैं और इन दोनोंका प्रकाशन माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे हो 
चुका है। शेष दो ग्रन्थोके तो निर्देश ही मिलते हैं । 


१ जैन साहित्य ओर इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ० ४५२ | 
२. जैन सन्देश, शोधाक ३, पृष्ठ १२६। 


१६६ : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्यपरम्परा 


सर्वक्षसिस्ि 

अनन्तकीतिने बृहत्‌ और लघु ये दो स्वज्ञसिद्धिनामक ग्रन्थ लिखे हैं। लघृ- 
सर्वज्षसिद्धिके अन्तमें एक पद्य दिया है, जो निम्न प्रकार है-- 

समस्तभुवनव्यापियशसा&न॑त्तकीतिना । 
कृतेयमुज्वला सिद्धिधर्मज्ञस्थ निरगंला' ॥ 

ये दोनों ही ग्रन्थ गद्यमे लिखे गये है, पर उद्धरणके रूपमें कारिकाएँ भी. 
प्रस्तुत की गयी हैं। आरम्भमें बताया है कि जो वस्तु जिस रूपमें है, सवंज्ञ उसको 
उसी रूपमें जानता है, किन्तु इससे अवत्तमान वस्तुका ग्राहक होनेसे सर्वज्ञका 
ज्ञान अप्रत्यक्ष नही ठहरता, क्योंकि वह स्पष्टरूपसे अपने विषयको अहण करता 
है। निकट देश ओर वतंमानरूपसे अर्थकों जानना प्रत्यक्षका लक्षण नही है। 
अन्यथा गोदमे स्थित बालकके शरोरमे क्रिया वगेरह देखकर जो उसके जीवके 
सद्भावका ज्ञान होता है, वह भी प्रत्यक्ष कहा जायगा, पर जीवका ज्ञान त्तो 
प्रत्यक्ष होता नही । अतः स्पष्टरूपसे अर्थंका प्रतिभासित होना ही प्रत्यक्ष है। 
अतएव सर्वज्ञको अतीत आदि पदार्थोंका स्पष्ट बोध होनेमें कोई बाधा नही है । 
जैसे इन्द्रियप्रत्यक्षके द्वारा दूरवर्ती पदार्थंका ग्रहण होनेपर भी उसके स्पष्टग्राही 
होनेमे कोई विरोध नही है उसी प्रकार दूरकालवर्ती पदार्थको ग्रहण करनेपर 
भी अतीन्द्रित्य प्रत्यक्षके स्पष्टग्राही होनेमें कोई विरोध नही है। सर्बंज्ञ अतीत्त 
पदार्थंको अतीतरूपसे और वतंमान पदार्थंको वत्तमानरूपसे जानता है। मीमा- 
सकने पूर्व पक्षके रूपमें सर्वज्ञाभाव सिद्ध करनेके लिए अनेक तर्क दिये है । उसने 
तर्क उपस्थित किया है कि प्रत्यक्ष द्वारा कोई सर्वज्ष दिखलाई नही पड़ता और 
न प्रत्यक्षसे सुक्ष्म, अन्तरित्त और द्रवर्ती पदार्थोका साक्षात्कार ही सम्भव है । 
यदि इन पदार्थोका सर्वज्ञको ज्ञान होता है, तो इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा या अती- 
र्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा ? प्रथम पक्ष उचित नहीं, क्योंकि सृक्ष्म, अन्तरित्त और दूरवर्ती 
पदार्थोंका इन्द्रियोंके साथ सवंथा सम्बन्ध नहीं होता । अतः वे किसीके इन्द्रिय- 
ज्ञानके विषय नही हो सकते | यदि अतीन्द्रियप्रत्यक्षके द्वारा सुक्ष्मादि पदार्थोका 
ज्ञान सिद्ध करते है तो अतीन्द्रियप्रत्यक्ष तो अग्रसिद्ध है। 

आचायंने मीमांसकका उत्तर देते हुए प्रत्यक्षसामान्यसे सृक्ष्म आदि पदार्थों- 
का प्रत्यक्षज्षान माना है। सूक्ष्म आदि पदार्थोंके सामान्यरूपसे किसीके प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने पर वह प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनसे निरपेक्ष सिद्ध होता है, क्योंकि वह 
सुक्ष्मादि पदार्थोको ग्रहण करता है। जो प्रत्यक्ष इन्द्रियादिसे निरपेक्ष नही होता 
बह सूक्ष्मादि पदार्थोंकी विषय नहीं करता | जैसे हम लोगोका प्रत्यक्ष । किन्तु 


१. लघुसंशसिद्धि, अन्तिस पद्च । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १६७ 


सर्वज्ञका प्रत्यक्ष सूक्ष्मादि पदार्थोको विषय करता है । अतः वह इन्द्रिय और मन- 
की सहायतासे नहीं । 
अनुमान द्वारा भी सर्वज्ञकी सिद्धि होती है। स्वभावविप्रकृष्ट परमाणु 
आदि, कालूविप्रकृष्ट रावणादि, देशविप्रकृष्ट हिमवानादि किसीके प्रत्यक्ष हैं, 
अनुमानका विषय होनेसे । यदि यह कहा जाय कि स्वभावविप्रक्ृष्ट, देशविप्र- 
क्ृष्ट और कालविप्रकृष्ट पदार्थ अनुमानसे नही जाने जा सकते, तो अनुमान 
प्रमाणका ही मूलोच्छेद हो जायेगा । अनुमानकी उपयोगिता इसी अर्थमें है कि 
बह उन पदार्थको ग्रहण करता है जो पदार्थ हमारे प्रत्यक्षगोचर नही है। अत- 
एवं अनुमानसे भी सर्वज्ञकी सिद्धि होती है। तक भी सर्वज्ञको सिद्ध करनेसे सहा- 
यक है । व्याप्तिज्ञानसे तक॑की उत्पत्ति होती है। अतएव सूक्ष्मादि पदार्थ व्यति- 
रेकव्याप्ति द्वारा तकंसे सिद्ध होते है। आचायंने लिखा है-- 
यदि षड्भि: प्रमाण: स्थात्सवंज्ञ' केन वायंते 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञों बेन कल्प्यते ॥ 
नून स चक्षुषा सर्वान्‌ रसादीन्प्रतिपद्यते ॥ 
यञ्जातीये: प्रमाणेस्तु यज्जातीयाथंदशंन | 
भवेदिदानी लोकस्य तथा कालातरेः्प्यभूत॥ 
यत्राप्यत्तिशयो हृष्ट. सस्‍्वार्थानतिलूघनात्‌ ॥ 
दूरसुक्ष्मादिहष्टो स्थान्न रूपे श्रोतृवृत्तित ' ॥ 


स्पष्ट है कि आचार्यने सवंज्ञकी सिद्धि पट्प्रमाण द्वारा की है और आव रणके 
दूर होने पर निष्कलक आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है। 'सृक्ष्मादि पदार्थ किसीके 
प्रत्यक्ष है, अनुमेय होनेसे' इस अनुमानमे किसो दूसरे अनुमानस बाधा भी नही 
आती है। इस प्रकार अनन्तकीतिने मसप्रमाण सर्वज्ञसिद्धि प्रस्तुत की है। 

बृहतूसर्वश्सिद्धिक_ा विषय भी लघुसवंज्ञसिद्धिका ही है। आरम्भमे सूक्ष्म, 
अन्तरित ओर दूरर्ती पदार्थोको किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, अनुमेय होनेसे । 
बताया है-- 

“सुक्ष्मांतरितदूरार्था, कस्यचित्पत्यक्षा अनुपदेशालिगानन्वयव्यत्तिरेकपूर्वका- 
विसवादिनष्टमुष्टिचित्तालाभालाभसुखदू खग्रहोपरागाद्युपदेशक रणान्यथानुपपत्ते:। 
तथाहि--नष्ट देशात्तरित कालात्तरितं द्रव्यातरित वा स्थात्‌ । मुष्टिस्थं वस्तु 
द्रव्यातरितम्‌ । चिता सूक्ष्मस्वभावा । लाभालाभौ काल्ंततरितौ। तथा सुख- 
दुःखे। ग्रहोपरागादि' कालांतरित' | मत्रौषधिशक्तय: सृक्ष्मस्वभावा:। तदेषां 


१. लघुसर्वशसिद्धि, माणिकवन्द्र ग्रन्थमाला, पृ० ११६-११७ । 


१६८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचारयंपरम्परा 


सुक्ष्मांतरितदूरस्वभावानामर्थानां यथोकतस्थोषदेशस्य करण तत्साक्षात्करणमंत्त- 
रेणानुपपन्‍न! ।/” 
इस प्रकार आचार्यने सर्वश्षकी सिद्धि कर अहंन्तको सर्वज्ञ बतलाया है। 


मल्लिषेण 


उभयभाषाकविचक्रवर्तोी आचाय॑ मल्लिषेण अपने युगके प्रस्यात आचाय॑ 
हैं। इन्हें कविशेखरका विरुद प्राप्त था । यथा-- 
भाषाद्यकविततायां कवयो दर्प वहन्ति तावदिह। 
नालोकयन्ति_यावत्कविशेखरमल्लिषेणमुनिम्‌ ॥। 
ये अपनेको सकलागमचेदी, लक्षणवेदी और तकंवेदी भी लिखते है। आचार्य 
मल्लिषेणकी कवि और मन्‍्त्रवादीके रूपमे विशेष ख्याति है। ये उन अजितसेन- 
की परम्परामे हुए है, जो गद्भुनरेश राचमल्ल और उनके मनन्‍्त्री तथा सेनापति 
चामुण्डरायके गुरु थे और जिन्हे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनी भुवनगुरु कहा 
है। मल्लिषेणके गुर जिनसेन है और जिनसेनके कनकसेन तथा कनकसेनके 
अजितसेन' गुरु है। मल्लिषेणने 'नामकुमारचरित'की अन्तिम प्रशस्तिमे जिन- 
सेनके अनुज या सतीर्थे नरेन्द्रसेनका भी स्मरण किया है। नरेन्द्रसेनतामके कई 
आचायं हुए है। अतः निश्चितरूपसे यह नही कहा जा सकता कि यह नरेन्‍्द्रसेन 
कौन है ? 
तस्यानुजश्चास चरित्रवृत्ति प्रख्यात्तकोतिभवि पुण्यमृत्ति । 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत्त्वों जितकामसुत्र* ॥ 
प्रशस्तिके पाँचते पद्ममे मल्लिषेणने नरेन्द्रसेनको अपना गुरु भी लिखा है-- 
तच्छिष्यो विबुवाग्रणीगु णनिधि: श्रीमल्लषेणाह्न य । 
सजात्त सकलागमेषु निपुणो वाग्देवतालकृत्ति.' ॥ 
आचार्य मल्लिषेणने भारतीकल्प, कामचाण्डालीकल्प, ज्वालिनीकल्प और 
पद्मावतीकल्प ग्रन्थोकी प्रशस्तियोंमे अपनेकी कनकसेनका शिष्य और जिनसेन- 
का प्रशिष्य बतलाया है । असम्भव नही कि जिनसेन और उनके अनुज नरेन्‍्द्रसेन 
दोनों ही मल्लिषेणके गरु रहे हो--दोनोसे भिन्‍न-भिन्‍न विषयोंका अध्ययन 


१. बृहत्सवंशसिद्धि, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, पृ० १३०। 
२. जैन साहित्य और इतिहास, पु० ३१४। 

३ नागकुमारचरित, प्रशस्ति, पद्य ४। 

४. वही, पथ ५।॥ 


प्रबुद्धाकार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १६९ 


किया! हो । भेरवपद्यावतीकल्पमें लिखा है-- 
सकलनयमुकुटधटितचरणयुग: श्रीमदजितसेतगणि: | 
जयतु दुर्तापहारी, भव्योघभवाणंवोत्तारी ॥ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी । 
कर्मेन्धनदहनपदुस्तच्छिष्य: कनकसेनगणि' ॥ 
चारित्रभूषिताड़्ो निस्सज्भजो मथितदुजनाउनज्र'। 
तब्छिष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जधर्माश: ॥ 
तदीयशिष्यो मुनिमल्लिषेण: सरस्वतीलब्धवरप्रसाद: । 
तेनोदितो भेरवदेवताया: कल्प: समासेन चतुशतेन' ॥ 
वादिराजके समान मल्लिषेण भी मठाधिपति प्रतीत होते हैं। यतः इनके द्वारा 
रचित मन्त्र-सन्त्रविषयक भ्रन्धोंमें स्‍्तम्भन, मारण, मोहन, वशीकरण, अनंगा- 
क्षण आदि प्रयोग उन्हें मठाधिपति भट्टारक सिद्ध करते है। उनके साहित्यसे 
ऐसा भी अनुमान होता है कि गृहस्थ शिष्योंके कल्याणके हेतु वे मन्त्र-तन्त्र और 
रोगोपचारमें प्रवृत्त रहे होंगे। परमविरक्‍्त वनवासी मुनि इस प्रका रके प्रयोगो- 
का विधान नही कर सकत्ता है। इसमें सन्देह नहीं कि ये सस्क्ृतभाषा, साहित्य 
और मन्‍्त्रवादके प्रसिद्ध आचाय॑ रहे हैं । 


स्थितिकाल 


आचायं मल्लिषेणने अपने महापुराणकी प्रशस्तिमे निम्नलिखित पद्म अकित 
किया है-- 
वर्षेकत्रिशताहीने सहन शकभुभूजः । 
सर्वजिद्वत्सरे ज्येष्ठे सशुक्ले पञ्चमीदिने३ | 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी शक स० ९६९ ( ई० सन्‌ १०४७ )को महा- 
पुराण समाप्त किया गया है। 


महापुराणकी रचना धारवाड़ जिलेके मूलगुल्द नामक स्थानमे की गयी है। 
यह स्थान उक्त जिलेको गदग तहसीलसे १२ मोल दक्षिण पश्चिमकी ओर है। 
इस स्थानपर आज भी चार जैन मन्दिर हैं, जिनमें शक सं० ८२४, ८२५, ९७५, 
११९७, १२७५ और १५९७के अभिलेख है। एक अभिलेंखमें आचार द्वारा सेन- 
वशके कनकसेन मुनिको एक खेत्के दान देनेका भी उल्लेख है। आदरणीय 


१. प्रश्स्ति-संग्रह, प्रथम भाग, वीरसेवा मन्दिर, प्रस्तावना, पृ० ६१ । 
२. मैरवपशआावतीकल्प, सूरत सस्करण, प्रशस्ति, पद्य ५३-५६। 
३. महापुराण, पद्य २। 


१७० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्रपरम्परा 


श्री पण्डित नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि मल्लिषेणका मठ भी इसी 
स्थानमें रहा होगा | 
आचार्य वादिराजने न्यायविनिश्चयविवरण' की अन्तिम प्रशस्तिमें नरेन्‍्द्र- 
सेनका उल्लेख किया है और वादिराजका समय दाक स० ९४५ ( ई० सन्‌ 
१०२५ ) है। ये नरेन्द्रसेन ही मल्लिषेण द्वारा गुरुू्पमें उल्लिखित हैं। अतः 
मल्लिषेणको वादिराजके समकालीन माना जा सकता है। मल्लिषेणके महा- 
पुराणको रचना वादिराजके २२ वर्षके अनन्तर ही हुई है। अतणव मल्लिषेणका 
समय ई० सनुकी ११वीं शत्ताब्दी है। 
रचनाएँ 
उभयभाषाकविचक्रवर्ती मल्लिषेणकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध है-- 
१. नागकुमारकाव्य, 
२ महापुराण, 
३ भेरवपझावतीकल्प, 
४ सरस्वतीमन्त्रकल्प, 
५ ज्वालिनीकल्प, 
६. कामचाण्डालीकल्प । 
नागकुमारकाव्य 
इस खण्डकाव्यमे ५सर्ग और ५०७ पद्य हैं। इस काव्यमे नागकुमारका 
जीवन वर्णित है। काव्यके आरम्भमे बताया है कि जयदेव आदि कवियोने गद्य- 
पद्यमय रचनाएँ लिखी है, पर वह मन्दबुद्धिके लिए विषम है। मे मल्लिषेण 
विद्वज्जनोके मनको हरण करनेवाली उसी कथाको सस्कृत्-पद्योमें निबद्ध करता 
हुँ । यथा-- 
कविभिजंयदेवाद्य... गद्यपंच्रेविनिमित्तम । 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विषम मन्दमेधसाम्‌ ॥ 
प्रसिद्धेर्सस्कृतेवक्यिविद्वज्जनमनोहरमू_। 
तन्मया पद्यननघेन मल्लिषेणेन रच्यते! | 
यह्‌ काव्य बहुत सरल, सरस और प्रवाहमय है। मानवीय सहृदयताका 
भाण्डार खुला हुआ है। जीवनकी अन्त-चेतना तथा सौन्दयं-भावना सत्यकी 
ओर अग्रसर करती है । घटना-वर्णन और दृश्य-योजनाके अतिरिक्त कविने 
नागकुमारका संघषंपूर्ण जीवन चित्रित कर सांसारिकतासे निर्वाणकी ओर 
गतिशील होनेकी प्रेरणा दी है। काव्यमें मानवीय भावनाओका चित्रण भी 


१. महापुराण, पद्य २ ॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १७१ 


यथार्थ रूपमें घटित हुआ है। नागकुमारके जीवनकी मर्मस्पर्शी घटनाओंका 
चमत्कारपूर्ण शेलीमें चित्रण किया गया है। इस काव्यमें श्रुतपण्चमीत्रतके 
महात्म्यको बतलानेके लिए रोमांटिक कथा लिखी गयी है! मगधमें कनकपुरका 
राजा जयन्धर था। उसकी रानी विशालनेत्रासे श्रीवधर नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । एक व्यापारी सौराष्ट्रसे गिरिनगरकी राजकुमारीका चित्र लेकर आया। 
राजा उसपर मुग्ध हो गया। मन्त्रीको भेजकर उसने लड़कीको बुलवाकर विवाह 
कर लिया। नयी रानीका नाम पृथ्वीदेवी था। एक दिन राजा अन्त'पुरसहित 
जल-क्रीड़ाके लिए गया और मार्गमे अपनी सौतके वेभवकों देखकर पृथ्वीमती 
चिन्तित हुई और चुपचाप जिनमन्दिरमे चली गयी । स्तुतिके पश्चात्‌ बह मुनि- 
का उपदेश सुनने लगी । मुनिने उसके यहास्वी पुत्र होनेकी भविष्यवाणी की। 
राजा वहाँ पहुँचा और रानीको लेकर घर चला आया। समय पाकर राजाको 
पुत्रलाभ हुआ। राजाने धूम-धामपूर्वक पुत्रोत्सत मनाया। बालक अत्यन्त 
प्रभावशाली था और बचपनसे ही उसके द्वारा आइचरयंकारी कार्य होने लगे थे । 
एक बार वह वापीमे गिर गथा, उसकी माँ भी उसमें गिर पड़ी, नीचे एक नागने 
उसे बचा लिया और इसीलिये उसका नाम नागकुसार पड़ा। यहीपर उसकी 
शिक्षा-दीक्षा सम्पन्त हुई | कुमार अब पूर्ण युवक हो चुका था। उसने गन्धर्व 
कुमारियोकों वीणावादनमें परास्त किया, जिससे वे कुमारियाँ उसपर मोहित 
हो गयी ओर उसे उनसे विवाह करना पडा। एक दिन कुमार जलक्रोडाके 
लिए गया । माँ उसे कपडे देने गयी थी, परन्तु उसकी सौतने उसे कलक लगा 
दिया । राजा चुप रहा। राजाने कुमारके भ्रमण करनेपर रोक लगा दी। इस- 
पर नयी रानी बहुत अप्रसन्‍न हुईै। उसने नागकुमारकों घूमनेके लिए प्रेरित 
किया | वह हाथो पर सवार होकर नगरमे निकला | उसे देखकर कितनी ही 
कुमारियाँ मुग्ध हो गयी । अविभावकोने राजासे शिकायत की। राजा बहुत्त 
नाराज हुआ। उसने कुमारकी माँके गहने और कपडे छीनकर अधिकारसे 
वचित्त कर दिया । कुमारकों यह बुरा लगा। वह द्यूतघर गया और वहाँसे 
जुएमें उसने बहुत-सा धन जीता । राजकुमा रकी कला देखकर सभी आइचयं- 
चकित थे। कुमारने दुष्ट गज और अश्वको भी वश किया, जिससे कुमारका 
यश व्याप्त हो गया । 


राजाने कुछ समयके लिए नागकुमारसे बाहर घूम आनेके लिए कहा। 
मथुरामें व्याल और महाव्याल दो राजकुमार थे। बे अपने मन्त्रीको राज्य 
देकर पाटलिपुत्रके राजा श्रीवर्माकी लडकियोंके स्वववरमे गये । दोनोके विवाह 
हो गये । उन्होंने मिलकर अपने ससुरके शत्रुको मार भगाया। छोटा भाई वही- 


१७२ : तीथंकर महावीर और उनकी आच्षार्यपरम्परा 


पर रहा, पर बडा भाई नागकुमारसे भेंट करने कनकपुर आया। नागकुमारको 
देखते ही उसकी आँखें ठीक हो गयीं, तब वह कुमारका रक्षक हो गया। जब 
श्रीधरके आदमी नागकुमारको मारने आये, तो उसने उसे बचा लिया। वे दोनों 
मथुरा चले गये। कुमारने मथुरामें एक वेश्याका आतिथ्य स्वीकार किया। 
उसके कहने पर शीलबतीको राजाकी कैदसे मुक्त किया । महाव्यालने भी इस 
मन्‍्त्री राजासे अपना राज्य वापस ले लिया। वहाँसे कुमार कश्मीर गया। व्याल 
उसके साथ था। उसने कश्मीरनरेश नन्‍्दकी पुत्री नन्‍्दवतीको वीणामें पराजित 
किया। नन्‍्दवती इसपर मोहित हो गयी । दोनोंका विवाह हो गया। कुछ 
दिन रहकर उन्होंने हिमालयके भीतरी भागोंका भ्रमण किया। वहाँ जिन- 
मंदिर और गुहामन्दिरोंके दर्शन किये। भीलराजकी पत्नीका गृहराज भामा- 
सुरसे उद्धार किया। 


आगे बढनेपर कंचनगुहामे उसे सुदर्शंना देवी मिली। उसने बहुत-सी 
विद्याएँ कुमारको दी । पहले ये विद्याएँ जिनशत्रुने सिद्ध की थी, पर वह बाद- 
में विरक्‍्त हो गया। देवी योग्य अधिकारीको ये विद्याएँ देकर प्रसन्न हुईं। 
नागकुमार कई महत्त्वपूर्ण कायं॑ कर वहाँसे वापस लोटा । 

अपने समस्त साथियोंके साथ चलता हुआ वह विषवनमें आया। यहाँ उसने 
भूलसे विषेले आम खा लिये, पर इन आमोंका कुप्रभाव उसपर न पडा। इस- 
पर दुमु ख भीलने ५०० योद्धाओंके साथ उसकी अधीनता स्वीकार की | इसके 
पदचात्‌ कुमारने राजा अरिवर्माकी सहायता की । विजयके उपलक्ष्यमे उसने 
तागकुमा रके स!थ अपनी कन्या जयावत्तीका विवाह कर दिया। इतनेमे कुमार- 
को एक लेखपत्र प्राप्त हुआ, जिसमे एक विद्याधरसे सात कन्याओके उद्धारकी 
अभ्यर्थना की गयी थी। उसने विमानसे जाकर उन कन्याओका उद्धार किया । 
पश्चात्‌ कुमारसे उनका विवाह हो गया। 


एक बार महाव्याल मदुरा पहुँचा | वहाँ वह बाजारमें भ्रमण कर रहा था 
कि राजकुमारी मलयसुन्दरी उसे देखकर मोहित हो गयी, पर वह झूठमूठ 
चिल्लाकर कहने लगी---/इसने मुझे रोक लिया है |” अनुचर सहायताके लिए 
आये, पर महाव्यालने उन्हे हरा दिया। मलयसुन्दरीका विवाह महाव्यालके 
साथ सम्पन्न हो गया। नागकुमारने उज्जयिनीकी कुमारी मेनकासे विवाह 
किया। वहाँसे महाव्यालके साथ दक्षिण भारतकोी यात्रा करने गया। उसने 
तिलकसुन्दरीको मृदंगवादनमें पराजित किया। तोयद्वीप पहुँचकर उसने वृक्ष- 
पर लटकती हुई कितनी ही कन्याओंका उद्धार किया । वहाँसे वह पाण्ड्यदेश 
पहुँचा। अन्तमें उसने त्रिभुवनतिलकद्वीपके मण्डलिक राजाकी सुकन्या लक्ष्मी- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १७३ 


मतीसे विवाह किया । यह पृथ्वीश्वर नामक मुनिके दर्शन करने गया। विविध 
दाशनिक और धामिक विचार सुननेके पश्चात्‌ उसने नई पत्नीके प्रति विशेष 
जासक्तिका कारण पूछा । मुनिने कहा--तुम दोनोंने पिछले भवमें श्रुतपल्चमी- 
का ब्रतानुष्ठान किया था, उसीका यह पृष्यफल है। तदनन्तर मुनिराजगे 
श्रुतपंचमीके विधानका स्वरूप और महत्त्व समझाया | कुमार पिताके घर आ 
गया। कुमारकों अभिषिक्त कर राजा जयन्धर तप करने चला गया। नाग- 
कुमारने चिरकाल तक योग्यतापुर्वंक राप्य किया और पद्चात्‌ जिनदीक्षा धारण 
कर मोक्ष लाभ किया । 
नागकुमारका यह जीवन-चरित काव्यकी दृष्टिसे विशेष उपादेय है। कुमार 
शरीरसे जितना सुन्दर है; बल, पौरुष और कलामें भी उतना ही अद्वितीय है । 
इसमें पञचमीक्नतके अनुष्ठानका फल वर्णित है। 
२. महापुराण 
इस पुराणमें ६३ शलाकापुरुषोंके चरित वणित हैं। समस्त पुराण २,००० 

इलोकोमे लिखा गया है। कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन भद्‌टारकके मठमें इसकी एक 
प्रति कन्नड़ लिपिमें है। कविने रचनाके समाप्तिस्थानकी सूचना देते हुए 
अपने भ्रन्थकी विशेषताका सक्षेपमें उल्लेख कर दिया है। यथा-- 

तीर्थ. श्रीमुलगुन्दनाम्नि नगमरे. श्रीजैनधर्मालये। 

स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियत्तिप:. श्रीमल्लिषेणाह्रथ' ॥ 

सक्षेपात्प्रथमानुयोगकथनब्याख्यान्वित्तं श्रण्वत्ताम, 

भव्यानां. दुरितापह॑ रचितवान्निःशेषविद्याम्बुधि' ॥१॥ 


अर्थात्‌ संक्षेपसे प्रथभानुयोगका कथन भव्य जीवोंके पापोंकों नष्ट करने 
वाला है। इस पुराणमें महापुरुषके जीवन-वृत्तोंको संक्षेपमें निबद्ध किया गया 
है। जो भव्य जीव इस पुराणका स्वाध्याय करेंगे उनका दुरितितम विच्छिन्न 
हो जायगा । 
३, भेरवपद्मावतोकहप 

इस ग्रन्थमे ४०० अनुष्टुप्‌ इलोक हैं ओर १० अधिकार हैं । १ मंत्र-लक्षण, 
२ सकलीकरण, ३. देव्यचंन, ४. द्वादशरणज्जिकामन्त्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तम्भन, ६, अंगना-आकर्षण, ७, वशीकरण-यन्त्र, ८ निरित्त, ५ वशीकरण 
और १० गारूड तन्त्र | यह मन्त्रशास्त्रका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसपर बन्धषेण- 
कृत संस्कृत-विवरण भी उपलब्ध है तथा इसी विवरणसहित इसका प्रकाशन 
भी हुआ है। समस्त ग्रन्थ आर्या ओर गीति छन्‍्दमें लिखा गया है। मन्त्रीका 
तात्ययं साधकसे है। साधक वही हो सकता है जो वीर, पापरहित, गुणोसे 


१७४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी जआाचार्यपरम्परा 


गम्भीर, मौनी और महाभिमानी हो। गुरुजनोंसे उपदेश पाया हुआ तन्‍्द्रारहित, 
निद्राको जीतनेवाछा और कम भोजन करनेवाला ही मन्त्रसाधक हो सकता 
है। साधकके अन्य लक्षणोंको बतलाते हुए लिखा है-- 
निर्जितविषयकषायो धर्मामृतजनितहष॑गतकाय: | 
गुरुवरगुणसम्पू्णं०. स भवेदाराधको देव्या: ॥ 
शुच्िः प्रसन्‍नो गुरुदेवभक्तो हृब्रत: सत्य-दयासमेतः । 
दक्ष: पटुर्बीजपदावधारी मंत्री भवेदीहश एवं लोके' ॥ 
जिसने विषय और कषायोंको जीत लिया हो, जिसके शरीरमें धर्मरूप 
अमृतसे उत्पन्न ह॑ भरा हो तथा जो सुन्दर-सुन्दर गुणोंसे परिपृर्ण हो बह देवी- 
का आराधक होता है । जो पवित्र, प्रसन्‍न, गुरु और देवका भक्त, हृढ ब्रतवाला 
दयालु, सत्यभाषी, बुद्धिमान, चतुर और बीजाक्षरोंका निश्चय करनेवाला हो, 
ऐसा व्यक्ति ही छोकमें मन्त्री हो सकता है। 
सकलीकरणकी क्रियामें अंगशुद्धिकी मान्त्रिक विधि दी गयी है और मन्त्रों- 
में शत्रुता एवं मित्रताका निश्चय किया गया है। तृततीय परिच्छेदमें मन्‍्त्रोंके 
साधनकी सामान्यविधि वणित है। दिद्या, काल, मुद्रा, आसन एवं पल्‍्लवोंके 
भेदोंका वणंन भी आया है। वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन आदि मन्त्रोंको 
किस आसन और दिशामें सिद्ध करना चाहिए, इसका भी वर्णन आया है। 
आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जनको पंचोपचार 
कहा गया है। पद्मावतीके एकाक्षर, षडक्षर, व्यक्षर आदि मन्त्र भी दिये गये हैं। 
चतुर्थ परिच्छेदमें विभिन्‍न मन्त्र, यन्त्र और बीजाक्षरोंका कथन किया गया 
है। पञ्चम परिच्छेदमें स्तम्भन मन्त्रोंका कथन आया है और जल, तुला, सपे 
तथा पक्षी स्तम्भनके मन्त्रों ओर यन्त्रोंका निर्देश किया गया है। षष्ठ परिच्छेद- 
में इष्टांगनाकर्षणयन्त्रविधि दी गयी है और चार यन्‍न्त्रोंका निर्देश आया है। इस 
प्रकरणमें कई मन्त्र भी हे। सप्तम परिच्छेदमे ज्वर आदि रोगोके उपशमन हेतु 
अनेक यन्त्र दिये गये है । इन यन्त्रोको धारण करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त की जा सकती है। अष्टम परिच्छेद निमित्ताधिकार है। इसमे अनेक 
प्रकारके मन्त्र और यन्त्र आये है। नवम परिच्छेद तन्त्राधिकार है। इसमें 
लवंग, केशर, चंदन, नागकेशर, इ्वेतसषंप, इलायची, मनसिल, कूट, 
त्तगर, श्वेत कमल, गोरोचन, लाल चन्दन, तुलसी, प्माव ओर कुटज आदि 
द्रव्योंको पुष्य नक्षत्रमें लाकर कुमारी कन्यासे पिसवाकर धतूरेके रसमे गोली 
बनाकर बन्‍्द्रोदय होनेपर तिलक करनेसे ससार मोहित होता है। इस प्रकार 


१. भैरवपद्मावतीकल्प, पद्यध ९-१० । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १७५ 


लाना प्रकारकी औषधियोंको विभिन्‍न नक्षत्रोंमें विभिन्‍न योगों द्वारा तैयार 
करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंका वर्णन आया है। दशम अधिकार गारुड 
अधिकार है। गारुड-विद्याके आठ अंग हैं--१ संग्रह, २ अगन्यास, ३ रक्षा, 
४ स्तोभ, ५. स्तम्भन, ६ विषनाशन, ७ सचोद्य और ८ खटिकाफणिदशन । 
इन आठों अगोंका विस्तारसे वर्णन आया है। इस ग्रन्थकी मन्त्र-तन्त्रविधिमें 
कुछ ऐसे अखाद्य पदार्थोके प्रयोग भी बतलाये है, जिनका मेल जेनधर्मके आचार- 
शास्त्रके साथ नही बेठता है, पर लोकिक विषय होनेके कारण इसे उचित माना 
जा सकता है। 


४. सरस्वतोमन्त्रकल्प 
इसका दूसरा नाम भारतीकल्प भी है। आरम्भमें कविने लिखा है-- 
जगदीश जिन देवमभिवन्याभिशकरमस्‌ | 
व्ष्ये सरस्वतीकल्प समासेनाल्‍्पमेधसा मम ॥१॥ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
त्रिनेत्रा पातु मा वाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ॥२॥ 
लब्धवाणीप्रसादेन मल्लिषेणेन सुरिणा । 
रच्यते भारतीकल्प' स्वल्पजाप्यफलब्रद' ॥३॥ 
स्पष्ट है कि कविने अभयज्ञानमुद्रावाली अक्षमालाधारिणी और पुस्तक- 
ग्राहिणी, जटारूपी बालचन्द्रमासे मण्डित एव त्रिनेत्रा सरस्वतीकी कल्पना की 
है । इस सरस्वतीके प्रसादसे व्यक्ति अपने मनोरथोको पूर्ण करता है। यह सर- 
स्वती अल्प जाप करनेसे ही सन्तुष्ट हो जाती है। इसमे ७५ पचद्य है और साथमे 
कुछ गद्य भी है। यह भी पद्मावतीकल्पके साथ प्रकाशित है। 


५. ज्वालिनोकल्प 
यह मन्‍्त्रग्नल्य है। इसकी प्रति सेठ माणिकचन्द्रजी, वम्बईके संग्रहमे 
है। इसमें १४ पत्र है और पाण्डुलिपि वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है। यह 
ज्वालमालिनीकल्पसे भिन्न है। 
६. कामचाण्डालीकल्प 
यह भी मन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ है। इसके आरम्भमे लिखा है-- 
छन्दोलंका रशास्त्रं किमपि न च पर प्राकृत संस्कृत वा। 
काव्य तच्च प्रबन्ध सुकविजनमनोरजन यः: करोति॥ 
कुव॑न्नुवीशिछादो न लिखित किल तद्याति यावत्समाप्ति | 


स श्रीमान्मल्लिषेणो जयतु कविपतिर्वाग्वधूमण्डितास्य: ॥ 


१७६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्गपरम्परा 


स्पष्ट है कि कवि कलाका उह्दे इय मनोरज्जनमात्र मानता है। वह छन्दो- 
लंकार अथवा भाषासम्बन्धी किसी भी अनुबन्धको महत्त्व नहीं देता | वस्तुतः 
काव्यके लिए छन्‍्द, अलंकारादि अत्यावश्यक हैं भी नहीं। रसकी सत्ता ही 
काव्यका प्राण है। चमत्कारके रहनेसे मनोरञझजन और रसानुभूतिके होनेसे 
परमानन्दकी प्राप्ति काव्यमें होतो है। 


मन्त्रका सम्बन्ध लोककल्याणके साथ है, आत्मकल्याणके साथ नहीं। 
तान्त्रिक विधियों द्वारा भी लोकाचुरज्जन किया जाता है। अतएव मल्लिषेणने 
लोककल्याण और लोकरञ्जनके हेतु कामचाण्डालीकल्पकी रचना की है। 
इस कृतिकी पाण्डुलिपि बम्बईके सरस्वतीभवनमें है । 


प्रवचनसारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज्न्रपंजरविधान, ब्रह्मविद्या आदि 
कई ग्रन्थ मल्लिषेणके नामसे उल्लिखित मिलते हैं। पर निशवयपूवंक यह नहीं 
कहा जा सकता कि ये ही मल्लिषेण इन ग्रन्थोंके भी रचयिता हैं। वज्ञपंजर- 
विधान और ब्रह्मविद्यामन्त्रश्रन्थ होनेके कारण इन मल्लिषेणके सम्भव हैं। 
वज्ञपंजरविधानकी पाण्डुलिपि श्री जेन सिद्धान्त-भवन आरामें है। 


इन्द्रनन्दि प्रथम 
इन्द्रनन्दि नामके कई आचारयोके उल्लेख मिलते हैं। किन्तु यहाँ मन्त्रशास्त्र- 
विज्ञ ज्वालमालिनीकल्पर्क रचयिता इन्द्रनन्दि अभिप्रेत हैं। एकसन्धिमट्टा- 
रक द्वारा विरचित जिनसंहितामें उनके पू्ववर्ती आठ प्रत्तिष्ठाचार्योका उल्लेख 
आया है। आरयंपने शक सं० १२४१ (वि०सं० १३७६)में 'जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' 
नामक ग्रन्थ लिखा है। इसमें ९ प्रतिष्ठाचार्योके उल्लेख आये हैं, जिनमें एक 
इन्द्रनन्दिका भी है। किन्तु इन्द्रनन्दिके नामकी जो सहिता मिलती है, उसके 
रचयिता प्रस्तुत इन्द्रनन्दिसे भिन्‍न इन्द्रनन्दि हैं | पद्य निम्न प्रकार है-- 
वीराचार्यंसुपृज्यपादजिनसेनाचार्यंसंभाषितो- 
यः पूर्व गुणभद्रसूरिवसुनन्दीन्द्रादिनन्यूज्जित: । 
यश्चाशाधरहस्तिमल्लकथितो यदचेकसन्धिस्तत: । 
तेभ्यः स्वाहत्सारमध्यरचित: स्याज्जेनपूजाक्रम:' ॥ 
रायबहादुर डा० हीयालाल जीकी '6 (300028०८ छा $ब॥४८७४ बात फ4- 
घ्चा क्ाइटाएड वा 6 (दाएे शिठ्शा०९5 2१०0 ऊैशवा' नामक ग्रन्थसूची 
नागपुरसे ई० सन्‌ १०२६ में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रन्थकी प्रस्तावनामें इन्द्र- 
नन्दिके सम्बन्धमें लिखा गया है-- 


१. प्रशस्तिसंग्रह, आरा, प० ६० | 


प्रवुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १७७ 
श्र 


89 प्रांड ४५४४०: छ९ ॥8५४९४ ६76 ४०0: िशगानाएा--९ 8) 98. ६ 0९०5 
साोप्रो पोट ०ण६ ० छाएएा४६ध४४ पीट 8000255 ० शि९, ]४०ैधा)०. 6 
रण ककुष्प्रड जांगी ॥8. 8०००६ ण॑ द€ लंएटजाडब002९8 रण 96 0ा॥8॥7 ० 
बी९ ९. शिबरट्ाबाप॥8, 8 8982९ बाते श्र रण जिबएतेब8०9, पएशवे था 
जलुश्ाबट्वावड5 | 248790९88. मिंट 990 4 0९ एएए एथा2८त &शा98- 
80. 0०९ ४॥९ 9९८३७३८ .0088९88९0 0 3 उिद्य03- (४७888 परयातेटा ए/086 
्रमीघ्रट72९ डऔ॥2 370008०व 47 थे) 807६8 0 ३८8 भाते 8 ठेहटशाए णा वा- 
96८९७६, . , ,]४८०४४४४३ 82०४६ पं धांते 06 ग्रोप्रांतवटए०५ पथ 0८; 00 
8 07 ० धर 'चिबट्स्‍टाए 5, लिए गराटप/0४४९2० ह€ 22६ वादा ॥074- 
फतवा 008 ३:९६ ग्राणए। छा०६९85९४ (0 ९४०08९३॥॥ छटाधए९.7 
ज्वालमालिनीकल्पकी प्रशस्तिसे अवगत होता है कि इन्द्रनन्दि योगीन्द्र 
मन्त्रश्ास्त्रके विशिष्ट विद्वान थे तथा वासवनन्दिके प्रशिष्य और बप्पनन्दिके 
शिष्य थे। इन्होंने हेलाचायं द्वारा उदित हुए अर्थों लेकर इस ज्वालमालिनी- 
कल्पकी रचना की है। इस ग्रन्थकी आद्यप्रशस्तिके २२ वे पद्ममें ग्रन्थरचनाका 
प्राय: पूरा इतिवृत्त दिया गया है। देवीके आदेशसे ज्वालिनीमत नामक एक ग्रन्थ 
मलय नामक दक्षिण देशके हेम नामक ग्राममें द्रविड़ाधीश्वर हेमाचार्यने रचा 
था। उनके शिष्य गड्भमुनि, नीलग्रीव और बीजाव नामके हुए और 'सांतिरसब्बा' 
नामक आयिका तथा विरुवट्ट' नामक क्षुल्लक भी हुआ। इस परिपाटी एवं 
अविच्छिन्न सम्प्रदायसे चले आये हुए मन्त्रवादका यह ग्रन्थ कन्दपने जाना और 
उसने भी अपने पुत्र गुणनन्दि नामक मुनिके प्रति व्याख्यान किया । इन दोनो- 
के पास रहकर इन्द्रनन्दिने उस मन्त्रशास्त्रका ग्रन्थत. और अथ्थंत्त: विशेष रूपा- 
से अध्ययन किया । इन्द्रनन्दिने उस क्लिष्ट प्राचीन शास्त्रकों हृदयमे धारणकर 
ललित आर्या और गीतादि छन्दोंमे हेलाचार्यके उक्त अर्थंको ग्रन्थ परिवर्तनके 
साथ सम्पूर्ण जगतको आर्चयंचकित करने वाले इस ग्रन्थकी रचना की । राय- 
55 हीरालालजीने इन्द्रनन्दिकी गुरुपरम्पराका उल्लेख निम्न प्रकार 
कया है । 


द्राविड-गण 
इनमे 
इलागीि ( प्रथम ) 
__ बासबनन्दि 


१. ज्वालामालिनीकल्प, सूरत संस्करण, भ्रास्ताविक, पृ० ७ पर उचुत । 


१७८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


वर्षरन्द 


हषनाद ( प्रथम ) 
हष॑नन्दि ( द्वितीय ) 
इन्द्रनन्दि ( द्वितीय ) 


इस गुरुपरम्परासे और अन्यत्र प्राप्त ग्रन्थप्रशस्तिसे विरोध आता है। 
बम्बई और कारंजाकी प्रतियोंमें निम्नलिखित पद्य प्राप्त होते हैं-- 


स श्रीवासवनंदिसन्मुनिपति: शिष्यस्तदीयों भवेत्‌ ॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मा चतुरनियोगेषु चतुरमतिविभव: | 
श्रीबष्पनंदिगुरुरिति बुधमधुपनिषेवित्तपदाब्ज: ॥ 

लोके यस्य प्रसादादजनि मुनिजनस्तत्पुराणार्थवेदी 
यस्याशास्तंभमूर्धान्यतिविमलयद. श्रीवितानो निबद्ध: | 
कालास्तायेन पौराणिककविवृषभा द्योतितास्तत्पुराण- 
व्याख्यानादबष्पनदिप्रथितगुणगणस्तस्य कि वण्यंतेथ्त्र 
शिष्यस्तस्येन्द्रनदविमलगुणगणोह्ामधामाभिराम' 
प्रशा-तीक्षण्रधारा-विदलितबहला5्ज्ञानवल्लीवितान:? | 


श्री जैन सिद्धान्तभवन आराकी पाण्डुलिपिमें दशम परिच्छेदके अन्तमे जो 
प्रशस्ति दी गयी है, वह इससे भिन्न है। आरा वाली प्रतिमे अकित गुरु- 
परम्परा रायबहादुर डा० हीरालालजी द्वारा उल्लिखित गुरुपरम्पराके समान 
है। यथा-- 


स श्रीवासवनन्दिसन्मुनिपति: शिष्यस्तदीयो भवेत्‌ ॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मा चतुरनियोगेषु चतुरमिति विभव:। 

श्री वषंनन्दिगुरुरिति बुधमधुपनिसेवितपदाब्ज: ॥ 
लोके यस्य प्रसादादजनि मुनिजनः सत्पुराणार्थवेदी । 

यस्याशास्तम्भमूर्धन्यतिविमलयश' श्रीवितानो निबद्ध: 
> » » पौराणिककविवुषभाद्योतितास्तत्पुराण-- 

व्याख्यानादु-ह॑नन्दि प्रथितगुणस्तस्य कि वरष्यतेञत्र 





१. जैन प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली पृ० १३८-१३९८ पर उद्घृत । 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाजार्य ; १७९ 


शिष्यस्तस्येन्द्रनन्दिविमलगुणगणोह्यमधामाभिराम: 


प्रश्तीक्भास्त्रधा राविमलित्तबहलाज्ञानवल्ली वितान:!। 


स्थिति-काल 
इन्द्रनन्दिने अपने इस ग्रस्थकी रचनाका समय उद्धृत किया है। यह 
पद्य आरा जैन सिद्धान्त भवनकी प्रति और श्री पं० परमानन्द जी द्वारा प्रका- 
शित प्रशस्तिसग्रहमें समान है। पद्म निम्नप्रकार है-- 
अष्टशतस्यैकषष्टि (८६१) प्रमाणशकवत्सरेष्वतीतेषु । 
श्रीमान्यखेटकटके पर्वष्यक्ष [य] तृत्तीयायाम्‌ ॥ 
शतदलसहितचतु:शतपरिमाणग्रंथरचनाया युक्‍त॑ | 
श्रीकृष्णराजराज्ये समाप्तमेतन्मत देव्या: ॥ 


अर्थात्‌, इस ग्रन्थकी समाप्ति मान्यखेटमें (वर्तमान मलखेड़में) शक सं० ८६१ 
ई० (सन्‌ ९३०) में अक्षयतृतीयाक्रे दिन हुई। अतएव स्पष्ट है कि आचार्य इन्द्र- 
नन्दि योगीन्द्रका समय ई० सन्‌ की दशम शझताब्दीका पूर्वार्ध है। आचाय॑ 
नेमिचन्द्ते गुरुके रूपमें जिन इन्द्रनन्दिका उल्लेख किया है, समयकी हृष्टिसे 
वे यही इन्द्रनन्दि सम्भावित हो सकते हैं, पर विषयवस्तु और आममज्ञानकी 
दृष्टिसे ये दोनो इन्द्रनन्दि भिन्न प्रतीत होते हैं । 
रचना-परिचय 

ज्वालमालिनीकल्प मन्त्रश्ास्त्रका उत्कृष्ट ग्रन्थ है। प्रस्तुत ग्रन्थ दश 
परिच्छेदोंमे विभकत है। इन परिच्छेदोंके नाम निम्न प्रकार हैं-- 

१. मन्त्रीलक्षण--अर्थात्‌ मन्त्रसाधकके लक्षण | 

२. दिव्यादिव्यग्रह--दिव्यस्त्रीग्रह, दिव्यपुरुषग्रह, अदिव्यस्त्रीग्रह, अदिव्य- 

पुरुषग्रह । 

हे सकलीकरणक्रिया--अंशुद्धि, बीजाक्षरज्ञान । 

४. मण्डलपरिज्ञान--सामान्यमण्डल, स्वोतोभद्रमण्डल आदि मण्डलोंका 

विवेचन । 

५ भूताकम्पन तेल 

६ रक्षास्तम्भन--वश्य प्रकरण । 

७, वशीकरण प्रकरण । 





१, ज्वालमालिनीकल्प, आरा जैन सिद्धान्त भवनकी हस्तलिखित अन्तिम प्रशस्ति । 
२. जैनम्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, १० १३९ पर उधृत | 


१८० ; तीर्थंकर महावीर भर उनकी आचार्यपरम्परा 


८. पूजनविधि प्रकरण। 

९. भीराजनविधि। 

१०. शिष्यपरीक्षा एवं शिष्यप्रदेयस्तोत्र आदि विवरण। 

प्रथम परिच्छेदमें २५ पद्य हैं। मंगलाचरणके पदचात्‌ ज्वालामालिनी देवी- 
के स्वरूपका वर्णन किया गया है। पद्चात्‌ ग्रन्थरचनाका कारण बतलाते हुए 
कमलश्रीकी कथा अंकित है। कमलश्रीको ग्रहबाधा थी, जिसे ज्वालामालिनी- 
देवी द्वारा मन्त्र प्राप्त कर दूर किया गया। इसी परिच्छेदमें गुरुपरम्पराका भी 
उल्लेख आया है। इस परम्परामे बताया है कि कन्दर्प नामक मुनिने इस मन्त्र- 
शास्त्रका उपदेश गुणनन्दिको दिया और इन्द्रनन्दिने इन दोनोंसे इस ग्रन्थका 
अध्ययन किया | २८वें पद्ममे ग्रन्थकी विषयानुक्रमणिका अकित है। ३०वें 
पदच्यसे ३५ वे पद्मपयंन्त मन्त्रसाधकका लक्षण दिया गया है। मन्त्रसाधना 
करने वालेको गुरुभक्त, सत्यवादी, चतुर, ब्रह्मचारी और भक्तिपरायण 
होना चाहिये । 

ह्ितीय परिच्छेदमे प्रहोसे अभिभूत होने वाले व्यक्तियोके लक्षणोका वर्णन 
है। ग्रहोंके दिव्य और अदिव्य दो भेद कर कौन ग्रह किसको पीड़ा पहुँचाता है, 
इसका विस्ता रसे वर्णन किया गया हे । ग्रहोकी कीलित करनेके लिये बीजाक्षर 
और ध्वनियाँ भी निबद्ध को गयी है । इस परिच्छेदम २२ पद्म है । 

तृत्तीय परिच्छेदमें सकलीकरण क्रियाका शरीरके अंग और उपागोको किन- 
किन बीजाक्षरो द्वारा शुद्ध और रक्षित किया जा सकता है इसका भी वर्णन 
आया है। मन्त्रोमे जया, बिजया, अजिता, अपराजिता, जम्भा, मोहा, गौरोा और 
गान्धारी इन देवियोके लिए कौन-कौन बीजाक्षर जोड़कर मन्त्र तैयार किये जाते 
है, इसका विवेचन आया है। इस परिच्छेदके अन्तमे ४ रक्षामन्त्र हैं, जिनके 
द्वारा शरीर, स्थान, आसन आदिकी रक्षा की जाती। इस परिच्छेदमे कुल ८३ 
पद्य है। ज्वालमालिनीका ध्यान करनेकी विधि ग्रहनिग्नहनिधान, भूताख्य 
गायत्रीमन्त्र और उसकी शक्ति, कामार्थंक मन्त्र और उसकी तजंनो मुद्रा, भंजन- 
मन्त्र, भजनमुद्रा, आध्यायनमन्त्र, आध्यायनमुद्राके वर्णनके परचातु बीजाक्षरो- 
का ज्ञान और महत्व वर्णित है। बीजोंकी शक्तियाँ तथा द्वादश विधि-वीजाक्षर 
एवं साधनाविधि भी बतलायी गयी है। 

चतुर्थ परिच्छेदमे ४४ पद्य हैं। इस परिच्छेंदके प्रारम्भभे मण्डल बनानेकी 
विधि निबद्ध है। मन्त्रसिद्धेकि लिए आठ हाथ चौरस भूमिमे मण्डल बनाया 
जाता है। मण्डल पाँच रंगोंके चूणोंसि चार द्वारों वाला एबं अनेक प्रकारकोी 
ध्वजा-पताकाओंसे युक्त होता है। पुरुष प्रवेश करनेके योग्य द्वार पर पीपलके 


प्रशुद्धाचार्य एवं परस्परापोषकाचार्य : १८१ 


तोरण लगाकर सभी दिद्याओंमें मुशलके समीप जलसे भरे हुए घटोंको स्थापित 
करे । इसके पूर्व आदि आठ कोणोमें इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, यम, कुबेर 
और ईशान देवोंको समस्त लक्षणोंसे युक्त करे। इन्द्रको पीतत, अग्निको अग्नितुल्य, 
यमको अत्यन्त कृष्ण, नेऋत्को हरित, वरुणको चन्द्रमाके समान, वायुको असित 
--घूमिल वर्ण, कुबेरको समस्त रंग युक्त और ईशान देवको इ्वेत वर्ण युक्त 
अंकित करे। इनके वाहन क्रमश गज, मेष, महिष, शव, मकर, मृग, तुरग और 
वृषभ हैं | इनके हाथोंमे वज्ञ, अग्नि, दण्ड, शक्ति, तलवार, पाश, महातुरंग, 
दात्रि और शूल है। इन लोकपालोके बीचमे देवीकी आकृति बनाये । अनन्तर 
मन्‍्त्रोकी स्थापना कर पुजन करे। इस प्रकरणमे विभिन्न प्रकारके मन्त्र भी 
दिये गये है तथा पञ्न्चोपचा रका विधान है। इसके परचात्‌ सर्वत्तोभद्र मण्डल 
बत्तानेकी विधि वणित है| इस मण्डझमे मेघ, महामेघ, ज्वाल, लोल, काल, 
स्थित, अनील, रौद्र, अतिरौद्र, सजल, अजल, हिंमका, हिमाचल, लुलित, महा- 
काल ओर नान्दिके अकित्त करनेका निर्देश आया है। 

समयमण्डल एवं विभिन्न मन्‍्त्रोका उल्लेख करनेके पश्चात्‌ सत्यमण्डल 
रचनाकी विधि दी गयी है। इन मण्डलो द्वारा मन्त्राराधनाकी विधि एवं महत्त्व 
अंकित किया गया है। 


पञ्चम परिच्छेदमे २० पद्म है। इसमे भूता-कम्पन-तलका विस्तारपूर्वक वर्णन 
आया है। इस तेलको बनानेमें पूतिक, गुक-तुण्डिका, काक-तुण्डिका, अद्वगन्धा, 
भूकुषमाडि, इन्द्र, वारुणी, पूत्ति, दमन, अग्रगन्धा, श्रीपर्णी, असगध, कुटज, 
कुकरजा, गोश्वृगि, श्लुगिनाग, सपंविप, मुष्टिक, अजीर, भीलीसतु, चक्रागी, 
खरकर्णी, गोररू, तवलेका, विष, कनक, व्ररही, अकोल, अस्थि, प्रभ, लज्ज- 
रिका, पाटलिका, काम, मदनतरु, भिलावा, काकजंघा, बन्ध्या, देवदारु, बहती, 
सह॒देवी, गिरिकर्णिका, नदिमल्लिका, अरकशल हस्तिकर्णी, नोम, महानीम, सिरस, 
लोकेश्वरी, दान्य, पारिवृक्ष, महावुक्ष, कटुकहा र, उपयोगिमुल, श्वेत और छाल 
जयादेदि, ब्राह्मी, कोकिलाक्ष, मृग, देवपालि, कटुकेंबी, सिहकेसकर, घोषालिका, 
अरकभक्ति, पतिलता, मुक्तिलता, अतिमुक्तकलता, भगमुष्कि, नागकेशर, शादूं ल- 
नखी, पुत्रजीवी, शीग्रहु, एरण्ड, तुलसी, सन्ध्या, अपामार्ग एव गजमद आदि 
ओषधियोंका प्रयोग किया जाता है। उपयुंक्त औषधियोंको कूट-पीस कर 
विभिन्न प्रकारकी वस्तुओं द्वारा भावना देनेकी विधि भी वर्णित है। 


षष्ट परिच्छेदमें ४७ पद्म हैं। सर्वप्रथम सर्वरक्षामन्त्रकी विधिका वर्णन 
करते हुए द्वादश कमलपत्रोंमें बीजाक्षरोंकों सुगन्धित द्रव्य द्वारा लिखनेका वर्णन 
आया है। यह मन्त्र रोग, पीडा, अपमृत्यु, भय, ग्रह और पिशाचपीडा आदिसे 


१८२ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


रक्षा करता है। मोहनवश्य, स्त्री-आक्षंण, सेनस्तम्भन, जिद्दास्तम्मन, क्रोध- 
स्तम्भन आदिका भी वर्गन आया है। आवेष्टनमन्त्रके पश्चात्‌ विभिन्‍न प्रकार- 
के यन्त्र बनानेकी प्रक्रियाका वर्णन आया है। यन्त्र-मन्त्रकी हृष्टिसे यह परिच्छेद 
महत्त्वपूर्ण है । 

सप्तम परिच्छेदमें ५१ पद्म हैं । शरपुखी, सहदेवी, तुलसी, कस्तूरी, कपूंर 
गोरोचन, गजमद, मन:शिला, दमतक, जातिपुष्प, शमीपुष्प और हरिकांताको 
समभाग लेकर तिलक करनेसे सभी लोग वशमें होते हैं । इसी प्रकार इलायची, 
लौग, चन्दन, तगर, कमल, कूट, कु कुम, उशी र, गौरोचन, नागकेश र, मनशिल, 
राजिका, हिक्‍्का, तुलसी और पद्माखको समभाग लेकर पुष्य नक्षत्रमें कन्यासे 
पिसवाये । इसका अंजन करनेसे सभीको पराजित किया जा सकता है। वशी- 
करण और सुखदायक अंजनोंकी और भी कई विधियाँ वर्णित है। वशीकरण 
अजन एवं वश्यप्रयोग भी आये हैं। वश्यनमक, वश्यतेल, कामवा रण, दश रारिक 
चूर्ण, योनिशोधक लेप एवं सनन्‍्तानदायक औषधिका वर्णन आया है। 


अष्टम परिच्छेदमे २५ पद्य हैं। इस प्रकरणभें देवीको पूजाविधिका कथन 
आया है। सर्वप्रथम स्नानविधि, अजनविधि, तिलकविधि, एवं देवीकी आर- 
धनाकी विभिन्‍न विधियाँ अंकित है। ज्वालामालिनी देवीकी पूजाविधि और 
पूजाफल भी वर्णित है। वसुधारामन्त्र, नवग्रहमन्त्र एवं विभिन्‍न अनुष्ठेय मन्‍्त्रों- 
का कथन भी किया गया है । 


नबम परिच्छेदमे २५ पद्म है और नोराजनविधि बरणित है नीराजन द्रव्य- 
के साथ मातृकाध्वनि एवं समन्त्र विभिन्‍न द्वव्योंसे देवीकी आरती और पूजाकी 
विधि आयी है। 
दशम परिच्छेदमे २० पद्मोंमें शिष्पको विद्या देनेकी विधिके निरूपणके 
पद्चात्‌ चन्द्रनाथपूजा, ज्वालामालिनीपूजा, हवन और जाप्यविधि, ज्वाल- 
मालिनीस्तोत्र, मूलमन्त्र, मन्त्रोद्धार, वशीकरणमन्त्र, ज्वालामालिनी देवीके 
साधनकी तृत्तीय विधि, ध्यानमन्त्र, पञ्त्चोपचार मन्त्र, कौमारी देवी, वेष्णवीदेवी 
वाराहीदेवी, ऐन्द्रीदेवी, चामुण्डादेवी, एवं महालक्ष्मीदेवीकी पृजनविधि 
वर्णित है। गद्यमय ज्वालमालिनीस्तोत्र और बन्द्रप्रभसस्‍तवनके अनन्‍्तर ग्रन्थ 
समाप्त हुआ है । चन्द्र प्रभस्तोत्रमे शौरसेनी, मागधी, अपश्र श, पेशाची, चूलिका 
पेशाची और संस्कृतका एक साथ प्रयोग किया गया है। शो रसेनी-- 
विग्द दुंह देहु मोहारि केदृदयं, 
दलिद गुरु दुरिद मध विहिद कुमुदक्खय । 


प्रधुद्धाचार्य एवं वरम्परापोषकाचार्य : १८३ 


नाधतं नमदिजों सव॒र नद वच्छलं 
लहदि निज्वदि गदि सोदह णिम्मल ॥ 
सागधी-- 
अशुरू शुरू विलद्न लनाय शेविव पढे, 
नभिल जय जतु तुदिन्नशिव दुर पदे 
चलन पुल निलूद शिशालि शलशी लुदे, 
देहि मह शा मिव शालि शाशद पदे ॥ 
स्तोत्र बीजाक्षरगर्भित है और मन्त्रशास्त्रकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण है। 
हमारा अनुमान है कि यह स्तोत्र इन्द्रनन्दि विरचित नही है, किसीने पीछेसे 
इसे जोड़ दिया है। मूल ग्रन्थ दशम परिच्छेदके अनन्तर समाप्त हो जाता है। 
अतः बादमें जितने पूजा-पाठ आये है, वे सभी अन्य किसीके द्वारा रचित है। 
इस मन्‍्त्रग्रन्थमें भारतकी ८-९०वी शत्तीकी मान्त्रिक परम्पराका सकलन 
किया गया है। आचार्यने जहाँ-तहाँ पचपरमेष्ठी और उनके बीजाक्षरोका निर्देश 
कर सामान्य मन्त्रपरम्पराको जैनत्वका रूप दिया है | जेनदर्शन और जेन त्तत्त्व- 
ज्ञानके साथ इसका कोई भी मेल नही है पर लोकविधिके अन्तर्गत इसकी उप- 
योगिता है। मध्यकालमें फलाकाक्षी व्यक्ति श्रद्माससे विचलित हो रहे थे, अत 
उस युगमें जैन-मन्त्रोंका विधान कर जनसाधारणको इस लोकैषणामे स्थित 
किया है। 


जिनचन्द्राचार्य 
सिद्धान्तसार ग्रल्थके रचयिता जिनचन्द्राचायं है।इस प्रन्थकी उपान्त्य 
गाथामें बताया है-- 
पवरयणपरमाणलक्खणछदालका ररहियहियएण । 
जिणइंदेण पउत्तं इणमागमभत्तिजुत्तेण' ॥ 
इस गाथामे 'जिणइंदेण' पदसे संस्कृत रूपान्तर जिनचन्द्र ही सिद्ध होता है, 
जिनेन्द्र नहीं। अतएव भाष्यकारने 'जिनचन्द्रनाम्ना सिद्धान्तग्रन्थ वंदिना' जो 
अथं किया है वह बिल्कुल यथाथे है। श्री नाथूराम प्रेमीने सिद्धान्तसारादिसंग्रहकी 
प्रस्तावनामें सम्भावना को है कि जिनचन्द्र भास्करनन्दिके गुरु है, जिनका 
उल्लेख श्रवणबेलगोलके ५५वें शिलालेखमे आया है। तत्त्वाथंकी सुखबोधिका, 
टीकामें निम्नलिखित प्रशस्ति प्राप्त होती है, जिसमें भास्करनन्दिके गरु जिन- 
चन्द्र सिद्धान्तशास्त्रोंके पारगत विद्वान बतलाये गये है-- | 


१. सिद्धान्तसारादिसंग्रह, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाछा, पथ्य ७८, पृ० ५२ । 


१८४ : तीथंकर महावीर और उत्को आचारयंपरम्परा 


तस्यासीत्सुविशुद्धौष्टिविभव: सिद्धान्तपारंगत: | 

क्षिष्य: श्रीजिनचन्द्रनामकलितश्चारित्रचूड़ामणि: ॥ 
शिष्यो भास्करनन्दिनामविवुधस्तस्याभवत्तत्त्ववित्‌ । 
तेनाकारि सुखादिबोधविषया त्तत्त्वाथ॑वृत्ति: स्फुटम ॥ 


सुखबोधिकाटीकाका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। पर पं० शान्तिराज 
शास्त्रीने इसका रचना-काल वि० सं० १३५३ के ऊगभग माना है। ग्रन्थके अन्त- 
रंग परीक्षण करनेसे ये जिनचन्द्र सिद्धान्तसा रके कर्त्ता प्रतीत नहीं होते हैं । 
जिनचन्द्र नामके एक अन्य सिद्धान्तवेत्ता विद्वान्‌ और हुए हैं। ये धमंसंग्रह- 
श्रावकाचारके कर्त्ता मेधावीके गुरु ओर पाण्डवपुराणके कर्त्ता शुभचन्द्रके शिष्य 
थे। तिलोयपण्णत्तिकी दान-प्रशस्तिमें इनका परिचय निम्न प्रकार दिया 
गया है-- 
अथ श्रीमूलसघे5स्मिन्नन्दिसंघेउनघे5जनि । 
बलात्कारगणस्तत्र गच्छ: सारस्वतस्त्वभूत्‌ ॥ 
तत्रा्जन प्रभाचन्द्र. सूरिचन्द्राजितांगज:। 
दर्शनज्ञानचारित्रतपोवीर्यसमन्वित्त: ॥ 
श्रीमान्बभूव मातंण्डस्तत्पट्टोदयभूधरे । 
पद्मनन्दी वुधानन्दी त्तमच्छेदी मुनिप्रभु ॥ 
तत्पट्टाम्बुधिसच्चन्द्र. शुभचन्द्र: सता वर | 
पचाक्षवनदावारिन:  क्पायक्ष्माधराशनि' ॥ 
तदीयपट्टाम्ब रभानुमालीक्षमादिनानागुण रत्नशाली । 
भट्टारकश्रीजिन चन्द्रनामा सैद्धान्तिकानां भुवि योस्ति सीमा ॥ 
इस दानप्रशस्तिमे मेधावीने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय देते हुए सरस्बती- 
गच्छके प्रभाचन्द्र--पद्मनन्दि शुभचन्द्रके शिष्य जिनचन्द्रका उल्लेख किया है। 
जो सेद्धान्तिकोंकी पक्तिमे परिगणित थे । उक्त प्रशस्ति वि०ण्स० १५१९ में लिखी 
गयी है। उस समय जिनचन्द्र वर्तमान थे। सिद्धान्तसारकी प्रभाचन्द्र द्वारा 
निर्मित एक कन्‍्नड़ टीका भी जैन सिद्धान्त भवन आरामें है। यह टीका कब 
लिखी गयी, इसका कोई निर्देश नही है। 'कर्नाटककविचरिते'मे प्रभाचन्द्रका 
समय १३ वी शत्ताब्दी अनुमानित किया है। अत्त: उक्त दोनों ही जिनचन्द्र 
सिद्धान्तसारके रचयिता नही है। 
सिद्धान्तसारग्रन्थका अध्ययन करनेसे यह ज्ञाता होता है कि इस ग्रन्थपर 
गोम्मटसार जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड इन दोनोंका प्रभाव है। आचाय॑ नेमिचन्द्र- 
के गोम्मटसारका अध्ययन कर ही इस ग्रन्थकी रचना जिनचन्द्रने की है। सिद्धा- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १८५ 


न्तसारकी प्रारम्मिक गाथाएँ गोम्मटसार जीवकाण्डसे पूर्णतया प्रभावित हैं। 
जीवकाण्डमें सिद्धनतिका वर्णन करते हुए बताया है कि सिद्धजीवोंकी सिद्धगत्ति 
केवलज्ञान क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, अनाहार और उपयोगकी अक्रम 
प्रवृत्ति होती हैं । 
सिद्धपरमेष्ठी--१४ गुणस्थान, १४ जीव-समास, ४ जीव सज्ञा, ६ पर्याप्ति, 
१० प्राण--इनसे रहित होते हैं तथा इनके सिद्धगत्ति, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और 
अनाहा रको छोड़कर शेष नव मार्गंणा नही पायी जाती | ये सिद्ध सदा शुद्ध ही 
रहते हैं, क्योंकि मुक्ति प्राप्तिके बाद पुन. कमंका बन्ध नहीं होता । यथा-- 
सिद्धाण सिद्धयई केवलणाण च दसण खटय। 
सम्मत्तमणाहा र उवजोगाणक्कमपउत्ती ॥ 
गुणजीवठाणरहिया सण्णापज्जत्तिपाणपरिहीणा । 
सेसणवमग्गणणा सिद्धा सुद्धा सदा होति!॥ 
९ रे ९ 3 


जीवगुणठाणसण्णापज्जत्तीपाणमग्गणणव्‌णे । 

सिद्ध तसारमिणमो भणामि सिद्धे णमसित्ता ॥ 

सिद्धाणं सिद्धबईई दंसण णाणं च केवल खइय । 

सम्मत्तमणाहारे सेसा ससारिए जीवे ॥ 

इन गाथाओकी तुलनासे स्पष्ट है कि आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती- 

के पद्चात्‌ ही सिद्धान्तसारके रचयिता जिनचन्द्र हुए होंगे | आचाय॑ नेमिचन्द्रका 
समय ई० सन्‌ की ददम शताब्दी है। सिद्धान्तसारपर प्रभाचन्द्रने विक्रमकी 
१३ वी शताब्दीमे कन्नड़ टीका लिखी है। अत्तएव जिनचन्द्रका समय नेमिचन्द्र 
और प्रभाचन्द्रके मध्यमें होना चाहिए। अर्थात्‌ ई० सन्‌ की ११ वी शत्ताब्दीका 
उत्तराध॑ या १२ वी शताब्दीका पूर्वार्ध निद्चचत है । 


रचता-परिचय 

जिनचन्द्रका सिद्धान्तसार प्राकृतभाषामें निबद्ध उपलब्ध है। इस ग्रन्थपर 
ज्ञानभूषणका संस्कृतभाष्य भी है। इसका प्रकाशन माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे 
सिद्धान्तसारादिसंग्रहके रूपमें हो चुका है। इसमें ७९ गाथाएँ हैं। आचार्यने 
१४ मार्गंणाओंमें जीवसमासों, गुणस्थानो, योगों और उपयोगोंका वर्णन किया 
है। १४ जीवसमासोंमें योगों ओर उपयोगोंका एवं १४ गुणस्थानोंमें योगों 


१. ग्रोम्मट्सार जीवकाण्ड, रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला, पद्य-७३०-३१, पु० २७२ । 
२. सिद्धान्तसाराविसंग्रह, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, पद्च १-२, पृ० १-२। 


१८६ ' तो्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


और उपयोगोंका वर्णन किया गया है। १४ मार्गणाओं, १४ जीवसमासों और १४ 
गुणस्थानोंमें बन्धके ५७ प्रत्ययोंका कथन किया किया गया है। पग्रन्थकारने इस 
ग्रन्थमें १४ मार्गणाओंमें जीवसमासोंका वर्णन ११ गाथाओंमे, पश्चात्‌ मार्गंणाओ 
में गुणस्थानोंका १२से २० भर्थात्‌ ९ गाथाओंमें वर्णन किया है। २१वीं गायासे 
३१वीं गाथा तक १४ मार्गणाओंमें १५ योगोंका कथन किया है। ३२वी गाथासे 
४२वीं गाथापर्यन्त १४ गुणस्थानोंमें दवादश उपयोगोंका वर्णन किया गया है। 
४र३वी और ४४वीं गाथाम १४ जीवसमासोमें १५ योगोंका और ४५वी गाथा- 
में उपयोगोका वर्णन आया है। ४६वीं गाथामे चतुर्दश गुणस्थानोंमे यथासम्भव 
योगोंका और ४७वीं गाथामे चतुदंश गुणस्थानोंमें द्वादश उपयोगोका वर्णन 
आया है। ४८वीं गाथासे चतु्दंश मा्गंणाओमें ५७ प्रत्ययोंका कथन ७०वीं 
गाथा त्तक किया गया है। ७१वीं गाथासे ७७वीं गाथापयंन्त चतुर्दश गुण- 
स्थानोंमें प्रत्ययोंका निरूपण आया है। ७८वीं गाथामें ग्रन्थकारका नामांकन 
और ७०लवी गाथामे सिद्धान्तसारका महत्त्व बतलाया गया है। इस प्रकार इस 
लघुकाय ग्रन्यथमें पर्याप्त सेद्धान्तिक विषयोंकी चर्चा आयी है। 


श्रीधराचाय 


श्रीधराचार्य नामके अनेक जेन विद्वान हुए है। श्री प्रेमीजी द्वारा लिखित 
“दिगम्बर जन ग्रन्थकर्त्ता और उनके ग्रन्थ' नामक पुस्तकसे एक श्रीधराचार्यकी 
सूचना मिलती है, जो श्रुत्ावत्तार-गद्य और भविष्यदत्तचरित नामक अ्रन्थोंके 
रचयिता है। सुकुमालर्चारठके रचयिताके रूपमे श्रीधाराचायं अपभ्र णके 
रचनाकार है। इस ग्रन्थकी रचनाका कारण बतलाते हुए लिखा है कि बलद- 
के जेनमन्दिरमे, जहाँके शासक गोविन्दचन्द्र थे, पद्मचन्द्र नामक एक मुनि उपदेश 
दे रहे थे। उपदेशमे उन्होंने सुकुमालस्वामीका उल्लेख किया। श्रोताओमे 
पीछे साहुका पुत्र कुमार नामक एक व्यक्ति था, जिसने सुकुमालस्वामीकी कथा- 
के विषयमें अधिक जाननेकी इच्छा व्यक्त की, किन्तु मुनिराजने कुमारकों 
श्रीधराचायंसे अभ्यर्थना करनेको कहा, जो कि उसकी जिज्ञासा शान्त कर 
सकते थे। अत कुमारने श्रीधराचायंको सुकुमालचरित रचनेके लिए प्रेरित 
किया | कुमार साहूको पुरबाड़ कुलका बत्ताया है। आचार्यने अपनी कृति भी 
इन्हीको समर्पित की है। ग्रन्थ समाप्तिकी तिथि भी निम्न प्रकार है-- 


बारहसइय गयईं कयहरिसईं । अट्छोत्तरईं महीयले वरिसइ । 
कसणपकक्‍्ले अग्गहणे जायए | तिज्जदिवसे ससिवारि समापए॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १८७ 





अर्थात्‌ १२०८ वर्ष व्यतीत होनेपर मार्गकीर्ष कृष्णा तृतीया चन्द्रवारको 
यह प्रन्थ समाप्त हुआ | हर 

एक अन्य श्रीधरने अनंगपालके मन्‍्त्री नट्टलसाहुकी प्रेरणापर सं० ११८९ 
'पासणाहचरिउ' की रचना की है। ये कवि हैं और इन्होंने चन्द्रप्रभचरित और 
वर्धभानचरितकी भी रचना की है। कवि हरियाणा देशके निवासी थे और 
अग्नवाल कुलमें उत्पन्न हुए थे। आपके पिताका नाम गोल्ह और मात्ताका नाम 
बिल्हा देवी था । 


सेनसंघमें श्रीधर नामके एक अन्य प्रसिद्ध आचाय॑ हुए हैं। ये काव्यशास्त्रके 
ममंज्ञ, नानाशास्त्रोंके पारगामी और विश्वलोचनकोषके कर्ता हैं। इनके गुरुका 
नाम मुनिसेन बताया जाता है। 

श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न० ४२ और ४र३मे दो आचाय॑े आये है। एक 
आचाये दामनन्दीके शिष्य ओर दूसरे 'मलधारिदेवके शिष्य है। इस नामके 
एक आचार्य वेद्यामृतके कर्त्ता भी माने गये है। शास्त्रसारसमुच्चयके रचयिता 
माघनन्दीने अपनी गुरुपरम्परामे श्रीधरदेवका नाम बताया है। 


गणितसा रके रचयिताका नाम श्रीधराचायं है । इनके नामके साथ आचार्य 
शब्द भी जुड़ा हुआ है, अत्तएव गणित और ज्यौतिषमान्य आचायं श्रीधर उपर्युक्त 
सभी श्रीधराचार्योसे भिन्न है। 

नन्दिसघ बरात्कारगणके आचार्योमे श्रीधराचार्यका नाम यथावत्‌ मिलता 
है। दशभकत्यादि महाशास्त्रमें कविवर वर्धभानने नन्दिसध बलात्कारगणकी 
गुर्वावली निम्न प्रकार दी है'-- 

वरद्धंमान भट्टारक, पद्मर्नन्द, श्रीधराचार्य', देवचन्द्र, कनकचन्द्र, नयकीत्ति, 
रविचन्द्रदेव, श्रुतकीत्तिदेव, वीरनन्दि, जिनचन्द्रदेव, भट्टारक वर्धमान, श्रीधर 
पण्डित, वासुपूज्य, उदयचन्द्र, कुमुदचन्द्र, माधनन्दि, वद्धंमान, माणिक्यनन्दि, 
गुणकोत्ति, गुणचन्द्र, अभयनन्दि, सकलचन्द्र, त्रिभुवनचन्द्र, चन्द्रकीत्ति, श्रुत- 
कीत्ति, वद्धंमान, त्रविधवासूपृज्य, कुमुदचन्द्र और भुवनचन्द्र । 

उपयु कत गुर्वावलीमे श्रीधराचायं और श्रीधर पण्डित ये दो व्यक्ति आये 
है। इनमे श्रीधराचार्य गणितसार, जातकतिलक, कन्नड़ छीलावती, ज्योतिर्ज्ञान- 








१. प्रशस्तिसंग्रह, आरा, पृ० १३३ । 
२. तस्य भौरवष्यपद्मनन्दित्रेविधेशों गुणालय, । 


अभवच्द्री घराचार्यस्तत्सधर्मा महाप्रभ: ॥--दशभक्त्यादिमहाशास्त्र,  जैनसिद्धान्त 
भवन, आरा, पृ० १०१। 


१८८ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


विधि आदि ज्योतिष विषयक ग्रन्थोंके रचयिता और श्रीघर पण्डित जयकुमार- 
चरितके रचयिता हैं । 
स्थितिकाल 
'कर्णाटककविचरिते के उद्धरणसे ज्ञात होता है कि श्रीधराचार्यके 'जातक- 
तिलक' का रचनाकार ईस्वी सन्‌ १०४५ है। महावी राचाय॑के गणितसारमें--- 
घन धघनर्णयोवंगों मूले स्वर्ण तयोः क्रमात्‌। 
ऋणं स्वरूपतोज्वर्गों यतस्तस्मान्न तत्पदम ॥' 
धनात्मक एवं ऋणात्मक राशियोंका वर्ग धनात्मक होता है और उस वर्ग- 
राशिके वर्गमूल क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। यतः वस्तुओंके 
स्वभाव (प्रकृति)में ऋणात्मक राशि, वर्गराशि नही होती, इसलिये उसका कोई 
वर्गमूल नहीं होता । 
उपयुक्त गणितसारसंग्रहका सूत्र श्रीधराचार्यंका सूत्र है। अत्तः स्पष्ट है कि 
श्रीधराचार्य महावीराचार्यके पूर्ववर्ती हैं। महावीराचार्यने अपने गणितसार- 
संग्रहमें अमोधवर्षका निम्न प्रकार स्मरण किया है-- 
प्रीणित: प्राणिसस्यौधो निरीतिनिरवग्रहः । 
श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टहितैषिणा ॥॥ 


टर े ९ 
विध्वस्तेकान्तपक्षस्थ स्याह्रादन्‍्यायवादिन: । 
देवस्य नृपतुज्ञस्य वर्धतां तस्य शासनम्‌' | 
इन पद्मोंसे स्पष्ट है कि अमोधवर्षके शासनकालमें गणितसारसंग्रहकी रचना 
हुई है। राष्ट्रकूटवंशी इस राजाका समय ईस्वी सन्‌ ८१५-८६५ है। अत्तएव 
गणितसारसंग्रहकी रचना नवी शताब्दीमे हुई है। इस प्रकार श्रीधराचार्यका 
समय ईस्वी सन्‌ ८५०के पहले आता है। 
श्रीधराचार्यंका उल्लेख भास्कराचार्य*, केशव”, दिवाकर, देवज्ञ आदिने 
आदरपूर्वक किया है। 





१ गणितसारसंग्रह, सोलापुर संस्करण, १।५२ । 

२. वही, १॥३ | 

३. वही, १८ । 

४. यत्‌ पुनः श्रीधराचार्य. ब्रह्मगुप्त्यादिभिव्यासवर्गाहशगुणात्पदं परिधि: स्थुलोप्यज़ीकृतः 
स सुखार्थम्‌ । न हि ते जानन्तीति---सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय, भुवनकोश, इलो० 
५२की टीका । 

५, श्रेष्ठ रिष्टहतो दशाक्तम्‌ इंहोजः श्रीधरादयोदितम्‌ । 
कष्टेष्टधनबलान्तरात्‌ क्‍व च क्रतं तथ्ु क्तिषून्य त्वसत्‌ ॥-केशवीय पद्धति इलो०३२ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचाय : १८९ 


श्रीधराचार्य द्वारा विरचित ज्योत्तिज्ञानविधिमें एक प्रकरण प्रतिष्ठामुह- 
ततका' है, इस प्रकरणके समस्त पद्म वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठमे' ज्यों-के-त्यों उद्धृत 
हैं। ज्योतिर्शानविधि ज्योतिषका स्वतन्त्र ग्रंथ है, अत्तः प्रतिष्ठापाठके मुह॒त्ते 
विषयक श्लोक इस ग्रन्थमेंसे लेकर प्रतिष्ठापाठमें उद्धृत किये गये होंगे। जेन- 
साहित्यमें वसुनन्दि नामके तीन आचाय॑ मिलते हैं--एकका समय वि०सं० ५३६, 
दूसरेका वि०सं० ७०४ और तीसरेका विक्रम सवत्‌ १३९५ है। मेरा अनुमान 
है कि अन्तिम वसुनन्दि ही प्रतिष्ठापाठके रचयिता हैं। अतः यह मानना पडेगा 
कि विक्रम संबत्‌ १३९५में श्रीधराचार्यंके प्रतिष्ठामुहत्तंइलोकोंका संकलन 


बसुनन्दिने किया है। 


श्रीधराचार्यके समयनिर्धारणके छिए एक और सबल प्रमाण ज्योतिर्ज्ञान- 
विधिका है। इस ग्रन्थमें मासध्रृवा साधनकी प्रक्रिया करनेमें वत्तमान शकाब्दमें- 
से एक स्थानपर ७२० और प्रकारान्तरसे पुनः इस क्रियाके साधनमे ७२१ 
घटाये जानेका कथन है। ज्योतिषशास्त्रगें यह नियम है कि अहगंण साधनके 
लिए प्रत्येक गणक अपने गत शकाबव्दके बर्षोंको या वर्तमान शकाव्दके वर्षोंको 
क्रिया करते समयके शकाब्दके वर्षोमेसि घटाकर अन्य क्रियाका विधान बतलाता 
है। उदाहरणार्थ ग्रहलाघव आदि कण्ंग्रन्थोंको लिया जा सकता है। इन ग्रथोके 
रचयिताओंने अपने समयके गत शकाब्दको घटानेका विधान बताया है । अतणव 
यह निश्चित है कि श्रीधराचार्यत्रे भी अपने समयके गत शकाव्द और वतंमान 
शकाब्दको घटानेका विधान किया है । जहाँ इन्होंने क्रिया करते समयके शकाब्द- 
मेंसे ७२०को घटानेका विधान बतलाया है, वहाँ गत शकाब्द माना जायेगा 
और जहाँ ७२१के घटानेका कथन है, वहाँ वह वतंमान शक है। 


इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रमाण यह भी है कि प्रकारान्तरसे मासश्र॒वा- 
नयनमें ७२१को करणाब्दकाल बत्तलाया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि शक 
संवत्‌ ७२१मे ज्योतिर्ज्ञानविधिकी रचना हुई है। लिखा है-- 


करथिन्यूनं शकाब्दं करणाब्दं रयगुणं द्विसंस्थाप्य । 
रागहृतमदोलब्धं गतमांसाइचोपरि प्रयोज्य पुनः ॥ 
सस्थाप्याधो राधागुणिते खगुण तु वर्षदेखादि ।१ 
संत्याज्ये नीचाप्ते लब्धा वारास्तु शेषा. घटिका. स्युः ॥२॥ 


१ ज्योतिर्शानविधि--आरा पाण्डुलिपि, पृु० २६। 
२ वसुनन्दिप्रतिष्ठापाठ, प्रथम परिच्छेद, पद्च १-६ । 
३. ज्योतिशानिविधि, आरा जैनसद्धान्त भवन की पाण्डुलिपि, पत्र ५। 


१९० . तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


अर्थात्‌-करथि---७२१ करणाब्द शकको वत॑मान हकमेंसे धटाकर १२्से 
गुणा कर गुणनफलको दो स्थानोंमें रखना चाहिये । एक स्थात्षपर र३र्से भाग 
देनेसे जो लब्ध आये उसे गतमास समझना और गतमासोंको अन्य स्थानवाली 
राशिमें जोड़ देना चाहिये । पुनः तीन स्थानोंमें इस राशिको रखकर एक स्थान- 
में ९रसे, दूसरेमें ससे ओर तीसरेमें २शसे गुणा कर क्रमशः एक दूसरेका अन्तर 
करके रख लेना । जो संख्या हो उसमें ६९का भाग देनेपर लब्ध वार और शेष 
घटिकाएँ होती हैं । 

यहाँ पर शक संबत्‌ ७२१ ग्रन्थरवनाका समय बसाया गया है। महावीरा- 
चार्यने इसीलिये अपने पूव॑वर्त्ती श्रीधराचायंके करणसूत्रको उद्धत किया है। 
समस्त जेनेतर विद्वानोंने श्रीधराचाय॑के सिद्धान्तोंकी समीक्षा भी इसीलिये की 
है कि वे उनके सम्प्रदायके आचार्य नही थे । 

यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि श्रीधरक 'जातकतिलक'का रचनाकार 
ईस्वी सन्‌ १०४९ निर्धारित किया है। इसका समल्वय किस प्रकार सम्मव होगा ? 
यहाँ यह ध्यातव्य है कि 'जातकतिलक'में रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। 
विढ्ानोने वण्यंविषय और भाषाशलीके आधारपर इस ग्रन्थके रचनाकालका 
अनुमान किया है। यथार्थत' इसका रचनाकाल ई० सन्‌ १०४५से पहले होना 
चाहिये। 

इन आचायंकी प्राचीनताका एक अन्य प्रमाण यह भी है कि इन्होंने गणित- 
सारमें गणितसम्बन्धी जिन सिद्धान्तोंका प्रत्तिपादन किया है, उनमे कई 
सिद्धान्त प्राचीन परम्परानुमोदित हैं । उदाहरणार्थ वृत्तक्षेत्रसम्बन्धी गणितको 
लिया जा सकता है। वृत्तक्षेत्रकी परिधि निकालनेका नियम--“व्यासवर्गंको 
दससे गुणा कर वर्गमूल परिधि होती है” यह जेन सम्प्रदायका है। वत्तमानमें 
उपलब्ध सूर्यसिद्धान्तसे पहलेके जेनग्रन्थोंमें यह करणसूत्र पाया जाता है। 
जेनेतर साहित्यमें सूयंसिद्धान्त ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें इस सूत्रको स्थान 
दिया गया है। जेनेत्तर प्रायः सभी ज्योतििदोंने इस सिद्धान्तकी समीक्षा की है 
तथा कुछ लोगोंने इसका खण्डन भी। श्रीधराचार्यने इस जेनमान्यताका अनुसरण 
किया है तथा प्राचीन जनगणितके मूलतत्त्वोंका विस्तार भी किया है। अत- 
एवं श्रीधराचार्यका समय ईस्वी सनकी आठवी शतीका अन्तिम भाग या नवम 
शतीका पूर्वार्ध है। 
रचनाएँ और उनका परिचय 

श्रीधराचारयंकी ज्योतिष और गणित विषयक चार रचनाएँ मानी जाती हैं। 

गणितसार या त्रिशतिका । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकालार्य : १९१ 


२. ज्योतिर्शानविधि--करणविषयक ज्योतिष ग्रन्थ | 
३ जातकतिलक--जातक सम्बन्धी फलित ग्रन्थ ( कन्नड़ भाषा ) । 
४. बीजगणित--बीजगणित्तविषयक गणित ग्रन्थ । 
गणितसार 
गणितसार गणितविषयक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थके अन्तमें निम्नलिखित पद्य 
प्राप्त होता है। 
उत्तरतो हिमनिलयं दक्षिणतों मलयपर्वतं यावत्‌। 
प्रागपरोदधिमध्ये नो गणकः अश्रीधरादन्य: ॥ 


इससे स्पष्ट है कि श्रीधराचायंकी कीत्ति कौमुदी उस समय समस्त भारततमें 
व्याप्त थी । ज्यौतिषशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी 
ने इनकी प्रशसा करते हुए लिखा है-- 

“भास्करेणासस्यानेके प्रकारास्तस्करवदपहु॒ता: । अहो सुप्रसिद्धस्य भास्करा- 
दितो<$पि प्राचोनस्य विदुषोअ्न्यक्ृतिदर्शनमन्तरा समये महाव्‌ संशय. । प्राचीना 
एकशास्त्रमात्रकवेदिनो ना$खसन्‌, तेच बहुश्रुता बहुविषयवेत्तार आसन्‍्नत्र न 
संशय: ।” 

इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि श्रीधराचार्यके गाणितसम्बन्धी अनेक नियमों- 
को भास्कर जेसे घुरन्धर गणकोने ज्यों-का-त्यो अपना लिया है। 

गणितसार या त्रिशतिकाकी नागरी अक्षरोमें लिखी प्रति श्री प० महेन्द्र- 
कुमारजी न्यायाचार्य, काशी द्वारा सस्कृतटीकासहित प्राप्त हुई थी । इस प्रतिके 
संक्षिप्त टिप्पगोके आधाग्पर इत्तना ही कहा जा सकता है कि यह गणितका 
अद्भुत ग्रन्थ है। 

इसमे अभिन्‍न गुणन, भागहार, वर्ग , वर्गमूल, घन, घनमूल, भिन्‍नसमच्छेद, 
भागजाति, प्रभागजाति, भागानुबन्ध, भागमातृजाति, त्रेरशिक, पचराशिक, 
सप्तराशिक, नवराशिक, भाण्ड, प्रतिभाण्ड, मिश्रव्यवहार, 'भाजकव्यवहार, एक 
पत्रोपकरण, सुवर्णगणित, प्रक्षेपकगणित, समदव्रिय-विक्रयगणित, श्रेणिव्यवहार, 
क्षेत्रव्यवहार एवं छायाव्यवहारके गणित उदाहरणसहित दिये गये हैं। इस 
ग्रन्थका जन एवं जेनेतरोंमें अधिक प्रचार रहा है। गणिततिलककी संस्कृत- 
भूमिकामें कहा गया है-- 

“गीर्वाणगीगु म्फितो मनोरमविविधच्छन्दोनिबद्ठ. सपादशतपद्यप्रमितो 
गणिततिलकसजन्नकोध्य ग्रन्थ: श्रीधराचार्यक्रूतनत्रिशत्याधारेण निर्मित इत्यनुमीयते 
कतिपयानां पद्मयाना साम्यावलोकनेन ।” 





१ गणकतरंगिणी, पु० २४। 


१९२ : तीथँंकर महावीर और उनकी आचघार्यपरम्परा 


इन पक्तियोंसे स्पष्ट है कि श्रीपतिने इतके गणितसारके अनुकरणपर ही 
अपने गणित्तग्रन्थकी रचना की है। श्रीसिहतिलकसूरिने अपनी तिलक नामक 
कृतिमें गणितसारका आधार लेकर गणितविषयक महत्ताओंका निर्देश किया 
है। इन्होंने अपनी वृत्तिमें श्रोधराचायंक्रे सिद्धान्तोंको दृध-पानीकी त्तरह मिला 
दिया है'। इस ग्रन्थकी जो पाण्डुलिपि प्राप्त है, उसमें ४५ ताडपत्र है, प्रत्ति 
पत्रमें छः पंक्तियाँ और प्रति पक्तिमे ८५ अक्षर हैं। पाण्डुलिपिका मंगलाचरण 
निम्न प्रकार है-- 

तत्वा जिन॑ स्वविरचितपाट्या गणितस्य सारमुद्धत्य । 
लोकव्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्रीघराचारय: ॥ 

त्रिशतिकाकी जो मुद्रित प्रति पायी जाती है, उसमें 'जिन'के स्थानपर 'शिवं' 
पाठ मिलता है। मंगलाचरण बदलनेकी प्रथा केवल इसी ग्रन्थ तक सीमित 
नही है, किन्तु और भी कई लोकोपयोगी ज्योतिष और आयुर्वेदके ग्रंथोंमें मिलती 
है। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों विषय स्वंसाधारणके लिए उपयोगी रहे हैं, 
जिससे लिपिकर्त्ताओं या सम्पादकोंकी कृपासे मगलाचरणोंमें परिवत्तंत होता रहा 
है। मानसागरीमें भी यह परिवत्तंन देखा जा सकता है। ; 
ज्योतिर्शानविधि 

ज्योतिषशास्त्रका यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें करण, संहिता और मुह॒त्त॑ 
इन तीनों विषयोंका समावेश किया है। यह ग्रन्थ दस प्रकरणोंमें विभक्‍त है-- 

१ संज्ञाधिकार--ज्योतिष विषयक सज्ञाएँ वर्णित हैं। 

२ तिथ्याधिकार--तिथिसाधन, तिथिशुद्धि आदि | 

३-४ सक्रान्ति-ऋत्वहोरात्रिप्रमाणाधिकार | 

५ ग्रहनिलयाधिकार | 

६ ग्रहयुद्धाधिकार। 

७ ग्रहणाधिकार | 

८ लग्नाधिकार। 

९ गणिताधिकार। 

१०. मुहूर्ताधिकार । 

इसके प्रारम्भमें साठ संवत्सर, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, राशि एवं करणो- 
के नाम तथा राशि, अंश, कला, विकला, घटी, पल आदिका वर्णन किया गया 
है। द्वितीय परिच्छेदमे मास ओर नक्षत्र ध्रुवाका विस्तारसहित विवेचन किया 
है । इस प्रकरणके प्रारम्भमें शक सवत्‌ निकालनेका सुन्दर करणसूत्र दिया है। 


१. गणिततिलक वृत्ति पृु० ४, ९ ११, १७, रे९ । 


१३ प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १९३ 


षष्टि: षोडशगुणितं व्ययगत्तसंवत्सरेश्च सम्मिश्रम्‌ । 
नवश्न्यान्धिसमेतं शकनृपकालं विजानीयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌-बीती हुई संवत्सर सख्याको १६से गुणाकर ६० जोड़ देनेपर जो 
संख्या आवे, उसमे ४०९ और युक्तकर देनेपर शक सवत्‌ आ जाता है। तृतीय 
लिथ्याधिका रमें मध्यम रवि, चन्द्र और स्पष्ट रवि, चन्द्रके साधनके पश्चात्‌ 
अच्तरांशों परसे तिथि साधनकी प्रक्रिया बतलायी गयी है। मासप्रुवा परसे भी 
तिथिका साधन किया है। चतुर्थ परिच्छेदम सक्रातिके साधनकी क्रियाका सुन्दर 
वर्णन है। प्रारम्भका पद्म निम्न प्रकार है-- 
नोनवगुणकरणाब्द॑ वर्षोना सुकलोद्धत वारस | 
न च गुणतद्धृतशेष घटिका श्रीधरयुक्त तेन सक्रान्त्या ॥ 
यहाँ श्रीवर शब्दमें इलेष है, ग्रन्थकर्त्ताने अपने नामका निर्देश कर दिया है 
तथा श्रीको धर शब्दसे पृथक्‌ कर २० जोड़नेवाली सख्याको भी बता दिया है। 
इस प्रकरणमे दिन-रातका प्रमाण निकालनेकी विधि निम्न प्रकार बत्त- 
लायी है-- 
मकरादि-कर्कंटादि ज्ञात्वा राश्यंशभुक्तिरिह खगृणा। 
तत्र नरातप युक्त नीचहतं दिवसरात्रिप्रमाणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-मकरसे लेकर मिथुन तक अभीष्ट सूर्यके राश्यादि ज्ञात करे | इस 
राष्यादिके अश बनाकर अंजोंको दो से गुणा करे। गुणनफलम १६२० जोडे 
और योगफलमे ६० का भाग देनेसे घटथात्मक दिनप्रमाण आता है। ककंसे 
लेकर घनु तक अभीष्ट सुर्यके राष्यशोके अभ बनाकर दोसे गुणा करनेपर जो 
आवबे, उसमें १६२० जोडकर योगफलमे ६०का भाग देनेसे घटयात्मक रात्रि- 
प्रमाण आता है । 

इस प्रक्रिया द्वारा परम दिनमान ३३ घटी आयेगा । अब विचार यह करना 
है कि यह दिनमान किस स्थानमे सम्भव है, क्योंकि ग्रन्थकर्त्ता जिस स्थानका 
निवासी होता है, प्रायः उसी स्थानके दिन-मानादिका निरूपण करता है। 
ज्योतिष गणितके आधारपर कहा जा सकता है कि उक्त दिनमान १९१३८ 
अक्षांशवाले स्थानका है। विचार करनेपर यह अक्षाग तमिलनाडु प्रान्तके कई 
जिलोंमें आता है । अत्तः यह सम्भव है कि श्रीधराचार्यके इस ग्रन्थका निर्माण 
तमिलनाडुके किसी जिलेमे हुआ हो अथवा तमिलनाडु श्रीधराचार्यकी जन्मभूमि 
रही हो | क्योंकि उत्तरभारतमें परम दिनमान ३६ घटी तक रहता है। अत: 
श्रीधराचायंकी जन्मभूमि सम्भवतः तमिलनाडुमें रही होगी। 

पञ्चम परिच्छेदमें शनि, राहु, मंगल, बुध गुरु और शुक्र--इन ग्रहोंका 


१९४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


स्पष्टीकरण किया गया है। ग्रहोंकी गतिसाधन क्रियाका बहुत ही सुन्दर वर्णन 
आया है। षष्ठ परिछेदमें ग्रहोंके युद्धका वर्गन किया गया' है । प्रारम्भमें ग्रह- 
युद्धकी परिभाषा बतलाते हुए लिखा है-- 
राश्यंशकला: सर्वा: यदा भवेयु: समा द्वयोग्रेहयो: । 
योगस्तयोस्तदा जायते च तदयुद्धमत्ति वाच्यम ॥ 
अर्थात्‌ जब दो ग्रहोंके राशि-अंश कला समान हों, उस समय उन दोनोंका 
योग युद्ध-सज्ञक होता है। इस युद्धके प्रधानतः पुरतः दृष्ट युद्ध और परत 
हृष्ट युद्ध-ये दो भेद बतलछाये तथा इनका विस्तारसहित्त वर्णन भी किया है। 
इसके पदचात्‌ सप्तम परिच्छेद ग्रहणाधिकार नामका है। इसमें विक्षेप, लम्बन 
नति आदिके सामान्य गणितके साथ ग्रहणकी दिशा, आ्रास, स्पर्श और मोक्षकी 
मध्यम घटिकाओंका आनयन किया है। 


अष्टम प्रकरण रूग्न साधनका है। इसमें शकुच्छाया, पदच्छाया आदि नाना 
प्रकारोंपरसे लग्न-साधन किया है । ग्रहोके संस्कार भी इस प्रकरण में बताये गये 
हैं। यह प्रकरण पर्याप्त विस्तृत है। गणितके कुछ कर्ण॑सृत्र भी इसमें आये हैं। 
इसके अनन्तर लग्न-सिद्धि प्रकरण में प्रतिष्ठामुहृतं, यमघंटक, कुलिक, प्रहरार्ध- 
पात, क्रकचउत्पात, मृत्यु, काण, सिद्ध, अमृत्त आदि योगोंके लक्षण दिये गये 
हैं। दशम प्रकरणमें नक्षत्रोंके वृक्ष, देवता एवं शुभाशुभत्वका प्रतिपादन किया 
है। यह ग्रन्थ अपूर्ण है। 
जातक तिलक कन्नड भाषामें लिखित जातक सम्बन्धी ग्रन्थ है। 
दुर्गदेवाचाय 
दुर्गदेव नामके दवेताम्बर और दिगम्बर साहित्यमें तीन आचायोंका उल्लेख 
मिलता है। प्रथम दुर्गंदेवका उल्लेख मेघविजयके वर्षप्रबोधमें आया है। इसमें 
इन्हें 'पष्ठि-संवत्सरी' नामक भ्रन्थका रचयिता बतलाया है। उद्धरण निन्‍्न 
प्रकार है-- 
अथ जैनमते दुगगंदेव' स्वकृत्तषष्ठिसंवत्स रग्रन्थे पुनरेवमाह-- 
ऊँ नमः परमात्मानं वन्दित्वा श्रीजिनेश्वरस्‌ । 
केवलज्ञानमास्थाय दुगगंदेवेन. भाष्यते ॥ 
पार्थ उवाच--भगवानु दुर्गदेव ! देवानामधिष ! प्रभो।॥! 
भगवन्‌ कथ्यतां सत्यं संवत्सरफलाफलम ॥ 
दुर्गंदेव उवाच---श्वणु पार्थ | यथावृत्तं भविष्यन्ति तथादभुत्तम | 
दर्भिक्ष॑ च सृभिक्ष च राजपीडा भयानि च॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १९५ 


एतद्‌ योञ्त्र न जानाति तस्य जन्म निरथंकम्‌। 
तेन स्व प्रवक्ष्यामि विस्तरेण शुभाशुभम्‌ ॥ 
>< > »्‌ 
भणियं दुग्गदेवेण जो जाणइ विय्क्खणों। 
सो सब्वत्थ वि पुज्जो णिच्छयओ लडद्धलच्छीय ॥। 
द्वितीय दुर्गंदेव कातन्त्रवृत्तिके रचयिता है तथा इस नामके एक आचायंका 
उद्धरण आरम्भसिद्धि नामक ग्रन्थकी टीकामें श्री हेमहसगणिने निम्न प्रकार 
उपस्थित किया है-- 
दुगगंसिह.--मुण्डयित्तार: श्राविष्ठायिनो भवन्ति बधमूढाम्‌” इति। 
उपयु क्त दोनो दुगंदेवोंपर विचार करनेसे यह ज्ञात होता है कि ये दोनों 
ज्योतिष विषयके ज्ञाता तो अवश्य हैं पर रिष्टसम्मुचयके कर्ता नही हैं। रिष्ट- 
समुच्चयकी रचनाशली बिल्कुल भिन्‍न है। गुरुपरम्परा भी इस बातको व्यक्त 
करती है कि आचायं दुगंदेव दिगम्बर परम्पराके है। जैन साहित्य संशोधकमें 
प्रकाशित 'बृहट्टिप्पणिका' नामक प्राचौन जेन ग्रन्थ सूचीमे मरणकण्डिका और 
मन्त्रमहोदधिके कर्त्ता दुर्गंदेवको दिगम्बर आम्नायका आचायं माना है। रिष्ट- 
समुच्चयकी प्रशस्तिसे भी ज्ञात होता है कि इनके गुरुका नाम संयमदेव' था। 
संयमदेव भी संयमसेनके शिष्य थे तथा संयमसेनके गुरुका नाम माधवचन्द्र था | 
दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' नामक पुस्तकमे माधवचन्द्र नाम- 
के दो व्यवित आये हैं। एक त्तो प्रसिद्ध त्रिलोकसार, क्षपणकसार, लब्धिसार आदि 
ग्रन्थोंके टीकाकार और दूसरे पद्मावती पुरवार जातिके विद्वान हैं। मेण अपना 
विचार है कि सयमसेन प्रसिद्ध माधवचन्द्र त्रेविद्यके शिष्य होगे। क्‍योंकि इस 
परम्पराके सभी आचायं गणित, ज्योतिष आदि लछोकोपयोगी विपयोंके ज्ञाता हुए 
है। दुगंदेवने 'रिष्टसमुच्चय' ग्रन्थकी रचना लक्ष्मीनिवास राजाके राज्यमे कुम्भ- 
नगर नामक पह़ाडी नगरके शान्तिनाथ जिनालयमेकी है' । विशेषज्ञोका अनुमान 


१ जयउ जए जियमाणो संजमदेवों मुणीसरो इत्थ । 
तह॒बि हु सजमसेणो माहवचन्दो गुरूतहय ॥। 
रइये बहुसत्यत्यथ उवजीवित्ता हु दुग्गाएवेण । 
रिटसमुच्चयसत्यं बयणंण. सजमदेवस्स ॥। 
--रिष्टसमुच्यय, गोधाग्रन्थमाला, इन्दौर सस्करण, गाथा-२५४, २५५। 
२ मसिरिकु मनयरण (य) ए सिरिलब्छिनिवासनिवइरज्जमि । 
सिरिसतिनाह भवर्ण मुणि-भविअ-सम्मउमे (ले) रम्मे ॥ 
-- रिष्टसमुच्चय, गाथा २६१ । 


१९६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


है कि यह कुम्भनगर भरतपुरके निकट कुम्हर', 'कुम्मेर'ं अथवा 'कुम्मैरी' 
नामका प्रसिद्ध स्थान ही है। महामहोपाध्याय स्व० डा० ग़ौरीशकर हीराचन्द 
जी भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि लक्ष्मीनिवास कोई साधारण सरदार 
रहा होगा तथा कुम्मनगर भरतपुरके निकटवाला कुम्मेरी, कुम्भेर या कुम्हर 
ही है, क्योंकि इस ग्रल्थकी रचना शौरसेनी प्राकृंतमे हुई है। अतः यह स्थान 
शौरसेन देशके निकट ही होना चाहिए। कुछ लोग कुम्हनगर कुम्भलगढको 
मानते है, पर उनका यह मानना ठोक नही जँचता, क्योकि यह गढ़ तो दुगंदेव- 
के जीवनके बहुत पीछे बना है। 
कुम्भराणा द्वारा विनिर्मित मसिन्दा किलेका कुम्भ-विहार भी यह नही हो 
सकता है, क्योंकि इतिहास द्वारा इसकी पुष्टि नही होती है। अतएवं रिष्ट- 
समुच्चयका रचनास्थान शैरसेन देशके भीतर भरतपुरक॑ निकट वतंमानका 
कुम्हर या कुम्मेर है। दुर्गदेवक समयमे यह नगर किसी पहाडीके निकट बसा 
हुआ होगा, जहाँक शान्तिनाथ जिनालयमे इसकी रचना की गयी है । यह नगर 
उस समय रमणीक और भव्य रहा होगा । किसी वशावलीमे लक्ष्मीनिवासका 
नाम नही मिलता है। अतः हो सकता है कि वह एक छोटा सरदार जाट या 
जदन राजपूत रहा हो। यह स्मरणीय है कि भरतपुरमे जाटोका जासन रहा है 
जो अपनेको मदनपालका वशज कहते थे। इतिहासमें मदनपालको जदन राजपूत 
बतलाया गया है। यह टहनपालके, जो ११वी शताब्दीमे बयानाक॑ शासक थे, 
तृतीय पुत्र थे। अत इससे भी कुम्भनगर भरतपुरके निकटवाला कुम्हर 
ही सिद्ध होता है । 
दुर्गंदेवका पाण्डित्य 
रिष्टसमुच्चयकी प्रशस्तिमे सयमदेव और दुर्गंदेव--इन दोनोकी विद्वत्ताका 

वर्णन आया है। दुर्गदेवके गुरु सयमदेव षडदशंनके ज्ञात्ता, ज्योतिष, व्याकरण 
और राजनीतिमे पूर्ण निष्णात थे। वे वादिरूप मदोन्मत्त हाथियोंके झुण्डको 
पराजित करनेके लिए सिंहके समान थे। ये सिद्धान्तशास्त्रके पारगामी थे और 
मुत्ियोंमे सर्वश्रेष्ठ थे। इन यशस्वी यमदेवके शिष्य दुर्गदेव भी विशुद्ध चरित्र- 
वान्‌ और सकलशास्त्रोके मर्मज्ञ पण्डित थे । लिखा है--- 

सजाओ इहतस्स चारुचरिओ नाण बुढद्धोयं ( धोया ) मई 

सीसो देसजई स (वि) बोहणयरो णीसेसबुद्धागमो | 

नामेणं दुग्गएव विदिओ  वाणीसरायण्णओ 

तेणंद रइय विसुद्धमदणा सत्थः महत्यथ. फुडं ॥ 


१. रिष्ट्समुन्चय, गाथा--२५८ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य १९७ 


अर्थात्‌ संयमदेवका शिष्य दुर्गदेव विशुद्ध चरित्रवाला, ज्ञानरुपी जलसे प्रक्षा- 
लित बुद्धिवाला, वाद-व्वादमें देश भरके विद्वानोंको पराजित करनेवाला, सब- 
को समझानेवाला एवं सम्पूर्ण ज्ञास्त्रोंका विद्वान हुआ, जिसने अपनी विशुद्ध 
बुद्धि द्वारा स्पष्ट और महान अथंवाले इस रिष्टसमुच्चयशास्त्रकी रचना की | 

श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने! इस पद्यमे आये हुए 'देसजई' का सस्कृतत 
रूपान्तर देशयति' मान लिया है और इस मान्यताके आधारपर दुर्गदेवको 
क्षुल्लक बतलाया है, पर यह भूल है। 'देसजई' का सस्कृत रूपान्तर 'देशाजयी' 
है और इसका अर्थ शास्त्रार्थमें देश भरके विद्वानोका जीतनेवाला है। यदि दुर्ग- 
देव क्षुललक होते तो उन्हें चारुचरित नही कहा जा सकता। यह ग्रन्थ भी 
उन्होंने मुनियो और भव्य श्रावकोको सम्बोधित करनेके लिए लिखा है। मुनिको 
मुन्ति ही सम्बोत्रित कर सकता है, श्रावक या क्षुल्लक नही। अतः स्पष्ट है कि 
इस ग्रन्थके रचयिता आचार्य दुर्गदेव ज्योतिष, शकुन, मन्त्र आदिके साथ आगम 
और तकंशास्त्रके भी ज्ञाता थे । 
स्थिति-काल 

दुर्गदेवका स्थिति-काल उनकी रचनाओसे ज्ञात किया जा सकता है। रिष्ट 
समुचच्यमे रचनाकालका निर्देश करते हुए लिखा है-- 

सवच्छरइगसहसे बोलीणे णवयसीद सजुत्ते | 
सावणसुक्केया रस दिअइम्मि ( य ) मूलरिक्खर्भि ॥ 

अर्थात्‌ सवत्‌ १०८९ श्रावण शुक्ला एकादशीको मूल नक्षत्रमे इसकी रचना 
की है। यहाँ पर सवत्त्‌ गब्द सामान्य आया है। इसे बिक्रम सवत्‌ लिया जाय 
या शक सबत्‌ यह एक विचारणीय प्रश्न है। ज्योतिपके अनुसार गणना करने- 
पर शक सवत्‌ १०८५९ में श्रावण शुक्ला एकादन्ञीकों मूल नक्षत्र पडता है तथा 
वि० स० १०८९ में श्रावण शुक्ला एकादणीको प्रात.काल सूर्योदयमे ३ घटी 
अर्थात्‌ एक घटा १२ मिनट त्तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहता है। पश्चात्‌ मूल नक्षत्र 
आता है। निष्कर्ष यह है कि शक सवत्‌ माननेपर श्रावण शुक्ला एकादशी- 
को मूल नक्षत्र दिन भर रहता है और वि० स० मानने पर सूयदियके एक घटा 
बारह मिनट पदचात्‌ मूल नक्षत्र आता है । अतएवं कौत-सा सवत्‌ लेना उचित 
है। सम्भवतः कुछ समालोचक यह तर्क कर सकते हैं कि जक सवत्‌ लेनेसे दिन- 
भर मल नक्षत्र रहता है। ग्रन्थकर्ताने किसी भी समय इस नक्षत्रमें ग्रन्थका 
निर्माण किया होगा । अत्एवं शक सवत्‌ लेना ही उचित है। 


१. जैन-ग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह--प्रथम भाग, पृष्ठ-९४ । 
२. रिषण्ट्समुल्चय, गाथा संख्या-२६० । 





१९८ : तीथंकर महावीर और उनकी आाचार्यपरम्परा 


शंक संवत्‌ माननेमें तीन दोष आते हैं। पहला दोष तो यह है कि शक 
संबत्‌ में अमानत मास गणना लो जाती है और यहाँ पर पूणिमान्त मास गणना 
की गयी है । दूसरा दोष यह है कि उत्तर भारतमें वि० स० का प्रचार था और 
दक्षिण भारतमें शक संवत्‌ का । यदि इसे शक संवत्‌ मानते हैं तो ग्रन्थकार 
दक्षिणके निवासी सिद्ध होते है, पर बात्त ऐसी नही है। तीसरी बाल यह है कि 
जहाँ-जहाँ शक सवत्‌का उल्लेख मिलता है, वहाँ सवत्‌के पूर्व शक विशेषण आता 
है। सामान्य संवत्त्‌ शब्द वि० स० के लिए ही प्रयुक्त होता है। “रिष्टसमुच्चय' 
की रचना वि० सं० १०८९ श्रावण शुक्ला एकादशी शुक्रवारकों सूर्योदयके १ 
घटा १२ मिनटके पदचात्‌ किसी भी समयमे पूर्ण हुई है। ई० सन्‌ के अनुसार 
गणना करनेपर २१ जुलाई शुक्रवार ई० सन्‌ १०३२ आता है। अतः दुर्गदेव 
ई० सन्‌ की ११वीं शतीके विद्वान है । 
रचनाएँ 
दुर्गदेवकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध है। 
१ रिष्टसमुच्चय | 
२ अघंकाण्ड | 
३. मरणकंण्डिका | 
४ मन्त्रमहोदधि | 
रिष्टसमुच्चय 
इस ग्रन्थमें २६१ गाथाएँ हैं। आरम्भमे जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ मनुष्यजीवन ओर जेनधमंकी उत्तमताका निरूपण कर विषयका 
कथन किया गया है। प्राक्कथनके रूपमे अनेक रोगो और उनके भेदोका वर्णन 
है। यह १६ गाथाओ त्तक गया है। विषयमे प्रवेश करनेके पर्चात्‌ ग्रन्थकारने 
रिण्टोके पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये तीन भेद बतलाये है। प्रथम श्रेणीमें 
शारीरिक अरिष्टोका वर्णन करते हुए कहा है कि जिसकी आंखे स्थिर हो जायें, 
पुततलियाँ इधर-उधर न चल, शरीर कान्तिहीन काष्ठवत्‌ हो जाये और ललाट- 
में पत्तीना आवे वह केवल ७ दिन जीवित रहता है। यदि बन्द मुख एकाएक 
खुल जाये, आँखोंकी पलकें न गिरे, इकटक दृष्टि हो जाये तथा नख-दॉँत सड़ 
जायें या गिर जाये तो वह व्यक्ति सात दिन तक जीवित रहता है। भोजनके 
समय जिस व्यक्तिको कड़वे, तीखे, कषायले, खट्टे, मीठे और खारे रसोका 
स्वाद न आबवे उसकी आयु १ माहकी होती है। बिना किसी कारणके जिसके 
नख, ओठ काले पड़ जायें, गर्दन झुक जाये, तथा उष्ण वस्तु शीत और शीत 
वस्तु उष्ण प्रतोत हो, सुगन्धित वस्तु दुर्गन्धित और दुर्गन्धित वस्तु सुगन्धित 


प्रबुडाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १९९ 


भालूम हो उस व्यक्तिका शीघ्र मरण होता है। प्रकृत्ति विपर्यास होना भी 
शीक्षमृत्युका सूचक है। जिसका स्नान करनेके अनन्तर वक्षस्थल पहले सूख 
जाये तथा अवशेष शरीर गीला रहे, वह व्यक्ति केवल पन्द्रह दिन जीवित 
रहता है। इस प्रकार पिण्डस्थ अरिष्टोंका विवेचन १७ वी गाथासे लेकर ४० वी 
गाथा त्तक २४ गाथाओआमे विस्तारपूर्वक किया है | 

द्वितीय श्रेणीमें पदस्थ अरिष्टों द्वारा मरणसूचक चिह्नोका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि स्नान कर इ्वेत वस्त्र धारण कर सुगन्धित द्रव्य तथा आभृषण- 
से अपनेको सजाकर जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये। पश्चातू--ओ 
ही णमो अरहताण कमले-कमले विमले-विमले उदरदेवि इटिमिटि पुलिन्दिनी 
स्वाहा” इस मन्त्रका २१ बार जाप कर बाह्य वस्तुओके सम्बन्धोंसे प्रकट होने 
वाले मृत्युसू चक लक्षणोका दर्शन करना चाहिये । 

उपयुक्त विधिके अनुसार जो व्यक्ति ससारमे एक चन्द्रमाको नाना रूपोंमे 
तथा छिद्रोसे परिपूर्ण देखता है उसका मरण एक वर्षके भीतर होता है। 
यदि हाथकी हथेछीको मोडनेपर इस प्रकारसे सट सके जिससे चुल्ल बन जाये 
और एक बार ऐसा करनेमे देर लगे, तो सात दिलकी आयु समझनी चाहिये । 
जो व्यक्ति सूर्य, चन्द्र एव ताराओकी कान्तिको मलिनस्वरूपमे परिवतंन 
करते हुए एवं नाना प्रकारसे छिद्रपृर्ण देखता है, उसका मरण छह मासके 
भीतर होता है। यदि सात दिलों तक सूर्य, चन्द्र एव त्तागओके बिम्बोंको 
नाचता हुआ देखे, तो नि सन्देह उसका जीवन तीन मासका समझना चाहिये | 
इस तरह दीपक, चन्‍्द्रबिम्ब, सू्यंब्रिम्ब, तारिका, सन्ध्याकालीन रकतवर्ण धूम- 
धूसित दिशाएँ, मेघाच्छन्न आकाश एवं उल्काएँ आदिके दर्शन द्वारा आयुका 
निश्चय किया जाता है। इस प्रकार ४१वी गाथा तक २७ गाथाओमे पदस्थ 
रिष्टोका वर्णन आया है। 


तृतीय श्रेणीमे निजच्छाया, परच्छाया और छायापुरुष द्वारा मृत्युसूचक 
लक्षणोंका बडे सुन्दर ढगसे निरूपण किया है। प्रारम्भभे छायादर्शनकी विधि 
बतलाते हुए लिखा है कि स्तान आदिसे पवित्र होकर-- 'ओ ही रक्‍ते रक्‍्ते रक्‍्त- 
प्रिये सिहमस्तकसमारूढे कृष्माण्डी देवि मम शरीरे अवतर-अवतर छायां सत्या 
ऊुरु कुरु छी स्वाहा” इस मन्त्रका जाप कर छायादर्शन करना चाहिये। यदि कोई 
रोगी व्यक्ति जहाँ खड़ा हो, वहाँ अपनी छाया न देख सके या अपनी छायाको 
कई रूपोमे देखे अथवा छायाको बैल, हाथो, कौआ, गदहा, भेंसा और घोड़ा 
आदि नाना रूपोंमे देखे तो उसे अपना ७ दिनके भीतर मरण समझना चाहिये । 
यदि कोई अपनी छायाको काली, नीली, पीली और लाल देखता है, तो वह 


२०० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


क्रमश: तीन, चार, पाँच और छह दिन जीवित रहता है। इस प्रकार अपनी 
छायाके रंग, आकार, लम्बाई, छेदत-मेदन आदि विभिन्‍न तरीकोंसे आयुका 
निश्चय किया गया है । 

परछायादर्शनकी विधिका निरूपण करते हुए बताया है कि एक अत्यन्त 
सुन्दर युवकको जो न लम्बा हो, न नाटा हो, स्नान कराकर सुन्दर वस्त्रोसे 
युक्त कर--“ओ ही रक्‍ते रक्‍ते रकतप्रिये सिहमस्तकसमारूढे कृष्माण्डी देवि मम 
शरीरे अवतर-अवतर छायां सत्यां कुरु-कुरु ही स्वाहा मन्त्रका १०८ बार जाप 
करना चाहिये, पच्चात्‌ उत्तर दिणाकी ओर मुँह कर उस व्यक्तिको बैठा देना 
चाहिये, अनन्तर रोगी व्यक्तिको उस युवककी छायाका दर्शन करना चाहिये । 
यदि रोगी व्यक्ति किसी व्यक्तिकी छायाको टेढ़ो, अधोमुखी, पराड्मुखी और 
और नीलवणंक। देखता है, तो दो दिन जीवित रहता है। यदि छायाको हँसते, 
रोते, दौड़ते, बिना कान, बाल, नाक, भुजा, जधा, कमर, सिर और हाथ-पैरके 
देखता है, तो छह महीनेके भीतर मृत्यु होती है। रक्‍त, चर्बी, तेल, पीव और 
अग्नि आदि पदार्थोकगें छाया द्वारा उमलते हुए देखता है, तो एक सप्ताहके 
भीतर मृत्यु होती है। इस प्रकार ९५ वी गाथा तक परछाया द्वारा मरण समय- 
का निर्धारण किया गया है। 


छायापुरुपका कथन करते हुए बतलाया गया है कि मन्त्रसे मन्त्रित व्यक्ति 
समतल् भूमिपर खडा होकर पेरोको समानान्तर कर, हाथोकों नीचे लटका कर 
अभिमान, छल-कपट और विषय-वासनासे रहित जो अपनी छायाका दर्शन 
करता है, वह छायापुरुष कहलाता है। इसका सम्बन्ध नाकके अग्रभागसे, दोनो 
स्तनाके मध्यभागसे, गुप्तागोसे, पेरके कोनोंसे, लखाटसे और आकाशसे होता 
है। जो व्यक्ति उस छायापुरुषको बिना सिर, पेरके देखता है, तो जिस रोगी- 
के लिए छायापुरुषका दर्शन किया जा रहा है, वह छह मास जीवित रहत्ता 
है। यदि कोई छायापुरुष घुटनोके बिना दिखलायी पडे, तो २८ महीने और कमर 
बिना दिखलायी पडे तो १५ महीने शेष जीवन समझना चाहिये । यदि छाया- 
पुरुष बिना हृदयके दिखलाई पडे तो ८ महीने, विना गप्तागोंके दिखलाई 
पड़े, तो दो दिन और बिना कन्धोंके दिखलाई पड़े तो जीवन एक दिन शेष 
समझना चाहिये। इस प्रकार छायापुरुषके दर्शन द्वारा मरणसमयका निर्धा- 
रण १०७वी गाथा तक किया गया है । 


इसके पश्चात्‌ १३०वी गाथा तक स्वप्लदर्शन द्वारा मृत्युके लक्षणोंका कथन 
किया है | इस प्रकरणके प्रारम्भमें बताया है कि जिस रातको स्वप्न देखना हो, 
उसके पूव॑ंके दिन उपवाससहित मोनब्रत धारण करे और उस दिन समस्त 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २०१ 


आरम्भका त्याग कर विकथा एवं कषायोंसे रहित होकर--“ओं ही पण्ह्सव्णे 
स्वाहा' इस मन्त्रका एक हजार बार जाप कर भूमिपर शयन करे यहाँ स्वप्नों 
के दो भेद बतलाये है- कथित और सहज। मन्त्रजापपूर्वक किसी देवविशेष- 
की आराधनासे जो स्वप्त देखे जाते है वे देव कथित और चिन्तारहित स्वस्थ 
एवं स्थिर मनसे बिना मन्त्रोच्चा रणके शरीरमें धातुओंके सम होनेपर जो स्वप्न 
देखे जाते हैं, वे सहज कहलाते है। प्रथम प्रहरमे स्वप्न देखनेस उसका फल दश 
वर्षमें, दूसरे प्रहरमे स्वप्न देखनेसे उसका फल पाँच वर्षमें, तीसरे प्रहरमे स्वप्न 
देखनेसे उसका फल छह महीनेमे और चौथे प्रहरमे स्वप्न देखनेसे उसका फल 
दस दिनमें प्राप्त होता है। 

जो स्वप्नमें जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाकों हाथ, पेर, घुटने, मस्तक, जधा, 
कधा और पेटसे रहित देखता है वह क्रमणश' ४ गदीने, ३ वर्ष, १ वर्ष, पाँच दिन, 
श्वषं, १ मास और ८मास जीवित रहता है। अथवा जिस व्यक्तिके शुभाशुभको 
ज्ञात करनेके लिए स्वप्नदर्शन किया जा रहा है, वह उपयुक्त समयो तक 
जीवित रहता है। स्वप्नमें छत्रभग देखनेसे राजाकी मृत्यु, परिवारकी मृत्यु 
देखनेसे परिवारका मरण होता है। यदि स्वग्नमे अपना नाश होता हुआ देखें 
तो दो महीनेकी आयु शेष समझनी चाहिये। दक्षिण दिशाकी ओर ऊंट, गदहा 
और भेंसेपर सवार होकर, घी या तेल शरीरमें लगाये हुए जाते देखे तो एक 
मासको आयु शेप समझनी चाहिये । यदि काले रगका व्यक्ति घरमेसे अपनेकों 
बलपूर्वक खीचकर ले जाते हुए स्वप्ममे दिखलायी दें तो एक मासकी आयु 
शेष समझनी चाहिये | रुधिर, चर्बी, पीव, चर्म और तैलमे स्नान करते हुए या 
डूबते हुए अपनेको स्वप्नमें देखे या स्वप्नमे छाल फूलोकों बाधकर ले जाते 
हुए देखे, तो वह व्यक्ति एक मास जीवित रहता है । इस प्रकार इस प्रकरणमे 
विस्ता रपृर्वक स्वप्नद्शनका कथन किया गया है। इसके अनन्तर प्रत्यक्षरिष्ट 
और लिगरिष्टोका कथन करते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति दिशाओको हरे रगकी 
देखता है, वह एक सप्ताहके भीतर, जो नीले वर्णकी देखता है वह पाँच दिन- 
के भीतर, जो रवेत वर्णकी वस्तुको पीत और पीत वर्णकी वस्तुको श्वेत्त देखता 
है वह तीन दिन जीवित रहता है। जिसकी जीभसे जल न गिरे, जीभ रसका 
अनुभव न कर सके और जो अकारण अपना हाथ गुप्त स्थानोपर रबखे वह 
सात्त दिन जीवित रहता है। इस प्रकरणमें विभिन्न अनुमान और हेतुओं द्वारा 
मृत्युसमयका प्रतिपादन किया गया है। 


प्रइन द्वारा रिष्टोंके वर्णनके प्रकरणमें प्रशनोंके आठ भेद बतलाये है-- 
१. अंगुलि प्रइन, २ अलक्त प्रधन, ३ गोरोचन प्रश्न, ४ अक्षर प्रइन, ५ 


२०२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


शब्दप्रश्न, ६. फ्रश्नाक्षरप्रष्न, ७, लग्नप्रनन और ८. होराप्रशन । अंगुलिप्रश्न- 
का कथन करते हुए बताया है कि श्री महावीरस्वामीकी प्रलिमाके सम्मुख उत्तम 
मालतीके पुष्पों से--ओ हो अहँणमो अरहताणं हों अवतर-अवतर स्वाहा" 
इस मन्त्रका १०८ बार जाप कर मन्त्र सिद्ध करे। पुनः दाहिने हाथकी तज्जनी- 
को १०० बार मन्त्रसे मन्त्रित कर आँखोके ऊपर रखकर रोगीको भूमि देखनेके 
लिए कहे | यदि वह सूर्यके विम्बको भूमिपर देखे तो छह मास जीवित रहत्ता 
है। इस प्रकार अगुलिप्रदन द्वारा मृत्यूसमयको ज्ञात करनेकी विधिके उपरान्त 
अलक्तप्ररइनकी विधि बतलायी है कि चौरस भूमिको एक वर्णकी गायके गोबर- 
से लीप कर उस स्थानपर “ओ छी अरहं णमो अरहताण ह्वी अवतर अवतर 
स्वाहा इस मन्त्रको १०८ बार जपना चाहिये। फिर कांसेके बतंनमें अलक्तको 
भरकर १०० बार मन्त्रसे मन्त्रित कर उक्त पृथ्वीपर उस बतंनको रख देना 
चाहिए । पश्चात्‌ रोगीक हाथोको दूधसे धोकर दोनों हाथोंपर मन्त्र पढ़ते हुए 
दिन, मास और वर्षकी कल्पना करनी चाहिये । पुनः १०० बार उक्त मन्त्रको 
पढ़कर अलक्तसे रोगीके हाथोको धोना चाहिये। इस क्रियाके अनन्तर हाथोके 
सन्धिस्थानमे जितने बिन्दु काले रगके दिखलाथी पडें उतने दिन, मास और 
वर्षकी आयु समझनी चाहिये। लगभग यही विधि गोरोचनप्रश्नकी भी है। 


प्रशनाका रविधिका कथन करते हुए लिखा है कि जिस रोगीक सम्बन्ध 
प्रघन करना हो वह--ओ ही वद वद वाग्वादिनी सत्य ह्ली स्वाहा” इस मन्त्रका 
जाप कर प्रइन करे। उत्तर देनेवाला प्रइनवाक्यके सभी व्यञ्जनोंको दुगना 
और मात्राओको चौगुना कर जोड दे | इस योगफलमें स्वरोकी सख्यासे माग 
देनेपर सम शेप आये तो रोगीका जीवन और विषम शेष आनेपर रोगीकी मृत्यु 
समझना चाहिये। अक्षरप्रइनके वर्णनमे ध्वज, धूम, खर, गज, वृष, सिंह, श्वान 
और वायस इन आठ आयोके अक्षर क्रमानुसार आयुका निश्चय करना चाहिये । 
शब्द प्रदनमे शब्दोच्चारण, दर्शन आदिके शकुनो द्वारा अरिष्टोका कथन किया 
गया है। इस प्रकरणमें शब्दश्रवणके दो भेद बतलाये है--१ देवकथित्त शब्द 
आर २. प्राकृतिकशब्द | देवकथित शब्द मन्त्राराधना द्वारा सुने जाते है। 
प्राकृंतिकमे पशु-पक्षी मनुष्य आदिके शब्दश्रवण द्वारा फलका कथन किया जाता 
है। शब्दप्रश्नका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है । 


होराप्रश्न इसका एक महत्त्वपूर्ण अश है। इसमे मन्त्राराधताके पश्चात्‌ 
तीन रेखाएँ खीचनेके अनन्तर आठ त्तिरछी ओर खड़ी रेखाएँ खोीचकर आठ 
आयोको रखनेको विधि है तथा इन आयोंके वेध द्वारा शुभाशुभ फलका निरू- 
पण किया है। शनिचक्र, नरचक्र इत्यादि चक्रों ह्वरा भी मरणसमयका निर्धा- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य . २०३ 


रण किया गया है | विभिन्‍न नक्षत्रोमें रोग उत्पन्न होनेसे कितने दिनों तक 
बीमारी रहती है और रोगीको कितने दिनों तक कष्ट उठाना पड़ता है आदि- 
का कथन है। लछग्लप्रइनमे प्रश्नकालीन लग्न निकाऊ कर द्वादश भावषोंमें रहने 
वाले ग्रहोंके सम्बन्धसे फलका प्रतिपादन किया है। इस ग्रन्धमें गोमूत्र, गोदुग्घ 
आवदिका भी विधान आया है, पर यह लौकिक दृष्टिसे है। धर्मके साथ इसका 
कोई सम्बन्ध नही। यहाँ यह ध्यातव्य है कि दुर्गदेवने अद्भुतसागर, चरक, 
सुश्रुत, पुराण आदि ग्रन्थोंसे अनेक विपय ग्रहण कर ज्योके त्यों निबद्ध कर दिये 
हैं । अतः इन लौकिक विषयोका जेनधर्मसे कोई सम्बन्ध नही है। 


सरणकण्डिका 


इस ग्रथमे १४६ गाथाएँ हैं, जो 'रिष्टसमुच्चय'की १६२ गाथाओसे मिलततो 
हैं। रिष्टसमुच्चयमे १६३से आगे और वढाकर २६१ गाथाएँ कर दी गयी है । 
'मरणकंण्डिका'को भाषा शौरसेनी प्राकृत है। कुछ विद्वानोका अनुमान है कि 
'मरणकण्डिका' का निर्माण किसी अन्य व्यक्तिने किया है, दुर्गदेवाचायंने इस 
ग्रथका विस्तार कर 'रिष्टसमुच्चय'की रचना को है। पर मेरा मन है कि यह 
रचना भी दुर्गदेवकी है, यत' कोई ग्रल्थकार भावको तो ग्रहण कर सकता है पर 
अन्यके पद्योको यथावत््‌ नही ग्रहण करता । अतएब दुर्गदेवने पहले मरणकण्डिका- 
की रचना की होगी, किन्तु बादकों उसे सक्षिप्त जानकर उसीमे वुद्धिकर एक 
नवीन ग्रन्थ रच दिया होगा तथा पहले लिखे गये ग्रन्थको ज्योकात्यों छोड़ 
दिया होगा । 


अधघंकाण्ड 


इसमें १४९ गाथाएँ और दस अध्याय है। इसकी रचना शौरसेनी प्राकृतमे 
है। यह तेजी-मन्दी ज्ञात करनेका अपूर्व ग्रन्थ है। ग्रह और नक्षत्रोकी विभिन्‍न 
परिस्थितियोके अनुसार खाद्यपदार्थ, सोना, चाँदी, लोहा, ताम्बा, हीरा, मोती, 
पशु एक अल्य धन-धान्यादि पदार्थोंको घटती-बढती कीमतोका प्रतिपादन किया 
है, सुकाल और दुष्कालका कथन भी सक्षेपमे किया हे । ज्योतिष चन्द्रके 
गणनानुसार वृष्टि, अतिवृष्टि और वृष्टि अभावका कथन आया है। साठ 
सवत्सरोके फलाफल तथा किस सवत्सरमे किस प्रकारकी वर्षा और धान्यकी 
उत्पत्ति होती है, इसका सक्षेपमें सुन्दर वर्णन आया है। ग्रन्थ छोटा होनेपर 
भी उपयोगी है। इसमे प्रत्येक वस्तुकी तेजी-मन्दी ग्रहोंकी चाल परसे निकाली 
गयी है। सहितासम्बन्धी कतिपय बात्ते भी इसमें सकलित है। प्रह्मचार प्रक- 
रणमें गुरु ओर शुक्रको गतिके अनुसार देश और समाजकी परिस्थितिका ज्ञान 


२०४ * तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


कराया गया है। शनि और मंगलके निमित्तररसे लोहा और ताँबैकी घटा- 
बढ़ीका कथन किया गया है। 


मन्त्रमहोदधि 

यह मन्व्रशास्त्रमम्बन्धी ग्रन्थ है। इसकी भाषा प्राकृत है। “रिष्टसमुच्चय' 
में आये हुए मन्त्रोसे पता चलता है कि ये आचार्य मन्त्रशास्त्रके अच्छे ज्ञाता 
थे। मन्त्रोंमें वेदिकधर्म और जेनधर्म , इन दोनोंकी कतिपय बातें आयी है, जिससे 
अवगत होता है कि मन्‍्त्रशास्त्रमें सम्प्रदाय विभिन्‍नता नही ली जाती थी। 
अथवा यह भी कहा जा सकता है कि वेदिकथर्मके प्रभावके कारण ही जेनघधम्म- 
में इस विषयका समावेश किया गया होगा। व्योकि आठवीं शतोीमें ज॑नधमंको 
नास्तिक कहकर विधर्मी श्रद्धालुओंकी भ्रद्धाको दूर कर रहे थे। अतः जंनाचार्य 
और भट्टवारकोने वैदिकथमंकी देखा-देखी मस्त्र-तन्त्रवादकी जेनधमंमें स्थान 
दिया । 


ग्रंथकर्ताके जीवनकी छाप ग्रन्थमे रहतो है, इस तियमके अनुसार यह स्पष्ट 
है कि आचाय॑ दुर्गदेव एक अच्छे मान्त्रिक थे। मन्त्रमहोदधि मन्त्रशास्त्रका 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 


मुनि पत्मकीति 


'पासणाहचरिउ के कर्त्ता मुनि पद्मकीति हैं। इस ग्रथकी प्रत्येक सन्धिके 
अन्तिम कडवकके घत्तेमे 'पउम' शब्दका उपयोग किया गया है। यह 'पउम' 
शब्द 'कमल' और “लक्ष्मी' दोनों ही अर्थोमें सन्दर्भके अनुसार घटित हो सकता 
है। पर चतुथं सन्धिके अन्तिम घत्तेमे 'पउमभणई' तथा पाँचवी, चौदहवी और 
अठारहवी सन्वियोके अन्तिम घत्तोंमे 'पउमकित्ति' पदका प्रयोग आया है। १४- 
वी और १८वीं सन्धियोके अन्तिम घत्तोमे 'पउमकित्तिमुणि'का प्रयोग आता है, 
जिससे स्पष्ट है कि आचाय॑ पद्मकीतिमुनिने 'पासणाहचरिउ'की रचना की | 
प्रन्थके अन्तमे आचार्यने कविप्रणस्ति निबद्ध की है, जो निम्न प्रकार है-- 


जइ वि विरुद्ध एय णियाण-बध जिणिद तुह समये । 
तह वि तुह चलछण-कित्त कइत्तणं होए्ज पउमस्स ॥ 
रइय पास-पुराण भमिया पुहवी जिणालया दिद्‌ठा | 
इण्ड जीविय-मरणं हरिस-विसाओ ण पउमस्स॥ 
सावय-कुलूम्मि जम्मो जिणचलणाराहणा कइत्तं च। 
एया. तिण्णि जिणवर भवि भवे हुतु पउमस्स ॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापीषकाचार्य : २०५ 


णव-सय-णउआणउये कत्तियमासे अमावसी दिवसे | 
रइयं पास-पुराणं कइणा इह पउमणामेण' ॥ 
अर्थात्‌-पश्चकीलिने पाइ्वंपुराणकी रचना की, पृथ्वीश्रमण किया और 
जिनालयोंके दर्शक किये अब उसे जीवन-मरणके सम्बन्धम कोई हष-विषाद नहीं 
है। शआआवककुलमें जन्म, जिनचरणोंमें भक्ति तथा कवित्व, ये तीन बातें है 
जिनवर ! पद्मको जन्मान्तरोमे प्राप्त हो । अन्तिम पद्यमे कविने अपनी रचना- 
के समयका उल्लेख किया है। १८वी सन्विके अन्तिम कडवकमें आचार्यने अपनी 
गुरुपरम्पराका निर्देश किया है, जो निम्न प्रकार है- - 
सुपसिदु महामइ णियमधरू थिउसेण-सघु इह महिहि वरू। 
तहिँ चदसेणु णामेण रिसी वय-संजम-णियमईं जासु किसी ॥ 
तहाँ सीसु महामइ णियमधारि णयवतु गुणायरु बभयारि। 
सिरि माहउसेणु महाणुभाउ जिणसेणु सीसु पुणु तासु जाउ॥ 
तहाँ पुव्ब-सणेहे पठमकित्ति उप्पण्णु सीसु जिणु जासु चित्ति। 
तें जिणवर-सासणु-भासिएण कह विरइय जिणसेणहा मणण ॥ 
९ 2९ ८ ्‌ 


धत्ता--सिरि-गुरु-देव-पसाएँ कहिउ असेसु वि चरिउ मई । 
पउमकित्ति-मुणि-पु गवहो देउ जिणेसरु विमलमइ'॥ 

अर्थात्‌ इस पृथ्वीपर सुप्रसिद्ध अत्यन्त प्रतिभाशाली, नियमोका धारक 
श्रेष्ठ सेनसच हुआ। उसमे चन्द्रसेन नाम ऋषि थे। जिनके जीवित रहनेके 
साधन ही ब्रत, संयम और नियम थे। इनके शिष्य महामति नियमधारी, नय- 
वानू, गुणोंकी खान ब्रह्मचारी त्तमम महानुभाव श्री माधवसेन हुए। त्तत्पश्चातु 
उनके शिष्य जिनसेन हुए । पूर्वस्नेहेक कारण प्मकीति उनका शिष्य हुआ, 
जिसके चित्तमें जिनवर विराजते थे । 

गुरुदेवके प्रसादसे यह ग्रन्थ लिखा गया, मुनि पद्मकीतिको जिनेश्वर बुद्धि 
प्रदान करें । 

इस गुरुपरम्परासे स्पष्ट है कि पद्मयकीतिके गुरु जिनसेन, दादागुरु माधव- 
सेन और परदादागुरु चन्द्रसेन थे। सेनसंघ अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है और इस 
सधमें बड़े-बडे आचाय॑ उत्पन्न हुए है। पद्मकीति दाक्षिणात्य थे, क्योकि सेतसघ- 
का प्रभुत्व दक्षिण भारतमें रहा है। पासणाहचरिड'के वर्णनोंसे भी इनका दक्षि- 


5 ० 5300 २ 
१. पासणाहचरिउ, अन्तिम ग्रन्थ प्रशस्ति । 


२ पासणाहचरिउ, सम्पादक प्रफुल्ल कुमार भोदी, प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, १८।२२ | 


२०६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


णात्य होना सिद्ध होता है। मामाकी कन्याके साथ विवाह करनेकी पद्धत्तिका 
वर्णन इस ग्रन्थकी १३वीं सन्धिमें आया है। युद्धवर्गन सम्बन्धमें कर्नाटक और 
महाराष्ट्रके वीरोंकी प्रशंसा की गयी है। अतएव जन्मभूमिके प्रेमके कारण कवि- 
को दाक्षिणात्य माननेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं है। 


स्थितिकाल 

ग्रन्थरचनाका निर्देश कविने प्रशस्तिमें किया है। पर यह प्रशस्ति सन्‌ 
१४७३ की प्राचीन पाण्डुलिपिमें उपलब्ध नही है। उसके पश्चात्‌की आमेर भण्डार 
में सुरक्षित पाण्डुलिपियोंमें उक्त प्रशस्ति पायी जाती है। सबसे प्राचीन प्रतिमें 
प्रशस्ति न होनेके कारण कुछ सन्देह होता है, पर यह हमें लिपिकारोंका प्रमाद 
मालूम पड़ता है। प्रशस्तिके भावोंको देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि प्रशस्ति 
ग्रन्थकर्ता द्वारा ही लिखित है। यद्यपि प्रह्स्ति गाथा छन्दमें लिखी गयी है, 
पर इससे भी किसी प्रकारकी आशंका नही की जा सकती, क्योंकि पुष्पदन्तने भी 
अपने 'णायकुमारचरिउ'की प्रद्वस्तिका एक भाग गाथाछन्दमें लिखा है। प्रशस्ति- 
के अनुसार इस ग्रन्थकी रचना सवत्‌ ९९५ कातिक मासकी अमावस्याको हुई है, 
पर यहाँ यह विचारणीय है कि यह संवत्‌ शक संवत्‌ है या विक्रम संवत्‌ । श्रद्धेय 
डा० हीरालाल जेन इसे शक संवत्‌ मानते है और प्रो० डा० कोछड इसे विक्रम 
संवत्‌ मानते है। पद्मकीति दाक्षिणात्य विद्वान थे और दक्षिण भारतमे कारू 
गणना शक सवत्‌के अनुसार ली जाती है । वि० स० का उपयोग उत्तर भारतमें 
होता रहा है। पद्मकीतिने अपने गुरुका नाम जिनसेन दादागुरुका नाम माधव- 
सेन और परदादागुरुका नाम चन्द्रसेन बतलाया है। इस गुरुशिष्यपरम्पराके 
नामोंमें चन्द्रसेन (चन्द्रप्रभ) और माधवसेनके नामोका उल्लेख 'हिरेआवलि:में 
प्राप्त एक अभिलेखमे गुरुशिष्यके रूपमें हुआ' है। इस अभिलेखमे उसका समय 
अकित है-- 

“स्वस्ति श्रीमतु विक्रम-वर्षद ४[ ] नेय साथा [रण]-सवत्सरद माध- 
शुद्ध ५ वृ० वारदन्दु श्रोमन्मुठल-सघद सेन-गणद पोगरि-गच्छद चन्द्रप्रभ सिद्धान्त- 
देव-शिष्यरप माधवसेन-भट्टारकदेवरु” अर्थात्‌ मूलसेन, सेनगण ओर पौगीर- 
गच्छके चन्द्रप्रभ सिद्धान्तदेवके शिष्य माधवसेन भट्टारकदेव जिनचरणोंका 
मनन करके पञ्चप रमेष्ठिके स्मरण कर समाधिमरण धारण कर स्वगंस्थ हुए । 
चालुक्यवशी राजा विक्रमादित्य (षष्ठ) त्रिभुवन मल्लदेव शक सबत्‌ ८९८ ई० 
सन्‌ १०७६ में सिहासनारूढ हुआ था और तत्काल ही उसने अपने नामसे एक 


१. जैन शिलालेखसंग्रह, भाग दो, अभिलेख संख्या २८६, पुर ४३६॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २०७ 


संवत्‌ चछाया था। गैरोनेट और जैन शिलालेखसंग्रह द्वितीय भागके सम्पादक- 
ने विक्रम वर्षद्‌ नामसे निर्दिष्ट किया है। साथ ही इन विद्वानोने अभिलेखमें 
अंकित चारके पश्चात्‌ कुछ स्थान रिक्त होनेसे यह अनुमान किया है कि इस 
चारके अंकके वाद भी कोई अक अंकित रहा है, जो अब लुप्त हो गया है और 
यह लुप्त अक ९ होना चाहिये । इन विह्वानोने इस अभिलेखका समय चालुक्य 
वि० सं० ४०वाँ वर्ष माना है। यह वर्ष शक संवत्‌ १०४७, ई० सन्‌ ११२४ और 
वि० सं० ११८१ होता है। अब यदि इस अभिलेखका समय शक स० १०४७ 
ओर उसमें उल्लिखित चन्द्रसेन और माधवसेनको पद्मकीतिकी गुरुपरम्परामें 
माना जाये तो शक स० १०४७ में माधवसेन जीवित थे, यह मानना पडेगा। 
अभिलेखके अनुसार उन्हें ही दान दिया गया था और यदि पद्मकीतिके ग्रन्थकी 
समाप्ति शक स॒० ९५९ में मानी जाये, तो पद्मकोतिके दादागुरु माधवसेन 
इसके भी पूर्व २५-२० वर अवश्य ही रहे होगे । मनुष्यकी आयु त्तो १०० वर्ष 
सम्भव है, पर ७०-७५ वर्ष तक कोई व्यक्ति आचार्य रहे, यह असाधारण प्रतीत 
होता है। अब यदि 'पासणाहचरिउ'की समाप्तिका समय वि० स० ९९५ माना 
जाये, तो वि० सं० ९९९--वि० सं० ११८१ मे भी वे जीवित थे और यह अस- 
म्भव जैसा प्रतीत होता है। पद्मकीतिके गुरु, दादागुरु और परदादागुरु सेन 
संघके थे और 'हिरेआवलि' शिलालेखके चन्द्रप्रभ और माधवसेन ही पद्मकीति- 
के परदादागुर और दादागुरु है। 


इस चर्चापर विचार करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'हिरेआवलि' 
अभिलेखमें चारकी सख्याके पश्चात्‌ जो ९के अककी कल्पना की गयी है, वह 
ठीक नही है। यहाँ ४का अक ही मानना चाहिये, उसके पश्चात्‌ किसी अककी 
कल्पनाकी सभावना नही है। जेन शिलालेखसग्रह द्वितीय भागके २१२, २१३ 
ओर २१४ सख्यक अभिलेख भी इसपर. प्रकाश डालते है। गैरोनेटने सा०धा० 
को साधारण संवत्सर माना है, पर चालुक्य विक्रमका ४वाँ वर्ष साधारण 
सवत्सर नही है । इस वर्ष शिवावसु सवत्मर आता है। अभिलेख सख्या २०३से 
स्पष्ट है कि विश्ववसु सवत्सर शक सवत्‌ ९८७ में था और उसके बाद शक 
सवत्‌ १०४७मे आता है। यह शक सवत्‌ १०४७ ही विक्रम चालुक्यका «थ्वाँ 
वर्ष है। अतएवं उक्त विषमताओसे यह स्पष्ट है कि 'हिरेआर्वाल' अभिलेखमें 
४ अकके आगे ९ अक या सा०धा०को साधारण होनेका अनुमान भ्रान्त है । 
विक्रम चालुक्यका दूसरा वर्ष पिगल-सवत्सरके पश्चात्‌ काल्युक्त और तत्पश्चात्‌ 
सिद्धाथिन सवत्सर आते हैं। अतः स्पष्ट है कि विक्रम चालुक्यका तीसरा वर्ष 
कालयुक्त और चौथा सिद्धाथिन सवत्सर था। अतएव 'हिरेआवलि' अभिलेखके 


२०८ : तीर्थंकर मह।वीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सा०्धा०को सिद्धा मानना चाहिये, जो सिद्धायिनका संक्षिप्त रूप है। अतः 
सिद्धाथिन: संवत्‌ विक्रम चालुक्यके चौथे वर्षमें था। इसका समन्वय हि रे-आवलि 
अभिलेखमें अंकित ४ और सा०्धा०्से हो जाता है। 

अभिलेखमें चन्द्रप्रभ सिद्धान्तदेवके शिष्य माधवसेन भट्टारकदेवकी स्वर्ग 

प्राप्तिका उल्लेख है। इस उल्लेखसे यह निश्चित हो जाता है कि भाषव- 
सेनके जीवित होनेका यदि कही निर्देश हो सकता है, तो वह १००२के पूर्व ही 
हो सकता है। हुम्मचके एक अभिलेखमें भी माधवसेनका नाम आया है। यह 
अभिलेख शक संवत्‌ ९८४का है। इसमें लोक्कियवसदिके लिए “जम्बहुलिल' 
प्रदान करनेके समय इन माधवसेनको दान दिये जानेका उल्लेख है। हुम्मच्च 
और हिरे-आवलि दोनों समीपस्थ गाँव हैं। हिरे-आवलिमें भट्टारकका पट्ट था, 
यह हमें जेनगिलालेखसंग्रह द्वितीय भागके अभिलेख २८६ संख्यकमें उल्लिखित 
माधवसेनकी भट्टारक उपाधिसे भी ज्ञात हो जाता है। जिस क्षेत्रमें मन्दिर, 
मठको दान दिया जाता था, वह उस क्षेत्रके मठाघीश या भट्‌टारकको ही दिया 
जाता था। अत' यह अनुमान सहज है कि अभिलेख संख्या १९८के अनुसार 
जिन माधवसेनको दान दिया गया वे हिरे-आवलि शिलालेखके अनुसार दान 
पानेवाले माधवसेनसे भिन्‍न नही हैं। आशय यह है कि माधवसेन शक संवत्‌ 
९८४मे जीवित थे और शक सवत्‌ १००२में इस लोकका त्याग किया । जैनशिला- 
लेखसंग्रह द्वितीय भागके १९८ संख्यक अभिलेखसे भी माधवसेनके पट्टका 
परिज्ञान होता है। अत. अनुमान है कि माधवसेनके प्रशिष्य पद्मकीतिको अपने 
पासणाहचरिउ'के लिखनेकी प्रेरणा इसी पाइ्व॑नाथ मन्दिरसे प्राप्त हुई होगी । 
अतएव यह अनुमान सबंथा सत्य है कि हिरे-आवलि अभिलेखके माधवसेन ही 
पद्मकीतिके दादागुरु है और दादागुरुका समय शक संवत्त्‌ १००१के आस-पास 
है| अत्त: उनका प्रशिष्य उनके पूबंका नहीं हो सकता । यदि पद्मकीतिके ग्रल्थकी 
समाप्ति वि०सं० ९९९में माने, तो उन्हें शक संवत्‌ ८६४में जीवित मानना 
पड़ेगा जो कि असम्भव है । अतः पासणाहचरिउकी समाप्तिका संवत्‌ शक संवत्‌ 
ही है, विक्रम सवत्‌ नही। अतएव-- 

१, पासणाहचरिउकी समाप्ति शक संवत्‌ ९०९ कातिक मासकी अमावस्या- 
को हुई है । 

२. ग्रल्थके रचयिता पद्चकोरतिके गुरुका नाम जिनसेन, दादागुरुका नाम 
माधवसेन है और परदादागुरुका नाम चन्द्रसेन है। दादागुरु और परदादा- 
गुरुके नामोंकी सिद्धि हिरेआवलि अभिलेखसे होती है । 
रचनापरिचय 

यह ग्रन्थ १८ सन्धियोंमे विभकत है। इसके परिमाण आदिके सम्बन्धमें 


१४ प्रयुडाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २०९ 


अ्न्थकारने स्वयं हीं लिखा है--- 

अट्ञारह-संधिउ ऐंहु पुराणु तेसट्ठ-युराणे महापुराण। 

सयत्तिण्णि दहोत्तर कडवायहें णाणा-विह*छंद-सुहावयाहँ । 

तेतीस सम तेवीसयाईं अक्खरईं किपि सविसेसयाईं। 

ऐंउऐल्थु सत्यि गंथहा पमाणु फुडु पयडु असेसु विकय-पमाणु । 

जो को वि अत्यु आरिस णिबद्धु सो एत्यु गंधि सहत्य-बद्ध । 

ज॑ आरिस-पास-पुराण वुत्तु ज गणहर-मुणिवर-रिसिहिं वुत्तु । 

त॑ एत्यु सत्थ मईं वित्थरिउ ज कव्व करतइईं संसरिउ। 

तड सजउ जेण विरोहु जाहिँ त ऐंत्यु गंथिमईं कहिउ णाहि | 

सम्मत्तहा दूसणु जेणहोइ आगमण तेण ण वि कज्जु को वि | 

घ्रता-- मित्थत्त करंति य कब्बईं पर सम्मत्तईं मणहरद। 
किपाव-फलोवम-सरिसई होहिं अंति असुहंकरई | 
अर्थात्‌ १८ संधियोंसे युक्त यह पुराण ६३ पुराणोंमें सबसे अधिक प्रधान 
है। नाना प्रकारके छन्‍्दोसे सुहावने ३१० कड़वक तथा र२रे२३ से कुछ अधिक 
पक्तियाँ इस ग्रन्थका प्रमाण है। यह स्पष्टत' पूराका पूरा प्रामाणिक है। 
ऋषियोंके द्वारा जो भी तत्त्व निर्धारित किया गया है, वह्‌ सब इस गन्धमें 
अर्थयुक्त शब्दोंमें निवद्ध है। जो ऋषियोंने पाव्वंपुराणमें कहा है, जो गणवरों, 
मुनियों और तपस्वियोंने बतलाया है तथा जो काव्यकर्त्ताओने निर्दिष्ट किया 
है, वह मैने इस शास्त्रमें प्रकट किया है। जिससे तप और संयमका विरोध हो 
वह मैंने इस ग्रन्थमें नही कहा है। जिससे सम्यकत्व दूषित्त हो उस आगमसे भी 
मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा । 
विपरीतसम्यक्त्वसहित्त किन्तु मनोहर काव्य मिथ्यात्व उत्पन्न करते है 

तथा किपाक फलके समान अन्तमे अशुभकर होते हैं । 


प्रथम सन्धिमे २३ कडबक हैं। २४ तीर्थकरोंकी स्तुतिके पश्चात्‌ कविने 
लघुता प्रदर्शित करनेके अनन्तर काव्य लिखनेकी प्रेरणाका निर्देश किया है। 
खलनिन्दाके पदचात्‌ मध्यदेशका वर्णन किया है। कविने बताया है कि मगध 
देश धनघान्यसे बहुत ही सम्पन्न है, यहाँके साधारण व्यक्ति भी चोर, श्त्रुओं- 
से मुक्त है। यहाँके उपवनोंके परिसर फलफूलोसे संयुक्त है। धानके लहलहाते 
हुए खेत और गाती हुई बालिकाओं द्वारा उनकी रखवाली किसके मनको नही 
आइकुष्ट करती है। यहाँ भ्रमर, कमलसमूहोंको छोड़कर कृषक बन्धुओंके मुखों- 


१, पासणाहचरिड, प्राकृत टेक्स्ट सोसाईटी, १८२० | 





२१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आक्रर्मपरम्परा 


के कपोलोंका सेवन करते थे। यहाँ घिविध प्रकारके समस्त विद्वान अपने-अपने 
देशोंका त्याग कर, यहाँ आकर रहते हैं । देव भी स्वर्गसे ध्युत हो यहाँ निवास ' 
करनेकी कामना करते हैं। इसी देशमें पोदनपुर नामका नगर है, जो प्राकाट, 
शालाओं, मंठों, जिनमन्दिरों, प्रणालियों, सडकों, गोपु रों, ऊँची-ऊँची अटूटालि- 
काओ, आरामो, उपबनो, नदियों, कृपों, वापियो, बृक्षो, चौराहों एवं विभिन्‍न 
प्रकारके वाजारसे सुशोभित है। इस नगरमें चौजञाला, ऊँचा, विशाल तथा विचित्न 
ग्रहोंसे यक्त॒राजभवन था | यह महीतरूपर उसी प्रकार सुशोभित था जिस 
प्रकार नभतलमे नक्षत्रोसहित चन्द्रमा। राजभवनके वर्णनके पश्चात्‌ महाराज 
अरविन्द और उनकी पत्नी प्रभावतीके रूप, सौन्दर्य और गुणोंका वर्णन किया 
है। अनन्तर राजाके पुरोहित विश्वभृत्तिके गुणोंका निरूपण किया गया'है | इस 
पुरोहितकी पत्नीका नाम अनुद्धरी था, जो अपने झूपलाबष्यसे विश्वभूतिको 
आक्रृष्ट करती थी । इस दम्पत्तिके दो पुत्र हुए- कमठ और मरुभूति | कमठ- 
की पत्नी मदमत्त महागजकी करिणीकी शोभा धारण करनेवाली शुद्ध हृदय 
तथा शीलवती थी। उसका नाम वरुणा था। मरुभूतिकी पत्नी परलोक मा्गंके 
विपरीत आचरण करने वाली तथा कुशील थी। उसका नाम बसुन्धरी था। 
एक दिन विश्वभूतिको ससारसे विरक्ति हुई और उसने घर-बार छोड़कर अपना 
पद अपने पुत्रको सौपकर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। अनुद्धरीने भी पत्तिका 
अनुकरण किया और वह भी प्रत्रजित हो गयी । राजाने कमठ और मरुभूतिको 
बुलाकर उन दोनोमेसे मस्भूतिको पुरोहिलके पदपर प्रतिष्ठित किया | एक 
दिन राजा अरविन्दको किसी शत्रुको वश करनेके लिए दूर देश जाना पडा, 
साथमे मरुभूति भी गया। किन्तु वह अपना समस्त परिवार वहीपर छोड़ गया। 
इसी समय वह दुष्ट, विनष्ट चित्त तथा महामदोन्मत्त कमठ घरसें रहती हुई 
अपनी अ्रातृवधको देखकर उसपर अनुरक्त हो गया । कमठने अपने छोटे भाई- 
की पत्नोके साथ अनुचित व्यवहार किया। जब मरुभूति शत्रु पराजयके अनन्तर 
वापस घर आया, तो उसे कमठकी इस अनीतिका पता लगा। पर उदार 
मरुभूत्तिने कमठको क्षमा कर दिया | पर राजाको कमठकी यह अनीति पसन्द 
न आयी और उसने उसे नगरसे निर्वासित कर दिया | कमठ एक त्तपोषत्तमें 
प्रविष्ट हुआ और त्तापसियोंके आश्रममें जाकर रूने लगा । मरुभूति राजाके 
द्वारा समझाये जानेपर भी अपने भाईकी तलाश करनेके लिए निकल पड़ा । 
वह तापसियोंके आश्रममें पहुँचा और वहाँ मरुभूतिको पञचाग्नि तप करते हुए 
देखकर प्रभावित हुआ। उसने भावपूर्वक उसकी तीन प्रदक्षिणाएँ कीं और 
प्रणाम करनेके लिए उसके चरणोंमें सिर झुकाया । कहने लगा “हे महाबल । 


प्रबुद्धाचार्थ एवं परम्परापोषकाथार्य : २११ 


आंप गुणोंके आगार मुझे क्षमा करें।” कमठने एक दिलाखण्ड उठाकर मरुभूति- 
पर प्रहार किया, जिससे मरुभूतिका प्राणान्त हो गया। मरुभूति आत्त॑ध्यानसे 
मरण करनेके कारण उसी वनमें महागजके रूपमे उत्पन्तल हुआ और कमठ 
कुक्‍्कुट नामक भयकर सपं हुआ। मरुभूतिका जीव अषनिधोष गजराज अपने 
समूहके साथ सम्पूर्ण बनमें बड़े अनुरागसे घूमता था, अपने समूहकी रक्षा करता 
था । वह करिणियोंके साथ कमलयुक्त सरोवरोंमे विहार करता था। 

द्वितीय सन्धिमें समस्त राज्यका त्याग कर राजा अरविन्दके मुनीन्द्र होनेका 
वर्णन आया है। अरविन्द मुनिने चिन्तन करते हुए अवधिज्ञान प्राप्त किया। 
इस सन्दर्भमें नरक, तिय॑जच, मनुष्य और देव गतिके दु खोंका वर्णन है। राजा 
अरविन्दने निष्क्रण किया और पञ्चमुष्टिलोज्चकर दोक्षा धारण की द्वितोय 
सस्धिमें १६ कडव॒क है और इसमे राजा अरबविन्दके दीक्षित होनेकी विचार 
धाराका चित्रण आया है। 

तृतीय सन्धिमे १६ कडव॒क है। तृत्तीय सन्धिमे अरविन्दकी त्तपशचर्या और 
उनके विहारका चित्रण आया है। इस सन्धिमे सम्यक्त्वकी महिमा, सम्यक्त्वके 
दोष, सम्यक्त्थकी प्रशसा, अणुत्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रतोंका स्वरूप बतलाया 
गया है। जिनवरकी भक्तिकी प्रशसा करते हुए बतलाया गया है कि भक्तिके 
प्रभावसे मनुष्य समस्त दुर्गतियोके दु .खोंसे छूट जाता है। इसी सन्बिमे अपनि- 
घोष गजपतिके उद्बोधनका भी सन्दर्भ आया है। अरविन्द मुनिने उसे सम्बो- 
घित करते हुए कहा--'हे गजबल ! में राजा अरबिन्द हूँ, पोदनपुरका स्वामी 
हैं, यहाँ आया हूँ। तू मरुभूति है, जो हाथीके रूपमे उत्पन्न हुआ है। विधिवञात्‌ 
तू इस सार्थंके पास आथा है। मेंने पहले ही तुझे कमठसे पास जानेसे रोका था । 
उसकी अवहेलना कर तू इस दु.खको प्राप्त हुआ है। हे गजवर ! अभी भी कुछ 
नही बिगड़ा है। तू मेरे द्वारा कहे हुए वचनोका यथासम्भव पालन कर । सम्य- 
क्त्व और अणुब्रतोको ग्रहण कर, यही तेरे कल्याणका मार्ग है।” मुनि अरविन्द- 
ने मोक्षता भ किया ओर गज श्रेष्ठ तपश्चर्यामे सलग्न हुआ । 

चतुर्थ सन्धिमे १२ कडवक हैं और अषनिघोष गजकी त्तपस्थाका वर्णन 
आया है। अपनिघोषकी मृत्यु कुक्कुट सपंके दशनसे हुई, पर ह्वादश भावनाओ- 
का चिन्तन करनेके कारण उसका जन्म सहस्त्रारकल्पमं हुआ और कुक्कुट सर्प 
पञ्चम नरकमे उत्पन्न हुआ। इस चौथी सन्धिमें राजा हेमप्रभु, राजकुमार 
विद्युत्वेककी कथा भी वर्णित है। प्रसंगवश मुनिके २८ मूलगुण एवं सयम 
तपर्चर्या आदिका वर्णन आया है | 


पाँचवी सल्बिमे १२ कड़वक हैं।इस सन्धिमें मरुभूतिका जीव सहस्नार 


२१२ : तोथंकर महावीर और उतकी आचार्यपरम्परा 


स्वग्से च्यूत हो जम्बू द्वौपके अपरविदेह क्षोत्रमें पृथ्वीपति होनेका वर्णल आया 
है। कमठका जीव भीलके रूपमे उत्पन्न हुआ है। मरुभूतिका जीव चक्रायुध 
सिरके रवेत बालोंकी देखकर संसारसे विरक्त हो तपश्चर्या करने लगा। पूव॑ 
जम्मके वैरभावके कारण कमठका जीव भीलने चक्रायुधपर बाणप्रहार किया, 
जिससे मुनि चक्रायुध ध्यानपूवंक मरण कर ग्रेवेयकमे देवरूपमें उत्पन्न हुए 
और भीलका जीव नरकमें उत्पन्त हुआ। 


छठी सन्धिमे १८ कड़वक है । चक्रायूधका जीव ग्रेवेयकसे च्यूत होकर पूव॑ 
विदेह क्षेत्रके विजय देशके राजाके यहाँ कनकप्रभके रूपमें उत्पन्त हुआ । कनक- 
प्रभने वयस्क होकर अपने राज्यकी समृद्धि को। उसके धन-धान्यसे सदा समृद्ध 
३२ हजार प्रदेश, ९६ करोड़ ग्राम, ५.९ हजार खान, स्वर्ण और चाँदीके तो रणों- 
से युक्त ८४ लाख श्रेष्ठ पुर, ८४ हजार करवट, सुखेट और द्वोणमुख थे । उसके 
मन और पवनकी गति वाले १८ करोड श्रेष्ठ घोड़े, ८४ लाख मदोन्‍्मत्त हाथी 
एवं समस्त शत्रु दलका नाश करने वाले उत्तने ही उत्तम रथ थे। इस राजाके 
८४ लाख अगरक्षक, तीन सौ साठ रसोईआ एवं उबटन और सम्म्दंन करने 
वाले २०० अनुचर थे | ९६ हजार रानियाँ और तीन करोड़ उत्तम कृषक थे। 
चतुरगिणी सेनासे घिरा हुआ वह राजा पट्खण्डकी विजयके लिए चल पड़ा। 
विजयके पश्चात्‌ वह वापस छौटा और आनन्दपूर्वक साम्राज्य करने लगा। 
उसका अपार ऐेश्वयं था आचायंने इस सन्धिमे षटऋतुओका वर्णन करते 
हुए कनकप्रभके भोगविलासका चित्रण किया है। एक दिन कनकप्रभने यशोधर 
मुनिके दर्शन किये और उनसे कर्मसद्धा्तका उपदेश सुना । कनकप्रभने दीक्षा 
ग्रहण की । 


सप्तम सन्धिम १३ कड़वक है। आरम्भमें मुनिदीक्षाकी प्रशसा की गयी है। 
अनन्तर १२ अग और १४ पूर्वोका वर्णन आया है। मुनि कंनकप्रभने अंग ओर 
पूर्वोके अध्ययनके परचात्‌ पूर्वांगोमे आयी हुई वस्तुओंकी सख्याका अध्ययन 
किया है। इस सन्दर्भभे तीन हजार नो सौ पाहुडोके अध्ययनका कथन आया है। 
कनकंप्रभमुनिने कठोर तपश्चरण कर आकाशगामिनी ऋद्धि प्राप्त की, साथ ही 
जलचरण, तन्तुचरण, श्रेणिचरण ओर जघाचरण ऋद्धियोंके साथ सर्वाविधि, 
मनःपर्ययज्ञान आदि प्राप्त किये। विक्रिया ऋद्धि एवं अक्षीण महानस ऋद्धि 
भी प्राप्त हुई। कनकप्रभने क्षीरवनमें प्रवेश कर गिरिशिख रपर आरूढ़ हो, धर्म- 
ध्यान प्रारम्भ किया। इसी समय कमठके जीवने, जो कि सिंहके रूपमे वहाँ निवास 
करता था, मुलिपर आक्रमण किया और उसने मुनिका प्राणान्त कर दिया । 
कनकप्रभमुनि समताभावधूवंक मरण कर वेजयन्त नामक स्वर्गमें देव हुए । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाणार्थ : २१३ 


कमठका जीव विभिन्‍न योनियोंमें जन्म-मरण करता हुआ ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न 
हुआ । उसने वजिष्ट नामक तपस्वीके समक्ष तापसदीक्षा ग्रहण की और वह 
पड्चाग्नितप करने लगा | 

आठवीं सन्धिमे २३ कडवक हैं। इस सन्धिमें वाराणसीके राजा हयसेन और 
उन्तकी पत्नी वामादेवीका वर्णन आया है। तीर्थंकर पाइ्व॑नाथके गर्भमें आमेके 
छः महीने पहिलेसे ही देवों द्वारा रत्नोंकी वर्षा हुई और वामादेवीकी सेवाके 
लिए देवांगनोंका आगमन हुआ । वामादेवीने रात्रिके चतुर्थ प्रहरमें १६ स्वप्न 
देखे और इन स्वप्नोंका फल राजा हयसेनसे पूछा । हयसेनने स्वप्नोके फलपर 
प्रकाश डालते हुए बतलाया कि तुम्हे संसारोद्धारक पुत्र उत्पन्न होगा | इस पुत्र- 
का महत्त्व सर्वत्र व्याप्त हो जायगा। अनन्तर तीर्थंकर पाइवनाथका गर्भावतरण, 
जन्माभिषेक, कर्णछेदन, नामकरणका वर्णन आया है। इन्द्र तीर्थंकर पाश्वंको 
वामादेवीके पास छोडकर स्वर्ग चला गया । 


नौवी सन्विम १४ कड़वक है और हयसेनके भवनमे किये गये जन्मोत्सवका 
चित्रण है । पुत्र-उत्पत्तिस हयसेनकी समृद्धि अधिक बढी । श्ने-शरने पाश्वंनाथ 
बाल्यावस्था पार कर ३१वें वर्षमें प्रविष्ट हुए। हयसेनकी राजसभामे भूटान, 
मौयं, इक्ष्बाकु, कच्छ, सिन्धु आदि विभिन्न देशोंके राजा उपस्थित हुए | एक 
दिन राजसभामे दूत आया और उसने कुशस्थलके राजा द्वारा दीक्षा ग्रहण किये 
जानेका वर्णन किया । हयसेन इस समाचारसे दूखित हुआ | इसी बीच दूतने 
कुशस्थलपर यवन राजा द्वारा आक्रमण और धमकी दिये जानेकी बात्त 
बतलायी । हयसेनने प्रतिज्ञा की कि यवनका गर्व खबं कर दूँगा। उसने युद्धके 
लिए प्रस्थान किया । 


दसवी सन्धिमं १४ कंडवक हैं। इस सन्विके आरम्भमे बताया गया है कि 
पाइवनाथ यवन सेनाका सामना करनेके लिए चल पडे | हयसेनने पाश्वंनाथको 
बहुत समझाया कि अभी तुम बालक हो, युद्धमें प्रो व्यक्तियोको ही जाना 
चाहिये । अतः तुम यही निवास करो और मै युद्धके लिए जाऊँगा। पाश्व॑ंनाथने 
निवेदन किया कि शिद्यु तथा बाऊुकका लालन-पालन करना पिताका कर्तंव्य 
है। इसके विपरीत वुद्धावस्थामे पित्ताकी सेवा-सुश्रुषा करना पुत्रका धमं है। 
अतः कुमारने युद्धमे जानेके लिए अत्यधिक आग्रह किया, जिसे पिताको स्वीकार 
करना पड़ा । चतुरंगिणीसे युक्त कुमार पाव्व॑नाथने युद्धके लिए प्रस्थान किया । 
मार्यमे नानाप्रकारके छझकुन हुए। सरोवरके समीप सेनाका शविर पड़ा। इस 
सन्दर्भमें आचाय॑ने सूर्यास्त, सन्ध्या, रात्रि, चन्द्रोदय, सूर्योदय, सैन्यप्रस्थान 
आदिका सुन्दर चित्रण किया है। कुशस्थलके राजा रविकोतिने कुमार पाइवेक़ा 


२१४ : तीरथंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


स्वागत किग्रा | 

इसके पश्चात्‌ ग्यारहवी सन्धिके १३ कड़वकोंमें युद्धकां वर्णन आया है। 
बत्ताया है कि कुमारका आागमन सुनकर यवन्तसज सहशांकित हुआ। पाश्वंके 
आ जानेसे रविकीतिकी सेनाका बल बढ़ा और यवनराजकी सेनाके साथ भयंकर 


युद्ध होने लगा । रविकीतिने अपूर्व रणकोशल दिखलाया । यवनराजके बहुतसे 
सामन्‍्त और बीर रविकीतिं द्वारा परास्त किये गये । 


बारहवी सन्धिमें १५ कडवक है। आरम्भमें यवनराजके गजबलका रवि- 
कीर्तिपर आक्रमण करनेका चित्रण आया है। रविकीतिने अत्यन्त कौशलपुबंक 
गज़सेनाका विनाश किया, पर विशाल गजवाहिनीके समक्ष उसकी शक्ति कुण्ठित 
होने लगी। रविकौततिक मन्त्रियोंने इस रणदशाकों देखकर कुमार पाहवंसे निवे- 
दन किया कि आप अब युद्ध करनेकें लिए तैयार हो जाइये | आपकी शक्तिके 
समक्ष त्रेठोव्यकी शक्ति नतमस्तक है। कुमार पाश्व॑ एक अक्षौहिणी अश्व, गज, 
रथ और पेदल सैनिकों सहित रणभूमिमें प्रविष्ट हुए। पाइवेने शत्रुके गजसमूह- 
को क्षणभरमें तितर-बितर कर दिया। कुमार पाश्वके साथ युद्ध करनेके लिए 
यवनराज अनेक प्रकारको तैयारियाँ करने लगा और उसने दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग 
किया। यवनराजने विभिन्‍न अस्त्रोंका प्रयोग किया, पर उसका एक भी वाण 
साथंक न हुआ । कुमार पारवेने यवनराजको बन्दी वना लिया । 

तेरहवी सन्धिमें २० कडव॒क है। आरम्भमे यवनराजके भटों द्वारा आत्म- 
समपंणका वृनान्त आया है। युद्धसमाप्तिके अन्तर कुमार पाइवंने कुदस्थली- 
में प्रवेश किया | रविकीतिने विभिन्‍न प्रकारसे कुमारका स्वागत और आतिथ्य 
किया | यवनराजके मन्‍्त्रीने आकर सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित किया । कुमार 
पाश्वंने यवनराजको मुक्त कर दिया और सन्धथिका प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया 
गया । रविकीतिने अपने मन्त्रियोंसे परामर्श कर अपनी कन्याका विवाह कुमार 
पाइवंसे करनेकी इच्छा व्यक्त की। विवाहके लिए रवि, चन्द्रसे शुद्ध लग्न 
निश्चित की गयी । इसी समय कुमार पाश्वंकी सूचना मिली कि नगरके बाहर 
कुछ तपस्वी आये हुए है। कुमार पादर्व उन तपस्वियोंको उदबोधन करनेके 
लिए चल पडे। वहाँ जाकर देखा कि जिन लकडियोंको जलाकर पञ्चाग्नितप 
किया जा रहा है, उनमें एक लकड़ीके बीच सप॑ है। कुमारने रोकते हुए कहा-- 
इस लकडीको मत जलाओ, इसमें साँप है। तपस्वियोके बीच रहनेवाला कमठ 
का जीव तापसी रुष्ट हुआ और क्रोधपूवंक बोला--इस लकड़ीमें सर्प कहाँ है ? 
यह राजा खल है। में अभी इस लकडीको फाडकर देखता हूँ। लकडीको फाडा 
गया, तो उसमेंसे एक विषधर भुजंग निकला। सभी देखकर आहचयंचकित 
रह गये । कमठके जीवको तो अत्यधिक पद्चात्ताप हुआ। उसने अनशन कर 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्थ : २१५ 


जीव हिसा और परिग्रहका त्याग कर पड्चत्व प्राप्त किया। स्वर्ग गया और 
बहाँ देवियोंके साथ विचरण करने लगा । पाद्वंकुमारने सपंको पठ्च्चनमस्कार 
मल्त्र दिया जिसके प्रभावसे पातालमें नागराजोंके बीच तीन पल्यकी आयवाला 
घरणेन्द्रदेव हुआ। सपंकी मृत्युकों देखकर कुमारके मनमें विरक्ति हुई और 
वह संसारके भोगोंको असार समझने छगा। लोकान्तिक देवोंने आकर कुमारके 
वेराग्यकी वृद्धि की और कुमारने जिनदीक्षा ग्रहण की । कुमारके दीक्षित होनेसे 
रविकोत्ति और प्रभावतीको विशेष कष्ट हुआ | जब हयसेनने कुमारकी दीक्षाका 
समाचार सुना, तो हतप्रभ हो गया। मन्त्रियोंने उसे बहुत समझाया। माता 
वामादेवीको भी पुत्रके दीक्षा समाचारसे कष्ट हुआ। मन्त्रियोंने किसी प्रकार 
हयसेन और वामादेवीको समझाकर सन्तुष्ट किया | 


चौदहवी संधिमें ३० कडवक हैं । आरम्भमें पाइवेनाथके तप और संयमका 
चित्रण किया है। आकाशमार्गसे जाते हुए असुरेन्द्रके विमानका स्थगन होना 
और स्थगनका कारण पाइवंकुमारको जानकर असुरेन्द्र द्वारा पाश्व॑नाथकों मार 
डालनेका निइपचय करना एवं नाना प्रकारके उपसर्ग देना, और उपसर्गोके शमन- 
के लिए धरणेन्द्रका आना, नागराज द्वारा पाइवेंकी सेवा करना तथा असुर- 
कुमारकों उपसर्ग न करनेके लिए चेतावनी देता आदिका वर्णन आया है। 
पाश्वंनाथकी केवलज्ञानकी उत्पत्ति भी इसी सन्धिमे वणित है । 


पन्द्रहवीं सन्धिमि १२ कडबक है। केवलज्ञानकी प्रशंसाकी गयी है। देवों 
द्वारा केवलज्ञानकल्याणक सम्पन्न करनेवाले उत्सवका वर्णन आया है। इन्द्र द्वारा 
छोडे गये वज्नसे असुरकुमारका पाज्वंनाथके शरणमें जाना, इन्द्र द्वारा समव- 
शरणकी रचना, देवों द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति, इन्द्रकी उपदेण देनेके हेतु प्रार्थना 
आदि विषय इसी सन्विमें आये हैं । 

सोलहवीं सन्धिमें १८ कडवक है। आरम्भमें गणधर द्वारा लोकोत्पत्तिपर 
प्रकाश डालनेके लिए भाग्गह किया गया है और समवश रणमें आकाश, लोका- 
काश, मेरु, अधोलोक, उध्वंलोक, स्वर्ग आदिके वर्णनके पश्चात्‌ वैमानिक ज्यो- 
तिषी, व्यस्तर और भवनवासियोंकरी आयुका वर्णन आया है| मध्यलोक और 
उसमें स्थित जम्बूद्वीप, सप्त क्षेत्र, घट कुलाचल पूर्व-अपर विदेह, गगादि नदियाँ 
लबणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदधि, पुष्कराधंद्वीप, ढाईद्वीपके क्षेत्र, पतादि- 
हीपसमुद्रोमे सूर्य-चन्द्रकी सख्या, त्तीनो वातवकयोका स्वरूप एवं कमठासुर द्वारा 
जिनेन्द्रसे क्षमायाचनाका वर्णन आया है । 

सत्रहवी सन्विमे २४ कड़वक हैं । इस सब्धिमें कुशस्थलीमे जिनेन्द्रके समव- 
शरणका पहुँचना, रविकीतिका जिनेन्द्रके पास आगमन, शलाकापुरुषोंके सम्बन्ध- 


२१६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आवचार्यपरम्परा 


में जाननेकी इच्छा, अवसर्पिणी और उत्सपिणी कालचक्र, सुषम-सुषमा, सुषमा, 
सुषम-दुःषमा, दुःधम-सुषमा, दुःषमा, दुःषम-दुःयमा, इन छह काछोंका वर्णन 
किया गया है। तृतीय कालके अन्तमें ऋषभदेवादि चतुर्विर्शात तीर्थंकरोंकी 
उत्पत्ति, तीथंकरोंकी कायाका प्रमाण, उनके जन्मस्थान, वर्ण, आयु, तीथैकरों- 
के तोथंकी अवधि, द्वादश चक्रवर्ती, नव बलदेव, नव नारायण, नव प्रतिनारायण 
आदिका वर्णन आग है। रविकोति भी तीथंकर पाश्व॑नाथके उपदेदासे प्रभा- 
वित होकर दीक्षित हो जाता है और पाइरवनाथके समवशरणमें शौरीपुर 
पहुँचता है । 


१८वीं सन्धिमें २२ कड़वक हैं। समवद्वरणमें नरक जानेवाले मनुष्योंके 
कृत्योंके पश्चात्‌ तियंअ्चगत्तिके जीवोंका विवरण आया है| मनुष्यगतिके जीवोंके 
दो भेंद किये हैं--कमंभूमिके मनुष्य और भोगभूमिके | भोगभूमिमें उत्पन्न होने 
वालोंके सत्कायेका वर्णन करते हुए ढ़ाई द्वोपकी १७० कमंभूमियोंका विवेचन किया 
है । देवगतिमें उत्पन्न करानेवाले सत्कृत्योका चित्रण कर समवशरणमें वामादेवी 
ओर हयसेनको उपदेश दिये जानेका कथन आया है। नागराजद्वारा पृव॑जन्मके 
वृत्तान्तके सम्बन्धमें पूछनेपर दशभवोंकी कथाका संक्षेपमें चित्रण आया है। 
हयसेन भी दीक्षित हो जाता है और अन्तमें ग्रन्थ परिचय और ग्रन्थका रकी गुरु- 
परम्पराके साथ ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। 


यह ग्रन्थ जेनसिद्धान्त और काव्यकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें सम्यकत्व, 
श्रावकधमं, मुनिधम, कमंसिद्धान्त, विश्वका स्वरूप आदिका चित्रण आया है। 
सम्यक्त्वके स्वरूपका विवेचन नि*चय और व्यवहार दोनों ही दृष्टियोंसे किया 
गया है। इस ग्रन्थमें सम्यक्त्वके चार गुण--१. मुनियोंके दोषोंका गोपन, २. च्युत- 
चारित्र व्यक्तियोंका पुनः सम्यक्‌ चरित्रमें स्थापन ३. वात्सल्य और ४ प्रभावना 
बतलाये हैं। पाँच दोषोंमें--१. शका, २. आकांक्षा, ३ विचिकित्सा, ४. मूढ़दृष्टि, 
और ५. परसमयप्रशंसाकी गणना की है। श्रावकधमंके अन्तगंत गुणद्रत्त, 
अणु्रत, शिक्षात्रतका कथन आया है। मुनिधमके अन्तगंत २८ मूलगण--पांच 
महाब्रतोंका पालन, पाँच समितियोंका घारण, पंचइन्द्रियोंका निग्नह, षड़- 
आवश्यक, खड़े-खड़े भोजत, एक बार भोजन, बस्त्रत्याग, केशलुडच, अस्नान, 
भूमिशयन और अदन्त धावन मूलाचारके समान ही इस ग्रन्थमें आये हैं। तपके 
दो भेद किये हैं--बाह्य और आशभ्यन्तर | अनशन, अवमौदयं, बृत्तिपरिसख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशयनासन और कायबलेश ये छह बाह्य तपके भेद हैं । 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सगं और ध्यान ये छह आभ्यन्तर 
तपके भेद हैं। इन मूलगुणोंके साथ २२ परीषह और उत्तरगुणोंका भी कथन 


प्रबुद्धाचार्य एवं परभम्यरापोषकाचार्य : २१७ 


आया है। कमंसिद्धान्त और सृष्टिविद्याके सम्बन्धमें अनेक महत्त्वपूर्ण बातें 
बंतलायी गयी. हैं । " 


काव्यकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसमें महाकाव्यके 
सभी लक्षण घटित होते हैं । आचायं॑ने षड्‌ऋतु, सन्ध्या, रात्रि, नदी, वन, पव॑तत , 
सूर्योदय, चन्द्रोदयय आदिका सुन्दर चित्रण किया है। यहाँ उदाहरणाथ चन्द्रोदय 
वर्णनकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं-- 


ऐत्यंतरि भुअणहा सुहु जणंतु णहि उठ चंदुतम भरुहणंतु। 
आणंद-जणणु परमत्थ-गब्भु अवयरिउ णाइ णह अमिय-कुंभु । 
चंदुग्गमे वियसिय कुमुअ-संड मउलिय सरेहि पंकय-उडंड। 
ससि-सोमु विणलिणिह णउ सुहाइ सूरुग्गम विडसड गुणहँ जाइ। 
अह॒वा जगि जो जसु ठियउ चित्ति गुण-रहिउ वि सम्मड देह तित्ति। 
मयलंछण-किरणाह तिमिरु गट्ठु जोण्हाणल परिपुण्ण दिट॒ठु । 
कोडंतहं मिहुणहेँ सुबलु जाउ रोमंचिउ तणु उच्छलिउ राउ। 
णिसि भीसण अलि-उछ-सम-सदोस तम-रहिय ससंकों किय सत्तोस । 
बहु-दोष वि अहवा महिल होइ परिगरिय सुपुरिसें सोह देइ। 
घत्ता--णहु सयलु विकिउ अकलंकिउ थिउ सकलंकिउ चद-तणु। 
णिय-कज्जहो विउस वि भुल्लहि णरवर कि पुणु इयर-जणु"। 


इसी समय संसारको सुख पहुँचाता हुआ तथा अन्धकारपटल्ूका नाश करता 
हुआ चन्द्रमा नभमें उदित हुआ। आननन्‍्दकी उत्पत्ति करनेवाला तथा परमार्थमभावको 
धारण करनेवाला वह चन्द्र नभमें अमृतकुम्भके समान अवत्तरित हुआ । चन्द्रो- 
दयके समय कुमुदसम्‌ह विकसित हुआ तथा सरोवरोंमें विकसित कमल भुकु- 
छित हुए। सौम्यचन्द्र भी नलिनोको नहीं सुहाता। वह सूर्योदयपर ही प्रफु- 
ललित होती है और गुणोंका उत्कर्ष प्राप्त करती है। अथवा इस संसारमें जो 
जिसके | चत्तमे बसा हुआ है, वह गुणहोन होते हुए भी उसकी तृप्ति करता है । 
चन्द्रमाकी किरणोंसे अन्धकारका नाश हुआ तथा गगन ज्योत्स्नाजल़से परि- 
पृर्णं दिखलायी दिया | क्रीड़ामें आस्क्‍त युगलोंको सुख प्राप्त हुआ, उनके 
शरीरमें रोमांच हुआ ओर अनुराग उमड़ पड़ा | भ्रमरसमहुके समान काली 
एवं भीषण रात्रिको चन्द्रमाने तमरहित और शोभायुकत बनाया अथवा अत्य- 
धिक दोषपूर्ण व्यक्ति भी सत्पुरुषकी संगतिमें शोभित होता है। चन्द्रमाने समस्त 
आकाशको कलंकरहित किया किन्तु स्वयं चन्द्रमाका शरीर कलक युक्त 


१. पासणाहचरिउ--१०।११। 
२१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्य*परम्परा 


रहा | जब विद्वात्‌ तथा उत्तम पुरुष भी अपना कार्य भूल जाते हैं, तब फिर 
अन्य लोगोंकी क्या बात ? 

इस प्रकार आचाय॑ पद्मकीतिने धर्म, दर्शन और काव्यकी त्रिवेणी इस ग्रल्थमें 
एक साथ प्रवाहित को है। 


आचार्य इन्द्रनन्दि द्वितीय 


इन्द्रनन्दि नामके कई आचायोके उल्लेख मिलते हैं। श्रुतावतारके कर्त्ता 
और ज्वालिनीकल्पके कर्ता इन्द्रनन्दिसे भिन्न कई इन्द्रनन्दियोंके निर्देश प्राप्त 
हैं। श्रुतावतारके कर्तताको स्व० श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने गोम्मटसार और 
मल्लिषेणप्रशस्तिके इन्द्रनन्दिसे अभिन्न स्वीकार किया है। श्रुतावता रमें वीरसेन 
और जिनसेन आचाये तककी ही सिद्धान्तरचनाका उल्लेख है। अतः यदि 
वे नेमिचन्द्राचार्यके पीछे हुए होते तो बहुत सम्भव है कि गोम्मटसारका भी 
उल्लेख करते । चतुर्थ इन्द्रनन्दि नीतिसार अथवा समयभूषणके कर्त्ता हैं जो 
नेमिचन्द्र आचायंके पद्चात्‌ हुए हैं। उन्होंने नीतिसारके एक पद्ममें सोम- 
देवादिकके साथ नेमिचन्द्रका भी नामोल्लेख किया है। पज्न्वम इन्द्रनन्दि इन्द्र- 
नन्दि-सहिताके रचयिता हैं । बहुत सम्भव है कि ये ही इन्द्रनन्दि पूजा-विधिके 
भी कर्त्ता हों | दायभागप्रकरणके अन्तमे पायी जानेवाली गाथाओंसे बहुत कुछ 
स्पष्टता प्राप्त होती है-- 


पुज्ज॑ पुज्जविहाणे जिणसेणाइवीरसेणगुरुजुत्तइ । 
पुज्जस्स या य गुणभदसूरीहि जह तहुदिंद्ठा ॥ ६३ ॥ 
वसुणंदि-इंदणंदि य तह य मुणिएमसंधिगणिनाहं (हि) । 
रचिया पुज्जविही या पुव्वक्कमदों विणिहिद्दा॥ ६४॥ 
गोयम-समंतभदह य अचल कसुमाहणंदिमुणिणाहि | 
वसुणंदि-इंदर्णदिहि रचिया सा संहिता पमाणा हु ॥ ६५ ॥ 
दूसरी गाथामें वसुनन्दिके साथ एकसंधिमुनिका भी उल्लेख है, जो एक 
संधि-संहिताके कर्त्ता हैं, जिनका समय विक्रमकी १३वीं शत्ताब्दी है। अतएव 
इन इन्द्रनन्दिको एंकसंधिभट्वारकके बादका विद्वान्‌ मानना होगा । प्रेमीजीने 
छेद-पिण्डको इन्द्रनन्दिसंहिताके कर्त्ताकी कृति माना है और इसका प्रधान कारण 
यह है कि यह ग्रन्थ उक्त संहितामें उसके चतुर्थ अध्यायके रूपमें समाविष्ट पाया 
जाता है। अतएब प्रेमीजीने छेद-पिण्डके कर्त्ताको १३वीं दताब्दीके बादका 
विद्वान माना है । 
श्री आचाये जुगलकिशोर मुख्तारने छेद-पिष्डको स्वतन्त्र कृति माना है 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २१९ 


और उसका रचयिता इन्द्रनन्दिसे भिन्न कोई अन्य इन्द्रतन्दि है। मुख्तार 
साहबने लिखा है--“मेरी रायमें यह छेद-पिण्ड जो अपनी रचना शेली आदि 
परसे एक व्यवस्थित स्वत्तन्त्र ग्रन्थ मालूम होता है। यदि उक्त इन्द्रनन्दि 
संहिलामें भी पाया जाता है तो उसमें उसी तरह अपनाया गया है जिस तरह कि 
१७वीं शताब्दोकी बनी हुई भद्रबाहुसंहितामे “भद्रबाहु-निमित्तज्ञास्त्र” नामके 
एक प्राचोन ग्रन्थको अपनाया गया है और जिस तरह उसके उक्त प्रकार अपनाये 
जानेसे वह १७वीं शताब्दीका ग्रन्थ नही हो जाता, उसी तरह छेद-पिण्डके 
इन्द्रनन्दिसंहितामें समाविष्ट हो जानेमात्रसे वह वि० की १३वी शत्ताब्दीकी अथवा 
उसके बादकी कृति नही हो जाता । वास्तवमें छेंद-पिण्ड संहिता शास्त्रकी 
अपेक्षा न रखता हुआ अपने विषयका एक बिल्कुल स्वतन्त्र ग्रन्थ है। यह बात 
उसके साहित्यको आद्योपान्त गौरसे पढ़नेपर भलो प्रकार स्पष्ट हो जाती है। 
उसके अन्तमें गाथा संख्या तथा इलोक संख्याका दिया जाना और उसका ग्रन्थ 
परिमाण प्रकट करना भी इसी बातको पृष्ठ करता है। यदि वह मूलतः और 
वस्तुतः संहिताका एक अंग होता तो ग्रन्थ परिमाण उसी तक सीमित न रह- 
कर सारी संहिताका ग्रन्थ परिमाण होता और वह संहिताके ही अन्तमें रहता, 
न कि उसके किसी अंगविशेषके अनन्तर ।”* 
आचाये जुगलकिशोर मुख्तारके उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि छेद-पिण्ड 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसका समावेश इन्द्रनन्दिसंहितामें किया गया है| 
इसकी साहित्यिक प्रौढ़ता, गम्भीरता ओर विषय-व्यवस्था भी इसे स्वत्तन्त्र ग्रन्थ 
सिद्ध करतो है। जीवशास्त्र ओर कल्पव्यवहार जैसे प्राचीन ग्रन्थोंका उल्लेख 
होनेसे छेद-पिण्डके रचयिता इन्द्रनन्दिकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है । 
श्री आचाय॑ जुगलकिशो रजीने अनुमान किया था कि छेद-पिण्डके रचयिता 
इन्द्रनन्दि मल्लिषेणप्रशस्तिमें निर्दिष्ट इन्द्रनन्दि है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिके 
पद्यमें कहा गया है-- 
भावेइ छेदपिड जो एदं इंदर्ंदिगरणिरचिदं | 
लोइयलोउत्तरिए ववहारे होइ सो कुसलो॥ 
इय इंदर्णदिजोइंदविरइयं सज्जणाण मलहरण । 
विहियं त॑ भत्तोए सम्मसपसत्तचित्तेण ॥९ 
उपर्युक्त गाथाओंसे मिलता जुलता भाव मल्लिषेण प्रशस्तिके निम्नलिखित 
पद्यमें पाया जाता है-- 
१. पुरातन जैन वाक्य सूची [प्रथम भाग], सम्पादक : आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार, 
वीर सेवा मन्दिर, सन्‌ १९५०, प्रस्तावना पृ० १०८ । ट 
२. छेदपिण्ड, माणिकचन्द्र प्रल्थमाला, ग्रन्थांक २८, गाया--३६१, ३६२ (१)। 


२३० : तीर्थंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दुरित-ग्रह-निग्रहाड्भ॒यं यदि भो भूरि-नरेन्द्र-वन्दितम्‌। 
ननु तेन हि भव्यदेहिनो भजत श्रीमुनिमिन्‍्द्रतन्दिनम्‌ |" 

अर्थात्‌ है भव्यजीवो ! यदि तुम्हें दुरिल-निय्रहोंसिे--पापरूपी ग्रहके द्वारा 
पकड़े जानेसे कुछ भय होता है तो अनेक नरेन्द्र वन्दित इन्द्रनन्दि मुनिको भजो। 

इन्द्रनन्दि प्रायश्चित्त विधि द्वारा पापरूप ग्रहका निराकरण करनेवाले 
हैं। अत्तएवं उनके प्रायश्चित्त झ्ास्त्रके पढ़नेकी ओर किया गया संकेत प्रतीत 
होता है। छेद-पिण्ड ग्रन्थके प्रशस्ति पद्यमें भी इस शास्त्रको मलहरण करने 
वाला बताया है। अतएव यह अनुमान निर्दोष है कि मल्लिषेण प्रशस्तिमें 
उल्लिखित इन्द्रनन्दि ही छेद-पिण्डके रचयिता इन्द्रनन्दि हैं । मल्लिषेण प्रशस्ति 
शक संवत्‌ १०५०, फाल्गुन शुक्ला तृतीयाको अद्धित को गयो है। अतएव इन्द्र- 
नन्दिका समय इससे पूर्व होना चाहिए । हमारा अनुमान है कि इन इन्द्रनन्दिका 
समय ई० सन्‌ की दशम श्ताब्दीका उत्तराद्ध या ११वीं शतीका पूर्वार्ध होना 
सम्भव है। 
रचना-परिचय 

इन्द्रनन्दिका छेदपिण्ड नामक ग्रन्थ उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थका प्रका- 
शन माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे वि० सं० १९७८में हुआ है । प्रकाशित प्रतिमें 
३६२ गाथाएं हैं, पर ग्रन्थमें निबद्ध गाथामें ३३३ ही गाथाओंकी सख्या बतायी 
है और इलोक प्रमाण ४२० बताया गया है-- 

चउरसयाइ वीसुत्तराईं गंथस्स परिमाण । 
तेत्तीसुत्तरतिसयपमाणं॑_गाहाणिबद्धस्स ॥ 

श्री प्रेमीजीने 'तेत्तीसुत्तरके स्थानपर 'बासट्ट्थुत्तर' पाठ स्वीकार किया 
है, पर आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने इस मान्यताका खण्डन किया है और 
उन्होंने मूल गाथाएँ ३३३ ही मानी हैं। शेष गाथाओंको प्रक्षिप्त माना है । 
२५ गाथाए जहाँ-तहाँ प्रक्षिप्त रूपमें समाविष्ट हो गयी हैं। मुख्तार साहबने 
कुछ गाथाओंकी छान-बीनकर उन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध किया है, पर हमें मुख्तार 
साहबके तक समीचीन प्रत्तीत नही होते । हमने समस्त ग्रन्थ ३६२की अक्षर ' 
संख्या गितकर इलोक मान निकाला तो ४२० ए्लोकसे कुछ ही अक्षर बढ़ते 
हैं। अतएव इस प्रन्धमें प्रक्षिप्त या व्यथंकी बढ़ी हुई गाथाओंमें न कही पुन- 


१. जैनशिलालेखसंग्रह, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, प्रथम भाग, शिलालंख संख्या-- 
५४, पश्च-२७, पृ० १०६ । 
२. छेंदपिण्ड माणिक चन्द्र ग्रंथमाला, प्रन्‍्धाक-१८, गाथा-३६० पृ० ७५ | 





प्रभुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २२१ 


रुक्ति है, और न ऐसा क्रम ही है जिससे कहीं भी प्रक्षिप्त होनैकी कल्पना की 
जाय । लिपिकर्त्ताको असावधानोसे या अन्य किसी कारणवश 'तैलीसुत्तर पाठ 
निबद्ध हो गया है। जाँच करनेपर ४२० एलोक गाथाओंमें ही पृर्ण होती है | 


आरमस्ममें आचायंने प्रायश्चित्त, छेद, मल-हरण, पाप-नाशन, शुद्धि, पुण्य, 
पवित्र, पावन--ये सब प्रायश्चित्तके नामान्तर बताये हैं। प्रायश्चित्तके द्वारा 
चित्तादिकी शुद्धि करके आत्म-विकासको प्राप्त किया जाता है। जो आत्म- 
विकास अथवा मुक्तिको प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने दोषों--अपराधोंपर 
कड़ी दृष्टि रखनेकी आवश्यकता है। किस दोष या अपराधके लिए कौन-सा 
दण्ड या प्रायश्चित्त विहित है--यही इस प्रन्थका वष्य-विषय है। मुनि, 
आधभिका, श्रावक ओर श्राविकारूप चतु:संघ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य, 
शद्रूप चतुविध वर्णके सभो स्त्री-पुरुषोंको लक्ष्यकर ग्रन्थ लिखा गया है। 
दोषोंके प्रकारों और उनके आगमादि विहेत तपश्चरणादिरूप संशोधनोंका 
इसमें निर्देश और सकेत किया है। यह अनेक आचार्योंके उपदेशको अधिगत 
करके जीत और कल्प व्यवहारादि प्राचीन शास्त्रों आधारपर निममित है। 
आत्मशुद्धिका साधन प्रायश्चित्त हो है। इस प्रायश्चित्तमे ही आत्मशुद्ध सहमत 
है। आरम्भकी ४० गाथाओमे मूल गुणोंके पश्चात्‌ प्रथम महात्रतका वर्णन 
आया है। ग्रन्थका प्रथम मूल गुणाधिकार है और द्वित्तीय महाव्रताधिकार । इस 
महाव्रताधिका रके अन्तगंत प्रथम प्रकरणमें प्रथम महाब्रतका निरूपण किया 
है। द्वितीय और तृतीय महात्रताधिकार नामक तृतीय प्रकरणमे ४१-४६ 
गाथाए है। इन छ. गाथाओंमें द्वितीय और तृतीय महात्रतका वर्णन किया है 
तथा इन ब्रतोमे होनेवाले दोषों और उनकी प्रायचित्त विधियोका कथन आया 
है। चतुथं प्रकरण चतुर्थ महाव्रताधिकार नामका है। इसमे ४७-६० गाथाएं 
हैं। इस ब्रतमे लगनेवाले दोषों और उन दोषोंको दुर करने हेतु उपवासादि 
प्रायश्चित्तोंका वर्णन है। पठचम प्रकरण पञ्चम महात्रताधिकार नामका है। 
इसमें ६१से लेकर ६८ तक गाथाएं हैं। परिग्रह परिमाण महान्नतमें प्रमाद या 
» अज्ञानतापुर्वक छगनेवाले दोष और उनकी प्रायश्चित्तविधियोंका वर्णन आया 
है। षष्ठप्रकरण रात्रि-भोजन त्याग नामक षष्ठक्रताधिकार आया है । इसमें 
६९-७५ गाथाए हैं। स्वप्नमें रात्रि-भोजन करना, असमयमें भोजन करना, 
रोगावस्था या उपसर्गावस्‍्थामे बेठकर भोजन करना आदि दोषोंके प्राय- 
दिचत्तोंका वर्णन आया है। सप्तम प्रकरणसे लेकर एकादश प्रकरण तक ७६- 
१०३ गाथाएं हैं। इनमे पञ्च समितियोंमें छयने वाले दोष और उसमें 
विह्वित प्रायश्चित्तोंका कथन किया है | द्वादश इन्द्रिय निरोधाधिका रमें एक हो 


२२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्यवपरम्परा 


भाथा है । इन्द्रियनिरोधमें होनेवाले अतिथारोंको शुद्धिके लिए एक, दौ, 
तीन, चार ओर पाँच उपवास करनेका वर्णन आया है। १३वां अधिकार 
केशलुञ्चाधिकार है। इसमें १०५-१०८ गाथाए हैं। समयका अतिक्रमण 
कर केशलुञड्च करना या आगमोक्त विधिके अनुसार केशलुड्च न करने 
सम्बन्धी प्रायद्चित्तोंका वर्णन है। चतुदंश षडावेश्यकाधिकारमें १०९-१२३, 
पञ्चदश अचेलकाधिकारमें १२४-२५, षोडश अस्नान-अदन्त-मन-क्षिति- 
शयनाधिका रमें १२६वीं गाथा, सप्तदश स्थितिभोजनेकभक्ताधिका रमें १२७वीं 
गाथा, अष्टादश उत्तरगुणाधिका रमें १२९-१५२ गाधाएँ, एकोनविशति चूलिका 
प्रकरणमें १५३-१७३ गाथाएं, २०वें दशविध प्रायश्चित्ताधिका रमें १७४-१७५ 
गाथाए, २१वें आलोचनाधिकारमें १७७-१८१ गाथाएँ, २२वें प्रतिक्रमणा- 
घिकारसे १८२-१८७, २३वें उभयाधिकारमें १८८-१८५ गाथाएँ, २४वें विवेका- 
धिका रमें १९०-१९३ गाथाएं, २५वें व्युत्सगंअधिकारमें १९४-२०२, २६वें 
तपाधिका रमें २०३-२०८, २२६-२४२, २७वें पंच्रकअधिकारमे २०९-२१५, 
२८वें मासिक चतुर्मासिक अधिकारमें २१६-२१८, २८वें षाण्मासिकाधिकारमें 
२१९-२२५, ३०वें छेदाधिकारमें २४३-२५२, ३१वें मूलाधिका रमें २५३-२६१, 
३२वें स्वगणानुपस्थान अधिकारमें २६२-२६९, ३३वें परगणानुपस्थान अधिकार 
में २७०-२७५, ३३वें पारज्चिक अधिका रमें २७६-२८४, रे४वें श्रद्धानाधिका रमे 
२८५-२८७, ३५वें ऋषि प्रायदिचत्त अधिकारमें २८८वी गाथा, ३६वें संयतिका 
या श्रवणी नाम अधिका रमें २८९--३०२ और रे७वें त्रिविधश्रावक प्रायश्चित्ताधि- 
कारमें ३३७-२६९ गायाएँ आयी हैं। नामानुसार 'तत्तदधिकारमें होनेवाले दोष 
और उन दोषोंके निराकरणाथं प्रायश्चित्तविधिका वर्णन आया है । वस्तुतः 
यह प्रायश्चित्तशास्त्र आत्म-शुद्धिकि लिए अत्यन्त उपयोगी है। मूलगुण और 
ओर उत्तरगुणोमें प्रमाद या अज्ञानसे लगनेवाले दोषोंका कथन किया गया है। 


आचार्य वसुनन्दि प्रथम 

वसुनन्दि नामके अनेक आचाये हुए हैं। एक ही वसुनन्दिकी आप्तमीमांसा- 
वृत्ति, जिनशतकटीका, मलाचा रवृत्ति, प्रतिष्ठासारसंग्रह रचनाएं सम्भव नहीं 
है । ग्रन्थ परीक्षणींस यह अनुमान होता है कि आप्तमीमांसावृत्ति और जिन- 
शतक टीकाके रचयिता एक ही व्यक्त हैं। इसी प्रकार प्रतिष्ठापाठ और 
श्रावकाचा रके रचयिता भी एक ही वसुनन्दि होंगे, क्योंकि इन दोनों रचनाकओंमें 
पर्याप्त साम्य है । बसुनन्दि प्रथमने प्रतिष्ठासंग्रहकी रचना संस्कृत भाषामें को 
है और श्रावकाचार या उपासकाध्ययनकी रचना प्राकृत भाषामें | अतः स्पष्ट 
हैं कि वे उभय भाषाके ज्ञाता थे। यही कारण है कि वसुनन्दिको उत्तरवर्ती 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २२३ 


आचायॉने सैड्धान्तिक उपाधि द्वारा उल्लिखित किया है। श्रावकाचारकी 
प्रशस्तिमें वसुनन्दिने अपनी गुरुपरम्पराका निम्न प्रकार उल्लेख किया है-- 
आसी  ससमय-परसमयविदृ. सिरिकुदकुदसंताणे । 
भव्बयणकुमुयवणसिसि रयरो सिरिणदिणामेण ॥ 
कित्ती जस्सिदुसुब्भा सयलूभुवणमज्झें जहिच्छ भमित्ता, 
णिच्च सा सज्जणाण हियय-वयण-सोए णिवासं करेई। 
जो सिद्धंतबुरासि सुणयतरणमासेज्जलीलाबतिण्णो | 
बण्णेउ' को समत्यो सयलगुणगणं से वियडढो विलोए || 
सिस्सो तस्स जिणिदसासगणरओं सिद्ध तपारंगओ, 
खती-मह॒ब-लाहवाइदसहाधम्मम्मि णिक्‍च॒ुज्जओ । 
पुष्णेंदुज्जलकित्तिपुरियजओ चारित्तलच्छीहरो, 
सजाओ णयणदिणाममुणिणो भव्वासयाणदओ ॥ 
सिससो तस्स जिणागम-जलणिहिवेलात्तरंगधोयमणो | 
सजाओ सयलूजए विवखाओ गणेमिचन्दु त्ति॥ 
तस्स पैसाएण मए आइरिय परंपरागयं सत्य । 
वच्छल्लयाए रइय भवियाणमुवासयज्ञ्ञयण ॥" 
श्री कुन्दकुन्दाचायंकी आम्नायमे स्वसमथ और परसमयके ज्ञायक भव्य- 
जनरूप कुमुदवनको विकसित करनेवाले चन्द्रतुल्य श्रीनन्दि नामके आचाये हुए। 
जिसको चन्द्रसे भी शुभ कोति समस्त भुवनोके भीतर इच्छानुसार परिभ्रमण 
कर पुनः वह सज्जनोंके हृदय, मुख ओर श्रोत्रमे निवास करतो है, जो सुनयरूप 
नौकाका आश्रय लेकर सिद्धान्तरूप समुद्रको छीलामात्रसे पार कर गये उन 
श्रीनन्दि आचार्यके समस्त गुणगणोंका कौन वर्णन कर सकता है। 
उन श्रीनन्दि आचायेका शिष्य जिनेन्द्रशासनमें रत, सिद्धान्तका पार॑गत्त, 
क्षमा, मादंव, आजंव आदि दक्ष प्रकारके धर्ममें नित्म उद्यत, पूर्णचन्द्रके समान 
उज्ज्वलकीतिसे जलको पविन्न करनेवाला चारित्ररूपी लक्ष्मीका धारक और 
भव्यजीवोंके हृदयको आनन्दित करनेवाला नयनन्दि नामका मुनि हुआ । 
उस नयनन्दिका शिष्य जिनागमरूप जलनिधिकी बेलात्तरमोंसे धुले हुए 
हृदयवाला नेमिचन्द्र--इस नामसे सकल जगतुमें प्रसिद्ध हुआ । 
उन नेमिचन्द्र आचाय॑के प्रसादसे मेंने आचायंपरम्परासे आया हुआ यह्‌ 
उपासकाध्ययनशास्त्र वात्सल्यभावनासे प्रेरित होकर भव्यजीवोंके लिए रचा है। 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि दुन्दकुन्दाचायंकी परम्परामें श्रीनन्दि नामके 


१. वसुनन्दि श्रावकाचार, भारतीय श्ञानपीठ संस्करण, भ्रशस्ति, माथा-५४०-५४४ । 


२२४ : तीथकर महावीर ओर उनकी आलार्य॑-परम्परा 


आचाय॑ हुए। उनके शिष्य तयनन्दि और नयनन्दिके शिष्य नेमिचनन्द्र हुए | 
नेमिचन्द्रके प्रसादसे वसुनन्दिने यह उपासकाध्ययन लिखा है। 

आचाये वसुनन्दिने आचाये नयनन्दिको अपने दादागुरुके रूपमें स्मरण 
किया है। 'सुदंसणचरि3'की प्रशस्तिमें बताया है कि धारानरेश महाराज भोज 
अनेक विद्वानु और आचार्योंके आश्रयदाता थे। लिखा है-- 


आराम-गाम-पुरवरणिवेस, सुपसिद्ध अवंती णाम देस। 

सुरवइपुरिव्वविवुहयणइट्ट, तहि अत्यि धारणयरी गरिद्ठु ॥ 

रणिदृद्धर अरिबर-सेल-वज्जु, रिद्धिय देवासुर जणिय चोज्जु। 

तिहुयणु णारायण सिरिणिकेउ, तहि णरवइपुंगमु भोयदेउ ॥॥ 

मणिगणपहदूसियरविगभत्यि, तहि जिणवर वद्धुविहारु अत्यि । 

णिव विक्कम्मकालहो ववगएसु, एयारह संवच्छर से एसु। 

तहिं केवलि चरिउं अमरच्छरेण, णयणदी विरयउ वित्थरेण ॥१ 

इस प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि नयनन्दि धारानरेश महाराज भोजके समय- 
विद्यमान थे ओर उन्होने वि० स० ११०० मे 'सुदंसणचरिउ'की रचना की । 
नयनन्दि सुत्रसिद्ध ताकिक परीक्षामुखसूत्रकार आचायं माणिकनन्दिके शिष्य 
थे | वसुनन्दिने अपनी प्रशस्तिमे नयनन्दिको श्रीनन्दिका शिष्य लिखा है। 
नयनन्दिने अपनी गुरुपरम्परामें श्रीनन्दिके नामका उल्लेख नही किया । वसु- 
नंदिका श्रीनन्दिसे कया अभिप्राय है--यह स्पष्ट नहीं हाता । श्री पं० होरालाल- 
जी सिद्धान्तशास्त्रीका अनुमान है कि रामनन्दिके लिए ही वसुनन्दिने श्रीनन्दि- 
का प्रयोग किया | क्योकि जिन विशेषणोंसे नयनन्दिने रामनन्दिका स्मरण 
किया है, उन्ही विशेषणोंका प्रयोग वसुनन्दिने श्रीनन्दिके लिए किया है। नय- 
नन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र हुए ओर उनके शिष्य वसुनन्दि | 
स्थिति-काल 
ग्रन्थरचनाकार वसुनन्दिने इस ग्रन्थके निर्माणका समय नही दिया है। 

परन्तु उनकी इस कृतिका उल्लेख १३ वी शत्ताब्दीके विद्वान पंडित आशाधरने 
अपने 'सागारघर्मामृत'की टोकामे किया है। इससे स्पष्ट है कि इनका समय १३ 
वीं शताब्दीके पूवं निश्चित है। मूलाचारकी आचा रवृत्तिमें ११ वीं शताब्दीके 
विद्वानु आचाय अमितगतिके उपासकाबचा रसे पाँच इलोक उद्धृत किये हैं | इससे 
स्पष्ट है कि वे अमितगत्तिके बाद हुए हैं। अत्तएवं वसुनन्दि श्रावकाचारकी 
रचना विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके पूर्वाधमें हुई है । श्री स्व० पष्डित नाथ्राम- 


१. सुदंसगचरिउ, प्रशस्तिभाग | 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २२५ 


जी प्रेमीने लिखा है--'अमितगतिने भी भगवती आराधनाके अन्तमें आराधना- 
की स्तुति करते हुए एक वसुनन्दि योगीका उल्लेख किया है-- 
या निःशेषपरिग्रहेभदलने दुर्वारसिहायते, 
या कुज्ञानतमोघटाविघटने. चंद्राशुरोचीयते । 
या चिन्तामणिरेव चिन्तितफलेः संयोजयन्ती जनान्‌, 
सा वः श्रीवसुतन्दियोगिमहिता पायात्सदाराधना"॥ 
या तो ये वसुनन्दियोगी इन वसुनन्दिसे पूव॑वर्ती कोई दूसरे ही है और या 
फिर अमितगति ओर वसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख 
कर सके हैं। यदि समकालीन हैं तो फिर वसुनन्दिको विक्रमकी ११ वीं शतीका 
विद्वान होना चाहिये। अतएब श्रीप्रेमीजी और आचाये युगलकिशोर मुख्तार 
इन दोनोंके मतसे वसुनन्दिका समय अमितगतिके पश्चात्‌ और आशाघधरके 
पृ होना चाहिये । हमारा अनुमान है कि इनका समय ई० सनकी ११ वी 
हताब्दीका उत्तराध सम्भव है। यतः वसुनन्दिके दादागुरु श्री नयनन्दिने 
विक्रम सवत्‌ ११०० में 'सुदंसणचरिउ' नामक ग्रन्थकी रचना को है। वसुननन्‍्द 
द्वारा दी गयी प्रशस्तिसे यह अनुमान होता है कि वसुनन्दि और नयनन्दि 
समकालीन हैं। उन दोनोंके समयमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। श्रो 
पण्डित होरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने लिखा है--“इतना तो निश्चित हो है 
कि नयनन्दिके शिष्य नेमिचन्द हुए और उनके शिष्य वसुनन्दि | वसुनन्दिने जिन 
शब्दोंमें अपने दादागुरुका प्रशंसापूवंक उल्लेख किया है, उससे ऐसा अवध्य 
ध्वनित होता है कि वे उनके सामने विद्यमान रहे हैं। यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो १२ वी शत्ताब्दीका प्रथम चरण वसुनन्दिका समय माना जा सकता है। 
यदि वे उनके सामने विद्यमान न भी रहे हों, तो भी प्रद्चिष्यके नाते वसुनन्दिका 
काल १२ वीं शताब्दीका पूर्वाध॑ ठहरता है” ।* 
श्री पण्डित हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीके उक्त कथनसे भी यह स्पष्ट है कि 
वसुनन्दिका समय ई० सनकी ११वीं शतताब्दीका अन्तिम चरण या १२वीं 
शलाब्दीका प्रथम चरण सम्भव है। 
रखना परिथय 
आचार्य वसुनन्दिके 'प्रतिष्ठासारसंग्रह', 'उपासकाचार” और “मूलाचार- 
की आचारवृत्ति' ये तीन ग्रन्थ इनके हैं। आप्तमीमांसावृत्ति ओर जिनशतक 


१. जैन साहित्य और इतिहासमें उदधत, इतिहासमें उद्धृत, पु० ४६३ । 
२. वसुनन्दिश्नावकाचार, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण, प्रस्तावना, पृ० १९। 


२२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


टोकाकै रचयिता अन्य वसुनन्दि हैं। इन समस्त ग्रन्थोंमें इनकी सबसे महस्त्वपूर्ण 
रचना उपासकाध्ययन या आावकाचार है। 
उपासकाध्ययन या आवकाचार 

शक्रावकाचा रमें कुल ५४६ गाथाएं हैं, जो ६५० इलोकप्रमाण हैं। मंगलाचरण- 
के अनंतर देशविरति नामक पथ्च्थम गुणस्थानमें दर्दान, ब्रत, सामायिक, प्रोषध, 
सचित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, अह्याच्य, आरम्भत्याग,परियग्रहत्याग, अनुमतित्याग 
और उहिष्टित्याग ये ११ स्थान--(प्रतिमा) होते हैं। श्रावकको ब्रती, उपासक, 
देशसंयमी और आगारी आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है, जो अभीष्ट देव, 
गुरु, धर्मकी उपासना करता है, वह उपासक कहलाता है। गृहस्थ बीतरामग- 
देवकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निग्रैथगुरुओकी सेवा वेयावृत्यमें नित्य 
तत्पर रहता है और सत्याथथंधर्मकी आराधना करते हुए यथाशक्ति उसे घारण 
करता है । अत: वह उपासक कहलाता है । वसुनन्दिने, ११ स्थान सम्यग्दृष्टिके 
होते हैं, अतः सबंप्रथम सम्यकत्वका वर्णन किया है। उन्होंने आप्त आगम और 
तत्त्वोंका शकादि २५ दोषरहित अतिनिमंल श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है। 
आप्त और आगमके लक्षणके पश्चात्‌ जीव, अजीव, आल्व, बन्ध, सवर, निजंरा 
और मोक्ष इन सात तत्त्वोंके श्रद्धानकों सम्यक्त्व बतलाया है। इसी सन्दर्भमे 
जीवतत्त्वका वर्णन करते हुए जोबोंके मेद-प्रमेद, उनके गुण, आयु, कुल, योनि- 
का कथन किया है । अजीव तत्त्वके मेद बतलाकर छठों द्रव्योंके स्वरूपका वर्णन 
किया है। बताया है कि इन द्रव्योंमें जीव और पुद्गल ये दो परिणामी हैं, 
और ये दो ही क्रियावान्‌ हैं, क्योंकि इनमे गमन आगमन आदि क्रियाएं पायी 
जाती है । शेष चार द्रव्य क्रियारहित हैं, क्योकि उनमें हलन-चलन क्रियाएं 
नही पायी जाती । जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योंको छोड़ शेष चारों द्रव्योंको 
परमागममे नित्य कहा गया है क्‍योंकि उनमे व्यजनपर्याय नहीं पायी जाती 


है। जीव और पुद्गल इन दोनों द्वव्योंमें व्यंजनपर्याय पायी जाती है। अतएव 
वे परिणामी और अनित्य हैं । 


पुदूगल, धमं, अधमं, आकाश और काल ये पांच द्रव्य जीवका उपकार 
करते हैं, अतएवं वे कारणभत हैं। जीव सत्तास्वरूप है, इसीलिये किसी भी 
द्रव्यका कारण नहीं होता । जीव शुभ और अशुभ कर्मोंका कर्त्ता है क्योंकि 
बही कर्मोके फलको प्राप्त होता है। अतएवं वह कमंफलका भोक्‍ता भी है। शेष 
द्रव्य न कर्मोके कर्ता हैं और न भोक्ता ही हैं। छहों द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश 
करके एक ही क्षेत्रमें रहते हैं। तो भी एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यम प्रवेश नहीं 
होता, क्ष्योकि वे सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाही होकर भो अपने-अपने स्वभावको 
नहीं छोड़ते । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २२७ 


इसके पश्चात्‌ आस्रव, बन्ध, संवर, निजरा और मोक्ष तत्त्वका स्वर 
विदलेषण किया गया है। अनन्तर सम्यक्त्वके निःशंक, निःकांक्ष, निवि- 
चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगृूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना इन 
आठ अंगोंका नाम निर्दिष्ट किया गया है। सम्यर्दर्शनके होनेपर संवेग, निर्वेग, 
निन्‍्दा, गहा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा इन आठ गणोंके उत्पन्न 
होनेका कथन आया है। आठ बद्धोंमें प्रसिद्ध होनेवालोंके नामका कथन करते 
हुए बताया है कि राजगृह नगरमें अअजन नामक चोर निःशंकित अंगमें प्रसिद्ध 
हुआ | चम्पानगरीमें अनन्तमती नामकी वणिक्‌पुत्री निःकांक्षित अममें 
प्रसिद्ध हुई | रुहृवर नगरमें उद्दायन नामक राजा निविचिकित्सा अंगमें प्रसिद्ध 
हुआ । मथुरा नगरमें रेवती रानो अमूढ़दृष्टि अज्जुमें प्रसिद्ध हुई। मागध 
नगर-राजगृहमे वारिषेण नामक राजकुमार स्थितिकरण गुणको प्राप्त हुआ। 
हस्तिनापुर नामके नगरमें विष्णुकुमार मुनिने वात्सल्य अग प्रकट किया। 
ताम्नलिप्त नगरीमें जिनदत्तसेठ उपगृहन गृणसे युक्त प्रसिद्ध हुआ और मथुरा 
नगरोमें वज्ञकुमा रने प्रभावना अंग प्रकट किया। इस प्रकार सम्यग्दर्शनका 
स्वरूप बतलाकर दार्शनिक श्रावकका लक्षण कहा गया है। सम्यग्दशंनसे 
विशुद्ध पंच उदुम्ब रफलसहित सप्त व्यसनका त्यागी दाशंनिक श्रावक कहलाता है। 
यह पंच उदुम्ब रफलके साथ सन्धानक, वृक्ष, पुष्प आदिका त्याग करता है। 
इसके पश्चात्‌ द्यूत-मद्य-मांस आदि सातों व्यसनोंके दोषोका विस्तार- 
पुवंक वर्णन किया गया है तथा किस-किस व्यसनके सेवनसे किस-किस व्यक्ति- 
को कष्ट प्राप्त हुआ, इसका भी वर्णन किया है। व्यसन सेवन करनेवाला व्यक्ति 
नरकादि गतियोंमे परिभ्रमण करता है। अतएवं १३४वी गाथासे १७६वी 
गाथा तक अर्थात्‌ ४२ गाथाओमे नरकगतिके दुःखोका वर्णन किया है। नरक- 
गतिमें क्षेत्रक्त, कालकृत एवं पारस्परिक बेरजनित वेदनाओंका निरूपण 
किया है। पश्चात्‌ छह गाथाओंमे तियंड्चगतिके दुःखोका, आठ गाथाओंमे 
मनुष्यगतिके दु.खोंका और १४ गाथाओंमें देवगतिके दु:खोंका वर्णन किया 
गया है। अन्तमें उपसंहार करते हुए लिखा है-- 
एवं बहुप्पयारं दुकखं संसार-सायरे धोरे। 
जीवो सरण-विहीणों विसणस्स फलेण पाउणइ ॥' 
अर्थात्‌, अनेक प्रकारके दुःखोंको धोर संसारसागरमें यह जीव शरण- 
रहित होकर अकेला हो व्यसनके फल्से प्राप्त होता है । 








१. वसुनन्दि श्रावकाणार, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, इछोक २०४ | 


२२८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


२०५वीं गायासे २१२वीं गाथा तक ११ प्रतिमाओंका कर्णन आया है। 
भ्रतप्रतिमाके अन्तर्गत पाँच अणुव्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रतोंका 
निरुषण किया है। अतिथिसंविभाग ब्रतके अन्तर्गत दानका वर्णन किया है। 
उत्तम, मध्य ओर जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके पात्र होते हैं। इनमें श्नतत, 
नियम और संयमका घारण करनेवाला साधु उत्तम पात्र कहलाता है। ग्यारह 
प्रतिमास्थानोंमें स्थित श्रावक मध्यम पात्र है। अविरत सम्यगूदृष्टि जघन्य 
पात्र है। जो ब्रत, तप और शीलसे सम्पन्न है, किन्तु सम्यगदर्शनसे रहित है, 
वह कुपात्र है। सम्यवत्व, शील और ब्रतसे रहित जीव अपात्र है। जिस दातामें 
श्रद्धा, भक्ति, सन्‍्तोष, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्त्ति ये सात गुण होते 
हैं, वह दाता प्रश॑स्य है । 


इसके अनन्तर दान विधिका आहार, औषध, शास्त्र और अभय दानोंका, 
दानके फलका वर्णन किया गया है। सल्लेखनात्रतका वर्णन भी किया गया 
है। अनन्तर सामायिकप्रतिमा, प्रोषधप्रतिमा, सचित्तत्यागप्रतिमा, रात्रि- 
भुक्तित्यागप्रतिमा, ब्रह्मचरय॑प्रतिमा, आरम्भनिवुत्तप्रतिमा, परिग्रहत्याग- 
प्रतिमा, अनुमतित्यागप्रतिमा ओर उद्द्ष्टत्यागप्रतिमाके स्वरूपका निरूपण 
किया गया है। राजिभोजनके दोषोंका वर्णन करनेके अनन्तर श्रावकके अन्य 
विधेय कत्तंव्योंका कथन किया है। यथा-- 
विणओ बिज्जाविच्च॑ कायकिलेसो य पुज्जणविहाणं | 
सत्तीए जहजोग्ग कायव्वं देसविरएहि ॥ँ 
अर्थात्‌-देशविरत श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय 
वेयावुत्य, काय-बलेश और पूजनविधान करना चाहिये। दर्शंनविनय, ज्ञान- 
विनय, चारित्रविनय, तप विनय और उपचारविनय ये पाँच प्रकारके विनय, 
बतलाये गये हैं। वेयावृत्यके अन्तगंत मुनि, आयिका, श्नावक और श्राविका 
इस चतुविध सघके वेयावृ त्य करनेका बर्णन किया है। काय-क्लेशके अन्तगंत 
ब्रत, उपवास एवं पचमीत्रत, रोहिणीबव्नत, अध्विनीव्रत, सौख्यसम्पत्तिव्नतत, 
नन्‍्दीए्वर॒पक्तिब्रत और विमानपंक्तिश्नत आदि व्रतोका कथन किया है। 


इसके पद्चात्‌ नामपुजा, स्थापनापूजा, आदिका कथन करते हुए प्रतिष्ठा- 
चायं, प्रतिमा-प्रतिष्ठाकी लक्षणविधि और प्रतिष्ठाफलका कथन आया है। 
कारापक लक्षण, इन्द्रलक्षण, प्रतिमाविधान, प्रतिष्ठाविधानका विस्तारसे 
वर्णन आया है। पश्चात्‌ द्रव्यपुजा, क्षेत्ररूजा, कालपूजा, और भावपूजाका 
कथन आया है। इसके पश्चात्‌ आचायंने पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपा- 


१. वसुनन्दि क्रावकाचार, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, इलोक ३१९ | 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २२९ 


तीत ध्यानोंका वर्णन किया है। पूजनके.फलका कथन करते हुए प्रत्येक द्रव्यके 
चढ़ानेके फलका पृथक्‌-पुथक्‌ निरूपण किया है। बताया है कि पुजनके समय 
सियमसे भगवानुके आगे जलधारा छोड़नेसे पापरूपी मेलका शमन होता है। 
चन्दन रसके लेपसे सौभाग्यको प्राप्ति होती है। अक्षतोंसे पूजा करनेवाला 
व्यक्ति अक्षय नव निधि और चौदह रत्नोंका स्वामी गा है और 
रोग शोकसे रहित हो अक्षीण ऋद्धिसे सम्पन्न होता है। पुष्पोंसे पूजा करने- 
वाला मनुष्य कमलके समान सुन्दर मुखवाला और विभिन्न प्रकारके दिव्य 
भोगोंसे सम्पन्न कामदेव होता है। नेवेच्यके चढानेसे मनुष्य शक्तिमान, तेजस्वी 
और सुन्दर होता है। दीपोंसे पृजा करनेवाला व्यक्ति केवलज्ञानको प्राप्त 
करता है। घृपसे पूजा करनेबाल्ा निर्मल यश, फलसे पूजा करनेवाला निर्वाण- 
फल एवं अभिषेक करनेवाला व्यक्ति इृष्ट सिद्धियोको प्राप्त करता है। भगवान- 

(की पूजा करनेसे संसारके सभी सुख प्राप्त होते हैं । श्रावक धर्मके पालन करनेके 
फलका विवेचन करते हुए लिखा है-- 


अणुपालिऊण एवं सावयधम्म॑ तओोवसाणम्मि | 
सल्लेहणं च विहिणा काऊण समाहिणा काल ॥ 
सोहम्माइसु जायइ कप्पविमाणेसु अच्युयतैसु । 
उववादगिहे._कोमलसुयंघसिलसंपुडस्संते ॥। 
अंतोमुहृत्तकालेण तबो पज्जत्तिओ समाणेइ । 
दिव्वामलदेहधरो जायइ णवजुव्वणो चेव॥ 
समचउरससंठाणो रसाइधार्ऊाह वज्जियसरी रो । 
दिणायरसहस्सओणवकुवलयसुरहिणिस्सासो ॥" 


इस प्रकार श्रावकधर्मका परिपालनकर और उसके अन्तमें विधिपुवंक सल्ले- 
खना करके समाधिसे मरणकर अपने पुण्यके अनुसार सौधमंस्वगंको आदि लेकर 
अच्युतस्वगंपयंन्त कल्पविमानोमें उत्पन्त होता है। वहुके उपपादगुहोंके 
कोमल एवं सुगन्धयुक्त शिलासम्पुटके मध्यमे जन्म लेकर अन्तमुंहतंकाल द्वारा 
अपनी छहों पर्याप्तियोंको सम्पन्न कर लेता है त्तथा अन्तमुंहृतंके भीतर दिव्य 
निर्मल देहका धारक एवं नवयोवनसे युक्त हो जाता है। वह देव समचतुरस्त्र 
सस्थानका धारक, रसादि धातुओसे रहित शरीरवाला, सहस्न सू्योंके समान 
तेजस्वी, नवीन कमलके समान सुगन्धित निःश्वासवाला होता है। 


इस प्रकार श्रावकधमंका पालन करनेका फल भोगभ्‌ूमि, देवगति एवं 
मनुष्यगतिमें विविध भोगोंकी उपलब्धि होना बतलाया है। बुद्धि, तप, विक्रिया 


१ वसुनन्दि श्रावकाचार, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, इलोक ४९४-४९७ | 





२३० : तोथेकर महावीर और उनकी आधायं-परप्परा 


ओऔषध, रस, बल और अक्षीण महानस ऋटद्धियोंको प्राप्सि भी होतो है । मनुष्य 
पर्यायको प्राप्त कर मुनिधर्मका आचरण करता हुआ पुण्यात्मा निर्वाणको 
प्राप्त कर लेता है। 


वसुनन्दिने एकादश प्रतिमाओंको आधार मान कर श्रावकधर्मका प्रति- 
पादन किया है। इन्होंने कुन्दकुन्दके समान सल्लेखनाको चतुर्थ शिक्षात्रत 
बतलाया है । श्रावकके आठ मलगुणोंका उल्लेख भी नहीं किया गया है। सप्त- 
व्यसनोंमे मांस और मद्य सेवन ये दो स्वतन्त्र विषय माने गये हैं और मद्य 
सेवनके अन्तगत मधुके परित्यागका भो स्पष्ट निर्देश किया है तथा दर्शनप्रतिमा- 
धारीके लिए सप्तव्यसनोके साथ पाँच उदुम्बरफलके त्यागका भी स्पष्ट कथन 
आया है। वसुनन्दीने अपने इन विचारों द्वारा अष्टमुलगुणवाली परम्पराका 
भी समन्वय करनेकी चेष्टा की है। 


वसुनन्दोके इस श्रावकाचारमें ब्रतोंके अतिचारोंका कथन नहीं आया है। 
प्रतीत होता है कि इन्होंने आचाय॑ कुन्दकुल्दके “चारित्रपाहुड'की शेलीका 
अनुसरण कर अतिचा रोंका कथन नहीं किया है | स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा और 
देवसेनके भावसंग्रहमे भी अतिचारोंका कथन नहीं आया है। इस प्रकार वसु- 
नन्दिने अपने उपासकाध्ययनमें अनेक नये तथ्योंका समावेश किया है । 


प्रतिष्तासारसंग्रह 

इस ग्रन्थमें छः परिच्छेद हैं। प्रथम और द्वितीय परिच्छेदमें पंचांग शुद्धि 
ओर लग्न-शुद्धिका वणंन आया है। लग्न-शुद्धिके साथ षड़वर्ग-शुद्धि, गोचर- 
ग्रह-शुद्धि आदि भी वर्णित हैं। तृतीय परिच्छेदमें भूमि-शुद्धि, भूमि-परीक्षा, 
दिग्देवता, वास्तु-पूजा, वास्तुपुजाके मन्त्र, दिशाओंके स्वामी आदि वर्णित हैं । 
ग्रन्थकर्ताने इस परिच्छेदका नाम वास्तुविचार रखा है। 


चतुर्थ परिच्छेदके प्रारम्भमें जितबिम्बके बनानेकी विधिका वर्णन करते हुए 
लिखा है-- 
अथ बिबं जिनेंद्रस्थ कत्तंव्यं लक्षणान्वितम । 
ऋज्वायतसुसंस्थानं तरुणांगं दिगंबरम ॥ 
श्रीवृक्षभूषितोरस्क॑ जानुप्राप्तकराग्रजम्‌ । 
निजांगुलप्रमाणेन साष्टांगुलशत्तायुतम््‌" ॥ 





१. जैन सिद्धान्त भवन आराकी हस्तलिखित प्रति, चतुर्थ परिच्छेद, पद्य १-२ । 


प्रबुद्धाच्रार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २३१ 


प्रतिसाके ऊद, नाभि, कण, जानु आदि विभिन्न अंगोंके प्रमाणका विवेचन 
किया गया है। इस परिच्छेदमें ८२ पद्य हैं और मूर्तिनिर्माणकी विधिका 
पूर्णतया वर्णन किया गया है। 

पण्चम परिच्छेदमें प्रतिष्ठाकी वेदीका वर्णन है और क्षेत्रपाल एवं दिग्पालके 
स्वरूपका चित्रण किया गया है। अनन्तर २४ तोथंकरोंके यक्षोंके वाहनोंका 
वर्णन आया है। पश्चात्‌ २४ मन्त्रों द्वारा यक्षोंकी आहुतियाँ वर्णित हैं । षष्ठ 
परिच्छेदमें मण्डप-विधि, वेदिका-निर्माण, कणिका-निर्माण तथा वेदी शुद्धिके 
विभिन्न मन्त्र आये हैं । 

षोड्श विद्या-देवियोंकी स्थापनाके अनध्तर उनको पूजाके मन्त्र दिये गये 
हैं। चतुविशति जिन-मात्रिकाओं, ३२ इन्द्रोंके स्थापना-मन्त्र एवं पूजन-मन्‍्त्र 
दिये गये हैं। द्वारपाछ और दिकपालकी स्थापनाविधि भी आयी है। माला- 
स्थापना एवं विभिन्न द्रव्योंके स्थापना-मन्त्र भी अंकित किये गये हैं। 

सकलोकरणकी विशिष्ट विधि दी गयी है तथा वेदीशुद्धि और वेदी- 
प्रतिष्ठाके विभिन्न मन्त्र और विधियाँ अकित हैं। ध्वजारोपण, कलश-स्थापना 
आदिकी विधि आयी है। अन्तमें निम्नलिखित प्रशस्ति अंकित है-- 

“इति श्री वसुनन्दिसेद्धान्तितविरचिते प्रतिष्ठासारसंग्रहे षष्ठपरिच्छेद: 
स्वस्ति श्री काष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे लोहाचायंआम्ताये भट्टारक 
दिल्लीपट्टाधीशा श्री १०८ राजेन्द्रकीतिदेवा: तेषां शिष्यपण्डितप रमानन्देन 
लिखितमिदम्‌ ॥” 


रामसेनाचार्य ; व्यक्तित्व और कार्य 


रामसेन नामके कई आचाये भट्टारक और विद्वान हुए हैं। उनमेंसे यहाँ 

तत्त्वानुशासनके कर्त्ता रामसेनाचारयंके व्यक्तित्व और कतृंत्वपर विचार करना 
है। तत्त्वानुशासनके अन्तमें प्रशस्ति दी गयी है जिसमे आचाय॑ने अपने विद्या 
गुरु और दीक्षागुरुका निर्देश किया है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

श्री वीरचन्द्र-शुभदेव-महेन्द्रदेवा* 

शास्त्राय यस्य गुरवो विजयामरश्च | 

दीक्षागुरु: पुनरजायत पुण्यमूर्ति: 

श्री नागसेन-मुनिरुद्ध-चरित्रकीति: ॥ 

तेन प्रबुद्ध-धिषणेन गुरूपदेश--- 

मासाद्य सिद्धि-सुख-सम्पदुपायभूतम्‌ । 
२३२ : दोधकर महावोर और उनकी आचायं-परम्परा 


तस्वानुशासनमिदं जगतो हिताय 
श्रीरामसेल-विदुषा व्यरकि स्फुटाथंय" ॥ 
भर्थात्‌ वीरचन्द्र, शुभदेव, महेन्द्रदेव और विजयदेव विद्यागुरु हैं तथा पुण्य- 
मूर्ति एवं उच्चकोटिके चरित्र धारी कीतिमान नागसेन दीक्षागुरु हैं। प्रबुद्ध- 
बुद्धि रामसेन विद्वानुने गृरुओंके उपदेशको प्राप्तकर इस सिद्धि-सुख-सम्पत्तिके 
उपायभूत तत्त्वानुशासनशास्त्रको जगत्‌-हितके लिए रचना की है। यह स्पष्ट 
अर्थ॑ंसे युक्त है। 


यहाँ यह विचारणीय है कि रामसेनाचायंने जिस गुरुपरम्पराका उल्लेख 
किया है उसका समर्थन दूसरे प्रमाणोंसे कहाँ तक होता है। यशस्तिलकचम्पू- 
की रचना सोमदेवसूरिने शक संवत्‌ ८८१ (वि० सं० १०१६)में को है। इस 
ग्रन्थके आठवें आश्वासके अन्तर्गत 'ध्यान-विधि' नामका एक कल्प आया है। इस 
कल्पका तत्त्वानुशासन पर कुछ भी प्रभाव परिलक्षित नही होता । सोमदेवने 
नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें जिन महेन्द्रदेव भट्टारकका अपनेको अनुज लिखा 
है ओर उन्हे वादीन्द्रकालानल' बताया है वे उन महेन्द्रदेवसे भिन्न नहीं हैं, 
जिनका रामसेनने अपने शास्त्रगुरुओंके रूपमें उल्लेख किया है। अतः आवाय॑ 
श्री जुगलकिशोर मुख्तारके इस अनुमानकी पुष्टि होती है कि रामसेनके शास्त्र- 
गुरु नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें उल्लिखित महेन्द्रदेव भट्टारक हों । सोमदेव- 
ने अपनेको नेमिदेवका शिष्य लिखा है जो कि यशोदेवके शिष्य थे और उन्हें 
सकलताकिकोंका चूडामणिरूप महावादी प्रकट किया है। इन भगवान्‌ नेमि- 
देवके अनेक शिष्योमें सोमदेव भी एक शिष्य थे। परभनीके ताम्र-शासनसे भी 
यह सिद्ध होता है । 

नेमिदेवके शिष्योंमें जो १०० शिष्य सोमदेवके अग्नमज थे उनमे महेन्द्रदेव 
प्रमुख विद्वान्‌ तथा सोमदेवके विशेष सम्पर्कमें रहनेवाले थे। इसी कारण 
सोमदेवने नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें उनका उल्लेख किया है | 

के० के० हैंडिकि, उपकुलपति गोहाटी विश्वविद्यालयने अपने 'यशस्तिलक 
एण्ड इण्डियन कल्चर” (१०४३४४४४ «70 ए00॥ (१०८प7८) नामक ग्रन्थके परि- 
शिष्ट संख्या १ में सोमदेवके प्रतिहार राज्य कननोजके साथ प्रस्तावित सम्बन्ध 
विषयमें विचार करते हुए उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार नहीं किया 
है। सोमदेवने यशस्तिलकमें अपनेको देवसंघका बतलाया है और परभनीके 


१ तस्वानुशासन, वीरसेवामन्दिर-द्रस्ट प्रकाशन, विसम्बर सन्‌ १९६३, पद्य २५६, 
२५७, पृ० २१५ | 


प्रवुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २३३ 
१६ 


ताम्रशासनमें उनके दादागुरु यक्योदेवको गौडसंघका लिखा है, जिससे कुछ 
विद्वानोंने यह निष्कर्ष निकाला है कि सोमदेव गौड (बगाल)से दक्षिण देशको 
जाते हुए मार्गमें कुछ समयके लिए कन्नौज ठहरे होंगे। उस समय वहाँके राजा 
महेन्द्रपाल प्रथमने, जिनका समय ई० सन्‌ ८०३ से ९०७ है या अधिक सम्भाव्य 
महेन्द्रपाल द्वितीयने, जिनके समयका एक शिलालेख संबत्‌ १००३का प्रत्ताप- 
गढ़से उपलब्ध हुआ है, उन्हे नोतिवाक्यामृतकी रचनाके लिए प्रेरित किया 
होगा, पर इस विचारका समर्थन किसी भी पृष्ट प्रमाणसे नहीं होता है।" अत्तः 
महेन्द्रपाछका सोमदेवके साथ सम्बन्ध नहीं है। यह तो महेन्द्रदेव आचार्य हैं, 
जिनकी प्रेरणासे 'नीतिवाक्यामृत' लिखा गया है। प्रशस्तिमें अंकित 'वादोन्द्र- 
कालानल' विशेषण किसी राजाका नहीं हो सकता है, बल्कि किसी आचाय॑ँका 
ही सम्भव है। अतएव रामसेनके विद्यागुरु महेन्द्रदेव नेमिदेवके शिष्य और 
सोमदेवके बड़े गुरुभाई थे | रामसेनके चतुर्थ शास्त्रगुरु विजयदेव हैं| ये विजय- 
देव सम्भवतः भगवतों आराघनापर विजयोदया टीका लिखनेवाले विजयदेव 
हैं, जिनका दूसरा नाम अपराजितसूरि था। डॉ० ए० एन० उपाध्येने अपने 
बृहतकथाकोशको प्रस्तावनामें अपराजितसूरिके समय आदिका विस्तारसे 
विचार किया है। एक विजयका उल्लेख शक संवत्‌ ९०९ में उत्की्णं नगर 
ताल्लुकके २५ संख्थयक अभिलेखमें आया है। इसमें वादिराजके उत्तरबर्ती 


१, ६ ॥88 7९टटाएए एटा इणएडच8ट४९०० एफ... 8तगार इलाठांब्राड धीबा: 
50्राबतेटए8 प्रबए केबएट ७98838८0.. 8णा6. धार # दिब्ााणां.. भाते 
55508 ह$ 80]0०घ् पादढार, १६ छएब्च४ ढ7९०प्राथरटुल्ते ६० ००7॥70५९ परॉ$ 
पसंपरब्एडाणाएं (09 ैश्लाटगताब-029 ] (00708 899-907 8. 70.), 
० ग्राण८ एः्ग४०9, ७२ 'शिलटावेः१छब१ ॥, ७0 45 व0जणा ॥0 90८2 
फ्लांह्याल्ते क्रैणपा घाट ऋ्र्ंव्वार ती भारट ला व्टलापपए 2 776 
कब्रा।बणहुथी वापटपंफ्लागा ण॑फपार पंकाल रण शिगेटावेनबबे० 9. ० 
छथा०ण 45, ई07 काडश्राटट, वन८८१ इब्यारएथ ।003 > 946 /, 70, (0. 
छाव जग, जाए, ए, 76-88), 89४ ४6 %रएए०षटवत ०णराव८टपंका 
रण 50आाभपेटरएब जांता पार शिक्षा ०००प५ णी टरुल्लात्णुं था ॥97009 
०6 8०८८७८० &8 8 मरॉआणपंटबो 80६, 85, पक: प्रंड ब580020० छापा 
धाल 7000००॥, $६ 48 गाल्गागाव्त गरलंधतिल गा पाल ०णं०्ताणाह8 ६०. ॥४8 
जगा जे पल रिबाजीिशाओ 4032७ पंक , "--रैंबध्यशतवे: बात ्रतांत्ा 
व्णाणा्ट, 89 & ह, मद्यतंव्णं, [रएब्राशंब जँभंध एच्राधन्वाव4 
०, 2, 2“फ्एथातांज 7, 728० 464. 


२३४ . तीघंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


कमछभद्राचायंको एक दान दिया गया है। इसमें पुवंचर्ती मुरुओंका उल्लेख 
करते हुए वादिराजतूरिके अनन्तर दो पद्य श्रीविजयकोी प्रष्॑सामें लिखे बये हैं, 
जिनमें एक पद्म वही है जो वादिराज द्वारा उनकी प्रह्यंसामें कहा गया है। 
वादिराजसूरिने अपने पाव्वंनाथचरितमें श्रीविजयकी प्रशंसा की है। वादिराज- 
सूरि द्वारा प्रशसित श्रीविजय हो यदि अपराजितसूरि होते तो उनकी 
विजयोदया टीकामें जिनसेनके महापुराण और अमृतचन्द्राचायंके ग्रन्थोंका 
प्रभाव अवदय रहता, पर ऐसा नहीं है। 

एक विजय 'जम्बूदीवपण्णत्ती के कर्ता पद्मतत्दिके शास्त्रगुरु हैं, जिनके 
सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है--वे नाना नरपतियोंसे पुजित, विगतभय, संघ- 
भंगउन्मुक्त, सम्यकदर्शनशुद्ध,, संयमतपशीलप्षम्पृणं, जिनवरवचनविनिगंत 
परमागमदेशक, महासत्त्व, श्रीनिलय गुणोंसे युक्त और विशेष ख्यातिप्राप्त गुरु 
ये | उनसे आगमको सुनकर तथा प्राप्तकर इस ग्रन्थकी रचना की है ।" इस 
उल्लेखसे स्पष्ट है कि जंबूदीवपण्णत्तीके निर्माणके समय अथवा इसके पूछ 
श्रोविजय विद्यमान थे । अतएव यह सम्भव है कि ये ही विजयमुनि रामसेनके 
शास्त्रगुरु हों । 

सेनगणकी पट्टावलीमें भी रामसेनके साथ विजयका उल्लेख मिलता है। 
इस पद्टावलीमे एक नागसेनका नाम आया है। बहुत सम्भव है कि ये नागसेन 
ही रामसेनके दीक्षागुरु हैं। पट्टावलीमें बताया है-- 

श्रीनेमिसिना: खलु॒तत्र पट्टे भ्रीरामसेना: खलु त्ाकिकाद्या:। 
श्रीवज्असेतदव वसन्तसेतों विनीतसेनोी विनयेषु धीमानु ॥ 
श्रीमन्‍्नागरसेनस्तु विजयश्च मुनीश्वरः | 
तपस्सु द्वादशाड्रेष्‌ रतो जिनपरायण: ॥ 


९ हक हर 
श्रीरामभद्रो मुनितागसेतो महेन्द्सेनो मुनिभद्रनामा। 
श्रीजेनमार्गाब्धिविवर्धनाय. राकापतित्वं समुपागतास्ते* ॥ 
इस पढ्ठावलोमें नेमिसेनके पट्टपर रामसेनके आसीन होनेका उल्लेख आया 
है | इसमें विजय, महेन्द्र और नागसेनके भी उल्लेख हैं। अतएव रामसेनको 
सेनंगणका आचाये होना चाहिए और इनके दोक्षागुरु नागसेन भी इसी 
गणके हैं । 





१. जंम्बूदीवपण्णत्ती, सोलापुर संस्करण, १२।१४३-१४५ । 
२, परफल वु्कंघ० #जपंवुण्बाए ४०, जगा, ऐ-2, #ाणी,.. ध्टाइशान 
शैनाप््कं पद्च २२, २४, २० ) 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २३५ 


श्री जुगककिशोर मुख्तारने काप्ठासंचनन्दितटगच्छकी गुर्वावली उल्लिखित- 
की है। इस गुर्वावलीमें निम्नलिखित आठ आचार्योंका निर्देश आया 
है--१. अहंद्वल्लभसरि, २, पंचगुरु, ३. गंगसेन, ४. नागसेन, ५. सिद्धान्तसेन, 
६. गोपसेत, ७ नोयगुद और ८. रामसेन । इस गुर्वावलीके आधारपर रामसेन 
और नागसेनको काष्ठासंधघके नन्दितटगल्छ और विद्यागणका आचार्य 
बताया है । 


चन्द्रकीतिने पाश्वंपुराणकी प्रशस्तिमें रामसेनको विद्यागणका अधीश्वर, 
सूरिविद्याअनवद्य, स्याद्गादविद्याका निवास, विशदवुत्त और कीतिमान 
प्रकट किया है। भट्टारक श्रीभमूषणने पाण्डवपुराणमें भी रामसेनका उल्लेख 
किया है। अतएवं इन समस्त उल्लेखोंके आधारपर यही कहा जा सकता है कि 
तत्त्वानुशासनके रचयिता मुनि रामसेन सेनगणके आचाय॑ हैं। 
स्थिति-काल 

नागसेनके नाम और समयपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि इस नामके 
कई आचार्य हुए हैं। प्रथम वे नागसेन हैं, जो दशपूवंके पाठी थे और जिनका 
समय वि० सं० से २५० वर्ष पृ है । दूसरे नागसेन वे हैं, जो ऋषभसेन गुरुके 
शिष्य थे और जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलाके शिलालेख नं० १४ मे आया 
है । इनका समय वि० स० ७५७ है। तीसरे नागसेन वे हैं जो चामुण्डरायके 
साक्षात्‌ गुर और अजितसेनके प्रगुरुथे और जिनका चामुण्डरायपुराणमे 
आचाय॑ कुमारसेनके बाद उल्लेख आया है। इस पुराणका रचनाकाल वि० 
सं० १०३५ है। चतुर्थ नागसेन वे है जिन्हें रानी भवकादेवीने 'गोणद वेडगि' 
जिनालयके लिए ई० सन्‌ १०४७ में भूमिदान किया था और जो मूलसंघ सेन- 
गण और पोगरिगच्छके आचाय॑ थे"। पचम नागसेन नन्दितटगच्छकी गुर्वा- 
वलीके अनुसार गगसेनके उत्तरवर्ती तथा सिद्धान्तसेन और गोपसेनके पृव॑वर्ती 
हुए हैं। इनका समय दशनीं शताब्दीका मध्यकाल है। अतएवं नागसेनके 
समयके आधारपर रामसेनका समय भो निर्णीत किया जा सकता है। हमारा 
अनुमान है कि मूलसंघ सेनगण और पोगरिगच्छके बिद्वान्‌ आचाय॑ नागसेन ही 
रामसेनाचायके गुरु हैं । अतएवं रामसेनका समय ई० सन्‌ १०४७ के आसपास 


होना चाहिए। 


श्री आचाय॑ जुगलकिद्योरजी मुख्तारने तत्त्वानुशासनकी प्रस्तावनामें राम- 
सेनके समयकी पुव॑ सीमा वि० स० ९०० निर्धारित की है। वि० की ५३वीं 


१. जुद्घांगांडण ऐ0 50700 47079, 282० 06 


२३६ : तोथंकर महावीर और उनकी क्षाचार्य-परम्परा 


शर्तीके विद्वान पं० आशाघरजौने दृष्टोपदेश जादि टीकाओंमें तत्त्वानुशासनकै 
कितने ही पद्मोंको प्रन्थके नामसहिल उद्धुत किया है । किसी-किसी टीकामें उद्धत 
पद्योंके साथ रामसेनाचार्यंका नाम भी दिया है। जिनयज्ञकल्पकी प्रद्मस्तिमें 
इष्टोपदेशकी टोकाके रचनेका उल्लेख आया है और जिनयज्ञकल्पका रचना- 
काल वि० सं० १२८५ है। अतएव रामसेनके समयंकी उत्तर सीमा वि० सें० 
१२८५ के पु है। 
उत्तरपुराणका एक पद्य तत्त्वानुशासनके पच्यसे बहुत साम्य रखता है। 
अतः यह स्पष्ट है कि रामसेनने उत्तर१राणके पद्यका अनुसरण किया है। 
गुणभद्राचाय द्वारा विरचित आत्मानुशासनके कतिपय पद्मोंका प्रभाव भी तत्त्वा- 
नुशासनपर है। यथा-- 
देहज्योतिधि यस्य शक्रसहिता: सर्वेर्शप मग्ना: सुरा 
ज्ञानज्योतिषि पञ्चतत्त्वसहितं लग्न॑ नभवचाखिलस । 
लक्ष्मीधामदधद्विघतवितत्तध्वान्त: स॒ घामद्वय 
पन्‍थानं कथयत्वनन्तगुणगुणमभृत्कुन्थुभंवान्तस्य व: ॥ 


अर्थात्‌, जिनके शरीरकी कान्तिमे इन्द्रसहित समस्त देव निमग्न हो गये, 

जिनको ज्ञानरूप ज्योतिमे पजञ्चद्रव्य्साहत समस्त आकाश समा गया, जो 

लक्ष्मीके स्थान है, जिन्होंने फेला हुआ अज्ञान अन्धकार नष्ट कर दिया, जो 

आभ्यन्तर और बाह्मके भेदसे दोनों प्रकारके तेजको धारण करते हैं और जो 

24028 धारक हैं, ऐसे कुन्थुनाथ भगवान्‌ सभीके लिए मोक्षमार्ग 
कक 


इसी आशयको लेकर आचाय॑ रामसेनने भी पद्य रचा है, जो भावकी 
दृष्टिसे थोड़ा-सा भिन्न होनेपर मी गुणभद्रका अनुकरण है। यथा-- 
देहज्योतिषि यस्य मज्जति जगददुग्धाम्बुराशाविव 
ज्ञान-ज्योतिषि च स्फुटत्यतितरामों भभुंवःस्वस्त्रयी । 
शब्द-ज्योतिषि यस्य दपंण इव स्वार्थाध्चकासन्त्यमी 
स श्रीमानमराचितो जिनपत्तिज्योतिस्त्रयाया5स्तु नः* ॥ 
इससे स्पष्ट है कि रामसेनाचार्य गुणभद्रके उत्तरकालीन हैं। गुणभद्रका 
उत्तरपुराण शक संबत्‌ ८१५, वि० संवत्‌ ९५०में पुर्ण हुआ है । अतएव रामसेनके 
समयकी पृव॑ंसीमा ९५० तक पहुँच जाती है। 
१. उत्तरपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ६४॥५५ | 
२. तत्त्वानुशासन, वीरसेवा्दिर, इलोक २५९ | 


प्रबुद्धाचार्स एवं परम्परापोषकाचार्य : २३७ 


पश्चास्तिकाय गाया १४६ को तात्पय॑वृत्तिमं जयसेनाचार्यने तथा 
चोक्तं तत्त्वानुशासनध्यानग्रन्थे' इस वाबयके साथ तत्त्वानुशासनका ८६वाँ पद्म 
उद्धृत किया है। जयसेनाचायेंका समय ई० सन्‌ की १२वी शताब्दी है। पर- 
मात्मप्रकाशके द्वितीय अधिका रके ३६वें पद्यकी टोकामे ब्रह्मदेवने तथा 'तथा 
चोकत तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे' इस वाक्यके साथ त्तत्त्वानुशासनका ८४ सख्यक 
पद्य उद्धृत किया है। इसी प्रकार द्रव्यसंग्रहकी ५७वी गाथाकी टीकामे 
ब्रह्मदेवने इस ग्रंथकी ८३ संख्यक गाथा उद्धृत की है। इससे स्पष्ट है कि राम- 
सेनाचार्य ब्रह्ददेव और जयसेनके पृव॑वर्ती है। तत्त्वानुशासनके पद्योकी समता 
हेमचन्द्राचायंके योगशास्त्रके पद्मोंमे भी प्राप्त होती है। तुलनासे ऐसा ज्ञात 
होता है कि हेमचन्द्रने तत्त्वानुशासनका अनुसरण किया है | 


देवसेनकी आलापपद्धत्तिके पर्यायाधिकारमें त्तत््वानुशासनका ११२ संख्यक 
पद्म अंग बन गया है। ब्रह्मदेवका समय भोजका राज्यकाल है। भोजने- 
वि० सं० १०७५-११०७ तक शासन किया है। अतएब ब्रह्मदेवका समय ई० 
सन्‌ की ११वो शताब्दोका उत्तरार्ध या १२वी छताब्दीका पूर्वार्ध है। इन सब 
ग्रथोंके उद्धरणों और प्रमाणोंसे यह स्पष्ट है कि रामसेनका समय ई० सनकी 
११वीं शताब्दीका उत्तराध है । इस समयको सिद्धि उनके गुरुतागसेनके समयसे 
भी हो जाती है। 
रखना-परिचय 


'तत्त्वानुशासन' नामक ग्रंथ उपलब्ध है। इस ग्रंथमे २५५ पद्य है। इस 
ग्रंथका प्रकाशन माणिकचन्द्र ग्रथमालाके ग्रंथांक १३में किया गया है। इस 
प्रकाशनमें इस प्रंथके रचयित्ता नागसेन बतरूाये है, पर आचाय॑ जुगलकिशोर 
मुख्ता रने इस ग्रन्थका संशोधित संस्करण प्रकाशित किया है, जिसमें इसके 
रचयिता रामसेनाचायं सिद्ध किये हैं। यह ग्रन्थ अध्यात्मविषयक है और 
स्वानुभूतिसे अनुप्राणित है। मंगलाचरण, प्रन्थनिर्माणप्रतिक्रिया, वास्तव 
सर्वज्ञके अस्तित्व ओर लक्षण निर्देशके अनन्तर स्वज्ञ़के कथनानुसार दुखके 
कारण बन्ध और उसके हेतुओंको हेयत्तत्त्व तथा सुखके कारण मोक्ष और उसके 
हेतुओंको उपादेयत्तत््व बतछाकर बन्धके स्वरूपका निर्देश किया गया है। 
बन्धके चार भेद बतलाये हेँ--१. प्रकृतिबन्ध, २. स्थितिबन्ध, ३. अतुभागबन्ध 
ओर ४. प्रदेशबन्ध | बन्धका का्य हो संसार-परिभ्रमण है। बन्धके मुख्य 
तीन हेतु हैं--१. मिथ्यादर्शंन, २. मिथ्याज्ञान और ३. भिथ्याचारित्र। इनके 
लक्षण प्रतिपादित करनेके अनन्तर मिथ्यादश्नरूप मोहको चक्रवर्ती राजा, 
मिथ्याशञानको मोहका मन्‍्त्री और अहंकार, ममकारकों मोहके पुत्र बताया 


२३८ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है। इस प्रकार मोहकी सेना और परिवारकां कथन किया है। ममकार और 
अहंका रसे रागद्वेषकी, रागद्वेंबसे क्रोधादि कषायों तथा हास्यादि नव कषायोंकी 
उत्पत्ति होकर किस प्रकार कर्मोंके बन्धनादिरूप संसारबक्र चलता है और 
यह जीव उसके चकक्‍करमें पड़ सदा भ्रमता ही रहता है, कथन कर भव्यात्माको 
हितकर उपदेश दिया है। "हे आत्मन्‌ ! तु इस दृष्टिविकाररूप मोहको, 
और ममकार तथा अहंंकारको अपना शत्रु समझ, इनके विनाशका प्रपास कर | 
इन मुख्य हेतुओंका क्रमश: नाश हो जाने पर शेष रागद्वेषादि बन्धहेतुओंका 
भी विनाश हो जात्ता है, और संसारपरिश्रमण छूट जाता है। बन्धके हैतुओं 
का नाश तभी सम्भव है, जब मोक्षके हेतुओंको अपनाया जाय, क्योंकि दोनों 
शीत्त तथा उष्ण स्पंके समान एक दूसरेके विरुद्ध हैं। लिखा है-- 
बन्धहेतु-विनाशस्तु मोक्षहेतु-परियहात्‌ । 
परस्पर - विरुद्धत्वाच्छोतोष्ण-स्पशंवत्तयो: ॥* 

मोक्षहेतु या मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यर्श्ञान और सम्यक्वारित्ररूप 
त्रितयात्मक है, निज॑रा ओर संवररूप परिणमता हुआ मोक्षफल प्रदान 
करता है। 

इसके अनन्तर ध्यानका मुख्य विषय आया है। ध्यानके चार भेद हैं-- 
आतं, रौद्र, धर्म ओर शुक्ल। प्रथम दो दुर्ध्यान हैं, जो मुमुक्षुओंके लिए 
त्याज्य हैं ओर शेष दो सदृध्यान हैं एवं बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करनेवालोके लिए 
उपादेय हैं। अतीतकालमे जिन महानुभावोंने शुक्लध्यानकों धारण किया है, 
उनके निर्देशानुसार, वज्ञसंहनन, पूव॑श्रुतज्ञता और उपशम तथा क्षपकश्नेणी 
चढ़नेकी सामग्री अपेक्षित है | धमंध्यानके इच्छुक योगीको ध्याता, ध्येय, ध्यान, 
ध्यानफल, ध्यानस्वामी, ध्यानक्षेत्र, ध्यानकाल और ध्यानावस्था इन भाठका 
स्वरूप अवगत करना चाहिये । सक्षेपमे इन्द्रियों तथा मनका निग्रह करनेवाला 
ध्याता, यथाअवस्थित वस्तु ध्येय, एकाग्रचिन्तन ध्यान, निजंरा तथा संवर 
ध्यानके फल, जिस देश, काल तथा अवस्थामें ध्यानकी निविध्न सिद्धि हो, वह्‌ 
क्षेत्र, काल तथा अवस्था है । 


ध्यानके स्वामी अप्रमत्त, प्रमत्त, देशसंयत्त, सम्यग्दृष्टि इन चार गृण- 
स्थानवर्ती जोबोंको बताया है । स्रामग्रीके मेदसे ध्याताओ और उनके ध्यानोंको 
तोन-तीन भेदोंमे विभकत किया गया है--उत्त म, मध्यम और जघन्य । उत्तम 
सामग्रीके योगसे ध्यातामें उत्तम ध्यान, मध्यम सामग्रीके योगसे मध्यम ध्यान 


१. तत्त्वानुशासन, इलोक २३ । 


प्रदुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २३९ 


एबं जघन्य साभग्रीके योगसे जघन्य ध्यान हौता है। इसके पश्चात्‌ धर्मके 
लक्षणादिभेदसे धर्मध्यानकी प्ररूपणा को गयी है। स्ंप्रथम सम्यगदर्रान, ज्ञान, 
चारित्ररूप रत्नत्रयरूपको लिया गया है । द्वितीय परिभाषाके अनुसार मोह-क्षो भसे 
विहीन आत्माके परिणामकों धर्म कहा गया है। तृतीय परिभाषाके अनुसार 
वस्तुके स्वरूप, स्वभाव अथवा याथात्म्यको धर्म कहा है। चतुर्थ परिभाषाके 
अनुसार उत्तम क्षमादि दानरूप दशलक्षणघर्मका उल्लेख आया है। 

परिस्पन्दरहित एकाग्रचिन्तानिरोधको ध्यान कहा है और उस ध्यान- 
को संचित कर्मोकी निजंरा तथा नये कर्मोंके आश्रयद्वा रकों रोकने रूप संवरका 
हेतु निर्दिष्ट कर निजंरा तथा संवर दोनोंको ध्यानके फल सूचित किया है। 
तदनन्तर ध्यानके लक्षणमें प्रयुक्त हुए एकाग्रचिन्ता और निरोध शब्दोके 
वाच्याथंको ग्रहण किया है। वस्तुतः: यह ध्यान विशुद्धबुद्धिधारक योगीके 
होता है। जो श्रुतज्ञान उदासीन राग-द्वेषसे रहित, उपेक्षामय यथार्थ और अति 
निश्चल होता है, वह ध्यानकी कोटिमे आ जाता है। उसे स्वर तथा मोक्षफल- 
का दाता भी बतलाया है | 

इसके पश्चात्‌ ध्यानकी निरुक्तिका निरूपण करते हुए उसकी उत्पत्तिमे सहाय- 
भूत सामग्रीका निर्देश किया है ओर वह है परिग्रहोका त्याग, कषायोका निग्रह, 
ब्रतोंका धारण और इंद्रियों तथा मनका जीतना । इन्द्रियोंकों उन्मार्गी घोड़ोंको 
उपमा दो है और बताया है कि जितेन्द्रिय मानव ही ज्ञान तथा वैराग्य रूपी 
दो रस्सियोके द्वारा उन्मागंगामी घोड़ोंकों वश करता है। इसी सन्दर्भमें द्वादश 
अनुप्रेक्षाओं पत्न्चनमस्कार मन्त्रका प्रभाव एवं जप, ध्यान आदिका फल बत- 
लाया है । गुरुउपदेशपूर्वंक ध्यान करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारकी सिद्धियों- 
को इस प्रकार प्राप्त कर लेता है। ध्यानके इच्छुक व्यक्तिके लिए, ध्यानके 
योग्य, देश, काल, आसन, अवस्था, प्रक्रिया और दूसरी साधनसामग्रीका भी 
समावेश किया है । 

त्दनन्तर निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंकी दृष्टिसे ध्यानके आग- 
मानुसार दो भेद बतलाये हैं जिनमें निश्वयध्यान स्वरूपावलरूम्बनरूप और 
व्यवहा रध्यात परावलूम्बनरूप होता है। निशचयनयाश्रित स्वरूपावलम्बी 
ध्यानको 'अभिन्न' ध्यान और व्यवहारनयाश्रित परावलूम्बी ध्यानको “भिन्न 
ध्यान कहा है। भिन्नध्यानमें जिसका अभ्यास परिपक्व हो जाता है, वही 
निराकुलतापू्वंक अभिन्नध्यानमें प्रवुत्त होता है। 


अनन्तर इस ग्रन्थमें योगके आठ अंग्ोंमेंसे ध्येय अंगका विषय विशेष रूपसे 
प्रारम्भ होता है । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय 


२४० . तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी आलचार्य-परम्परा 


इन चारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन आया है। ध्येयके दूसरे चार प्रकार--नाम॑, 
स्थापना, द्रव्य और भावके मेंदसे बतलाये गये हैं। आत्मज्ननी इन चारोंको 
अथवा इन चारोंमेंसे किसो एकको अपनी इच्छानुसार ध्यानका विषय बना 
सकता है। वाच्यके वाचककों नाम, प्रतिमाको स्थापना, गुणपर्यायवानूको 
द्रव्य और गुण तथा पर्याय दोनोंको भावध्येय बतलाया है। यहाँ ध्यान करनेके 
लिए कई मन्त्रोंका भी कथन आया है। स्थापनाध्येय, द्रव्यध्येय और भाव- 
ध्येयका निरूपण भी विस्ता रपृवंक किया गया है। द्रव्यके जीव, पुदूगल, धममे, 
अधमं, आकाश और काल ये मूल छह भेद बतलाये हैं। इस ग्रन्थमें जीवके 
स्थानपर पुरुष शब्दका प्रयोग आया है। 


भावध्येयका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि जिस समय ध्याता 
ध्यानके बलसे शरीरको शून्य बनाकर ध्येयस्वरूपमे आविष्ट हो जानेसे अपनेको 
ततूसदृश बता लेता है उस समय उस प्रकारकी ध्यानसवित्तिसे भेदबिकल्पको 
नष्ट करता हुआ वही परमात्मा गरुड़ अथवा कामदेव हो जाता है । ध्येय और 
ध्याता दोनोंका जो यह एकीकरण है, उसीको समरसीभाव कहते हैं। जो 
ध्याता बाह्य पदार्थोमें समता, उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, अस्पृहा, वेषम्य, प्रशम 
और शान्त जेसे शब्दोंके द्वारा अपने माध्यस्थ्यभावको वुद्धिगत करता है, वह्‌ 
भी वास्तविक ध्येयको प्राप्त कर लेता है । 
व्यवहारध्यान परावरूम्बनरूपष है। इसमे अहंदादि पचपरमेष्ठियोंके 
स्वरूपका ध्यान किये जानेका कथन आया है। स्वावलम्बो ध्यान इच्छुक 'स्व' 
और 'पर'को यथावस्थित रूपमे जानकर तथा श्रद्धानकर 'पर'ो निरथंक 
समझते हुए त्याग करता है ओर 'स्व'के जानने-देखनेमे प्रवृत होता है, बह 
सस्कारित आत्मामे तल्लीनताको प्राप्त होता है। श्रौीती भावनाका वर्णन 
इलोक १४७-१५५९ तक किया गया है। इसमे 'स्व' ओर “'पर'को भिन्न प्रत्तीति 
का कथन आया है-- 
अन्यच्छरी रमन्योह-हू चिदह तदचेतनम्‌ । 
अनेकमेतदेको 5ह क्षयोदमहमक्षय: ॥। | « 
अचेतन भवेज्ना»हं ना5हमप्यस्म्यचेत्तनम्‌ । 
ज्ञानात्मा5ह न मे कश्चिन्नाहहमन्यस्य कस्यचित्‌" ॥ 
अर्थात्‌-शरीर अन्य है, में अन्य हूँ, क्योकि में चेतन हूँ, शरीर अचेतन 


च 


है, यह शरीर अनेकरूप है, में एकरूप हूँ, यह्‌ क्षयी--नाशवान्‌ है, में अक्षय 
अविनाशी हूँ । 


१. तत्त्तानुशासन, पद्म १४९-१५० | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाधार्य : २४१ 


अचेतन कभी आत्मा नही होता, न आत्मा कभी अचेतन | में ज्ञानस्वरूप 
हैँ, मेरा कोई नहीं है और न में किसी दूसरेका हूं । 

इस संसारमें मेरा शरीरके साथ जो स्व-स्वामी सम्बन्ध हुआ है--शरीर 
मेरा स्व और में उसका स्वामी बना हूँ तथा दोनोंमें जो एकत्वका ख्रम है, 
वह सब भी परके निमित्तसे है, स्वरूपसे नहीं । 


इस प्रकार श्रोत्री भावनाका विश्लेषण किया गया है | अनन्तर मुक्तिके 
लिए नेरात्म्याद्वेतदर्शनकी उक्तिका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि अन्यके 
प्रतिभाससे रहितकों आत्माका सम्यक्‌ अवलोकन है, वही नरात्म्याद्वेतदर्शन 
है । अन्यात्महूपके अभावका नाम नेरात्म्य है और वह स्वात्माकी सत्ताको लिए 
हुए होता है। अत्त: एकमात्र स्वात्मके दर्शनका नाम ही सम्यका नेरात्म्यदर्शन 
है। आत्माको अन्यसे संयुक्त देखना हेत है और विभक्‍त देखना अद्वेत है। 
इस नेरात्म्याद तदर्शनको धर्म और शुक्ल इन दोनो ही ध्यानोंका ध्येय कहा 
है। इस प्रकार विस्तारपूर्वक द्वेत, अद्वत एवं आलम्बनरूप वस्तुका कथन 
आया है। 

इसके पश्चात्‌ ध्यान द्वारा कार्य-सिद्धिके व्यापक सिद्धानतका कथन आया 
है । जो जिस कमंका स्वामी अथवा जिस कमंके करनेमे समर्थ है, उसके घ्यान- 
से व्याप्तचित्त हुआ ध्याता उस देवतारूप होकर अपने वांछित कार्यको सिद्ध 
करता है। इसके बाद वेसे देवतामय कुछ ध्यानों और उनके फलोंका निर्देश 
किया गया है, जिसमें पाव्वंनाथ, इन्द्र, गरुड, कामदेव, वेश्वानर, अमृत और 
क्षीरोदधिरूप ध्यानों तथा उनके फलोंका विशेषरूपसे उल्लेख आया है । 

त्दनन्तर ध्यानका अनुष्ठान करनेबालोंके लिए आकर्षण, वशीकरण, 
स्तम्भन, मोहन, विद्रावण, निविषीकरण, शान्तिकरण, विद्व षण, उच्चाटन, 
निग्रह आदि दृष्टिगोचर होते हैं। ध्यानके परिवारका कथन करते हुए पूरण, 
कुम्मन, रेचन, दहन, प्लवन, सकलोकरण, मुद्रा, मंत्र, मंडल, धारणा, कमंके 
अधिष्ठातादेवोका. संस्थान-लिग-आसन-प्रमाण-वाहन-वीयं-जाति-नाम-ज्योति- 
दिशा-मुखसंख्या-नेत्रसख्या-भुजसंख्या-क्रभाव द्ञान्तभाव-वर्ण-सक्पर्श-अवस्था, 
वस्‍्त्र-आभूषण-आयुध आदि ध्यानके परिकर बतलाये गये हैं । 

तत्पदचात्‌ लोकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारकी फलसिद्धियोंका कथन 
आया है। ध्यानकी सिद्धिका मुख्य हेतु गुरु उपदेश, श्रद्धान, निरन्तर अम्यास 
और स्थिरमन बतलाये हैं। साथ ही यह निर्देश किया है कि लौकिक फल 
चाहनेवालोके जो ध्यान होता है, वह या तो भात्तंध्यान है अथवा रोद्र । मुमुक्षु 
इन दोनों ध्यानोंका त्यागकर ध्ंध्यान और शुक्लध्यानकी उपासना करते 


२४२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आतचायं-परम्परा 


हैं। इच्धियविषयोंके सुखको ग्राह्म मानना सर्गधा अनुचित है। आत्मिक और 
इन्द्रिय सुखकी तुलना करते हुए लिखा है-- 
यदत्र चक्रिणां सोख्यं यक्च स्वर्ग दिवोकसाम्‌ | 
कलयापि न तत्तुल्यं सुखस्य परमात्मनाम्‌ ॥ 
--तत्त्वानुशासन २४६ 
इस प्रकार इस ग्रन्थमें विस्तारपूर्णक ध्यानका वर्णन आया है। 


आचाय॑ गणधरकीर्ति 


आचाये गणघरकीरत्ति अध्यात्मविषयके विद्वान हैं। ये दर्शन व्याकरण और 
साहित्यके पारंगत्त विद्वान थे। गद्य और पद्म लिखनेकी क्षमता इनमें विद्यमान 
थी। अध्यात्मतरंगिणीके टीकाकारके रूपमे गणधरकीतिको ख्यात्ति है।ये 
गजरात प्रदेशके निवासी थे। इन्होंने अपनी यह टीका सोमदेव नामके किसी 
व्यक्तिके अनुरोधसे रचो है। गणघरकीतिने अध्यात्मत्तरंगिणी-टीकाकी प्रश- 
स्तिमें अपनी गुरुपरम्परा निबद्ध को है। साथ ही गुजरातकोी प्रशंसा भी 
की है-- 


स्फूजंद्बोधगणेभवद्यतिपतिर्वाचयम: संयमी, 
जज्ञे जन्मवता सुपोत्ममलं यो जन्मयादों विभो: | 
जन्यो यो विजयी मनोजनृपतेजिष्णोज॑गज्जन्मिनाम, 
श्रीमत्सागरनदिनामविदितः सिद्धान्तवार्धेविधु: ॥ 
स्याह्वादसात्मकतपोवनिताललामो भव्यात्तिसस्थपरिवर्द्धननी रदामः । 
कामोरुभूरहविकतंनसकुठा रस्तस्माद्विलो महननो5जनि स्वर्णनन्‍्दी ॥ 
तस्माद्‌ गौतममार्गंगो गृणगणगंम्यो गुणिग्रामणी- 
गीताथों गुरुसंगनागगरुढो गीर्वाणगीर्गोचर. | 
गृप्तिग्रामसमग्रतापरिगत्त: प्रोग्रग्रहोदगा रको, 
ग्रन्थग्रधिविभेदको गुरुगम: श्रीपद्मनन्दी मुनि: ॥ 
आचार्योचितचातुरीचयचितश्चारित्रचञ्चु: शुत्ि- 
श्वार्वीसचयचित्रचित्र रचनासंचेतनेनो च्चके: । 
चित्तानन्दचमत्कृतिप्रविच रन्प्रांचत्प्रचेतो मता, 
प्राभ्च्चारुविचा रणेकनिपुण: श्रीपुष्पदन्तस्तत: ॥ 
समभवदिह चातदइचन्द्रवत्कायकान्तिस्तदनुविहितबोधो भव्यसत्केरवाणास्‌ | 
मुनिकृवलपयचन्द्र: कौशिकानन्दका री, निहित॒तिमिरराशिश्चारुचारित्ररोचि: १। 


१. अध्यात्मतरंगिणी टोका, अन्तिम प्रशस्ति, पद्म ८-१२ । 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २४३ 


इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इनकी गुरु-परम्परामें सागरनन्दि, स्वर्णनन्दि, 
पद्मनन्दि, पुष्पदन्त, कुवकूयचन्द्र और गणधरकीतिके नाम आये हैं। 
बाचाय॑ सोमदेवने अध्यात्मतरंगिणी ग्रल्थकी रचना की है। इसी ग्रन्थपर 
गणघरकीतिने टोका लिखो है। सोमदेवका समय वि० सं० १०१६ है। अतः 
यह टीका उसके बाद ही लिखी गयो होगी। टोका गृजरातके चालुक्यवंशी 
राजा जयसिंह या सिद्धराज जयसिंहके राज्यकालमे समाप्त की गयी है। टीकाके 
छिखे जानेका समय भी अंकित है-- 
सवत्सरे शुभे योगे पृष्यनक्षत्रसज्षके । 
चेत्रमासे सिते पक्षेत्थ पंचम्या रवौ दिने ॥ 
सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गणभृत्कीतिविपश्चित- | 
निस्त्रिंशर्ताजिता रातिविजयश्रीवि राजनि । 
जर्यासहदेवसो राज्ये' सज्जनानन्ददायिनि ॥' 
अर्थात्‌ वि० स० ११८९ चेत्र शुक्ला पंचमी, रविवार पुष्य नक्षत्रमें इस 
टीकाकी रचना की गयी है। 


रचना-परिचय 

श्री प० परमानन्दजी शास्त्रीने इसकी दो पाण्डुलिपियोंको चर्चा की है। 
एक पाण्डुलिपि ऐलक पन्नालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन झालरापाटनमे 
है। यह प्रति सवत्‌ १५३३ आश्विन शुक्ला द्वितोयाके दिन 'हिसार' में लिखी 
गयी है। यह प्रति सुनामपुरके वासो खडेलवालवंशी संघाधिपत्ति श्रावक कल्हूके 
चार पुत्रोंमेसे प्रथम पुत्र धोराकी पत्नो धनश्रोके द्वारा अपने ज्ञानावरणीय 
कर्मके क्षयार्थ लिखाकर तात्कालिक भट्टारक जिनचन्द्रके शिष्य पण्डित मेधा- 
गीको प्रदान को गयी है। दूसरी प्रति पाटनके श्वताम्बरी शास्त्रभण्डारमें है । 

गणधरकोतिने अपनी इस टीकामें पद्यगत वाक्‍यों एवं शब्दोंके अ्थंके साथ- 
साथ कही-कही उसके विषयको भी स्पष्ट किया है। विषय स्पष्टीकरणमे कुन्द- 
कुन्द, समन्तभद्र, अकलंक, विद्यानन्द, जिनसेन आदि आचार्योके ग्रन्थोंका 
अनुसरण एग उल्लेख किया गया है। विषय स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे यह टोका 
महत्त्वपूर्ण है। टोकाका गद्य प्रोढ़, समस्यन्त ओर सानुप्रास है। भाषा और 
साहित्यकी दृष्टिसे मी टीका कम महत्त्वपूर्ण नही है। यथा-- 

“निखिलसुरासु रसेवावस रमायातसु रसम्बोधनावधारितधर्मावसरण[णं] अम- 
रोरगनरेन्द्रश्नोकल्पानोकहा रामोल्लासामृताम्भोषरायमाण [णं] महापरम- 


१. अध्यात्मतरंगिणी टीका, अन्तिम प्रशस्ति, पद्म १७-१९ | 


२४४ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पंचकल्याणकोकनदकाननोत्पत्तिसार[ र॑]भवाम्भोधिसमुत्तरणैकसेतुबन्ध॑ सम्यवत्व- 
रत्न॑ गीर्ब्वाणगणा[न]नुग्राह्मता, अष्टाइशसागरोपमकोटीकोटी वा यावश्नष्टत्वा- 
दृदयादमत्यागादिस्वभावस्थ धर्मस्य भरते घर्मकर्माण प्रवतंयन्‌ [तु] 
भगवानिति जाताकृतपरिपाकेन समाधि[वि]मंजिध्यदासब्नमृत्युं वे राग्य- 
योग्या [गा] यनीलंयसां प्रहिता गीव्गणिष्वरेण, तां च श्वृज्भारादिरसाभिनयदक्षां 
हाव-भावविश्वमविलासवत्तीं शान्तरसानन्तरसेव नश्वरस्वभावां विभात्यात्मनो5- 
नश्वरस्वभावतां चिकीषु रादिदेव इत्थं योगमुद्रामुन्मुद्रितवानित्याह" । 


आचाय॑ भइवोसरि 


आचाय॑ भट्ववोसरि ज्योत्तिष और निमित्तशास्त्रके आचाय॑ हैं। ये दिगम्बरा- 
चाय॑ दामनन्दिके शिष्य थे। इन्होने स्वयं लिखा है-- 
ज॑ दामनदिगुरुणोईमणयं आयाण जाणि (यं) गुज्ञं । 
त आयणाणतिलए वोसरिणा भन्नएं पयड१॥ 
“श्रोमह्ामनन्दिगुरुसकाशात्‌ यत्‌ मया वोसरिणो आया-आयानां मनाक्‌ 
गुह्मं परिज्ञातमस्ति त्तदेतस्मिन्‌ स्वयं विरध्यमानायज्ञानतिलकाभिधानशास्त्रे 
नतनतं दुस्तरसंसारसागरोतीर्ण सवंज्ञं बीरजिन सिद्ध संघ पुलिदिनी च नत्वा 
प्रकटं भव्यत इति समुदायार्थ:३ |” 
स्पष्ट है कि भट्ववोसरिने गुरु दामनन्दिके पाससे आयोंका रहस्य प्राप्तकर 
आय-विषयक सम्पूर्ण शास्त्रोंक साररूपमें यह ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थपर 
स्वयं ग्रन्थकारकी रची हुई संस्क्ृतटीका भी है। टीका अथवा मूलबग्रन्थमें 
रखयिताने रचनासमयका निर्देश नही किया है। ग्रन्थके सन्धि-वाक्योमे निम्न 
प्रकार पुष्पिका प्राप्त होती है -- 
“इति दिगम्बराचारयं-पडितश्रीदामनन्दि - शिष्यभट्टवोसरिविरचिते साय- 
श्रीटीकायज्ञानतिलके आयस्वरूपप्रकरणं प्रथमम्‌* ।! 
प्रत्येक सन्धि-वाक्यके पूर्व एक सस्कृत-पद्य आता है। इन पद्मोमे भट्रवोसरि- 
का जीवनपरिचय प्राप्त होता है। प्रथम सन्धिका पद्म निम्न प्रकार है-- 
प्राच्योदीच्यकुले द्विजोच्युत इति ख्यातस्तस्य यः 
श्रीनारायणसज्ञयाभवदतः सूनुः कुछीनाग्रणी: 


. अध्या० तरंगि०, अन्तिम प्रशस्ति, गद्यभाग । 

« आयज्ञानतिलक, पाण्डुलिपि जैन सिद्धान्त भवन, आरा, गाथा २ । 
, वही, द्वितीय गायाकी टीका । 

, वही, प्रथम संधि । 


नर थण 6 >छ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य . २४५ 


विद्वान्‌ दुलंभराज इत्यभिहितस्तस्यात्मजो वोसरिः 
स्वे शास्त्रे रचनां चकार रुचिरानायस्वरूपस्थितिम्‌ ॥* 


इस पद्चसे ज्ञात होता है कि प्राच्य-उदो च्य-ब्राह्मण वशमें नारायण नामक 
व्यक्ति हुआ । इनका पुत्र दुलंभराज ओर दुलेभराजका पुत्र भट्टवोसरि हुआ। 
भट्टवोसरिके भाईका नाम 'कोक' बताया गया है। पज्चम प्रकरणके अन्तिम 
पद्से कोककी सूचना प्राप्त होती है-- - 
यत्तत्कालसमागतस्थ जनयत्युललाभमात्रादपि 
प्रष्टुनंव्यवचो विका रपटुभिस्तत्त्वोपदेदीद्धितिम्‌ । 
तत्सवत्सरमोहजालपटलप्रध्वसदिव्यौषध॑ 
कार्य ज्ञानमिद चकार रुचिरं कोकानुजो वोसरि' ॥ 
भट्टवोसरिने आयज्ञानग्रन्थके पातप्रकरणमे 'अणहिलपाटलपुर'का निर्देश 
किया है। इस पथ्चसे यह भी ज्ञात होता है कि सुग्रीव आदि आचार्योने जिस 
महाशास्त्रकी रचना की थी, उसका अध्ययन आचार्य दामनन्दिने किया और 
दामनन्दिसे समस्त विषयका परिज्ञान भट्टवोसरिने प्राप्त किया। पद्म निम्न 
प्रकार है-- 
सुग्रीवादिमुनीन्द्रगम्फितमहाशास्त्रेष यज्जल्पत्तं 
साम्नाय गुरुदामनन्दिवचसा विज्ञाय सर्व॑ पुनः ॥ 
सक्षेपादणहिल्लपाटलूपुरि प्रज्ञापदं. ज्ञांनिन 
पातसमाश्रय तदधुता चक्र स्फुट बोसरि३॥ 


अन्तिम सन्धि-वाक्यके पूर्व भी एक प्रशस्तिपद्य आया है, पर पद्य अशुद्ध 

है। इस पद्यसे भट्ट वोसरिका दिगम्बराचाय॑त्व सिद्ध होता है। पद्यमें बताया 
है कि महादेव नामके विद्वान्से अल्प विषयको जानकर सुप्रणयिनीके रूपमें 
शाब्दी कलाको प्राप्ककर कोकके भाई वोसरि सुधीने यह शास्त्र रचा, जो कि 
स्फुरायमान वर्णोवाली आयश्रीके सौमाग्यको प्राप्त हे। अथवा उस आयकश्रीसे 
सुशोभित है। यही कारण हे कि आयज्ञानकी स्वोपज्ञ टीकाका नाम आयक्री है। 
पद्य निम्न प्रकार है-- 

महादेवान्मांत्री प्रमितविषयं रागविमुखो 

विदित्वा श्रीकोत्कविसमयशञा सुप्रणयनीं ॥ 


१. प्रथम प्रकरणका अन्तिम पद्म, आयज्ञानतिलक | 
२. यही, पंचस प्रकरण | 
३. वही, द्वितीम प्रकरण । 





२४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचजीर्य-परम्पशा 


करलूां दद्ध्याब्छाब्दी विरचबदिदं शास्त्रमनुज: 
स्फ्रदर्णायश्रीमुभममधुना. घोसरिसुधी:) ॥ 
संक्षेपमें यह कह जा सकता है कि बोसरिके पिताका नाम दुल॑मराज, 
दादाका नाम नारायण और बड़े माईका नाम कोक था। यह प्राष्य-उदीश्य 
ब्राह्मण थे । जेनगुरुओके प्रभावसे ये जेन धर्ममें दीक्षित हुए। दिगम्बराचाय॑ 
दामनन्दि इनके गुरु थे। ये मन्त्री, मन्त्रवादी, सुधी और रागविमुख--विरक्त 
दिगम्बराचाय थे। 
श्री जुगलकिशोरजी मुख्तारने बताया है कि दामनन्दिके शिष्य भट्टवोसरि 
बहो हैं, जिनका श्रवणबेलगोलके अभिलेख ५- मे उल्लेख है। इन्होने महावादी 
विष्णुभट्टको पराजित किया था । ये दामनन्दि-अभिलंखानुसार प्रभाचन्द्राचायके 
सघर्मा थे, जिनके चरण धाराधिपति भोजराजके द्वारा पूजित थे और जिन्हें 
महाप्रभावक उन गोपनन्दि आचायंका सधर्मा लिखा है, जिन्होंने कुवादि देत्य 
धूजंटीको बादगें पराजित किया था । 


श्री मुस्तार साहबका अनुमान है* कि घृजंटी और महादेव दोनों पर्याय- 
वाची शब्द हैं। आदचर्य नहीं कि जिन महादेवका उक्त प्रशस्तिफ्थमें उल्लेख 
है, वे ये ही धजंटी हों और इनकी तथा विष्णुभट्रकी धोर पराजयको देखकर 
ही भट्टवोसरि जैनधमंमें दीक्षित हुए हों और इसीसे उन्होंने महादेवसे प्राप्त 
ज्ञानको प्रमित-विषय” विशेषण दिया हो और दामनन्दिसे प्राप्त ज्ञानको 
अमनाक्‌' विशेषणसे विभूषित किया हो। 


इस प्रकार प्रभाचन्द्रका सधर्मा होनेंसे भट्ट वोसरिका समय भी भोजराजके 
समकालीन माना जा सकता है। दामनन्दि तो भोजराजके समकालीन हैं हो, 
अत. उनके शिष्यका समय भी ई० सनकी ११वीं शताब्दीका उत्तराध होना 
चाहिए। ग्रन्थके अन्तरंग परीक्षणसे भी यही सिद्ध होता है। आयज्ञानका 
प्रचार १३ वी शत्तो तक ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात्‌ प्रइनशास्त्रमें आय 
वालो कल्पना लुप्तप्राय दिखलाई पड़ती है। ग्रह-योग प्रकरणमें जिन योगोंकी 
चर्चा की गयी है उन योगोंकी स्थिति दशम शताब्दीके उत्तराध या ग्यारह॒वीं 
शताब्दीके पूर्वाधंको है। भाषाशेली और विषय इन दोनों ही दृष्टियोंसे आय- 
ज्ञानतिलक ११ वीं शताब्दीके बादकी रचना प्रतीत नहीं होती । 
रचना-परिचय 

इस ग्रन्थमें कुल ४१५ गाथाएँ और २५ प्रकरण हैं । प्रदनशास्त्रकी दृष्टिसे 








१. आखसनज्ञा०, २५वें प्रकरणका अन्तिम पथ्य । 
२. पुरातन जैनवाक्य सूची, वीर सेवा मन्दिर संस्करण, सन्‌ १९५०, पु० १०३। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २४७ 


यह महत्त्वपृ्ण है। इसमे ध्वज, धूम, सिह, गज, खर, धवान, वृष और ध्वांक्ष 
इन आठ आयों द्वारा प्रश्तोंके फलका सुन्दर वर्णन किया है। इन्होंने आठ आयों 
द्वारा स्थिर चक्र और चल-चक्रादिककी रचना कर विविध प्रदनोके उत्तर दिये 
गये है। ग्रस्थप्रकरण निम्न प्रकार हैं-- 

१, आयस्व रूप--आठ आयोंफ़े स्वरूप, गण और आकृतियोंका विश्लेषण 
४७ गाथाओं में किया है। 

२. पातविभाग -- रुद्ध, रुद्ध-विमुक्त, रुद्ध-गृहीत-विमुक्त, संस्थान, अनु- 
कल, प्रतिकूल, चलित, सरित, अभिमुख, पृव॑मुख, अन्तरित आदि १६ 
पातोंका कथनकर उनके आयरूप अक्षरोंका विवेचन किया है। इसमें ३४ 
गायाएँ है । 

३. आयावस्था--१५९ गाथाओंमें मित्र, शुभ, अशुभ, रिपु आदि सम्बन्धों 
द्वारा आयोंकी अवस्थाओंका कथन किया गया है। 

४. ग्रहनयोग--इस प्रकरणमे २८ गाथाएँ हैं। ग्रहोंके मलतः दो भेद किये 
हैं--१. सौम्य और २. पाप। इन दोनो ही प्रकारके अ्रहोंके आयवर्ण एवं 
शुभाशुभ फलोंका निर्देश किया है। 

५. पुच्छाकार्थशान--१६ गाथाओंमें पृच्छककी चर्या, चेश्, दृष्टि एवं वार्त्ता- 
लाप आदिके द्वारा आयोंका आनयन | 

६ शुभाशुभ--इसमें १७ गाथाएँ हैं। इनमें आयों द्वारा आये हुए शुभाशुभ 
वर्णोपरसे फलादेश बतलाया गया है ! 

७, लाभालाभ--इस प्रकरणमे १० गाथाएँ हैँ। इनमें पुच्छकके प्रश्नानुसार 
आयोंका निर्धारण कर लामालाभ फलादेशका वर्णन किया है। 

८. रोग-निर्देश--इसमें २९५ गाथाएं हैं। रोगके सम्बन्धमे किये गये प्रइनो- 
के उत्तर दिये गये है। स्ंप्रथम रोगकी साध्यासाध्यतापर विचार किया गया 
है । पश्चात्‌ कितने समय तक रोग रहेगा, इसपर भी विचार किया गया है | 

९, कन्या-परीक्षण--इस प्रकरणमें ११ गाथाएँ है। श्रावकधर्मके परिपालन 
हेतु विवाह आदि क्रियाएँ आवश्यक हैं। अतएवं कन्याकी परीक्षाका वर्णन इन 
गाथाओंमें आया है। किस प्रकारके प्रइनमें भार्या बननेवाली कन्या सुशोल 
होगी, यह प्रश्नशास्त्रकी दृष्टिसि विचार किया है। 

१० भू-लक्षण--इस प्रकरणमें २५ गाथाए' हैं। प्रश्नानुसार किस प्रकारकी 
भूमि कुछ, गोत्र, धन इत्यादि करनेवालो होगी और किस प्रकारकी भूमि हानि 
करनेवाली होगी, इसका विवेचन किया है । 


२४८ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


११. परिज्ञान--« गाथाओंमें प्रश्नकर्ताके प्रश्नाक्षरों द्वारा गर्भंसम्बन्धी 
गुह्य प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है । 


१२. विवाह--इस प्रकरणमें केवल पाँच गाथाए हैं। इनमें विवाहसम्बन्धी 
प्रधनोंके उत्तर दिये गये हैं । 

१३. गमनागमन--इस प्रकरणमें ९ गायाएँ हैं । विदेश या दूर देश गये 
हुए व्यक्तिके लौट कर आनेके समयका विचार किया गया है। 

१४. परिचित्त ज्ञान--५ गाथाओं में कौन व्यक्ति किस समय मित्र या श्षत्रुका 
रूप प्राप्त करेगा तथा किस परिचितसे छा मालाभ होगा--इसका विचार किया 
गया है । 

१५. जय-पराजय--१३ गाथाओंके जय-पराजयका विचार किया गया है। 
किस समय आक्रमण करनेसे विजय लाभ होगा और किस समय आक्रमण 
करनेपर पराजय होगी आदि बातोंका प्रश्नाक्षरों द्वारा विचार किया गया है । 


१६. वर्षा-लक्षणमें २८ गाथाएँ हैं। वर्षाकालमें आकर पृण्छकके वर्षा 
सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है। बताया है कि मनुष्योंको सुख, बुद्धि 
और ऐश्वयकी प्राप्ति अन्न द्वारा होती है ओर अन्नका हेतु वर्षा है। अत्तएव 
वर्षा सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकरणमें दिया गया है। 

१७, अधं-काण्ड--इस प्रकरणमें २१ गाथाए' हैं और तेजी-मन्दीका विचार 
गया है । 

१८. नष्ट-परिज्ञान--इस प्रकरणमें ३१ गाथाएँ हैं और नष्ट हुई, चोरी गयी 
वस्तुका प्रदनाक्षरों द्वारा विचार किया गया है। 

१९. तपोनिर्वाह-परिज्ञान--इस प्रकरणमे ७ गाथाए हैं। संसारसे विरक्‍्त 
होनेवाला व्यक्ति अपनी दीक्षाका निर्वाह कर सकेगा या नहीं आदि प्रश्नोंका 

विचार किया गया है। 


२० जीवित मान--इस प्रकरणमें ७ गाथाएं हैं। ग्रहदशावश आयुका 
परिज्ञान प्राप्त करनेकी विधिका वर्णन है। 

२१. नामाक्षरोह श--इस प्रकरणमें ११ गाथाए हैं। आरम्भमें बत्ताया है 
कि जेसे दानके बिना धन, चन्द्रके बिना रात्रि शोभित नहीं होती उसी प्रकार 
नामके बिना विद्यमान वस्तु भी शोभित नहीं होतो। अतः भ्रश्नाक्षरविधि 
द्वारा वस्तु और व्यक्तिके नामका वर्णन किया है। 

२२. प्रध्नाक्ष रसंख्या--इस प्रकरणमें ११ गाथाए हैं । प्रद्नाक्षरगणना 
द्वारा शुभाशभ फलका विवेचन किया है। 


प्रबुद्धाचार्स एवं परम्परापोषकाचार्य : २४९ 
१७ 


२३. संकीर्ण--इस प्रकरणमें १६ गाथाएं' हैं और विविध प्रकारके प्रश्नोंके 
उत्तर निकालनेकी विधि वर्णित है। 

२४, काल--सात गाथाओंमें नाता प्रकारके किये गये प्रश्नोंके फल कब 
प्राप्त होंगे--इसका विचार किया है। 

२५. चक्रपुजा--इसमें पाँच गाथाए हैं और अन्तमें १२ पद्मोंमे एक स्तुत्ति 
अंकित की गयी है । अन्तमें १२ मन्त्र भी निबद्ध हैं । 

इस प्रकार प्रश्नाक्षरों द्वारा फलादेश विधिका निरूपण किया है। प्रश्न- 
कर्त्ताकी शारीरिक शुद्धिके साथ मान्त्रिक शुद्धि भी अपेक्षित है। आचाये तन- 
मनकी शुद्धिका वर्णनकर अन्तमें मान्त्रिक शुद्धिका विधान किया है। प्रइन- 
शास्त्रकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ विषेष महत्त्वपूर्ण है। 


उग्रादित्याचार्य 


आयुर्वेदके विशेषज्ञ विद्वान्‌ उग्रादित्याचायने अपना विशेष परिचय नहीं 
लिखा है। इन्होंने अपने गुरुका ताम श्रीनन्दि, ग्रन्थनिर्माणस्थान रामगिरि 
पव॑त बताया है। रामगिरि पर्वत बेंगीमे स्थित था। बेगी त्रिकलिग देशमें 
प्रधान स्थान है। गंगासे कटक तकके स्थानको उत्कल देश कहा गया है। यही 
उत्तर कलिंग है। कटकसे महेन्द्रगिरि तकके पर्वत्तीय स्थानका नाम मध्य कलिंग 
है। महेन्द्रगिरिसे गोदावरी तकके स्थानको दक्षिण कलिंग कहते हैं | इन तोनों 
का सम्मिलित नाम त्रिकलिंग है। इस त्रिकलिंगके बेंगीमें सुन्दर रामगिरि 
पव॑तके जिनालयमे स्थित होकर उम्रादित्यने इस ग्रन्थकी रचना की है | 
वेड्भीशत्रिकलिज्रदेशजननप्रस्तुत्य सानृत्कट: 
प्रोद्यदवृक्षकताविताननिरतै: सिद्धेश्व विद्याघरे: । 
सर्वेमेन्दिरकन्दरोपमगुहाचेत्यालयालडकृते 
रम्ये रामगिराबिदं विरचितं शास्त्र हित प्राणिनाम्‌ ॥* 
यह रामगिरि पव॑त सम्भवत्तः वही है जिसका पद्मपुराणमें निर्देश आया 
है | हिन्दी विध्वकोषके सम्पादकने लिखा है--त्रिकलिंग जनपद मन्द्राजके 
उत्तर पलिकट नामक स्थानसे लेकर उत्तर गंजाम और पश्चिममें त्रिपति 


बेल्लारी कनूंछठ, बिदर तथा चन्दा तक विस्तृत है। श्री नन्दलाल डेने अपने 
फल इ००हएगएंट्ब जीटलाबएए.. जी #हलंटा, बच्ते श807९ए९) धतांथ' 


नामक कोषमें मध्यभारतको त्रिकलिंग माना है और नागपुरसे २४ मील उत्तर 
१. कल्याणकारक, अंतिम प्रशस्ति, प्रशस्तिसंग्रह, आराके पृ० ५३से उद्धृत । 


२५० : तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी आधार्यन्परम्परा 


विद्यमान रामटेकको रामगिरि माना गया। श्री १० के० भुजबरी शास्त्रीने भी 
नागपुरके निकटवर्ती रामटेकको ही रामगिरि बताया है और यहीं पर उग्रा- 
दित्याचाय॑ द्वारा कल्याणकारककी रचना हुई होगी। 
उग्रादित्याचायने अपने ग्रुका लाम श्रोर्नान्द बताया है। श्रोनन्दि नामके 
कई आचाय॑ हुए हैं। प्रायश्चित्तचूलिका एवं योगसा रके कर्त्ता गृरुदासके गुरुका 
नाम श्रीनन्दि बताया गया है। नन्दिसंघकी पद्ठावलछोमें एक श्रीनन्दिका 
नाम आया है। इसमें इनका समय वि० सवत्‌ ७४९ बताया गया है ओर इन्हें 
उज्जेनका पट्‌टाधीश बताया गया है। श्रीचन्द्रके गुरु भो श्रीमन्दि बताये गये 
हैं | आचाय॑ वसुनन्दिने भी अपने श्रावकाचा रमें एक श्रीनन्दिका उल्लेख किया 
है जो इनके प्रगुरु थे। हमारा अनुमान है कि तन्दिसंघकी पट्ठावलीमें उल्लि- 
खित श्रीनन्दि ही उग्रादित्याचार्यके गुर हैं । 
स्थिति काल 
उग्रादित्यने अपने इस ग्रन्थमें पृज्यपाद, समन्तभद्र, पात्रस्वामी, सिद्धसेन, 
दशरथगुरु, मेघनाद, और सिहसेनका उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त श्रुत- 
कीति, कुमारसेन, वीरसेन और जटाचार्यके उल्लेख भी आये हैं। अतः यह 
स्पष्ट है कि उग्रादित्याचायं इन आचार्योसे उत्तरवर्ती हैं । ग्रन्थका रने लिखा है-- 
“इत्यशेषविशेषविशिष्टदुष्टपशिताशिवेद्यहास्त्रेंप._ मांसनिराकरणार्थमुग्रा- 
दित्याचार्येनृंपतुंगवल्लभेन्द्रसभायामुद्घोषितं प्रकरणम्‌” 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि औषधिमें मांसकी निरुपयोगिताकों सिद्ध करनेके 
लिए स्वयं आचायेंने श्रीनृपतुंगवल्लमेन्द्रकी सभामें इस प्रकरणका प्रतिपादन 
किया । ग्रंथके अन्तमें एक दिये हुए पद्यसे भी यह अवगत होता है कि नृपतुंग 
अमोधवर्ष प्रथमको राजसभामें औषधिमें मांस सेवनका निराकरण करनेके लिए 
इस ग्रन्थकी रचना सम्पन्न की गयी है। 
ख्यातः श्रीनृपतुंगवल्लभमहाराजाधिराजस्थित: 
प्रोद्यद्धू रिसभान्तरे बहुविधप्रस्यातविद्वज्जने । 
मांसाशिप्रकरेंद्रताखिलभिषग्विद्याविदामग्रतो 
मांसे निष्फलतां निरूप्य नितरां जैनेंद्रवे्चस्थितम॒" | 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध नृपतुंगवल्लभ महाराजाधिराजकी सभामें जहाँ अनेक प्रका रके 
उद्भट विद्वान थे एवं मांसाशनकी प्रधानताको पोषण करनेवाले बहुतसे 
आयुर्वेदके विद्वान थे। उनके समक्ष मांसकी निष्फलताकों सिद्ध करके इस 


१. कल्याणकारक, ड्रिताहित अध्याय, अध्तिम प्रशस्ति । 





प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २५१ 


जैनेन्द्र वैचने विजय प्राप्त को। अमोधवर्ष प्रथमको नृपतुंग, वल्लभ और 
महाराजाधिराज उपाधियाँ प्राप्त थीं। इतिहासकारोंके मतसे अमोघवर्षके राज्या- 
रोहणका समय शक संवत्‌ ७३६ (वि० स॒० ८७१) है। गुणभद्रसूरिकृत उत्तर- 
पुराणसे भी ज्ञात होता है कि अमोधवर्ष श्रसिद्ध जेनाचायं जिनसेनका 
द्िष्य था । 


यस्य प्रांशनखांशुजालविसरद्धा रान्तराविभंबत्‌ 
पादाम्भोजरजःपिशडुमुकुटप्रत्यग्ररततद्युत्ति: । 
संस्मर्ता स्वममोधवर्षनु पति: पूतोडहमग्येत्यलं 
स श्रीमान्जिनसेनपुज्यभगवत्पादो जगन्मग्रलस ॥" 
श्रीजिनसेनस्वामीके देदोप्यमान नखोंके किरणसमूह धाराके समान फैलते 
थे और उसके बीच उनके चरण, कमलके समान जान पड़ते थे। उनके चरण- 
कमलोंकी रजसे जब राजा अमोधवर्षके मुकुटमें लगे हुए नवीन रत्नोंकी कान्ति 
पीली पड़ जाती थी त्तब वह अपने आपको ऐसा स्मरण करता था कि मे आज 
अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ। स्पष्ट है कि अमोधवर्षका समय जिनसेनका कार्यकाल 
हैं। प्रो० सालेतो रने लिखा है-- 
एलु'फ्ढ ब्रा. ए/ण्रांगला। रिक्शश्वोपप्रा4 पटल ज्ा0 <छट०ातलत ऐरं5 
एबाएठगरबडु९ 0 उुगंग्रांधा। ३5 शैए०्ट्रीसएथ ४4 4, पिए02पाह9,. &8॥892- 
काब्णगे& (6. /. 8]5-877). एएणा एपराब्ात्रतान'$ एंप्रबाएपथा: (4. 
ए, 898), ए० वपाठज पा पगड़ 8ग्रा०ट्ठी(8एश5उन 4, ७३६ पार तांइटांफ़ोल ० 
बुजिब्कटा१9, चाट बए0॥07 रण घोल $ब्याएतं६ छणग: #कएण७7० (8, 70 785) 
पढ़ तुला ।९३॥7॥9 ० ख्ताएइ शवाएर0.्र78एश5७ 5 राशन: 20700ग८१ ७५ 
कि्नाध्षाजा4ए8793, प्र6 &परता0 णी पार गत शिक्षा ट्वों जणी: एप 
ध्थाबध्क्ाहा39, शी0 7040 65 ऐीबां, पड गाणगाद्ादां। ज्5 3 जि0जणटा एण 


पाल उिज्न्रतेणबते ०८, 


इस उद्धरणसे भी स्पष्ट है कि अमोघवर्ष भगवत्‌ जिनसेनाचार्यके शिष्य थे। 
अमोघवषे स्याद्वादमतका अनुयायी था--इस बातका समर्थन गणितसारसंग्रहके 
कर्त्ता महावीरचायंके कथनसे भी होता है। इसी अमोघवर्षके शासनकालमे 
रिद्धान्तग्रन्थकी जयधवलाटीका वि० सं० ८९४ में समाप्त हुई। 


जिनसेनने अपने पार्द्वाम्युदयमें भी अमोधवर्षको परमेश्वरकी उपाधिसे 


१. उत्तरपुराण, प्रशस्ति इलोक ९ । 
२ शिल्वॉबटरओ वुआंधरंड), 48० 38 | 


२५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


विभूषित बतलछाया है। पच्चीसवें कल्पाधिकारके अन्तमें जो प्रशस्ति दी गयी 
है उसमें श्रीविष्णुराजका उल्लेख आया है-- 
श्रीविष्णुराजपरमेएव रमौलिमाला -- 
संलालितांधियुगल: सकलागमन्न: ॥ 
आलापनीयगुणसोन्नतसन्मुनीनद्रः । 
श्रीनंदिनंदितगुरुगु रूूूजितो हम" 
महाराज विष्णुराजके मुकुटकी मालासे जिनके चरणयुगल शोभित हैं, जो 
सम्पूर्ण आगमके ज्ञाता हैं, प्रशंसनीय गुणोंके धारी, यणस्वी, श्रेष्ठ मुनियोंके 
स्वामी हैं--ऐसे श्रीनन्दिनामके प्रसिद्ध आचाय॑ हुए हैं। ये आचाय॑ हो उम्रा- 
दित्यके गुरु हें | यहाँ यह विचारणीय है कि विष्णुराज परमेश्वर कोन है ? 
श्री पं० के० भुजबली शास्त्रीने* इन्हें कलचुरी राजवह्का अनुमानित किया 
है। पर यह अनुमान भआरान्त है। डा० ज्योतिप्रसाद जेनने उक्त विष्णुराजको 
वेगिका पूर्वी चालुक्यनरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ सिद्ध किया है और उसी राजाके 
राज्यके अन्तर्गत रामतीर्थ पब॑त्तको उमग्रादित्यका रामगिरि सूचित किया है ।* 
हमारी दृष्टिसि यह्‌ विष्णुराज अमोधवर्षके पिता गोविन्दराज तृत्तीयका ही 
अपर नाम है। जिनसेनने पारश्वाभ्युदयमें अमोघवर्षकी परमेश्वर उपाधि बत- 
लायी है। बहुत्त सम्भव है कि यह उपाधि राष्ट्रकूटोंको पितृ-परम्परागत हो । 
कतिपय ऐतिहासिक विद्वान्‌ विष्णुराजको चालुक्यराजा विष्णुवर्धन मानते 
हैं, पर इससे उम्रादित्याचार्यके समय निर्णयमें कोई बाधा नहीं आती। 
सम्भव है कि उस समय इस नामका कोई चालुकक्‍्य राजा भी रहा 
हो । पुरातत्त्ववेत्ता नरसिहाचायेने भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि कल्याण- 
कारककी रचना उग्रादित्यने अमोधवर्ष प्रथमके शासनकालमें की है। 
लिखा है--- 
श्ाणपाढ ग्र्ापषएपए।. रण 506 - गरांटादेड 45. पीट प्रास्योंदब धणफ 
इवाप्रद्ाबबा402 0एी एड्/80094, 9 [ुक्यांग३ 3प्रत00, 0 ७४ 8 ०07८7790- 
ए्थाए रण पार रिबरडप्रबाप्पांब धोाह दरैए0एटड्रीबए'४४--वं थावे रण पार छल 
दाबफेएब धागर्ठ एव एंड्रापसबाताबइम ४, एप हणां: 07०08 जा पंए2 
डंबाटयला। (80 0 8०67०6 ० चरारतालाल 48 व्रशंतप९त 7700 (४० ए॥08, 


१. कल्याणकारक, परिष्छेद २५, पद्म ५१। 
२. प्रहस्तिसंग्रह, आरा, पृष्ठ ९४ ! 
व, वुक्लेए4 $0प7९68 6 संड007ए ् 4ैएएंटा। (ता एए, 204-206, 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाज्रा्य : २५३ 


कब्र एललापणा बाते ००५४९, बाते हॉएटड ४५ धार दाते & ॥0ाहु त800778८ 
ग्र्डिग्गाडंत ए97056 00 पार परशटोीडइ्ाटडड 04 6०॥ तांट0, 8ढ0 40 पैए८ 
छल्ला उलारएटादव 99 पार बणए0ण दा पड 00णा०ण 5॥069॥42ए६78४73, भरोसा 
प्राधए वट्बशल्त प्राद्या शाप ठ060४5 ब्वए0 ब5चटग्र€प,) 


अर्थात्‌ अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंसे परिपूर्ण आयुर्वेदका कल्याणका रक नामक 
ग्रन्थ उग्रादित्याचायं द्वारा विरचित मिलता है । ये जैनाचार्य राष्ट्रकूट राजा 
अमोघवर्ष प्रथम एवं चालुक्य राजा कलिविष्णुवधेन पंचमके समकालीन थे। 
ग्रन्थका आरम्भ आयुवे द तत्त्वके प्रतिपादनसे हुआ है, जिसके दो विभाग 
किये गये हैं--(१) रोगरोधन ओर (२) चिकित्सा । अन्तिम एक गद्यलण्डमें 
उस विस्तृत भाषणको अकित किया है, जिसमें मांसकी निष्फलता सिद्ध की गयी 
है और जिसे अनेक विद्वान्‌ और वेद्योकी उपस्थितिमे नृपतुगकी सभामे उम्रा- 
दित्याचाय॑ने दिया था । 

उग्रादित्याचायंके गुरुका नाम श्रीनन्दि है । इन श्रीनन्दिका समय वि० स० 
७४९ है। यदि इसको शक संबत्‌ मान लिया जाय तो उम्रादित्य आचाय॑ नन्दि 
संघके आचाय॑ सिद्ध होते हैं । 


रखना-परित्चय 


उग्रादित्याचायंका कल्याणकारक नामक एक बृुहदकाय ग्रन्थ प्राप्त है। 
इस ग्रल्थमे २५ परिच्छेदोंके अतिरिक्त अन्तमें परिशिष्ट रूपमे अरिष्टाध्याय और 
हिताध्याय ये दो अध्याय भी आये है। ग्रन्थकर्त्ताने प्रत्येक परिच्छेदके 
आरम्भमे जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया है। ग्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा, 
उद्देश्य आदिका वर्णन किया गया है। २५ परिच्छेदोके विषय-क्रम निम्न 
प्रकार हैं-- 

(१) स्वास्थ्य-सं रक्षणाघिका र--इसमे ४९, पद्म हैं। वेद्यशास्त्रके सक्षिप्त 
विषय-वर्णनके पश्चात्‌ शकुन, निमित्त और सामुद्रिक शास्त्र द्वारा आयु एन 
स्वास्थ्यकी परीक्षा की गयी है । 


(२) गर्भोत्पत्ति-लक्षण--इस परिच्छेदमें ६० पद्म हैं। गर्भसंरक्षणकी विधि 
गर्भाधानक्रम, गर्भ-पोषण ओर गरभंसे शरीर-बृद्धि होनेके क्रका कथन 
किया गया है। 


(३) सूत्रव्यावर्णन--इस परिच्छेदमें ६० पद्म हैं। इनमें अस्थि, सन्धि, 
4, गए४07९ दाएा॥८०००ट्टांएड| (०००० 4922, ए०६८ 22. 


२५४ : तीथंकर महायोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


धमनी, मांसरज्जु, मम॑स्थान, दन्त, वात, मूत्र, मल, औषध, स्थूलछ शरीर, 
क्षीण-शरीर, मध्यम शरीर, वात-पित-कफ आदिका वर्णन आया है। 

(४) धान्यादि-गुणाधिका २--इस परिच्छेदमें ४८ पद्मों द्वारा समय-वर्णनके 
पदचात्‌ विशेष-विशेष ऋतुओंमें संचित होने वाले दोषों और भोजनमें प्रयुक्त 
होनेवाले विशेष धान्योंका गुण-वर्णन किया गया है। 

(५) अन्नपानविधि-वर्णनाधिका र--इस अधिकारमें ४५ पद्म हैं। जल, 
यवागू, मण्ड, मुद्गयूष, दुग्ध, दि, तक्र, नवनीत, घृत, तेल आदिके गुणधर्मोंके 
वर्णनके पश्चात्‌ विभिन्‍न पशुओंके मृत्रोंका गुणघर्मं बताया गया है। 

(६) रसायनविधि--इस परिच्छेदमें ४५ पद्य हैं । उद्वतंन, स्नान, ताम्बूल- 
भक्षण, पादाभ्यंग, ब्रह्मचय॑, निद्रा, गोधूमचूर्ण, त्रिफला, यष्टिचूर्ण, विडंग-सार, 
नागबल, बाकुचो रसायन, वज्ञादिरसायन, चन्द्रामृतरसायन आदिका निरूपण 
किया है। 

(७) व्याधिसमुद्देश--इस परिच्छेदमें ६३ पद्म हैं। रोगोंकी उत्पत्तिके हेतुका 
वर्णन करनेके अनम्तर रोगीकी शय्या, शयन-विधि, दिनचर्या, चिकित्सा, 
ओषधके गुण आदिका कथन आया है। 

(८) वातरोगाधिकार--इस परिष्छेदमे ७३ पद्च हैं और विविध प्रकारके 
बात रोगोंका वर्णन किया गया है। 

(९) पित्तरोगाधिकार--१०३ पद्मोंमे विभिन्‍न प्रकारको पित्तव्याधियों 
और उनके शमनके उपाय बतलाये गये हैं । 

(१०) कफरोगाधिका र--इस परिच्छेदमे २८ पद्म हैं। इसमे विविध 
प्रकारके कफरोगों और उनकी चिकित्साका वर्णन आया है। 

(११) महामायाधिकार--इस परिच्छेदमें १८० पद्म हें और विभिन्‍न 
प्रका रकी कुष्ठादि महाव्याधियोंका कथन आया है। 

(१२) द्वादशम परिच्छेदमे १३६ पद्य हैं और इसमें भी वात-पित्त जन्य महा- 
व्याधियोंका स्वरूप और उनकी चिकित्सा बतलायी गयी है । 

(१३-१४-१५-१६-१७) --इन पाँच परिच्छेदोंमें क्षुद्र रोगोंका व्णंन आया 
है। त्रयोदशम परिच्छेदमें ९१ पद्म हैं और इसमें भगन्दर और उपदंश जेसी 
व्याधियोंकी चिकित्सा वणित है। चतुदंश परिच्छेदके ९१ पद्मोंमे शोथ, इलीपद 
वल्मीक-पाद, गलगण्ड , नाड़ी-म्रण, प्रभृति रोगोंकी चिकित्सा बतलायी गयी 
है | पञचदद्ा परिच्छेदमें २०२ पद्च हैं। इनमें तालुरोग, जिह्नारोग, दन्तरोग, 
नेत्ररोग, शिरोरोग आदिकी चिकित्सा बतलायी गयी है। धोडश अधिकारमें 
१०१ पद्य है। इनमें स्वाँस, महास्वाँस; तृष्णारोग, छदि रोग, मृत्रावरोध आदि 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २५५ 


अनेक रोगोंकी चिकित्सा प्रतिपादित है। सप्तददा अधिकारमें १२० पद्म हैं और 
इनमें त्रिदोषोत्पन्न लघुव्याधियोंकी चिकित्सा बतलायी गयी है। 

(१८) बालग्रहभूत तन्त्राधिका र--इस परिच्छेदम १३७ पद्म हैं और विभिन्‍न 
बालरोगोंकी चिकित्सा वणणित है। 

(१९) विषरोगाधिकार--इस अधिकारमें विभिन्‍न प्रकारके विषोंकी चिकि- 
त्सा वणित है। 

(२०) शास्त्रसंग्रहाधिकार--९४ पद्योंमें धातुओं एवं विभिन्‍न प्रकारके 
शरीरस्थ रोंगोंकी चिकित्सा बताई गयी हैं । 

(२१) कमंचिकित्साधिकार--इस परिच्छेदमें ६६ पद्म है और वमन-“बिरे- 
चनादि चिकित्साविधियोंका वर्णन है। 

(२२) भेषज्यकर्मोपद्रवचिकित्साधिका र--इस परिच्छेदमें १७२ पद्म है। 
वबमन, विरेचन, परिस्राव, बस्ति आदि विधियोका वर्णन है । 

(२३) सर्वोषधकमंव्यापच्चिकित्साधिका र--इसमे १०९ पद्च है। विभिन्न 
प्रकारंकी वमन-विरेचन विधियोंका वर्णन आया है। 

(२४) रसरसायनसिद्धथधिका र--इस परिच्छेदमे ५६ पद्य है । रसकी महत्ता 
रसके भेद, रस-शुद्धि तथा पारदसिद्ध रस आदिका वर्णन आया है । 

(२५) कल्पाधिकारमे ५७ पद्म हे । हरीतिकी, त्रिफला, शिलाजतु, पायस, 
भल्लातपाषाणकल्प, मृत्तिकाकल्प, एरण्डकल्प, क्षारकल्प आदि कल्पोका 
प्रतिपादन किया | 

परिशिष्ट रूपमें रिष्टाधिकारमें अरिष्टोंका वर्णन और हिंताहिताधिका रमे 
पथ्यापथ्यका निरूपण आया है । भआयुर्वेदकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी 
एवं महत्त्वपूर्ण है। 


आचाय॑ भावसेन त्रेविद्य 
आन्भ्रप्रदेशके अनन्तएुर जिलेमें अमरापुरस्‌ ग्रामके निकट एक समाधि- 
लेखमें निम्नलिखित पद्म अंकित है--- 
श्रीमूलसंघसेनगणदवादिगिरिवज्भदंडमप्प 
भावसेनत्रविद्यनक्रवतिय. निषिधः ॥ 


कातन्त्ररूपमालावृत्तिक रचयिता भी भावसेन त्रविद्य हैं। इस ग्रन्थके 
अन्तमे आयी हुई प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि ये मूसंघ सेनगणके आचाय॑ थे। 
सेनगणकी पट्‌टावलीमें भी इनका उल्लेख आया है-- 


२५६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


परमशब्दब्रह्मस्वरूपत्रिविद्याधिपप रवादिपव॑तवज्ञदंडश्रीभावसेनभट्टा रका रणाम्‌ ॥ 
पट्टावलिमें आये हुए वादि, पव॑त, वज्ञ और शब्दब्रहास्वरूप इन विशे- 
षणोंसे स्पष्ट है कि प्रस्तुत उल्लेख भावसेन त्र॑ विद्यका हो है। पट्टावलि १७वीं 
शतोीकी है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भावसेन त्रोबिद्य अत्यन्त 
प्राचीन हैं । इतना तो स्पष्ट है कि सेनगणके पुरातन आचारयोमें इनकी गणना 
की गयी है । 
प्रकट है कि इन्हें 'वादिगिरिवज्जदण्ड' और 'वादिपवंतवज्ञ' ये विशेषण 
वादीरूपी- पव॑तोंके लिये वत्नके समान सिद्ध करते हैं। कातन्त्ररूपमालावुत्तिमें 
'परवादिगिरिसुरेश्वर' विशेषण भी आया है, जिससे इनका शास्त्रार्थी विद्वान 
होना सिद्ध होता है। ग्रन्थपुष्पिकाओं में इन्हें त्रं विद्य, त्रे विद्येव और त्रेविद्य- 
चक्रवर्ती विशेषण दिये गये हैं । जेन आचार्योमें शब्दागम (व्याकरण), तर्कागम 
(दशन) तथा परमागम (सिद्धान्त) इन तीन विद्याओंमें निपुण व्यक्तिको 
श्रविद्या उपाधि दी* जाती थी । इससे स्पष्ट है कि भावसेन तक, व्याकरण 
और सिद्धान्त इन विषयोके ममंज्ञ विद्वान थे | विश्वत्ततत्वप्रकाशके अन्तमें उनकी 
शिष्य द्वारा जो प्रशस्ति दी गयी है, उसमें बट्तक, शब्दशास्त्र, स्वमत-परमत 
आमम, वेद्यक, सगीत, काव्य, नाटक आदि विषयोके ज्ञाता भी इन्हे बताया 
है। इसमें सनन्‍्देह नही कि भावसेन चार्वाक, वेदान्ती, यौग, भाट्ट, प्राभाकर, 
साख्य और बौद्ध द्शनोंके ज्ञाता थे । प्रशस्तिमे आया हुआ पद्य निम्न प्रकार है--- 
पदतर्क॑ दब्दशास्त्र'.. स्वपरमतगताशेष राद्धान्तपक्षं 
वेद्य वाक्‍्यं विलेख्यं विषमसमविभेदप्रयुक्तं कवित्वम्‌ | 
सगीत स्वकाव्य सरसकविक्ृत नाटक वेत्सि सम्यग्‌ 
त्र विद्यत्वे प्रवुत्तित्तत कथमवनो भावसेनव्रतीन्द्र: ॥ 
यह प्रशस्ति १० पद्योंकी है। अन्य पद्मोंमें अभिनवविधि, ब्रतीन्‍्द्र, मुनिप, 
वादीभकेशरी इत्यादि विशेषणों द्वारा प्रशंसा की गयी है। इस प्रशस्तिके तीन 
पद्म कन्नड़ भाषाके हैं ओर पूर्वोक्त समाधिलेख भो कननड़ भाषामें हो है। अत: 
भावसेनका निवासस्थान कर्नाटक प्रदेश था, यह स्पष्ट है। 








१. जैन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष १, पृ० ३८ । 

२. सिद्धान्ते जिनवीरसेनसदुश. शास्यान्जभाभास्कर:, पट्तकेंप्वकलंकदेवविबुध: साक्षा- 
दयं भूतले । सर्वव्याकरणे विपद्चदधिपः श्रीपुज्यपादः स्वयं तैविद्योत्त ममेघचन्द्र- 
मुनिपों वादीभपंचानन: ॥--जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, पृ० ६२ | 

३. विश्वतत्त्वप्रकाश, अन्तिम प्रशस्ति, पदच्चध ५ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २५७ 


जैनाचार्य-परम्परामें मावसेन नामके दो अन्य विद्वान और भी हुए हैं। प्रथम 
विद्वान काष्ठासंघ छाडवागडगच्छके आचाये थे। ये गोपसेनके शिष्य और जय- 
सेनके गुर थे। जयसेनने सन्‌ ९९९में शकलोकरहाटक नगरमें धर्मरत्नाकर 
नामक संस्कृतग्रन्थ लिखा था। अतः इन भावसेनका समय दशशम शतीका 
उत्तराद्य है। दूसरे भावसेत काष्ठासंघ माथुरगच्छके आचाय॑ हैं। ये धर्मसेनके 
श्षिष्य तथा सहस्त्रकीतिके गुरु थे। सहस्त्रकीतिके शिष्य गुणकीतिका उल्लेख 
ग्वालियर प्रदेशमें सन्‌ १४१२-१४१७तक प्राप्त होता है। अतः इन भावसेनका 
समय १४वीं शतीका उत्तराघं। प्रस्तुत भावसेन उक्त दोनों आचार्योसे 
भिन्नहें। 
ससय-विचार 

भावसेनने अपने किसी ग्रन्थमें समयका उल्लेख नही किया है। अत्त. उनके 
समय-निर्णयमें अन्तर ग सामग्री और बाह्य सामग्रीका उपयोग करना आवश्यक 
है । विश्वतत्त्वप्रकाशको एक प्राचीन प्रति शक सवत्‌ १३६७ (ई० सन्‌ १४४५) 
को है। कातन्त्रूपमालाकी हस्तलिखित प्रति शक सवत्‌ १३०५ (ई० सन्‌ 
१३८३) की उपलब्ध है। इसी ग्रन्थकी एक अन्य प्रतिका उल्लेख कन्नड़ प्रात्तीय 
ताड़पत्रीय ग्रल्थ-सूचीमे आया है। कातन्त्ररूपमालाकी यह प्रति शक सवत्‌ 
१२८५ (ई० सन्‌ १३६७)की है । अत्तएव इन हस्तलिखित प्रतियोके आधारपर 
भावसेन त्रेविद्यक्रा समय ई० सन्‌ १३६७के पूर्व सुनिश्चित है। आचारयंने न्‍्याय- 
दर्शनको चर्चामे पूर्व पक्षके रूपमे भासवंज्ञकृत न्‍्यायसारके कई पद्च उद्धृत किये हैं। 
यह ग्रन्थ १० वीं शताब्दी का है। वेदान्तदशंनके विचा रमे लेखकने विमुक्तात्म- 
की दृष्टसिद्धिका उल्लेख किया है। तथा आत्माके अणु आकारकी चचमे रामा- 
नुजके विचार उपस्थित किये हैं। इन दोनोंका समय १२ वी शतो है। 

वेदप्रामाण्यकी चर्चाके सन्दर्भमें लेखकने तुरुष्कशास्त्रको बहुजनसम्मत कहा 
है तथा वेदोंके हिसा सपदेशकी तुलना तुरुष्कशास्त्रसे की है। तुरुष्कशास्त्र 
मुस्लिमशास्त्रका पर्यायवाची है और उत्तर भारतमें मुस्लिमसत्ताका व्यापक 
प्रसार ई० सन्‌ ११९२ से १२१० त्तक हुआ । तथा सुलतान इल्तुमसके समय 
ई० सन्‌ १२१० से १२३६ तक यह सत्ता दृढ़मूल हुई ओर दक्षिणभारतमें भी 
मुस्लिम सत्ताका विस्तार हुआ। अतः तुरुष्कशास्त्रको बहुसम्मत कहना 
१३ वी शताब्दीके मध्यसे पहले प्रतोत नहीं होता । इस तरह भावसेनके 
समयकी पूर्वावधि ई० सन्‌ १२३६ ओर उत्तरावधि ई० सन्‌ १३०० के छूग- 
भग मानी जा सकती है। भावसेनने १३ वीं सदीके अल्तिमचरणके नेयायिक 
विद्वान केदवमिश्रकी तकभाषाका उपयोग नहीं किया है। अतः इन्हें 


२५८ : तीरथंकर महावीर और उनको आशार्य-परम्परा 


केशव मिश्रसे किचित्‌ पूव॑ं अथवा समकालोन होना चांहिए। दूसरी बात यह 
है कि भावसेलके समाधिलेखकी लिपि १३ वीं शताब्दीके अनुकूल है। इससे भी 
इनका समय ई० सनकी १३ वीं शताब्दीका भध्यभाग होना संभव है । 
रखनाएँ 

भावसेन प्रतिभाशाली विभिन्‍नविषयोंके श्ञाता आचाय॑ हैं। इनकी निम्न- 
लिखित रचनाएँ प्राप्त हैं-- 


१. प्रमाप्रमेय--ग्रन्थके प्रारम्भमें मज़लाचरण करते हुए लिखा है-- 
श्रोवधंमानं सुरराज्यपुज्यं साक्षात्कृताशेषपदार्थतत्वम्‌ । 
सोख्याकरं मुक्तिपर्ति प्रणम्य प्रमाप्रमेयं प्रकर्ट प्रवक्ष्ये ॥ 

ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें भावसेन श्रेविद्यके विशेषणोंका प्रयोग आया है । 
इसमें केवल एक ही परिच्छेद प्राप्त है ओर यह मोक्षशास्त्रका पहला प्रकरण है 
तथा प्रमेयकी ही चर्चा की गयी है । ग्रन्थका उत्तराधे भाग अप्राप्य है, जिसमे 
प्रमाचर्चा भी सम्मिल्लित्त रही होगी । अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

“इति परवादिगिरिसुरेश्वरश्रीमद्भावसेनत्रेविद्यदेवविरचिते सिद्धान्तसारे 
मोक्षशास्त्रे प्रमाणनिरूपण: प्रथमः परिच्छेद: | 

इस गन्यमें प्रत्यक्षके इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष और स्वस- 
वेदनप्रत्यक्ष ये चार भेद किये हैं । परोक्षके स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञान, तक, ऊहापोह, 
अनुमान और आगम ये छः भेद माने हैं | 

अनुमानके पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टात्त, उपनय और निगमन ये छ' अवयव 
तथा हेतुका लक्षण अन्यथानुपपत्तिको न मानकर व्याप्तिमान पक्षधमंको बताया 
है। अनुमानके भेदोंका निरूपण दो रूपोंमें किया है-- 

१. केवलान्वयी, केवलव्यत्तिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी । 

२ दृष्ट, सामन्यतोदृष्ट और अदुष्ट । 

हेत्वाभासके सात भेद बतलछाये गये हैँ--असिद्ध, विरूद्ध, अनेकान्तिक, 
अकिड्चचित्कर, अनध्यवसित, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणसम । 

विपक्षसे समानता बततलाने वाले वाक्यसे दिया हुआ उत्तर जाति कहलाता 
है। जतियोंकी संब्या बीस है, यतः वष्यंसमा जातिमें साध्यसमा जातिका 
अन्तर्भाव होता है, अतः उसका पृथक्‌ वर्णन नही किया है। प्रत्युदाहरण 
जातिका समावेश साधम्यंसमा जातिमें होता है। अर्थापत्तिसमा तथा उपपत्ति- 
समा जातियाँ प्रकरणसमा जातिसे भिन्‍न नहीं हैं तथा अनित्यसमाजाति अवि- 
शेषसमा जातिसे अभिन्न है। अतः पुनरुक्त जातियोंको छोड़ देनेपर जातियाँ बीस 
होती हैं । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २५९ 


इस ग्रन्थमें २२ निम्नहस्थान और बादके चार अंगों--१. सभापति, २. 
सम्यजन, ३. प्रतिवादी और ४. वादीका सम्यक प्रतिपादन किया गया है। 
वादके १. तात्विकवाद, २ प्रातिभवाद, ३. नियताथंवाद और ४. परार्थनवाद- 
का वर्णन आया है। 

पत्रका लक्षण, पत्रके अग एवं पत्रके विषयमें जय ओर पराजयकी व्यवस्था 
वर्णित है। कथाके वाद, वादवित्तण्डा, जल्प और जल्पवितण्डा ये भेद किये 
गये हैं तथा वाद और जल्पको अभिन्न माना गया है। लिखा है-- 


“तस्मात्‌ सम्यक्साधनद्ूषणवत्वेन वादान्न भिधते जल्प: | तद्‌ वित्तण्डापि 
वादवितण्डातो न भिद्यते। तत्तो वादों जल्प इत्यनर्थानतरम | तदवितण्डेइपि 
तथा | तत एवं कथायां वीतरागविजिजीषुविषयविभागो नास्त्येव” । 

--अ्रमाप्रमेय ११०८ पु० ६७-९८ | 

आगम, आगमाभास, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण ओर कालप्रमाणके प्रतिपादन 

प्रसंगमें मान, उन्मान, अवमान, प्रतिमान, तत्नतिमान एवं गणमानका स्वरूप 

भी प्रतिपादित है। उपमानप्रमाणके अन्तगंत आगमिकपरम्पराके पल्‍य, रज्जु 
आदिकी गणना भी बतलायी गयी है। 


२. कथा-विचा र--इस ग्रल्थका केवल उल्लेख ही प्राप्त होता है। इसमें 
दाशंनिकवादोंसे सम्बद्ध वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह- 
स्थान आदिका विस्तृत विचार किया गया होगा। यह ग्रन्थ अद्यावधि प्राप्त 
नही है। 

३. शाकूटायनव्याकरण-टीका--मध्यप्रान्तीय हंस्तलिखित सूची में इस ग्रन्थ- 
का निर्देश आया है। इसी आधारपर जेन साहित्य और इतिहास" में पडित 
नाथूरामजी प्रेमीने ओर जिनरत्नकोष3 मे श्री वेलणकरने इसका उल्लेख किया 
है, पर अभी तक इसकी कोई हस्तलिखित या मुद्रित प्रति प्राप्त नहीं है । 

४. काततन्त्रढपमाला--कातन्त्रूपमाला व्याकरणके सृत्रोंके अनुसार शब्द- 
रूपोंकी सिद्धिका वर्णन आया है। ग्रन्थ दो भागोंमे विभक्त है। पूर्वार्द और 
उत्तराधे । पूर्वाध॑में ५७४ सृत्रों द्वारा सन्धि, नाम, समास और तद्वितके रूपोको 
सिद्धि की गयी है। उत्तराधंमें ८०९ सूत्रों द्वारा तिहन्त कृदल्तके रूपोका साधुत्व 
आया है। कातन्त्ररूपम।लछा यह नाम भावसेनका दिया हुआ है। यो इस ग्रन्थ- 


१. मध्यप्रान्तीय हस्तलिखित ग्रन्थसूची, पृ० २५। 
२. जैन साहित्य ओर इतिहास, पृ० १५५ । 
३. जिनरत्नकोष, पृ० ३७७। 


२६० : तीथंकर महावोर और उत्तको आचार्य-परम्परा 


के वास्तविक नाम 'कलाप” ओर 'कौमार' हैं। लेखकका कथन है कि भगवान्‌ 
ऋषभदेवने ब्राह्मीकुमा रीके लिए इस ग्रन्थकी रचना की, अतः यह नाम पड़ा । 
स्वय भावसेनने इस व्याकरणके लिए 'सवंबर्माकृतः इस विशेषणका प्रयोग 
किया है। इस व्याकरणके दो सस्करण प्रकाशित हुए हैं। पहला संस्करण 
जेन-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय बम्बईसे और दूसरा बीर-पुस्तक-भण्डार जयपुर- 
से प्रकाश्षित हुआ है। संस्कृत-भाषाके आरम्भिक अभ्यासियोंके लिए यह ग्रन्थ 
बहुत उपयोगी है। 

५. न्यायसूर्पावलि--इस प्रन्थको पाण्डुलिपि स्ट्रासवर्ग (जर्मनी) के संग्र- 
हालयमें' है। इसमें मोक्षशास्त्रके ५ परिच्छेद हैं । 

६. भुक्ति-मुक्तिविचा र- इस ग्रन्थकी पाण्डुछिपि भो उपयुक्त संग्रहालयमें 
है। इसमें स्त्रीमुक्ति और केवलभुक्तिकी चर्चा-की गयी है । 

७. सिद्धान्तसा र--जिनरत्नकोषके वर्णनानुसार यह भ्रन्थ मूड़विद्रीके मठमें 
है तथा इसका ७०० इलोकप्रमाण है। पर श्रीविद्याधर जोहरापुरकरकी सूचनाके 
अनुसार यह ग्रन्थ वहाँ" नहीं है । 

८. न्‍्यायदीपिका--इस ग्रन्थकी सूचना लुई राइस द्वारा सम्पादित मैसूर 
और कुगंकी हस्तलिखित अ्रन्थसुचरीसे प्राप्त होती है। कहा नहीं जा सकता 
कि यह धर्मभूषणकी न्यायदीपिकासे भिन्न कोई स्वत्तन्त्र कृति है अथवा 
वही है। 

९. सप्तपदार्थी टीका--इसका उल्लेख पाटनके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सूची- 
की प्रस्तावनामे आया है। 


१०. विश्वतत्त्वप्रकाश--इस ग्रन्थमें चार्वाकदर्शनमीमासा, सर्वज्ञसिद्धि, 
ईद्बरमीमांसा, वेदप्रामाण्यमीमांसा, स्वत्:प्रामाण्यविचार, भ्रन्तिविचार, 
मायावादविचार, आत्माणुत्वविचार, आत्मविभुत्वविचार, आत्मासव॑ज्ञत्व- 
विचार, समवायविचार, गुणविचार, इन्द्रियविचार, दिगद्वव्यविचार, 
वेशेषिकमतविचार, न्‍्यायमतविचार, मभीमांसादशंनविचार, सांख्यदशेल- 
विचार और बौद्धदशनविचार प्रकरणोंका समावेश किया गया है। विषयोंकी 
दृष्टिसे सव॑प्रथम आत्माके स्वरूपकी स्थापना की गयी है। चार्वाकोंका आक्षेप 
है कि जीव नामक कोई अनादि, अनन्त, स्वतन्त्र तत्व किसी प्रमाणसे ज्ञात 
* नहीं है। जीव या चेतन्यकी उत्पत्ति शरीररूपसे परिणत्त चार महाभूतोंसे ही 


३. बविवेएन्ना ओरियेन्टल जरनल, सन्‌ १८५७, पृ० ३०५ । 
२. विश्वतत्त्वप्रकाश, जैन संस्कृति संरक्षक संघ छोलापुर, प्रस्तावना पृ० ६। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २६१ 


होती है। यह चेतन्य शरीरात्मक है अथवा शरीरका ही गृण या कार्य है। इसके 
उत्त रमें कहा गया है कि जीव ओर छारीर भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि जीव चेतन, 
निरवयव, बाह्य इन्द्रियोंसे अग्राह्म और स्पर्शादिसे रहित है । इसके प्रतिकूल शरीर 
जड़, साववय; बाह्य इन्द्रियोंसे ग्राह्म एवं स्पर्शाद सहित्त है। चेतन्यकी उत्पत्ति 
चैतन्यसे ही सम्भव है, जड़से नहीं। शरीर जोवरहित अवस्थामें भी पाया 
जाता है तथा जीव भी अशरीरी अवस्थामें पाया जाता है। अतएव चेत्तन्य- 
आत्माकी सिद्धि प्रमाणसे होती है । 

आगमके उपदेशक सर्वज्ञका अस्तित्व चार्वाक और मीमांसक नहीं मानते | 
उनके आक्षेपोंका उत्तर देते हुए भावसेनने बताया है कि सर्वज्ञका अस्तित्व 
आगम ओर अनुमानसे सिद्ध होता है। ज्ञानके समस्त आवरण नष्ट हो जानेपर 
स्वभावतः समस्त पदार्थोंका ज्ञान होता है। ज्ञान ओर वेरागका परम प्रकषं 
ही सर्वज्ञत्व है। पुरुष होना अथवा वक्‍ता होना सर्वज्ञत्वमें बाधक नही है। 
सर्वेज्ञका अस्तित्व अनुमान द्वारा सुनिश्चित है । 

न्‍्यायदर्शनमें सवंज्ञका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। किन्तु सवंज्ञ 
जगतृकर्ता है, इसकी मीमांसा की गयी है। ईश्वर जगत्‌कर्त्ता है, यह कहनेका 
आधार है, जगत्‌को कायं सिद्ध करना | काय॑ वह होता है, जो पहले विद्यमान 
न हो तथा बादमे उत्पन्न हो जाये । किन्तु जगत्‌ अमुक समयमें विद्यमान 
नहीं था, यह कहनेका कोई साधन नहीं है। अतः जगत्‌को कार्य सिद्ध करना 
ही गलत है। इस प्रकार काय॑त्वहेतुका खण्डन कर जगत्‌कर्त्ताका खण्डन 
किया है। 

मीमांसक सर्वज्ञप्रणीत आगम तो नही मानते, किन्तु अनादि अधपौरुषेय 
बेदको प्रमाणभूत आगम मानते हैं । इनका चार्वाकोंने खण्हन किया है। वेद- 
को अपौरुषेय मानना श्रान्त है, क्योंकि कार्य होनेसे वेदका भी कोई कर्ता 
होगा । वेदकी अध्ययनपरम्परा अनादि है, यह कथन भी ठीक नही, क्योंकि 
काण्व, याज्ञवल्क आदि शाखाओंके नामोंसे उन परम्पराओका प्रारम्भ उन 
ऋषियोंने किया था, यह स्पष्ट होता है। वेदकत्तकि सूचक वाक्य वेदिक ग्रन्थों- 
में ही उपलब्ध होते हैं। अतः बेदका प्रामाण्य अपौरुषेयताके कारण नही हो 
सकता है। 

वेद स्वत्त: प्रमाण है, इस मीमांसक मतके सिलसिलेमें ज्ञान स्वत्त: प्रमाण 
होते हैं या परत: प्रमाण होते हें, इसका विचार लेखकने किया है। ज्ञान यदि 
वस्तुत्तत्त्व्के अनुसार है, तो वह प्रमाण होता है तथा वस्तुके स्वरूपके विरुद्ध 
है, तो अप्रमाण होता है। अतः ज्ञानका प्रामाण्य वस्तुके स्वरूपपर आधारित 


२१६२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनको भआाचायं-परम्परा 


है--परतः निश्चित होता है, स्वतः नहीं । इसी सन्दर्भमें ज्ञानके स्वसंवेध और 
अस्वसंवेद्यकी भी चर्चा की गयी है। 

प्रामाण्यके सम्बन्धमें अप्रमाण ज्ञानका--श्रान्तिका स्वरूप क्या है, यह 
विस्तारसे बतलाया गया है। माध्यमिक बौद्ध सभी प्रकारके पदार्थके ज्ञानको 
अ्रम कहते हैं। 'संसारमें कोई पदार्थ नही है, सब शुन्य है' यह उनका अभि- 
मत है, पर सबंजनप्रसिद्ध प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणोंका इस प्रकार 
अभाव बतलाना युक्‍त नहीं। यदि प्रमाण विद्यमान हैं, तो उनके प्रमेय-- 
बाह्य पदार्थोका भी अस्तित्व अवश्य मानना होगा। इसी प्रकार योगाचार 
बौढोंके विज्ञानवादकी भी समीक्षा की गयी है। 

जगत्‌के स्वरूपको भ्रमजन्य माननेवाले वेदान्तदर्शनकी समोक्षा विस्तारसे 
की है। वेदान्तियोंका कथन है कि प्रपञ्च--संसारकी उत्पत्ति अज्ञानसे होती 
है, तथा ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है । पर अज्ञान जेसे निषेघात्मक अभाव- 
रूप तत्त्वसे जगत्‌ जेसा भावरूप तत्त्व उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसी प्रकार 
ज्ञान वस्‍्तुको जान सकता है, उसका नाश नहीं कर सकता | वेदिक वाक्योंमें 
अनेक स्थानोंपर प्रपञ्चको ब्रह्मस्वरूप कहा है। अत्त: ब्रह्म यदि सत्य हो, तो 
प्रपंच भी सत्य होगा । प्रपंचको गत्यतामें बाधक कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म- 
साक्षात्का रसे प्रपंच बाधित नहीं होता । इस प्रकार मायावादकी समीक्षा भी 
विस्तारसे की गयी है। 


पूर्वोक्त दाशंनिक मान्यताओंके अतिरिक्त वेशेषिक और नेयायिक द्वारा 
अभिमत आत्मसवंगतवादका निरसन किया गया है। वेशेषिक मतमें इन्द्रियों- 
को पृथ्वी आदि भूतोंसे उत्पन्न माना है तथा इन्द्रियों और पदार्थोके सप्निकर्षके 
बिना प्रत्यक्षज्ञान सम्भव नहीं होता । अन्तमे प्रत्येक कमंके भोगे बिना भुक्ति 
नहीं मिलती, इस मतका निराकरण किया है, तथा ध्यानबलसे कमंक्षयका 
समर्थन किया है। 


न्‍्यायदशंनकी तत्त्वव्यवस्थामें प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थोंकी गणना 
की गयी है। इन १६ पदार्थोकी समीक्षाके अनन्तर ज्ञानयोग, भक्तियोग और 
क्रियायोगपर विचार किया है। 

भाट्ट मीमांसक अन्धकारको द्रव्य मानते है। नेयायिकादि उसे प्रकाशका 
अभावमात्र कहते हैं । यहाँ इन सभी मतोंकी विस्तृत समीक्षा की गयी है । 

सांख्योंक मतसे जगतृका मूल कारण प्रकृतिनामक जद़तत्त्व है तथा वह 
सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तोन गुणोंसे बना है। बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय तथा 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २६३ 


पंचमहाभूत इन्हींसे बने हैं। किन्तु जैनदृष्टिसे बुद्धि, अहंकार ये चेतन्यमय 
जीवके काय॑ हैं, जड़ प्रकृतिके नहीं | सांख्योंका दूसरा प्रमुख सिद्धान्त है सत्काय॑- 
वाद। कार्य नया उत्पन्त नहीं होता, कारणमे विद्यमान हो रहता है। यह 
प्रत्यक्षव्यवहा रसे विरुद्ध है | सांख्य पुरुषको अकर्ता मानते हैं--बन्ध और मोक्ष 
दे नहीं होते, प्रकृतिके ही होते हैं। इस कथनकी भी जेनदुष्टिसे समोक्षा की 
गयी है । 

बौद्धाभिमत क्षणिकवादका विवेचन करते हुए लिखा है कि बोद्ध आत्मा 
जेसा कोई शाव्वत्त तत्त्व नहीं मानते । रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान, संस्कार इन 
पाँच स्कन्धोंसे ही सब कार्य होते हैं। नित्य आत्माका अस्तित्व प्रत्यभिनज्ञान 
प्रमाण द्वारा सिद्ध होनेसे क्षणकवादका निरसन हो जाता है । आत्मा नित्य न 
हो, तो मुक्तिका प्रयास व्यर्थ हो जायगा और पूनज॑म भी घटित नहीं हो सकेगा । 
इस प्रकार विस्तारपृव॑क क्षणिकवादकी समीक्षा की है । यह विश्वतत्वप्रकाश 
भी किसी ग्रन्थका एक परिच्छेद ही प्रतीत होता है । सम्भवत्ः पूर्ण ग्रन्थ आचायें- 
का दूसरा ही रहा होगा। 

आचारय॑ नयसेन 

धर्मामृतके रचयिता आचाय॑ नयसेनका जन्मस्थान धारवाड़ जिलेका मूल- 
गुन्दा नामक तीथंस्थान है। उत्त रवर्ती कवियोने उन्हे 'पुकविनिकरापिकमाकन्द' 
'सुकविजनमन:सरोजराजहस', 'वात्सल्यरत्नाकर' आदि विशेषणोंसे विभूषित 
किया है। नयसेनके गुरुका नाम नरेन्द्रसेन था। नरेन्‍्द्रसेन मुनि उच्चकोटिके 
तपस्वी और द्वादशांग शास्त्रके पारगामी थे। नयसेनने इन्हें सिद्धान्तशास्त्रमे 
जिनसेनाचायके समान व्याकरण और आध्यात्मिक शास्त्रके पाण्टडित्यमें पूज्यपाद- 
के समान एवं तकंशास्त्रमें सुप्रसिद्ध दाशंनिक समन्तभद्राचायके समान बतलाया 
है। इन्हें 'त्रेविद्यचक्रवर्ती' भी कहा है। 

नयसेनाचायं, संस्कृत, तमिल और कन्‍्नड़के घुरन्धर विद्वान थे । इन्होंने 
धर्मामृतके अतिरिक्त कन्नड़का एक व्याकरण भी रचा है । धर्मामृतके अध्ययन- 
से अवगत होता है कि ग्रन्थरचनाके समय ये मुनि अवस्थामे थे। इन्होने 
अपनेको 'तकवागीश' कहा है तथा अपनेको चालुक्यवंशके भुवनेकमल्ल (शक 
संबत्‌ १०६९--१०७६) द्वारा वन्दनीय कहा है। यह राजा इनकी सेवामें सदा 
तत्पर रहता था । नयसेनाचायं अपने समयके प्रसिद्ध आचायं रहे हे । 
स्थिति-काल 

धर्मामृतमें प्रन्यरचनाका समय दिया हुआ है। इससे इनका समय ई० 
सनकी १२वीं शत्तीका पूर्वा्ध सिद्ध होता है। धर्मामृतमें बताया है-- 


२६४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


गिरिशिखिवायुमा्गसंस्यपो:._ लछावगगमिन्दीवर्तिषस्तिरे। 
घट्कालमुन्नतिय ननन्‍्दवत्सरोमुवुत्सतं  विवश्शिरद, 
भाद्रपदमासलमद शुक्लपक्षदलनिरुयभप्यहस्तयुताकंवारदोल॥ 
अर्थात्‌ राक संवत्‌ १०३७ भाद्रपद शुक्लपक्षमें रविवा रके दिन हस्त नक्षत्रके 
रहनेपर इस ग्रल्थका निर्माण हुआ । इस शक संवत्‌में ७८ जोड़ने पर ११२५ 
ई० सन्‌ आता है । किन्तु नन्‍्दसंवत्सर ई० सन्‌ ११२१में आता है तथा हस्ताक॑ 
भी भाद्रपद शुक्ल पक्षमें इसी संवत्‌में पड़ता है। अत्त: इनका समय ११२१ ई० 
मानना पड़ता है । 
यहाँ यह प्रइन उत्पन्न होता है कि गिरिशब्दका प्रसिद्ध अर्थ सात त्याग कर 
चार क्‍यों यहण किया गया है ? जेन परम्परामें गिरिशब्दका अथं चार ग्रहण 
किया गया प्रतीत होता है। यही कारण है कि ग्रन्थकर्त्ताने भी चारके अथंमें 
गिरिशब्दका प्रयोग किया हो। 


रचनाएँ 


नयसेनके दो प्रन्थोंका निर्देश उपलब्ध होता है। धर्मामृत और कन्नड़ 
व्याकरण । धर्मामृतमें १४ रोचक कथाएँ हैं । इन कथाओं द्वारा धमंतत्वोंका 
उपदेश दिया गया है । पहली कथा वसुभूति और दयामित्र सेठकी है। इस कथा- 
में सम्यक्त्वकी महिमा बतलायी गयी है। वसुभूति ब्राह्मणने घनके लोभसे कृत्रिम 
जिनदीक्षा ली । उसे मुनिदीक्षामें नाधा प्रकारके कष्टोंका अनुमव हुआ । परन्तु 
प्रकोभनोंके कारण आठ दिन तक मुनि बना रहा। इसी बीच घटनाचक्रके 
बदल जानेसे लुटेरों द्वारा वमुभूति घायल हो गया । दयामित्रने उसे आत्मधरमंका 
उपदेश दिया । फलत: वसुभूतिको सम्यक्दशंन उत्पन्न हो गया। सांसारिक 
पदार्थोसे उसका मोह हट गया और उसे जेनघमंकी सत्यतापर विष्वास हो 
गया मृत्युके पश्चात्‌ बसुभूतिने स्वगंलाभ किया । कथामें सम्यकदर्शन और 
श्रावकधर्मका पर्याप्त उपदेश आया है। 


दूसरी कथा निशंकित अंगकी महत्ता बताने वाली ललितांगदेवकी है | इस 
कथासे स्पष्ट है कि पापी-से-पापी मनुष्यका भी जेनघमं द्वारा सुधार हो सकता 
है। इस घर्मके सिद्धान्तोंका पालन ऐश्वयं और विभूतिको ही नहीं देता, अपितु 
आत्मकल्याणका कारण होता है। अहंन्त भगवान्‌की भक्ति कल्पवृक्षतुल्य है। 
जो व्यक्ति वीतरागो प्रभुकी शरणमें पहुँच जाता है, उनके आदर द्वारा अपनी 
आत्माको उन जेसा ही बनानेका प्रयत्न करता है, चह व्यक्ति निश्चय ही उन 
जेसा भगवान्‌ बन जाता है। जेनदर्शनमे व्यक्तिको हीन या निःशक्ति नहीं 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २६५ 
१८ । 


माना गया है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। विकारोंके दूर करनेसे आत्मा 
परमात्मा बन जाती है। ललितांगदेव बड़ा उपद्रवी और अधर्मात्मा था, पर 
निशंकित होकर आत्मधमंका पालन करनेसे वह महान बन गया । 


तीसरी कथा निःकांक्षित अंगकी महत्ता प्रकट करनेवाली अनन्तमतीकी 
है | अनन्तमतीके ऊपर कितने संकट आये, विपत्तियोंके पहाड़ गिरे, पर वह 
अपने कत्तंव्यपथसे बिचलित नहीं हुईं। उसने धर्मंकी आराधना किसी फल- 
प्राप्तिकी आकांक्षासे नहीं की । प्रत्युत घर्मे आत्माका स्वरूप है, अतएव धम्ममें 
स्थित रहना ही मानवता है, ऐसा निश्चय कर वह अपने धमंमें सदा दृढ़ रही । 
अनन्तमतीकी कथा उसके चरित्रपर पूरा प्रकाश डालती है। 

चौथी कथामें निविचिकित्सा अंगका समुचित पालन करनेसे क्या फल 
प्राप्त होता है तथा सेवाकारय प्रत्येक व्यक्तिके जीवनको कितना उन्नत बनाता 
है, इसका वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति धुणा, द्वेंष, मात्सयं आदि दुर्भावों- 
का परित्याग कर सेवामार्गमें लग जाते हैं, वे अपना कल्याण अवश्य कर लेते 
हैं। राजा उद्यायन ऐसा ही धर्मात्मा व्यक्ति था। दान देना, सेवा करना, 
मानवमात्रकी सहायता करना, राजा उद्दायनका जीवनब्नत था । उसकी आत्मा 
अत्यन्त निमेल्ल और प्रलोभनोंसे अछूती थी । 

पाँचवीं कथामें अमूठदृष्टि अंगकी महत्ता बतलायी गयी है। सच्चा विश्वास 
कितना फलदायक होता है, यह रेवती रानीकी दृढ़तासे स्पष्ट है। यों तो 
रेवती रानीकी कथा अन्य ग्रन्थोंमें भी आयी है, पर इस ग्रन्थमें श्रावकर्र्मके 
वर्णनके साथ विशेषरूपसे प्रतिपादित की गयी है। ज्ञान और चारित्र सम्यवत्वके 
बिना झूठे हैं। बडे-बडे ज्ञानी भी सम्यक्त्वके अभावमें नरक-निगोदके पात्र बनते 
हैं। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य बाह्याडम्बरोंको जीवनमें सरलतासे स्थान 
दे देता है। धमं और आत्माचरणके नामपर आडम्बर एवं गुरुड्म जीवनको 
खोखला बनाकर नष्ट कर देते हैं। इस कथामें आडम्बरों ओर गुरुडमोंको 
जीवनसे पृथक कर जीवनको सात्विक बनानेपर जोर दिया है । प्रत्येक विचारक 
व्यक्ति आत्माका शोघन करनेके लिए प्रलोभनोंका त्याग करना चाहता है, 
पर मोहवश वह वेसा नहीं कर पाता है। मुनि था श्रावक दोनोंको ही प्रलो- 
भनोंका त्याग करना पड़ता है। अहंकार और ममकार कआत्माके श्षत्रु हैं, जो 
इनके अधीन रहता है, वह निवचयतः आत्मघमंसे च्युत है । दीक्षा लेता आसान 
है, भावुकतामें आकर कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सकता है, पर उसका यथार्थ 
निर्वाह सब किसीसे नहीं हो सकता है। इस कथामें अभव्यसेनमुनिका जीवन 
चित्रित हुआ है। 


२६६ ; तीथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


छठी कथा उपगृहन अज्जकी विशेषता प्रकट करनेवाली है। इस अड्भुका 
पालन जिनेन्द्रदत्त सेठने किया था। प्राय: प्रत्येक व्यक्ति अप॑नी गलतियों और 
श्र॒टियोंको न देखकर दूसरोंकी गलतियों और त्रुटियोंको देखता है। परिणाम 
यह निकलता है कि हम दूसरोंकी गछतियाँ ही देखते रह जाते हैं, अपना 
सुधार नहीं कर पाते । उपगूहन अंगको कथा बतलाती है कि दूसरोंके दोषोंका 
आच्छादन कर उन्हें मार्गपर छाया जाये। घृणा हमें पापसे करना चाहिये, 
पापीसे नहीं । 

सातवीं कथा स्थितिकरण अंगके पालन करनेवाले वारिषेणकुमारकी है। 
इस कथासे स्पष्ट है कि सच्चा मित्र किस प्रकार अपने मित्रका कल्याण कर सकता 
है। मित्रका कार्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं, प्रत्युत मित्रका सुधार करना 
है । वारिषेणकुमारने अपने मित्र पुष्फषडालका कितना उपकार किया । दीक्षासे 
विचलित होते हुए मित्रको आत्मकल्याणमें स्थिर किया। पुष्पडाल १२ वर्षो 
तक मुनि बने रहने पर भी अपनी भार्थके मोहमें आसक्त रहा। आत्मध्यानके 
स्थानपर उसके रूपलावण्यका ही चिन्तन करता रहता था। कथा बड़ी ही 
रोचक है, बीच-बीचमे दिया गया धर्मोपदेश जन्म-जरारूपी मलेरियाको दूर 
करनेके लिए चीनी लपेटी कुनेनकी गोलो है। 


आठवी कथा वात्सल्य अंगके धारी विष्णुकुमारकोी है। इस कथामें बताया 
गया है कि साधर्मी भाईसे वात्सल्यमाव रखना, संकटमें सहायता पहुँचाना 
और उसके साथ हर तरहका सहयोग रखना प्रत्येक व्यक्तिके लिए आवद्यक 
है । जो स्वार्थंवश अपना ही लाभ सोचते है, अन्य व्यक्तियोंक लाभालाभका 
विचार नहीं करते, वे मानव नहीं दानव हैं। मानवगब्द ही इस बातका 
द्योतक है कि विवेकशीलू बनकर प्रेमभावसे रहना तथा परोपकारमें सदा 
प्रवृत्ति करना। धर्मद्वेष व्यक्तिको कितना नीचा गिरा देता है, यह राजा बलिके 
आचरणसे स्पष्ट है। सहनशोलता जीवनके विकासके लिए एक आवश्यक और 
उपयोगी गुण है। जो व्यक्ति छोटी-सी बातको लेकर रुष्ट हो जाता है और 
बदला लेनेकी भावनाको मनमें बेठा लेता है, वह व्यक्ति तीच प्रकृतिका है। 
विष्णुकुमारमुनिने वात्सल्यसे प्रेरित होकर मुनिसंघकी रक्षा की 

नवीं कथामें प्रभावना अंगकी महत्ता बतलायी गयी है। इस अंगका पालन 
वज्ञकुमारमुनिने किया है। प्रचलित कथाकी अपेक्षा इसमें अनेक अवान्तर 
कथाएँ आयोजित की गयी हैं । अवान्तर कथाओंके रहनेसे कथा रोचक बन 
गयी है। धर्ममा्गंका उद्योतन करनेके लिए प्रत्येक व्यक्तिको सदा तैयार 
रहना चाहिये। घमं बहू रसायन है, जिसका सेवन कर कोई भी व्यक्ति संसार 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २६७ 


तागरसे पार करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है। वज्ञकुमार मुनिने धमंप्रचार- 
के लिए संकट सहकर भी ओहिलो देवीके जेन रथको चलाया । अतएब प्रत्येक 
व्यक्तिको धर्मात्माओंकी सेवा करना, धर्ममा्गंका उपदेश देना, दुःखी और 
दीन प्राणियोंकों धर्मका सच्चा स्वरूप समझाकर अच्छे मार्गपर लगाना 
चाहिये । 

दसवीं कथा अहिसा धर्मकी विशेषता प्रकट करनेवाली है। समाज और 
व्यक्तिको अहिसाके द्वारा ही शान्ति प्राप्त हो सकती है। राग, द्वंष ओर 
मोहके अधीन होकर ही व्यक्ति हिसामें प्रवृत्त होता है। सेठ गुणपालकी 
कथा विधर्मीकोी कन्या देनेका विरोध करती है। दह्यवी कथा द्वारा धनकीति 
कुमार अल्पहिंसाके त्यागसे ही महान बन गया, की सिद्धि की गयी है । 


ग्यारहवीं कथा सत्याणुब्रतकी महत्ता बतलानेके लिए लिखी गयी है। जीवनमें 
अहिंसा घमंको उत्तारनेके लिए सत्यका पालन करना परमावध्यक है। निश्चय 
वचन, कठोर वचन और किसीके दिलको दुखानेवाले वचन असत्य वचनके 
अन्तगंत हैं। असत्य भाषण करनेसे संघश्रीकी क्या दुर्गंतति हुई, यह इस कथासे 
स्पष्ट है। धनद राजाने बौद्धधर्मानुयायी संघश्रीको जेनधर्ममें दीक्षित कर भी 
लिया। किन्तु अपने गरुके बहकानेमें आकर संघश्री असत्य भाषण कर पुनः 
बौद्ध हो गया। असत्य भाषणके कारण संघश्नीको अन्घा बनना पडा। जो 
व्यक्ति जीवनमें सत्यक्नतका पालन करते हैं, उनका आत्मकल्याण होनेमे विलम्ब 
नहीं होता । 

बारहवी कथा तो इतनी रोचक और ज्ञानवद्धंक है कि पाठक सत्यको 
प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हुए बिना नही रह सकता है। जीवनसत्य, जो कि 
कठिन आवरणमे छिपा रहता है, इस कथा द्वारा प्रकाशमें आ जाता है। गलत- 
फहमीके कारण स्वार्थवश मनुष्य कित्तना नीच हो सकता है, धर्मात्माओंपर 
कितने अत्याचार कर सकता है, यह इस कथामें वणित्त जिनदत्त सेठके आचरण- 
से स्पष्ट है। धनका मोह मनुष्यको कितना जघन्य कृत्य करनेके लिए प्रेरित 
करता है, यह भी इस कथामें आया है। अवान्तर कथाएँ भी बड़ी ही रोचक ओर 
आत्मशोधक हैं | 


तेरहवीं कथा शीलब्रतकी महत्ता बतलानेके लिए लिखी गयी है। इस ब्रतमें 
अपूर्व शक्ति है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी आत्महाक्तिका विकास करता है। 
राग-द्ेषरूप विभावपरिणति ब्रह्मचयंत्रतके पाछन करनेसे दूर हो जाती है। 
इस कथामें प्रभातिकुमार ओर चन्द्रलेखाका अद्भुत चरित्र चित्रित हुआ है। 


२६८ : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


चौह॒दवीं कथामें परिग्रहके दोषोंका विवेचन करते हुए अपरिग्रहकी विशे- 
षता बतलायो गयी है। तुृष्णा और छालसा व्यक्तिको कितना बेचैन रखती 
है, यह इस कथासे स्पष्ट है। विषयासक्तिको लेकर मरण करनेसे व्यक्ति 
तिय॑ज्च आदि योनियोमें भ्रमण करता है। इस कथामें बताया गया है कि राजा 
अनुपरिच रने मृत्युके समय परिग्रहमें आसक्ति रखनेके कारण सर्पयोनिमें जन्म 
ग्रहण किया । अनन्तवोय महाराज द्वारा सम्बोधन प्राप्त होनेपर अपने शत्रसे 
बंदला लेनेकी भावनाके कारण वह भवनवासी देव हुआ । पश्चात्‌ वहसे च्युत 
होकर इसी राजाका जोव हस्तिनापुरके राजा जयदत्तके यहाँ गुरुदत्त नामका 
पुत्र हुआ और समय पाकर समस्त परिग्रहका त्याग कर आत्मकल्याण किया। 
आचायेने परिग्रहको समस्त पापोंका खजाना बताया है। इस एक पापके कारण 
असंख्यात पाप करने पढ़ते हैं । 

इस प्रकार इस ग्रन्थमें कथाओंके माध्यमसे धर्मके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रति- 
पादित किये गये है | श्रावकाचा रको प्रायः सभी बातें इस ग्रंथमे बतायी गयी 
हैं। सप्ततत्त्व, षट्द्रव्य, पंचास्तिकाय, अष्टांग सम्यक्दशंन, कमंसिद्धान्त, सप्त 
व्यसनत्याग, अष्टमूलगुण, द्वादशउत्तरगण, सल्लेखना आदिका विस्तारपू्वंक 
वर्णन आया है । विषय प्रतिपादन करनेकी विधि अत्यन्त सरल और सरस है। 
कथात्मक शेलंम धमंसिद्धान्तोंका निरूपण किया गया है। 


वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती 


आचारसारके रचयिता वोरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती मृलसंघ पुस्तकगच्छ 
और देशीयगणके आचाय॑ हैं। आचारसार ग्रंथके अन्तमे जो प्रशस्ति दी गयी है, 
उससे इतना ही ज्ञात होता है कि इनके गुरु मेघचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती थे। 
लिखा है-- 
श्रीमेघचन्द्रोज्ज्वलमृत्तिकीत्ति: समस्तसेद्धान्तिकचक्रवर्ती । 
श्रीवीरनन्दी कृतवानुदारमाचारसारं यतिवृत्तसारम' ॥ 


ग्रथके प्रत्येक अधिकारके अन्‍्तमें जो पुष्पिका दो गयो है उसमे भी आचाय॑ 
वारनन्दिने अपने गृरु मेघचन्द्रका उल्लेख किया है-- 


“इत्ति श्रीमन्मेघचन्द्रश्ने विद्येवपादप्रसादा5पसादिता55त्मप्रभावसमस्तविद्या- 
प्रभावसकलदिग्वत्तिकी त्तिश्रोमद्दी रनंदिसेद्धांतिकचक्रर्व त्तिप्रणीते श्रीआचारसार' 
नास्ति ग्ंथे शीलगुणवर्णनात्मको द्वादशो£धिकार:” ॥ 


१. आवचारसार, माणिकचन्द्र प्रस्थमाला, प्रन्याक ११, १२॥३३ । 
प्रवुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २६९ 


इस प्रशास्ति और पुष्पिकावाक्यसे यह स्पष्ट है कि वीरनन्दि सिद्धांन्तचक्र- 
वर्तीके गुरु मेघचन्द्र थे और इनका परिचय श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं० ४७ 
में निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- 

तकंन्यायसुवज्ञवेदिरमलाहंत्सूक्तिसन्मौक्तिक: 
शब्दग्रंथविशुद्धशलकलित: स्याद्वादसद्विद्रम: । 
व्याख्यानोजितपोषणप्रविपुलप्रज्ञोद्धवी चीचयो 
जीयाद्विश्रुतमंद्यचन्द्रमुनिपस्त्रेविद्यर॒त्नाकर: || 
श्रीमूलसंघकृतपुस्तकगच्छदेशी- 
योद्यद्गणाधिपसुतताकिकचक्रवर्ती । 

संद्वान्तिकेश्वरशिखामणिमेघचन्द्र- 

स्त्रेविद्यदेव इति सद्विबुधा: स्तुवन्ति ॥ 
सिद्धान्ते जिन-वो रसेनसदुशा: शास्त्राब्जनीभास्कर: 
घटतककेष्वकलकदेवविबुध' साक्षादयं॑ भूतले | 
सवंब्याकरणे विपश्चिदधधिप: श्रीपृज्यपादः स्वय 
त्रं विद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपचानन:"॥ 

इन पद्योंसे स्पष्ट है कि वीरनन्दिके गुरु मेधचन्द्र न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त 
आदि सभी विषयोके अपूर्व विद्वान थे । उनके अनेक शिष्य थे, जिनमे प्रभाचन्द्र 
और शुभचन्द्र आदि कई प्रधान शिष्योके स्मृत्तिलंख श्रवणबेलगोलाकी शिलाओ 
पर अकित हैं । 

'कर्णाटककविच रितेसे अवगत होता है कि इन मेघचन्द्रने पृज्यपादके 
समाधितन्त्रकी एक टीका लिखी है और ये अभिनव पम्प (नागचन्द्र)के गुरु 
बालचन्द्रके सहाध्यायी थे । मेघचन्द्रकी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है। 

गोलाचार्य 


अभयनन्द 


सोम॑देव 


सकलचन्द्र 
मेघचन्द्र 
हे जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलंखसंख्या ४७, पद्म २८, २९, ३० 
पृष्ठ ६२ । 
२७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस ग्रंथकी प्रशस्तिसे तथा श्रवणबेलगोलाके ५०वें अभिलेखसे यह भी श्ञात 
होता है कि आचाये वोरवल्दि सिद्धाल्तचक्रवरत्तीका मेघचन्द्रके साथ गुरु-क्षिष्य- 
के साथ पिता-पुत्रका भी सम्बन्ध था-- 


वेदरध्यश्रोवघूटीपति रतुलगुणालंक्तिमेंघचन्द्र- 
श्रेविद्यस्थात्मजातो मदनमहिभृतो मेदने वज्ञपात: । 
सैद्धान्तव्यू हचूडामणि रतुपमचिन्ता मणिभूंजनानां 
यो«्मूत्सौजन्यरून्द्रश्ियमवतति महौ वोरनन्दो मुनोन्‍्द्र:" ॥ 

यही पद्म अभिलेखसंख्या ५० का ५० वाँ पद्य भी है। इससे स्पष्ट है कि 
मेघचन्द्के पुत्र वी रननदी थे। 
स्थिति-काल 

श्रवणबेलगोलके अभिलेखसंख्या ४५,५० और ५२ से ज्ञात होता है 
कि आचाय॑ मेघचन्द्रका स्वगंवास शक संबत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२) में और 
उनके शुभचन्द्रदेवनामक शिष्यका स्वगंवास शक संवत्‌ १०६९ (वि० सं० १२०३) 
में हुआ था तथा उनके द्वितीय शिष्य प्रभावन्द्रदेवने शक सवत्‌ १०४१ (बि० 
स० ११७६) में एक महापूजा प्रतिष्ठा करायो थी। इससे प्रतीत होता है कि 
आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती इसी समयके लूगभग अर्थात्‌ 
ई० सन्‌की १२वीं शताब्दीके पूर्वाध॑में हुए होंगे । 

'कर्णाटककविच रिते' के अनुसार नागचन्द्रका समय वि० स० ११६२ के 
लगभग निश्चित किया गया है ओर इनके गृरु बालचन्द्रको मेघचन्द्रका सहा- 
ध्यायी बताया है। अत्तएवं स्पष्ट है कि मेघचन्द्रके शिष्य बीरनन्दीका समय 
ई० सनकी १२वीं शत्ताब्दीका मध्य भाग है। 

प्रस्तुत वीरनन्दि 'चन्द्रप्रभचरित' के कर्त्ता आचाय॑ वीरनन्दिसे भिन्न हैं । वे 
अभयनन्दिके शिष्य और गुणनन्दिके प्रशिष्य थे । 
रचना-पॉरिवय 

वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीकी एक हो कृत्ति प्राप्त है--'आचारसार'। 
इसमें मुनियोंके आचारका विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है । ग्रन्थ १२ परि- 
च्छेदोंमे विभकत है। ग्रन्थका प्रमाण स्वयं ही ग्रन्थकर्ताने बताया है-- 

ग्रन्थप्रमाणमाचा रसा रस्य इलोकसम्मितस्‌ । 
भवेत्सहस्रं द्विशतं पंचाशच्जांकतस्तथा ॥* 
१ आचारसार, १२३२। 
२. वही, अन्तिम पद्य । 





प्रयुक्षायार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २७१ 


प्रथम अधिका रमें ४९ पद्य हैं और २८ मूलगुणोंका कथन आया है। द्वितीय 
अधिका रसें ९४ पद्म हैं और मुनिके रहन-सहन आचार-विचार, क्रिया-कछाप 
आदिका वर्णन किया गया है। तृतोय अधिकारमें ७५ पद्म है और दर्शनाचारका 
वर्णन आया है । चतुर्थ अधिकारमें ९७ पद्यो द्वारा ज्ञानाचारका वर्णन किया 
गया है। पच्रम अधिकारमें १५१ पद्य हैं और चारित्राचारका विस्तार- 
पूबंक निरूपण किया गया है। षष्ठ अधिकारमें १०२ पद्य हैं और तपाचारका 
वर्णन आया है । सप्तम अधिकारमें २६ पद्य हैं और वीर्याचारका कथन किया 
है । अष्टम अधिका रमें ८४ पद्म हे और अष्टशुद्धियोका विस्तारपुर्वंक कथन आया 
है। नवम अधिका रमे स्वाध्याय, पव॑ कत्तंव्य एव समताका वर्णन आया है। 
दह्यम अधिका रके ६३ पद्मोमे ध्यानका वर्णन है। एकादश अधिकारमे १९० पद्म 
हैं और जोव त्तथा कर्मोंकी प्ररूपणा की गयी है । द्वादश अधिका रमे ३२ पच्च हैं 
और शीलका वर्णन आया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ मुनियोके आचा र-विचा रको 
अवगत करनेके लिए उपादेय है। पंचाचार और षडावध्यकोंका मूलाचारके 
समान ही वर्णन आया है। व्यवहारचर्याके वर्णनमे कतिपय नवीन बातें भी 
सम्मिलित की गयो है, जिनका सम्बन्ध लोकाचारके साथ है। 


आचार्य श्रृतम॒नि 


श्री डॉ० ज्योतिप्रसादजीने* १७ श्रुतमुनियोंका निर्देश किया है । पर हमारे 
अभीष्ट आचाय॑ श्रुतमुनि परमागमसार, त्रिभंगी, मार्गंगा, आखब, सत्तावि- 
चिछत्ति आदि ग्रन्थोके रचयिता हैं। ये भ्रुतमुनि मूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छ 
ओर कुन्दकुन्द आम्नायके आचाय॑ हैं। इनके अणुक्रतगुरु बालेन्दु या बालचन्द्र 
थे। महाब्रतगुरु अभयचन्द्र सिद्धान्तदेव एवं शास्त्रगुह अभयसूरि और प्रभाचन्द्र 
थे। आखवत्रिभंगीके अन्तमें अपने गुरु बालचन्द्रका जयघोष निम्न प्रकार 
किया है-- 
इंदि सरगणासु जोगो पच्चयभेदों मया समासेण । 
कहिंदो सुदमुणिणा जो भावइ सो जाइ अप्पसुहं ।) 
पयकमलजुयलूविणमियविणेयजणकयसुपुयमाहप्पो । 
णिज्जियमयणपहावो सो बालिदो चिरं जयऊ ॥ 
आरा जेन सिद्धान्त भवनमें भावत्रिभंगीकी एक ताड़पत्रीय प्राचीन प्रति 


१. जैन सन्देश, शोधाक १०, पुृ० २५८-६१। 
२ आज्व-तरिभज्भी, माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, ग्रन्थांक २०, पद्य ६१,६२, पु० २८३ । 


२७२ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनको आजचायं-परम्परा 


है, जिसमें मुद्रित प्रतिकी अपेक्षा निम्नलिखित सात गाथाएँ अधिक मिलती हैं। 
इन गाथाओंपरसे ग्रन्थरचयिताके समयके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त होती है-- 
“अणुवदगुरुबालेंदु मह॒व्वदे अमयचंदसिद्धंति। 
सत्थेडभयसरि-पहाचदा खलु सुयमुणिस्स गुरू।॥ 
सिरिमलसघदेसिय पुत्थयगच्छ कोंडकुंदमुणिणाहं (?) । 
परमण्ण इंगलेसबलूम्मिजादमुणिपहद (हाण) सस्‍्स ॥ 
सिद्धंताहयचंदस्स य सिससो बालचंदमुणिपवरो। 
सो भवियकुनलयाण आणंदकरों सया जयक॥ 
सहागम-परमागम-तक्‍्कागम-निरवसेसवेदी हु । 
विजिदसयलण्णवादी जयउ चिरं अभयसूरिसिद्धति ॥ 
णयणिक्खेवपमाणं जाणित्ता विजिदसयछलपरसमओ | 
वरणिवइणिवह॒वंदियपयपम्मो चारुकित्तिमुणी ॥ 
णादणिखिलत्यसत्थो सयलणरिदेहि पृजिओ विमलो । 
जिणमग्गगमणसूरो जयउ चिरं चारुकित्तिमुणी ॥ 
वरसारत्तयणिउणो सुहूँ परओ विरहियपरभाओ। 
भवियाणं पडिबोहणयरो. पहाचदणाममुणी ॥ 


इन गाथाओंसे स्पष्ट है कि देशीयगण पुस्तकगच्छ इंगलेइ्वरबलीके आचाय॑ 
अभयचन्द्रके शिष्य वालचन्द्रमुनि हुए । आचाये अभयचन्द्र व्याकरण, परमागम, 
तक और समस्त शास्त्रोके ज्ञाता थे। इन्होंने अनेक गादियोंको पराणित्त 
किया था। गाथाओमे आये हुए आचार्यों पर विचार करनेसे इनके समयका 
निर्णय किया जा सकता है । 

श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोके अनुसार श्रुतमुनि अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्र- 
वर्तीके शिष्य थे । इनके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए और उनके प्रिय शिष्य श्रुतकीति- 
देव हुए। इन श्रुतकीतिका स्वगंवास शक संवत्‌ १३०६ (ई० सन्‌ १३८४) में 
हुआ । इनके शिष्य आदिदेव मुनि हुए ।पुस्तकंगच्छके श्रावकोने एक चेत्यालय- 
का जीर्णोद्धार कराकर उसमें उक्त श्रुतकीतिकी तथा सुमतिनाथ तीथंडूरकी 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की थी ।" 

बालचन्द्रमुनिने श्रुतमुनिको श्रावकधमंकी दोक्षा दो थी। आख्वत्रिभंगीमे 
श्रुत्तमुनिने इनका स्मरण किया है। 


अभयचन्ध्र--ये मूलसंघ देशीयगण पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्द आम्नायके 
१. एपि कर्णा० ४, हनसूर, १२३ | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २७३ 


आचार्य थे और इज़ूलेश नामक स्थानके मुत्रियोमें प्रधान थे। ये व्याकरण, 
ध्मंशास्त्र, न्‍्यायशास्त्र आदि विशेष बिषयोंके ज्ञाता थे। बालचन्द्रभुनि इनके 
शिष्य थे। श्रुतमुनिने इनसे मुनि-दीक्षा लो थी और श्ास्त्राध्ययन भी 
क्या था। 

प्रभाचन्द्र-समयसार, पञ्चास्तिकाय और प्रवचनसारके ज्ञाता थे, 
परभावोंसे रहित थे और भव्यजनोंको प्रतिबोधित करनेवाले थे। ये श्रुतमुनिके 
विद्यागुरु थे। 

चारुकीति--ये नय, निक्षेप ओर प्रमाणके ज्ञाता, समस्त परवादियोंको 
जोतनेवाले, बड़े-बड़े राजाओं द्वारा पुजित और समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता थे। 


'कर्णाटककविचरिते' के कर्त्ताने श्रुतमुनिके गुरु बालचन्द्रका समय वि० 
सं० १३३० के लगभग बताया है। उनका अभिमत है कि बालचन्द्रमुनिने 
शक संवत्‌ ११०५ में द्रव्यसग्रहकी एक टोका लिखो है और उसमे उन्होंने अपने 
गुरुका नाम अभयचन्द्र लिखा है । इससे सिद्ध है कि श्रुतमुनिका समय ई० सन्‌ 
की ११वी शत्ताब्दी है। श्रवणबेलगोलामे श्रुतमुनिकी निषद्यापर मंगराज 
कविका एक ७५ पद्योंका विशाल संस्कृत अभिलेख है। यह निषद्या शक सबत्‌ 
१३५५ (वि० सं० १४९,०) मे प्रतिष्ठित को गयी है । इसमे प्रधानत: श्रुतकीतति, 
चारुकीति, योगिराट्‌ पण्डिताचायं और श्रुतभुनिकी महिमाका वर्णन आया है । 
यह निषद्या श्रुतमुनिके १०० या १२५ वर्ष पश्चात्‌ प्रतिष्ठित की गयी होगी । 
अतः श्रुतमुनिका समय ई० सन्‌ को १३वीं शताब्दीका अन्तिम भाग है | 


रखना-परियय 


श्रुतमुनिकी तीन रचनाएं प्राप्त होती हैं-- 

१. परमागमसार 

२. आलख्रवत्रिभड्भी 

३. भावत्रिभज्जी 

१. आस्रवत्रिभज़ीमें ६२ गाथाएँ हे। आख्वके ५७ भेदोंका गुणस्थानोंमें 
कथन किया गया है तथा सन्दृष्टि भी दी गयी है। इसी प्रकार योग, कषाय 
आदिका भी गुणस्थानक्रमसे वणन आया है। 


२. भावत्रिभड्भीसे ११६ गाथाएँ हैं | पर जेनसिद्धान्त भवन आ राकी प्रतिमें 
इसके आगे प्रशस्तिमूलक सात गाथाएँ भी मिलती हैं। इस ग्रन्थमें गुणस्थान और 
मार्गणाक्रमानुसार भावोंका व्गन आया हैं। ओपशमिक, क्षायिक, क्षायो- 
पशमिक, औदयिक और पारिणामिक इन भावोंका विशेष वर्णन किया गया 


२७४ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


है। पाँच ज्ञानोंमें कोन क्षायिक होते हैं और कौन क्षायोपशमिक, इस॑ 
वर्णनके पश्चात्‌ मिथ्यात्वगुणस्थानमें कौन-कौनसे ज्ञान रहते हैं तथा शेष 
गुणस्थानोंमे कौत-कोनसे ज्ञान सम्भव हैं । इसी प्रकार चक्षु-द्शन, अचक्षु-दर्शन, 
अवधि-दर्शन और केवलज्ञान-दर्शनका भी कथन किया है। गृणस्थांन और 
मार्गणा प्रत्ययोंमें भावोंको अवगत करनेके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है | 

३. परमागमसारम २३० गाथाएँ हैं और आगमके स्वरूप तथा भेद-प्रभेदोंका 
वर्णन आया है। श्रुतमुनिकी ये तोनों रचनाएँ उनके सिद्धान्तज्ञानका महत्त्व 
प्रकट करती हैं । इन रचनाओं पर गोम्मटसार कर्मकाण्ड और 'जीवकाण्डका 
प्रभाव पूर्णतया ज्ञात होता है। भावत्रिभज्जभोमें पाँचों मावोंके उत्तर भेदोंमेंसे 
किस स्थानमें कितने भाव होते हैं ओर कितने नहीं होते और कितने भाव 
उसी स्थानमें होकर आगे नही होते इन तीनों बातोंका स्पष्टीकरण किया 
है । इसी कारण इस ग्रन्थका ताम त्रिभंगी है । इसी प्रकार आस्रवप्रत्यय विस 
गुणस्थानमे कितने होते हैं, कितने नहीं होते और कितने प्रत्यय उसी गुणस्थान 
तक होते हैं, आगे नहीं होते इन ततीनोंका कथन किया है । दोनों त्रिभंगी ग्रन्थ 
माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला ग्रन्थसंख्या २० मे प्रकाशित हैं। 


आचार्य हस्तिमल्‍्ल 


जिस प्रकार द्वेताम्बर सम्प्रदायमें रामचन्द्र नाटककारके रूपमें ख्यात हैं, 
उसी प्रकार दिगम्बर सम्प्रदायमें हस्तिमल्‍ल | हस्तिमल्ल वत्स्यगोत्रीय ब्राह्मण 
थे और इनके पिताका नाम गोविन्दभट्ट था। ये दक्षिण भारतके निवासी थे | 
विक्रान्तको रवकी " अशस्तिसे अवगत होता है कि गोविन्दभट्टने स्वामी समन्‍्त- 
भद्रके प्रभावसे आकृष्ट होकर मिथ्यात्वका त्याग कर जेनधम्मं ग्रहण किया था। 
गोविन्दभट्टके छह पुत्र थे--१. श्रीकुमारकवि, २. सत्यवाक्य, ३. देवरवल्लभ, 
४. उदयभूषण, ५. हस्तिमलल्‍ल और ६. वद्ध मान । ये छहों पुत्र कवीश्वर थे 

हस्तिमल्‍्लके सरस्वत्तीस्वववरवल्लभ, महाकबवितल्लज ओर सुूक्तिरत्नाकर 


१. गोविन्दभद्ठ इत्यासीहिद्वान्मिध्यात्ववजित: | 
देवागमनसृत्रस्य श्रुत्या सदर्शनान्वित. ॥१०॥ --विक्रान्तकौरवप्रशस्ति । 
भर ८ भर 
श्रीकुमारकवि: सत्यवाक्यों देरवललभः ॥१२॥ --विक्रान्तकौरवप्रशस्ति । 
उद्यदुभूषणनामा च हस्तिमल्‍लाभिधानकः । 
वर्धभानकविद्वेति पडभूवन्‌ कवीह्व रा: ॥१३॥ --विक्राल्तकौरवप्रशस्ति । 


प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकायार्य : २७५ 








बिरुद" थे। उनके बड़े भाई सत्यवाक्यने कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति कहकर 
हस्तिमललकी सूक्तियोंकी प्रशंसा को है। 'राजावलिकथे' के कर्त्ताने उन्हें 
दयभाषाकविचक्रवर्ती' लिखा है। 

प्रतिष्ठासा रोदारके रचयिता ब्रह्मसूरिने अपने वंशका परिचय देते हुए 
लिखा है कि पाण्ड्यदेशमें गृट्डिप्तनके शासक पाण्ड्यनरेन्द्र थे। ये पाण्ड्य 
राजा बड़े धर्मात्मा, वीर, कठाकुशल और पण्डितोंका सम्मान करते थे। वहाँ 
ऋषभदेवका रत्न-स्वर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमे विशाखनन्दि आदि 
मुनि रहते थे। गोविन्दभट्ट भी यहीं निवास करते थे । 

हस्तिमल्लके पृशत्रका नाम पाइवंपण्डित बताया जाता है जो कि पितताके 
समान ही यशस्त्री ओर बहुशास्त्रज्ञ था | वह अपने वशिष्ठ काइ्यपादि बन्धुओं- 
के साथ होयसल देशकी राजघानी छत्रत्रयपुरीमें जाकर रहने लगा। पाएवं- 
पण्डितके चन्द्रप, चन्द्रनाथ ओर वेजय पुत्र हुए। चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र और 
उनके पुत्र इन्द्रसूरि हुए । अत्तएव स्पष्ट है कि गुड्डिपत्तनद्वीप वत्तमान तञ्जोर 
जिलान्तर्गत दीपनमृडि स्थान ही है। नाटककार हस्तिमल्‍ल इसो स्थानके 
निवासी थे। हस्तिमल्ल गृहस्थावस्थामें पुत्र-पोत्रादिसे समन्वित थे | इनका यह्‌ 
वास्तविक नाम नही है। यह उपाधिप्राप्त नाम है। वास्तविक नाम मल्लिषेण 
था। आपटेने दक्षिणके ग्रन्थागारोंके ग्रन्थोंकी जो सूची तैयार की थी, उसमे 
मह्लिषेण और हस्तिमलल ये दोनो नाम मिलते हैं। मल्लिषेण नाम सेनगणीय 
आचार्योको परम्परामे अपनेको सम्मिलित करनेका सूचक है, क्योकि दक्षिणमे 
उन दिनों सेनगणीय आचार्योंको बड़ो प्रतिष्य थी। परवादीरूपी हस्तियोंको 
वश करनेके कारण हस्तिमलल्‍ल यह उपाधिनाम पोछे प्रसिद्ध हुआ होगा । 

हस्तिमल्‍्ल युवावस्थामे उद्धत और अभिमानी थे, यह विक्रान्तकौरवको 
प्रस्तावनासे स्पष्ट है। वे अपनेको सरस्वती द्वारा स्वयंवृतपति समझते हैं। 
निःसदेह “हस्तिमल्क भ्रमणप्रिय थे । यही कारण है कि सुभद्रानाटिकामें 
अमणको उन्होंने पुरुषोंका सुख माना है। पिताकी आज्ञाको ये अलष्य मानते ४ 
थे। ये अपने प्रारम्भिक जीवनमे कोतिके अभिलाषी थे। इन्होंने अपने जीवनमें 





१. सूत्रधार “ “'अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवल्लभेन भट्टारगोविन्दस्वामिसूनुता 
हस्तिमल्‍लनाम्ना महाकवितल्‍्लजेन विरचितं विक्रान्तकौरव॑ नाम रूपकमिति | 
“-विक्रान्तकौरवप्रशस्ति, पृ० ३े, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई २९७२॥ 
२. श्रदस्ति संग्रह, आरा, पृ० १०५। 
« नानादेशपरिभ्रमो नामक सौख्य॑ पुरुषस्य---सुभद्रा नाटिका, पृ० २। 
४. पित'स्तु संकेतमलंघनीयं--विक्रान्तकोरव, ७४४५ । 


न्प् 


२७६ : तीथंकर महावोर और उनको आचायं-परम्परा 


कीति प्राप्त मी की । इन्हें भाग्यवादी भी माना जा सकता है। इसका कारण 
यह है कि पहले राज्य द्वारा तिरस्कृत हुए, पद्चात्‌ इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। 
सभी नाटकोंमें भाग्य और पूव॑जन्ममें किये गये कर्मोंकी मान्यता प्रकट करने- 
वाले अनेक स्थल आये । इनके नाटकोंके अध्ययनसे अवगत होता है कि आचाय॑- 
हस्तिमल्ल, बहुभाषाविद्‌, कामशास्त्रज्न, सिद्धान्ततकंविज्ञ एवं विविध शास्त्रोंके 
ज्ञाता थे। संगीतगास्त्रकी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें विक्रान्तकौरव और मेथिली- 
कल्याणमें आती हैं। 


गुरापरम्परा 
विक्रान्तकौ रवमें जो वंशपरम्परा दी है, उससे इनके समय एवं गुर्वावलोपर 
प्रकाश पढ़ता है। वंशपरम्परा निम्न प्रकार है-- 
समन्तभद्र 
| 


शक 
शिवेकोटि म 


वीरसेन 
जिनसेन 


गुणभद्र 








पोकिद् 
(पुत्र) हस्तिमल्‍्ल 


नेमिचन्ददेवने प्रतिष्ठातिलकमें जो वंशपरम्परा दी है वह निम्न प्रकार है-- 
वीरसेन 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २७७ 


| 
परवादिमल्ल 
$ 


|| |. 
लोकपालाचाये 
| 


समयनाथ 


| 
कविराजमल्ल 


| 
चिन्तामणि 
अतल्तवीये 


पायनाथ 
। 
आदिनाध 
के 
है 
| 04566 आदे | 
आदिनाथ नेमिचन्द विजयप 

यह वंशपरम्परा प्रस्तुत हस्तिमल्लकी है, यह निश्चितरूपसे नही कहा जा 
सकता । यदि इन्ही हस्तिमल्‍्लकी है, तो उनके दो पुत्र होने चाहिये एक पाइ्व॑- 
पण्डित और दूसरा परवादिमल्ल। पाइ्वंपण्डितकी परम्परामें ब्रह्मसूरि और 

परवादिमल्लकी परम्परामे नेमिचन्द माने जायेंगे। 


अय्यपायं द्वारा जिनेन्द्रकल्याणा भ्युदयमे जो वंशपरम्परा दी गयी है वह भर 
शिष्य परम्परा है | हस्तिमल्लके पूवंकी तो वही परम्परा है, जो हस्तिमल्ल अ 
ब्रह्मसूरि द्वारा दी गयो है। हस्तिमल्लके पश्चात्‌की गुरु-शिष्यपरम्परा निम्न- 


3 0 १. हस्तिमल्ल 


| 
२. गुणवीर सूरि 
| 
३. पुष्पसेन 
४. करुणाकर 
५. (पुत्र) अय्यपार्य 
२७८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आधचार्य-परम्परा 


विक्रान्तकौरवमें जो गुरु-शिव्यपरम्परा दी गयी है उसके अनुसार समन्‍्त- 
भद्रकी शिष्य -परम्परामें शिवकोटि और शिवायन हुए । शिवायन शिवकोटिका 
छोटा भाई था और इनकी परम्परामें वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अन्य शिष्य 
गोविन्दमट्ट और हस्तिमल हुए। अतएव संक्षेपमें यह माना जा सकता है कि 
हस्तिमल्‍ल सेनसंघके आचार्य हैं ओर ये वीरसेन और जिनसेनकी परम्परामें 
हुए हैं। 
स्थितिकाल 


'कर्णाटककविचरिते'के अनुसार कवि हस्तिमल्‍लका समय वि० सं० १३४७ 
(ई० सन्‌ १२९०) है | अय्यपायं नामक विद्वानने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयनामक 
ग्रन्थ वस्तुनन्दिप्रतिष्ठापाठ, इन्द्रनन्दिसंहिता, आशाधरप्रतिष्ठापाठके आधार- 
पर लिखा है। यह जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय वि० संवत्‌ १३७६ (ई० सन्‌ १३१९) 
में रचा गया है । अतः हस्तिमल्लके समयकी उत्तरवर्ती सीमा ई० सन्‌ १३१०के 
पद्चात्‌ नहीं हो सकती । हस्तिमल्‍्लकी पृव॑वर्ती समयसीमा गणभद्राचार्यके 
बाद ही होना चाहिये। इनके प्राप्त नाटकोंकी कथावस्तुका आधार 'महापुराण! 
और 'पद्मचरित' है। अतृएव इनका समय ई० सनकी «वीं शतीके पूर्व सम्भव 
नहीं है। श्री एम० कृष्णभाचार्य रने अपनी परंजाणाए रण ल्घभंट॥ ध्थाहंध६ 
॥/०7०४००० में हस्तिमल्‍लके समयपर विचार करते हुए लिखा है-- 

॥ग्ांड बिदाला छ३ड 4 72070 तुंउटाफाट जे 0एजरब्आगता4, पार तांइलंछा€ 
ए [मिबइला॥ जी0 ॥एल्‍त 80घा फित्ोएइ8 705, पिल्नज्रागाशीब 07499 ॥०वत 
गा धार 9ग एल्माप्राए 8,0,7 


अत' स्पष्ट है कि हस्तिमल्‍्लके पिता गणभद्गके शिष्य थे। इस कारण हस्ति- 
मल्लका समय गुणभद्रके पदचातु और ई० सन्‌ १३१९के प॒व॑ होना चाहिये | अब 
विचारणोय यह है कि हस्तिमल्‍लको इस समयसीमाके बीच कहाँ रखा जाय ? 
हस्तिमल्ल पाण्डयनरेश द्वारा सम्मानित थे तथा सुन्दरपाण्ड्यने, जो कि 
पाण्डनरेशका उत्तराधिका री था, कविका सम्मान किया था| सुन्दरपाण्डय- 
का राज्यकाल वि० सं० १२०७ ।ई० सन्‌ १२५०) है । अतएवं इनका समय ई० 
सन्‌ की १३वीं शताब्दी होना चाहिये । श्री वासुदेव पटवर्धंनने अपनी अंग्रेजी 
प्रस्तावनामें निष्कषं निकालते हुए लिखा है-- 


मत 0गरलेप््रणा प्रोट कोए फ्रााए एर सका पाए क्रेण्पा मिंब४एंप्रभो 8 


हू « पाइप री लुब्रांट्बों 32प्रश्चत१६ पप्टाब0घए०, रै॥035 937, ९०8९ 
644-42, 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २७९ 


650९ 45 (98६ ॥6 ॥ए०60 8णालपएा65 एलसल्टा 6 दावे णी धार 90 बाते 
फट ढाते 0 पड 300 व्यापार! 8.0. 


अप्पायं तामक विद्वानने सन्‌ १३२० में अपना प्रतिष्ठापाठ लिखा है। उन्होंने 
इसकी आरभ्भिक प्रशस्तिमें पण्डित आशाधघर और हस्तिमललके नामका उल्लेख 
किया है। उस प्रशस्तिमें यद्यपि आश्याघरका उल्लेख पहले और हस्तिमल्लूका 
उल्लेख आशाधरके पदचात्‌ आया है, इससे इन दोनोंका समकालीन होना 
सिद्ध होता है। अतएव हमारी नम्न सम्मतिके अनुसार हस्तिमल्‍लका समय 
वि० संवत्‌ १२१७-१२३७ (ई० सन ११६१-११८१) तक माना जाना चाहिये । 


रचनाएँ 

उभमयभाषाकविचक्रवर्ती आचार्य हस्तिमल्‍लके निम्नलिखित चार नाटक 
और एक पुराण ग्रन्थ प्राप्त हैं। इनके द्वारा विरचित एक प्रतिष्ठापाठ भी 
बताया जाता है । 

विक्रान्तकौ रव--इस नाटकमें छह अद्धू हैं। महाराज सोमप्रभके पुत्र 
कौरवेद्व रका काशीनरेश अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाके साथ स्वयम्वरविधिसे 
विवाह सम्पन्न होनेकी कथावस्तु वणित है। कविने सुलोचना और कौरवेश्वरके 
प्रेमाकषंणका सुन्दर चित्रण किया है। 

जब स्वयंवरमें सुलोचना को रवश्वरका वरण कर लेती है, तो चक्रवर्ती भरतका 
पुत्र अकंकीति काशीनरेशसे रुष्ट हो जाता है। राजा अकम्पन अपनी छोटी पुत्री 
रत्नमालाके साथ विवाह कर देना चाहता है, पर अर्ककीति सहमत नही होता। 
फलत. कौरवेश्वरका अकंकी तिके साथ युद्ध होता है, जिसमे अकंकीर्ति परास्त 
हो जाता है। महाराज अकम्पन इस युद्धसे बहुत ही चिन्तित है। इसी बीच 
चक्रवर्तीका सन्देश प्राप्त होता है, जिसमें वे अकंकीतिके अनुचित व्यवहारकी 
भत्सेना करते हैं। फलत: अकंकीति अकम्पनके प्रस्तावकों स्वोकार कर लेता 
है ओर रत्नमालाके साथ उसका विवाह सम्पन्न हो जाता है। अनन्तर अकम्पन 
कौरवेश्वरके साथ सुलोचनाका विवाह भी सम्पन्न कर देता है। 


नाटकका रने कथावस्तुका संघटन नाटकीय सिद्धान्तोंके आधघारपर किया 
है। इसमें प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्तयाशा, नियताप्ति और फलागम नामक पांचों 
अवस्थाएँ घटित हुई है। कथावस्तुका क्रमनियोजन सरलरेखाके रूपमें सम्पन्न 
नही हुआ है । कथाका क्रम वक्ररेखाके रूपमें गतिशोल होकर उद्देश्यको प्राप्त 
१. “अज्जनापवनंजय नाटक॑ सुभद्रा नाटिका चका प्रत्०वंप०४ंणा, ९४४० 4, 
माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बम्बई १९५० । 


२८० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आ।चार्य-परम्परा 


हुआ है। नायक धीरोदात्त और प्रतिनायक धोरोद्धत है। कविने सौन्‍्दर्या- 

नुमूतिमें सहायक मानवोय व्यापारों और उनके परस्पर सम्मिलित संघरषोंका 
वर्णन किया है। कथावस्तुका अन्तिम लक्ष्य ऐहिक सिद्धि है। कविने भरत 
वाक्यमें काम और धर्म दोनों पुरुषार्थों की प्राप्तिकी कामना की है। 


२. मेथिलीकल्याणम्‌--यह पाँच अंकोंका नाटक है। इसमें बताया गया है 
कि वसंतोत्सवके अवसरपर सीता उपबनमें कामदेवके मन्दिरके निकट झूला 
झलते समय रामके अपूर्व सौन्दयंका दर्शन कर अभिभूत हो जातो हैं और राम 
भी सीताके दर्शनसे प्रेमविद्धुल होते हैं। माघवी वनमें पुनः सोता और रामका 
साक्षात्कार होता है। इस प्रकार कविने स्वयंवरके पु राम और सीताके 
मिलनाकषंणका सुन्दर चित्रण किया है। स्वयम्बरमें वज्ञाव्तं धनुषके तोड़नेकी 
शत रखो जाती है। अनेक राजा धनुषपर अपनी शक्ति आजमाते हैं, पर उनके 
प्रथत्म विफल हो जाते हैं। राम सहजभावसे आकर धनुषकी प्रत्यव्वाको 
चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। जनक रामके साथ सीताका विवाह कर 
देते हैं । 

३ अज्जनापवनजयं--इसमे सात अंक हैं। विद्याधरराजा प्रह,लछादके 
पुत्र पवनंजय एवं विद्याधरकुमारी अज्जनाके विवाहका वर्णन है। महेन्द्रपु रके 
राजमहलमे अज्जना अपनी सखी वसंत्तमाका और मधुलिका तथा मारतो 
नामक परिचारिकाओंके साथ प्रवेश करती है । उनकी चर्चाका विषय है निकट 
भविष्यमें होनेवाला स्वयंवर तथा उसका परिणाम | पवनंजय छिपकर अपने 
मित्र विदूषकके साथ राजमहलमें सखियोंके वार्तालापको सुनता है और उसे 
यह मिथ्या विद्वास हो जाता है कि अज्जना उससे वास्तविक प्रेम नहीं 
करतो । अत. विवाहके पश्चात्‌ अञ्जनाका परित्याग कर देता है। वरुणके 
विरुद्ध रावणको सामरिक सहायता देनेके लिए पवनजय जाता है। वह वहाँ 
कुमुदवतीके तीरपर चक्रवाकीकों कामाभिभृत देख अज्जनाकी स्मृतिसे आकु- 
लित हो जाता है। फलत: वह विमान द्वारा आदित्यपुरमे आता है और अंजना- 
के भवनमें रात्रि व्यतीत कर प्रात्तःकाल होनेके पूवं ही समरभूमिको चला जाता - . 
है। अज्जनाके प्रकट होते हुए गर्भचिल्"ोंको देखकर, उसपर दुराचारिणी 
होनेका अभियोग लगाया जाता है। अज्जनाको धरसे निर्वासित कर दिया 
जाता है। कुमार जब विजयसे लौटकर आता है, तो अज्जनाको न पाकर 
बहुत दु.खी होता है और उसकी तलाशमें निकल पड़ता है। किसी प्रकार 
दोनोंका मिलन होता है। 

४. सुमद्रानाटिका--इस नाटिकामें चार अंक हैं। महारानी वेलातो महा- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २८१ 
१९ 


राज भरत और सुभद्राके प्रेममें विष्न बनती है। सुभद्रा और भरतका प्रेमा- 
कषंण अहनिश व्‌द्धिगत होता जाता है। अन्‍्तमें नमि अपनी बहिन सुभद्राका 
विवाह भरत महाराजके साथ यह कहकर सम्पन्न करते हैं कि ज्योतिषियोंने यह 
भविष्यवाणी की है कि सुभद्राका विवाह जिसके साथ सम्पन्न होगा, वह चक्र- 
वर्ती बनेगा। महारानी वैलाती पति-अभ्युदयको सुनकर उक्त प्रस्तावसे सहमत 
हो जाती है और सुभद्राका विवाह भरतके साथ सम्पन्न हो जाता है। 


५. आदिपुराण--जैन सिद्धान्त भवन आरा ग्रन्थागारमें इस प्रन्थकी पाण्ड- 
लिपि वतंमान है | कथावस्तु जिनसेनके आदिपुराणके समान ही है। 


उपयुंक्त चार नाटकोंके अतिरिक्त १. उदयनराज २. भरतराज, रे अजुंन 
राज और ४ मेघेश्वर ये चारनाटक और इनके द्वारा विरचित माने जाते 
हैं। भरतराज सम्भवत॒सुभद्रानाटिका और मेघेश्वर विक्रास्तकौरबका ही 
अपरनाम है। उदयनराज और अजुनराज इन दो नाटकोंके सम्बन्धमें अभी 
तक यथाथे जानकारी उपलब्ध नहीं है | 


आचार्य हस्तिमल्ल अत्यन्त प्रतिभाशाली और वहुशास्त्रज्ञ विद्वान्‌ हैं । 
आचार्य माघनन्दि 


जेन साहित्यमें माधनन्दि नामके तेरह आचार्योका उल्लेख प्राप्त होता है | 
१. एक आचाय॑ कुन्दकुन्दके आम्नायमे कुलभूषणके शिष्य माघनन्दिका उल्लेख 
आता है। यह गुरु-शिष्यपरम्परा निम्न प्रकार है-- 


शा 
माघनन्दि 
शुभचन्द्रत्रेविद्य 
स्किप 
आवरम्दतती 
अभमचन्दर 
बालचन्द्रपण्डित 


मच 
२. दूसरे माघनन्दिव्रती चारुकीति पण्डित्के शिष्य हैं। ३ तीसरे माघ- 


२८२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नन्दि कोल्हापुरीय हैं जो कुलचन्द्रदेवके शिष्य थे। इनको गुरु-परम्परा इस 
प्रकार है-- 
गोल्लाचार्य॑ 


| 
त्रेकाल्ययोगी 


अविदकर्ण पप्चनन्दि (कौमा रदेव) 


| | 
कुलभूषण प्रभाचन्द्र 


0 के 
0४ मुनि (कोल्हापुरीय) 
गण्डविमुक्त देव 
[४४४55 
भानुकीत्ति देवकीत्ति (स्वगं० १०८५) 


४. चतुर्थ माघनन्दि मूलसघ देशीयगण वक्रगज्छ कुन्दकुन्दान्वयके हैं । 
इस आम्नायमे देवेन्द्र सिद्धान्तदेवके पश्चात्‌ चतुमुंखदेवका द्वितीय नाम वृषभ- 
नन्याचार्य दिया है। चतुमुंखदेवके शिष्योंमें महेन्द्रचन्द्र पण्डितदेवका नाम 
प्रसिद्ध है । माघनन्दिके शिष्योंमें त्रिरत्ननन्दिका नाम अधिक प्रसिद्ध है। श्रवण- 
बेलगोलाके ५५वें अभिलेखमें चतुमुंखदेवके ८४ शिष्योंके नाम आये हैं। इन्हीं 
शिष्योंमें एक माघनन्दि भी हैं। ५. पंचम माघनन्दि गुप्तिगुप्तके दिष्य हैं । 
इनकी गुरुपरम्परामे भद्बबाहुके शिष्य गृप्तिगुप्त, गृप्तिगुप्तके शिष्य माधनन्दि, 
माघनन्दिके शिष्य जिनचन्द्र और जिनचन्द्रके शिष्य कुन्दकुन्द बताये गये हैं। 
ये माघलन्दि श्रतज्ञानियोंमें परिगणित हैं । ६. छठे माघनन्दि नयकीतिके शिष्य 
हैं। इनका उल्लेख श्रवणबेलगोलाके अभिलेखसख्या ४२, १२४ और १२८में 
आया है। बताया है-- 
“गाम्भीय्यें मकराकरो वित्तरणे कल्पद्रुमस्तेजसि 
प्रोच्चण्ड-द्युमणि: कलास्वपि शशी धेय्यें पुनमन्दरः। 
सब्वोंव्वी-परिपूर्ण-निम्म॑छ - यशो - लक्ष्मी - मनो रञ्जनो 
भात्यस्यां भुवि माधनन्दिमुनिपो भट्टारकाग्रेसर:"॥/ 

१. जैन शिलालेखसंग्रह प्रथम माग, अभिरेखसंश्या ४२, पद्चसंख्या ३६, पृ० ४० । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २८३ 


इस पद्यमें माधनन्दिको समुद्रके समान गम्भीर, कल्पवृक्षके समान दानशील, 
सूरयके समान तेजस्वी, चन्द्रमाके समान कलावानू, मन्दराचलके समान धेयंशील 
और समस्त पृथ्वीमें निमेल यदास्वी प्रकट किया गया है। ७. सप्तम माघ- 
नन्दि श्रीधरके शिष्य हैं। श्रवणबेलगोलाके ४२वें अभिलेखमें बताया है कि ये 
माघनन्दि सिद्धान्तचक्रेश्वर कहलाते थे । ८ अष्टम माघनन्दि मूलसंघ देशीय- 
गण पुस्तकगच्छ कुन्दकुन्दान्वयके हैं। इनका निर्देश निम्नलिखित अभिलेखनमें 
आया है-- 

“स्वस्ति श्रोमूठलसघदेशियगण-पोस्तकगच्छद कोण्डकुन्दान्बय कोल्लापुरद 
सावन्तन बसदिय प्रतिबद्धदव श्री माघनन्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यरु शुभचन्द्र- 
श्रोविद्-देवर दिष्यरप्प सागरणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधेक-बान्धव श्री करणद 
रेचिमय्यदण्डनायकरु शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेय माडिधारा-पृव्वंक कोट्टरु १ ।” 
९. नवम माघनन्दि योगीन्द्र है। इन्होने शास्त्रसारसमुच्चय नामक ग्रन्थकी 
रचता की है। इस ग्रन्थके अन्तमे एक पद्य अकित है, जिसमे माधनन्दि योगीन्‍्द्र- 
को 'सिद्धान्ताम्बोधिचन्द्रमा' कहा गया है-- 

श्रीमाघनन्दियोगीन्द्र: सिद्धान्ताम्बोधिचन्द्रमा' । 
अचीकरद्विचित्रार्थ शास्त्रसा रसमुच्चयम्‌ ॥ 
कर्णाटककविचरितेके अनुसार एक माघनन्दिका समय ई० सन्‌ १२६० है 
और उन्होंने इस ग्रन्थपर एक कन्नड-टीका लिखी है तथा ये हो माघनन्दि 
श्रावकाचा रके रबयिता भी हैं। इससे अवगत होता है कि शास्त्रसारसमुच्चय- 
के कर्त्ता ई० सन्‌ १२६० के पहले हुए हैं। 

मद्रास ओरियण्टल लाइब्रेरी'मे प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण या जिनसहिता नामका 

एक ग्रन्थ है, जिसके प्रारम्भभे लिखा है-- 
श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचक्रव तित्तनू भव: । 
कुमुदेन्दुरह वन्मि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम््‌ ॥ 

और अन्‍्तमे लेखा है-- 

'इति श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचक्रर्वाततनुभवचतुविधपाडित्यचक्रवतिश्रीवादि- 
कुमुदचन्द्रमुनीन्द्रविरचिते जिनसहिताटिप्पणे पूज्यपूजकपूजकाचार्यपूजाफलप्रति- 
पादन समाप्तम्‌ ॥' 

इससे स्पष्ट है कि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण कुमुदचन् - 
कि 3 या । के कर्त्ता कुमुदचन्द्र माघनन्दि सिद्धान्त 
१. जैन शिला लेख संग्रह, अभिलेखसंख्या ४७१ पृ० ३७५ | 


२८४ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





माघनन्दि-आवकाचार और शास्त्रसारसमुच्चयके टीकाकार भाधनन्दिने 
'कर्णाटककविचरिते के अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुरु बताया है। सम्भव है 
कि शास्त्रसारसमुष्चयके कर्त्ता माधनन्दिके शिष्य कुमुदचन्द्र ही श्रावकाचारके 
रचयिताके गुरु हों । श्री प्रेमोजीका यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है कि दादा 
और पोत्रके नाम समान हो सकते हैं। अतएवं शास्त्रसारसमुज्बयके कर्त्ताका 
समय ई० सन्‌ की १२वीं शताब्दीका अन्तिम भाग है। 


रचना-परिच्रय 


यह ग्रन्थ चार अध्यायोंमें विभक्त है। प्रथम अध्यायमे तीन काल, दश कल्प- 
वक्ष, चतुदंश कुलकर, षोडश भावना, चतुविशति तोर्थंकर, ३४ अतिशय, 
पञ्चमहाकल्याण, चार घातियाकर्ं, १८ दोष, ११ समवशरणभूमि, द्वादश 
गणधर, अष्टमहाप्रातिहायं, अनन्तचतुष्टय, द्वादश चक्रवर्ती, सप्त अग, चतुदंश 
रत्न, नवनिधि, दशाग भोग, नव वासुदेव, नव नारद और एकादश रुद्रोंका 
कथन आया है। यह ग्रन्थ सूत्रशेलीम लिखा गया है। प्रथम अध्यायमे २० 
सूत्र हे। 

द्वितीय अध्यायमे ४५ सूत्र हैं। तीन लोक, सात्त नरक, ४९ पटल, इन्द्रक, 
प्रकीणंक और श्रेणीबद्ध बिल, चार प्रकारके दुःख, जम्बूद्वीप, लबणसमुद्रादि 
द्वीप और समुद्र, मनुष्यलोक, ९६ कुभोगभूमि, पड्चमन्दराचल, जम्ब॒वृक्ष, 
शाल्मलीवुक्ष, शतसरोवर, सहस्न कनकाचल, शतवक्षा रगिरि, षष्ठिविभंगनदी, 
भोगभूमि, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक देवोका कथन 
आया है। 


तृतीय अध्यायमे ६६ सूत्र हैं। इसमे पञ्च रब्धि, तीन करण सम्यक्त्वके 
भेद-प्रभेद, अष्ट अंग, अष्ट गुण, पञ्च अतिचार, ११ निलय, सप्त व्यसन, तीन 
शल्य, आठ मूलगुण, पञ्च अणुब्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षात्रत, देनिक षट्‌- 
कम, दशविध पूजा, चार प्रकारके दान, १२ अनुप्रेक्षा, १० धमं, २८ मूलगुण, 
पाँच प्रकारके स्वाध्याय, चार प्रकारके ध्यान आदि वणित्त हैं । 


चतुर्थ अध्यायमे ६५ सूत्र हैं । इसमे छः द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सप्त तत्त्व, 
नव पदाये, दो प्रकारके प्रमाण, पाँच प्रकारके ज्ञान, तीन कुज्ञान, मतिज्ञानके 
३३६ भेद, श्रुतज्ञानके भेद-प्रभेद, नव नय सप्त भंग, पाँच भाव, गुणस्थान, जीव 
समास, प्राण, संज्ञा, लेश्या, अष्ट कमं, चार प्रकारके बन्च, कर्मोकी मूल उत्तर 
प्रकृतियाँ और सिद्धोंके अष्टगुण प्रतिपादित हैं। छोटा-सा ग्रन्थ होनेपर भी 
सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान और आचारकी जानकारी प्राप्त करनेके लिए उपयोगी है। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २८५ 


चजनन्दि 
मल्लिषेणप्रशस्तिमें वह्नतन्दिका नाम आया है । इन्हें नव॑स्तोत्का रचयिता 
बताया है | लिखा है-- 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रणाम॑ वज्थादो रचयत परन्नन्दिनि मुनो । 
लवस्तोत्र॑ येत व्यरचि सकलाहुत्प्रवचन- 
प्रपठचान्तर्ब्भाव-प्रवण-वर-सन्दम्भंसुभंग ॥। 
आचाय॑ जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें भी वज्नसूरिका उल्लेख किया है-- 
वज्जसूरेविचारिण्य: सहेत्वोब॑न्धमोक्षयो: | 
प्रमाणं धमंशास्त्राणं प्रवक्‍तुणामिवोक्तय:* ॥ 
अर्थात्‌, जो हेतुसहित बन्ध और मोक्षका विचार करनेवालो हैं, ऐसी श्री 
बज्सूरिकी उक्तियाँ ध॒र्मशास्त्रका व्यास्यान करनेवाले गणधरोंकी उक्तियोंके 
समान हैं, प्रमाणरूप हैं। इस कथनसे यह ध्वनित होता है कि वज्ञसूरि प्रसिद्ध 
सिद्धान्तशास्त्रके वेत्ता हुए है। अपश्रंश भाषाके कवि धवलने अपने हरिवंश- 
पुराणमें लिखा है-- 
वज्जसूरि सुपसिद्धउ मुणिवरु, जेण पमाणगथु किउ चगउ | 
अर्थात्‌ वजसूरि नामके प्रसिद्ध मुनिवर हुए, जिन्होंने सुन्दर प्रमाणग्रन्थ 
बनाया । जिनसेन और धवल दोनोने ही वज्ञसूरिका उल्लेख पृज्यपादके पश्चात्‌ 
किया है। अतएव ये वही वज्ञनन्दि मालूम होते हैं जो पज्यपादके शिष्य थे 
और जिन्हें देवसेनसूरिने अपने दर्शनसारमे द्राविडसंघका सस्थापक बत्तछाया 
है। नवस्तोत्रके अतिरिक्त इनका काई प्रमाणग्रन्थ भी था। जिनसेनके 
उल्लेखसे इनक किसी सिद्धान्तग्रन्थके होनेकी भी सम्भावना को जा सकती है | 


महासेन हठ्वितीय 
जिनसेन प्रथमने अपने हरिवशपुराणमें सुलोचनाकथाके रचयिता महासेन- 

का उल्लेख किया है। लिखा है-- 

महासेनस्थ मधुरा शीलालद्भारधारिणी | 

कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना? ॥ 
१. जैनशिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ५४, पथ्य ११। 
२. हरिवंशपुराण, ज्ञानपीठ संस्करण, १॥३२ । 
३. वहीं, १।३३। 


२८६ : तीर्थंकर भहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌ माधुयंगुणसे सहित अछड्भूगर और रसयुक्त महाकवि महासेनकी 
सुलोचनाकथा किसके मतका हरण नहीं करती है । धवल कविने भी अपभ्र॑शके 
हरिवंशपुराणमें सुलोचनाकथाकी प्रशंसा की है-- 


मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पउमचरिउ मुणि रविसेणेण । 


कुवलयमालाके रचयिता उद्योतनसूरिने भी महासेनकविको सुलोचना- 
कथाकी चर्चा की है। यह कथा सम्मवत:ः प्राकृतमें रही होगी | लिखा है-- 


सण्णिहियजिणवरिदा धम्मकहाबंधदिक्खियणरिंदा । 
कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥३९॥ 


मर्थातु जिसने समवशरण जेसी सुकथिता सुलोचनाकथा लिखी, जिस 
तरह समवशरणमें जिनेन्द्र स्थित रहते हैं और घर्मकथा सुनकर राजा छोग 
दीक्षित होते हैं, उसी प्रकार सुलोचनाकथामें भी जिनेन्द्र सन्निहित हैं और 
उसमें राजाने दीक्षा ले लो है। 


उद्योततसूरिने जिनसेन प्रथमसे ५ वर्ष पूर्व अपने ग्रन्थकी रचना की है। 
अत्तएव यह॒निद्चित है कि दोनोंके द्वारा प्रशंसित सुलोचनाकथा एक हो है। 
महासेनका समय ई० सनकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराध या ९वीं शत्ताब्दी 
का पूर्वार्ध होना चाहिये । 


आचार सुमतिदेव 


मल्लिषेणप्रशस्तिमे सुमतिदेव नामके आचायंका उल्लेख है, जो सुमति- 
सप्तकके रचयिता हैं। लिखा है-- 


सुमति-देवममुं स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततयाक्ृत॑" | 
परिहृतापथ-तत्त्व-पथात्यिनां सुमति-कोटि-विवत्तिभवात्तिहत्‌ ॥१३॥ 


श्री प्रेमीजीने वादिराजसूरि द्वारा पाश्वंनाथचरितत उल्लिखित सन्मति 
आचायंको सुमतिदेवसे अभिन्‍न स्वीकार किया है और इन सन्‍्मतिने सिद्धसेनके 
संमतिप्रकरण नामक ग्रन्थपर टीका लिखी थी । श्री प्रेमीजीने मल्लिषेणप्रशस्ति- 
में कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वज्ञनन्दि और पात्रकेसरीके 
पद्चात्‌ सुमतिदेवकी स्तुत्ति किये जानेके कारण इनका समय ७वीं, ८वीं 
शताब्दी अनुमानित किया है। 


१. जैनशिलालंलसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंल्या ५४, पद्म १३ | 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २८७ 


पदूमसिंह मुनि 


पद्म सिहमुनिने श्ञानसार नामक प्राकृतग्रन्थकी रचना वि० सं० १०८६ में 
अम्बक नामके नगरमें की -है। लिखा है-- 


णियमणपद्शलहृत्यं परमसरूवस्स भावणणिमित्तं। 
सिरिपउमसिहमुणिणा णिम्मवियं णाणसारमिणं॥ 
सिरिविककमस्स काले दशसयछासीजुयंमि वहमाणे। 
सावणसियणवमीए अंवयणयरम्मि कयमेयं" ॥ 


इन गाथाओंसे स्पष्ट है कि पह्मसिहमुनिने ६३ गाथाएँ ७४ इलोक प्रमाणमें 
रची हैं। कवि ज्ञान, प्रमाण, नय, कमसिद्धान्त आदि विषयोंका पूणं ज्ञाता है। 
भगवान्‌ वद्धमानस्वामीको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ बताया है कि कमंसम्बद्ध 
जोव वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति न होनेसे दुःखभारसे आक्रान्त हो चतुगंतिमें 
भ्रमण करता है-- 


जीवो कम्मणिबद्धो चउगइससारसायरे धोरे। 
बुढुई दुकखककंतोी अलहंतो णाणबोहित्य॑* ॥ 


माध्वचन्द्र त्रेविद्य 


माधवचन्द्र नामके १०-११ विद्वान दिखलाई पड़ते हैं। एक माधवचन्द्र 
श्रेविद्यदेव हैं, जिन्होंने त्रलोकसारपर सस्कृत-टीका लिखी है। ये आचार्य नेमिचन्द्र- 
सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य थे । इनका समय ई० सन्‌ ९७५-१००० होना चाहिए | 

दूसरे माधवचन्द्र श्रेविद्यदेव वे हैं जिनके शिष्य नागचन्द्रदेवके पुत्र मादेयसेन 
बोवको तोलपुरुष विक्रम शान्तरकी रानी पालियक्कने अपनी माताकी स्मृतिमे 
निर्मापित पालियक्कबसत्तिके लिए दाव दिया था३ । लूईस राईसने इस अभिलेख- 
का समय लगभग ९५० ई० अनुमानित किया है, किन्तु स्वय तोलपुरुष विक्रम- 
शान्तरका शिलालेख ई० सन्‌ ८९७ का प्राप्त है* | अत: यह माधवचन्द्र त्रेविद्य- 
देव, जो इस नामके सर्वप्रथम ज्ञात आचार्य हैं, ९०० ई० के लगभग हुए होगे । 
एक माधवचन्द्र नन्दिसंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छकी पट्टावलीमें महीचन्द्रके 
पूर्व उल्लिखित हैं। पट््‌टावलोके अनुसार उनका समय ई० सन्‌ ९३३-९६६ है ।" 


« जञानसार, समाणिकचन्द्र श्रन्थमाला, भ्रन्थाक १ ३, गाथा ६१-६२ । 
- वही, गाया २। 

. एपि० कर्ण० ८, नागर ४५। 

एपि० कर्ण० ८, नागर ६० । 

. जैनसिद्धान्तभास्कर, भाग ९, किरण २, पृष्ठ १११। 


नही ड्(्‌ न्फ्फ  #छ 


२८८ : तौधकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


चतुर्थ माघवचन्द्र वे हैं, जिनका स्मरण दुर्गंदेवने किया है । वुर्गदेबने श्रोनियास 
राजाके राज्यमें कुम्मनगरमें (रष्टसमुच्चयकी रचना को थी। स्व० डॉ० गौरी- 
शंकर हीराचन्द्रन श्रीनिवास या लक्ष्मोतिवासको एक साधारण सरदार माना 
है और कुम्मनगरकों भरतपुरके निकटवाला कुम्भेर या कुम्मेरी कहा है। 
दुर्गदेवने अपने गुरुसंयमसेनके साथ माधवचन्द्रका भी स्मरण किया है। इन्होंने 
माधवचन्द्रके सम्बन्धमें लिखा है-- 
जयउ जए जियमाणो संजमदेवो मृणीसरो इत्य । 
तह॒बि हु संजमसेणो माहवचन्दो गुरू तह य" ॥ 

अर्थात्‌ संयमदेवके गुरु सयमसेन और सयमसेनके गुरु माधवचन्द्र बताये गये 
हैं। दुर्गंदेवके गुरुका नाम संयमदेव है और दुर्गंदेवका समय ई० सन्‌ १०३२ है। 
अतएव माधवचन्द्रका समय इनसे ५० वर्ष पूवं होना चाहिए। इस प्रकार ये माधव- 
चन्द्र नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य माघवचन्द्रसे अभिन्न प्रतीत होते हैं । 

एक अन्य माधवचन्द्रका निर्देश देवगढ़के ई० सन्‌ १०८२ के अभिलेखमें 
आया है। मूलसंघ देशीयगण पुस्तकगच्छ हनसोगेबलिके आचायेके रूपमें भी 
एक माधवचन्द्रका निर्देश प्राप्त होता है। विष्णुबधंन होयसलने अपने पुत्रके 
जन्मोपलक्ष्यमे इन्हें द्रोह्‌ घरट्ट जिनालयके लिए ग्रामादि दान दिये थे। यह 
उल्लेख नयकीति सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिष्य नेमिचन्द्र पण्डितदेवको उसी 
जिनालयके लिए वर्ष 'प्रमादिन'मे दिये गये शासनमें हुआ है' | लू० राईसने 
इस अभिलेखका समय ११३३ ई० अनुमानित्त किया है। अतः यह माघवचन्द्र 
ई० सन्‌ ११००-१२२५ के लगभग होने चाहिए। 

एक अन्य माधवचन्द्र शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवके शिष्य थे | ई० सन्‌ ११३५ के 
लगभग विष्णुवरधधंतके प्रसिद्ध दण्डनायक गगराजके पुत्र बोप्पदेव दण्डनायकने 
अपने पितताके बड़े भाई बम्मदेवके पुत्र तथा अनेक बसतियोके निर्माता एच० 
राजकी मृत्युपर इनकी निषद्या बनवाकर उन्हीके द्वारा निर्मापित बसतियोके 
लिए स्वय एच० राजको पत्नी और माताकी प्रेरणापर इन माधवचन्द्रको 
धारापुवंक दान दिया था।? 

हमारे अभीष्ट माधवचन्द्र नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तके शिष्य माधवचन्द्र 
का है, जिन्होंने अपने गुरुकी सम्मतिसे कुछ गाथाएं यत्र-तन्न समाविष्ट की 

| यथा-- 


१. रिण्टसमुच्चय, गोधा जैन ग्रन्थमाला, इन्दोर, वि०सं० २००५, पृ० १६८, पद्च२५४। 
२. एपि० कर्ण० ५, बेल्लूर, १२४। 
३. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या (४४ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २८९ 


गुरुणेमिचंदसम्मदकदिवयगाहा जहि-तहिं रहया | 

माहवचंदतिविज्जेणिय मणु सदणिज्ज मज्जेहि॥ 
आचाय॑ जुगलकिश्ोर मुख्तार और प्रेमीजी दोनों हो गोम्मटसारमें उल्लि- 

खित तथा त्रिलोकसारके संस्कृतटोकाकारको नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका 

- दिष्य मानते हैं, पर डॉ० ज्योतिप्रसादजीने 3 च प्रशस्तिके पर 
उसका रचनास्थान दुल्लकपुर/ छुल्लकपुर/ कोल्हापुर बताया है। उ 
तत्कालीन शासक प्रशस्तिमें वस्लिजित भोगराब वह्दी शिलाहारवशी भोजदेव 
प्रतीत होते हैं, जिनके राज्यमें सन्‌ १२०५ ई० में आचाय॑ सोमदेवने शब्दाणंव 
चन्द्रिकाकी रचना की थी । इन माधवचन्द्रके प्रगुरु सिद्धाल्ताधिप नेमिचन्द्रगणि 
गोम्मटसार त्रिलोकसा रादिके कर्त्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती नहीं, किन्तु बृहद- 
द्रव्यसंग्रहके कर्ता नेमिचन्द्रसे अभिन्‍न प्रतोत होते हैं । अतः क्षपणासारके कर्ता 
माधवचन्द्र त्रेविय आचाय॑ नेमिचन्द्रगणिके शिष्प माधवचन्द्र त्रेविद्यसे भिन्‍न हैं। 


त्रिलोकसार-संस्कृतटीकाके रचयिता और यत्र-ततन्न गराथाओोंके निर्माता 
माधवचन्द्र श्रेविद्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके दिष्य ही हैं, उनसे भिन्‍न अन्य 
कोई माधवचन्द्र नही | 


आचाये नयनन्दि 


आचायें नयनन्दि अपने युगके प्रसिद्ध आचाये हैं। इनके गुरुका नाम माणि- 
क्यनन्दि त्रेविद्य था। नयनन्दिने अपने ग्रन्थ 'सुदंसणचरिउ'मे अपनो गुरु- 
परम्परा अकित की है। उन्होंने बताया है कि महावीर जिनेन्द्रके महान तोथंमे 
कुन्दकुन्दान्ववकी क्रमागत परम्परामें नक्षत्र नामके आचाय॑ हुए। तत्पश्चात्‌ 
पद्मनन्दि, विष्णुनन्दि ओर नन्दनन्दि आचाय॑ हुए। अनन्तर जिनोपदिष्ट धर्मकी 
शुभरश्मियोसे विशुद्ध, अनेक ग्रन्थोंके रचयिता, समस्त जगतमें प्रसिद्ध, मवसमुद्रके 
लिए नौकास्वरूप विद्वनन्दि हुए। तत्पश्चात्‌ क्षमाशील सेड्धान्तिक विशाखनन्दि 
हुए। इनके शिष्य जिनेन्द्रागमके उपदेशक, तपस्वी, लब्धप्रतिष्ठ, नरेन्द्रों और 
देवेन्द्रों द्वारा पूज्य रामनन्दि हुए। इनके शिष्य महापण्डित माणिक्यनन्दि हुए, 
जो अशेष ग्रल्थोके पारगामी, तपस्वी, अगोंके ज्ञात्ता, भव्यरूपी कमलोके लिए 
सूयंतुल्य एवं त्रिछोकको आनन्ददायों थे। उनके प्रथम शिष्य जगत्‌ विख्यात 
नयनन्दि हुए। लिखा है-- 


जिणिदस्स वोरस्स तित्थे महंते | महाकुन्दकुन्दण्णए एंतसते ॥ 
सुणकखाहिहाणो तहा पोमणंदी | पुणो विष्हुणंदी तओ णदिणंदी॥ 


२९० : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जिणुह्ट्ठधम्म सुरासीविसुद्धों | कयाणेयगंथो अजयंते पसिडों ॥ 
भवंबोहिपोओ महाविस्सणंदी | खमाजुत्तु सिदंतिओ विसहणंदी ॥ 
जिणिदागमाहासणे. एयचित्तो । तवायारणिट्ठाए लद्धाए जुत्तो ॥ 
णरिदार्मारंदेहिं सो णदवदी । हुओ तस्स सीसो गणी रामणदी ॥ 
असेसाण गंथाण पारम्मि पत्तों । तवे अगवी भव्वराईवमित्तो ॥ 
गुणावासभूओ सुतिल्लोीक्कणदी । महापडिओ तस्स माणिक्कणंदी ॥| 


घत्ता--पढमसीसु तहो जायउ जगविक्लायठ मुणि णयणंदि अणिदिउ। 
चरिउ सुदसणणाहहो तेण अवाहहो विर्‌इउ बुहअहिणंदिउ" ॥९%। 
प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि सुनक्षत्र, पद्मनन्दि, विद्वनन्दि, नन्‍्दनन्दि, विष्णुनन्दि, 
विशाखनन्दि, रामनन्दि, माणिक्यनन्दि और नयनन्दि नामक आचायं हुए हैं। 


स्थिति-काल 


'सुदसणचरिउ'का रचनाकाल स्वयं ही ग्रन्थकर्त्ताने अकित किया है | यह्‌ 
ग्रन्थ विक्रम संवत्‌ ११०० मे रचा गया है। आचार्यने बताया है कि अवन्ति 
देशको धारा नगरीमें जब त्रिभुवननारायण श्रीनिकेतनरेश भोजदेवका राज्य 
था, उसी समय धारा नगरोके एक जेन मन्दिरके महाविहारमें बेठकर बि० सं० 
११०० में सुदर्शनचरितकी रचना की । प्रशस्तिमें उल्लिखित मालवाके परमार- 
वशो सुप्रसिद्ध नरेश भोजदेव हैं, जिनके राज्यकालके अभिलेख वि० सं० १०७७ 
से ११०४ तकके पाये जाते हैं। भोजका राज्य राजस्थानके चित्तौड़से लेकर 
दक्षिणमें कोकण व गोदावरी तक विस्तीणं था। अतएवं नयनन्दिका समय 
वि० सं० की ११वीं शताब्दीका अन्तिम और १५वीं शतीका प्रारम्भिक 
भाग है। 
रचना 


नयनन्दिकी 'सुदंसणचरिउ” और 'सयलविहिविहाणकव्व” नामक दो रचनाएँ 
उपलब्ध हैं। सुदंसगचरिउ अपभ्र शका एक प्रबन्धकाव्य है, जो प्रहाकाव्य- 
की कोटिमें परिगणित किया जा सकता है। रोचक कथावस्तुके कारण आक- 
घंक होनेके साथ सालंकार काव्यकलाकी दुष्टिसे भो यह ग्रन्थ उच्चकोटिका है। 
पञ्चनमस्कार मन्‍्त्रका फल प्राप्त करने वाले सेठ सुद्शनके चरितका वर्णन 
किया गया है। चरितनायक घीरोदात्त नायकके गरुणोंसे परिपूर्ण है। ग्रन्थ 
१२ सन्धियोंमें विभक्त है | 


१. सुदंसणचरिउ, सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, प्रकाशक जैन शास्त्र और बहिसा 
शोध संस्थान, वैशाली (बिहार) सन्‌ १९६०, १२॥९। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २९१ 


प्रथम सन्धिमें गमोकारमन्त्रका पाठ करनेसे एक ग्वाला सुदर्शनके रूपमें 
जन्म ग्रहण करता है। इस सन्धिमें जम्बूढ्वीप, मगधदेश, राजगृह नगर और 
विपुलाचल पब॑तपर स्थित भगवान्‌ महावीरके समवशरणका वर्णन किया गया 
है। द्वितीय सन्धिमें राजा श्रेणिकने गौतमगणधरसे पञचनमस्का रमन्त्रके फल- 
के सम्बन्धमें प्रश्न किया। उसके उत्तरमें गोतमगणधरने त्र लोक्यका वर्णन 
करके अगदेश, चम्पानगरी, दधिवाहन राजा, वहाँके निवासी सेठ ऋषभदास, 
उनकी पत्नी अहंददासी तथा उनके सुभग नामक ग्वालेका वर्णन किया है। 
इस ग्वालेको एक बार वनमें मुनिराजके दर्शत हुए और उनसे णमोका रमन्त्र 
प्राप्त कर उसका पाठ करने लगा। सेठने उसे मन्त्रका माहात्म्य समझाया और 
धर्मोपदेश दिया । उस ग्वालेने गगानदोमें जलक्रौड़ा करते हुए ठूठसे आहत 
होकर मन्त्रके स्मरण पूवंक प्राण त्याग किये। 

तृतीय सन्धिसें ग्वालेका वह जीव सेठ ऋषभदासके यहाँ पुत्रके रूपमे 
जन्म ग्रहण करता है। सुभग ओर शुभलक्षणोसे युक्त होनेके कारण पुत्रका 
नाम सुदर्शन रखा जाता है। वयस्क होने पर सुदर्शन अनेक प्रकारकी 
विद्याओं और कलाओंमें निपुणता प्राप्त करता है। सुदर्शनकी सुन्दरताके 
कारण नगरकी नारियाँ उसपर आसकत होने लगती हैं। 

चतुर्थ सन्धिमें बताया गया है कि सुदर्शनका एक धनिष्ठ मित्र कपिल था। 
एक दिन वह अपने इस मित्रके साथ नगर-परिभ्रमण कर रहा था कि सुदर्शन- 
की दृष्टि मनोरमा नामक कुमारी युवततीपर पड़ी और वह उसपर कामासक्त हो 
गया। मनोरमा भी उस पर मोहित हो गयी । 

पञ्चम सन्धिमें सुदर्शन और मनोरमाके विवाहका वर्णन आया है और 
इसी सन्धिमे महाकाव्यकी प्रथित परम्पराके अनुसार सूर्यास्त, सन्ध्या, रात्रि, 
प्रभात एवं वर-बधूकी विभिन्न कामक्रोड़ओका निरूपण किया गया है। 

षष्ठ सन्धिमे सुदर्शनके पिता सेठ ऋषभदास मुनिका दर्शन करते है और 
मुनिके उपदेशसे प्रभावित होकर विरक्त हो जाते है तथा अपने सुत्र सुदर्शनको 
गृहस्थमार्गंकी शिक्षा देकर और उसे समस्त कुटुम्बका भार सौपकर वे मुनि- 
दीक्षा प्रहूण कर लेते है और अन्‍्तमें उन्हे स्वर्गकी प्राप्ति होती है । 

सप्तम सन्धिमे बताया गया है कि सुदर्शनके मित्रकी पत्नी कपिला उनपर 
मोहासक्त होती है और छलसे उसे अपने यहाँ बुलाती है। सुदर्शन बहाना 
बनाकर किसी प्रकार अपने शीलकी रक्षा करता है। वसन्तऋतुका आगमन 
हुआ ओर उत्सव मनानेके लिए राजा एवं प्रजा सभी उपवनमें सम्मिलित हुए। 
रानी अभया सुदर्शनके रूपलावण्यको देखकर मुग्ध हो गयी और उसने कपिला- 


२९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


से ममको बातें कर प्रतिज्ञा की कि वह सुदर्शनको वशीभूत करेगी। अरष्टम 
सन्धिमें अभया रानीकी विरहवेदनाका वर्णन है। अभयाकी दयनीय अवस्था 
देखकर उसकी पण्डिता नामक सखीने बहुत समझाया, पर रानीका हृठ न छूठा 
और अन्ततः विवश होकर पण्डिताकों अभयाकी कामवासना तृप्त करानेके 
लिए वचनबद्ध होना पड़ा । पण्डिताने एक कुटिल चाल चली। उसने कुम्हारसे 
मनुष्याकृतिके मिट्टीके सात पुतले बनवाये । वह प्रतिपदासे लेकर सप्तमी तक 
क्रमसे एक-एक पुतला ढंककर अपने साथ छाती, प्रतोलीके द्वारपर द्वारपालसे 
झगड़कर पुतला फोड़ डालती और द्वारपालको रानीका भय दिखाकर आगेके 
लिए उसे चुप करा देती । इस प्रकार पण्डिताने महलके सातों द्वारपालोंको 
अपने अधीन कर अन्‍्त:पुरका प्रवेश निर्बाध बना दिया । अष्टमीके दिन सुदर्शान 
इमजानमें कायोत्सगं करनेके लिए गया। पण्डिताने उसके पास जाकर पहले 
तो उसे ध्यानच्युत एवं प्रछोभित करनेका प्रयत्न किया, पर जब उसे इस अस- 
खयासमे सफलता न मिली, तो वह सुदर्शनको उठाकर राजमहलमे ले गयी । 
रानो अभयाने सुदर्शनको विचलित करनेके लिए अनेक प्रयास किये, पर सुदर्शन 
सुमेरुको त्तरह अडिग रहा । जब प्रयास करते-करते समस्त रात्रि व्यतीत हो 
गयी, तो रानीने दूसरा कपटजाल रचा और सुदर्शन पर शीलूभंग करनेका 
आरोप लगाया । राजाने बिना सोचे-समझे सेठ सुदर्शनको प्राणदण्डका आदेश 
दिया । राजपुरुष उसे पकड़कर हमशान ले गये और उसको हृत्याका प्रयास 
करने लगे। सुदर्शनके धमंध्यानके प्रभावसे एक व्यन्तरदेवने हत्यारोंको 
स्तम्भित कर दिया और सुदर्शनके प्राणोकी रक्षा की । 

नवम सन्धिमे व्यन्तरदेवका राजाकी सेना एवं राजाके साथ भयानक युद्ध 
होनेका वर्णन आया है। राजाको अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और 
व्यन्तरदेवकी आदेशानुसार उसे सुदर्शनके शरण में जाना पड़ा | सुदर्शानने उसे 
क्षमा कर दिया | 

दशम सन्धिमे जीवनसकटसे मुक्त होकर जिनमन्दिरमें गया और वहाँ 
उसने विमलवाहन मुनिसे अपने भवान्तर पूछे। मुनिने उसके क्रमशः व्याप्न 
नामक क्रूर भील, श्वान तथा सुभग गोपाल इन तोन भवोंका वर्णन किया। 
इसी प्रसंगमे णमोका रमनत्रके प्रभावका भी कथन किया | साथ ही मनो रमाकी 
पूृवंभवावलि भी बतलायो। मुनिका वर्मोपदेश सुनकर सुदर्शनने महान्नत धारण 
कर लिये। 

एकादश सन्धिमें मुनि सुदर्शनके ऊपर आये हुए उपसर्गोका वर्णन है। 
अभयाके जीव व्यन्तरीने सुदर्शनको नाना प्रकारसे विचलित करनेका प्रयास 
किया । एक व्यन्तरने आकर उनकी रक्षा की | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २९३ 


बारहवीं सन्धिमें आया है कि सुदर्शन मुनिने चार घातिया कर्मोंका नाश 
कर केवलश्ान आप्त किया। स्वगंसे आकर इन्द्रने उनकी स्तुति की और 
कुवेरने समवसरणकी रचना की ) केवलीके अतिशय तथा उनके उपदेशको सुन- 
कर अभयारानीके जीव व्यन्तरीको भो वेराग्यमाव हो गया और उसमे 
सम्यक्त्वभाव घारण किया | 

इस प्रकार इस महाकाव्यमे आकर्षक कथावस्तु गम्फित है। कोमल पद, 
गम्भीर अर्थ और अलंकारोंकी अद्भुत छटा काव्यसौन्दर्यको वुद्धिगत करती है। 
सयलचबिहिविहाण 

'सकलविधिविधान' काव्य ५८ सन्धियोंमे समाप्त हुआ है, पर यह ग्रन्थ 
अपूर्ण ही उपलब्ध है | इसमें १६ सन्धियाँ नही हैं। प्रारम्भकी दो तोन सन्धियोंमें 
अन्थके अवतरण आदि पर प्रकाश डाला गया है। १२वी से १५वो सन्धि तक 
मिथ्यात्वके कालमिथ्यात्व और लोकमिथ्यात्त आदि अनेक मिथ्यावोका 
स्वरूप बतलाते हुए क्रियावादी और अक्रियावादी आदि भेदोंका विवेचन 
किया है। १५वीं सन्धिसे ३१वी सन्धि तक १६ सन्धियाँ प्राप्त नही हैं । कविने 
इस ग्रंथमें विलासिनी, भुजज्ञप्रिया, मज्ज री, चर्रलेखा, मौक्तिकमाला, पादा- 
कुला, मदनलीला आदि विविध छन्दोंका प्रयोग किया है। अतएवं उन्दशास्त्र- 
की दृष्टिसे भी यह ग्रंथ महनीय है । रेरेवी सन्धिमें मद्य, मास, मधुके दोष, 
उदम्बरादि पचफलछोके त्यागका विधान बताया है। ३३वीं सन्धिमे पठ्म्चअणु- 
ब्रतोकी विशेषताओका वर्णन है और उनमें प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियोंके 
आल्यान भी आये हैं। ५६वी सन्धिके अन्तमे सलल्‍्लेखनाका उल्लेख है। इस 
ग्रन्थमे गृहस्थाचारका वर्णन विस्तारके साथ आया है | 

इतिहासकी दृष्टिसे भी यह ग्रथ कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें काञ्ची 
पुर, अम्बाइय और बलल्‍लभराजका कथन आया है। इस ग्रथकी रचनाकी 
प्रेरणा मुनि हरिसिहने की थी। प्रशस्तिमे वररुचि, वामन, कालिदास, कौतूहल, 
बाण, मयूर, जिनसेन, वादरायण, श्रीहषं, राजशेख र, जसचन्द्र, जयराम, जयदेव, 
पादलिप्त, धिगल, वीरसेन, सिहनन्दि, सिहभद्र, गुणभद्र, समन्तभद्र, अकलूक, 
रुद्रगोविन्द, दण्ड, भामह, माध, भरत, चउमुह, स्वयम्भू, पुष्पदन्त, श्रीचन्द्र, 
प्रभावनद्र और श्रोकुमा रका निर्देश आया है। 

इस ग्रथकी सामग्री अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ससारकी असारता और मनुष्य- 
की उन्नति-अवनतिका इसमें हृदयग्राही चित्रण आया है। 


२६९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दितोय परिच्छेद 
परम्परापोषकाचार्य 


प्रास्ताविक 

आचाय॑ केवल 'स्व'का उत्थान ही नहीं करते हैं, अपितु परम्परासे वाइःमय 
और संस्कृतिकी रक्षा भी करते हैं। वे अपने चतुदिक फेले विध्वको केवल बाह्य 
नेत्रोंसे ही नहीं देखते, अपितु अन्त चक्षुद्वारा उसके सौन्दये एवं वास्तविक 
रूपका अवलोकन करते हैं। जगत्‌के अनुभवके साथ अपना व्यक्तित्व मिला 
कर धरोहरके रूपमें प्राप्त वाइः मयकी परम्पराका विकास और प्रसार करते 
हैं। यही कारण है कि आचाय॑ अपने दायित्वका निर्वाह करनेके लिये अपनी 
मौलिक प्रतिमाका पृर्णतया उपयोग करते हैं। दायित्व निर्वाहकी भावना 
इतनी बलवती रहती है, जिससे कभी-कभी परम्पराका पोषण मात्र हो हो 
पाता है। 

यह सत्य है कि वाडःमय-निर्माणकी प्रतिभा किसी भी जाति या समाजकी 
समान नहीं रहती है। आरम्भमें जो प्रतिभाएँ अपना चमत्कार दिखलाती हैं, 


“+२९५-- 


कुछ शताब्दियोंके बाद उनमें नृतनता नामकी वस्तु कम ही शेष रह जाती है। 
'तीथंकर महावीर'की जो आरातीय परम्परा आरम्भ हुई, शर्नें:-शने: उस 
परम्परामें भी मौलिकताका ह्ाास होने लगा । प्राचीन आचार्योने जिन विषयों 
पर ग्रन्थ-रचनाए की थी, उन्हीं विषयोपर भाषा और शेली बदलकर रचनाएं" 
लिखी जाने लगों | अध्यात्म, सिद्धान्त, दर्शन, काव्य, आख्यान, चरित आदि 
विविध प्रकारके वाड_मयका निर्माण तो अवश्य हुआ, पर मोलिकताका अभाव 
होनेके कारण एक प्रकारसे परम्पराका निर्वाह ही होता रहा। 


परम्पराके निर्वाहका एक कारण राजनीतिक अस्थिरता भी है। १श३वी 
शताब्दीसे ह्वासका प्रवेश हुआ और मुस्लिम युगने साहित्य एवं संस्क्ृतिके 
विकासमें बहुत अधिक योगदान नही दिया है। हिन्दू राजाओंकी राजशक्ति 
क्षीण हो रही थी, फलत. देशमें स्थिरता और शान्तिका अभाव था । इस बाता- 
वरणके प्रभावसे वाइमय भी अछता न रहा और जेनाचार्योमें ही नही, समस्त 
भारतीय लेखकोंमें मौलिक प्रतिभाका अभाव दिखलायी पड़ने लगा। 

सारस्वताचार्यों और प्रबुद्धाचार्योनो जिन रचनाओंका प्रणयन किया था, 
उन्ही नामोंको लेकर सरल और चमत्कारशन्य शेलीमे रचनाओंका पुनरा- 
व्त॑न प्रारम्भ हुआ | यद्यपि दो-चार प्रतिभाशाली आचाये इस पुनरावृत्तिकालमें 
भी उत्पन्न हुए, पर बहुसख्यक आचार्योने भावों और सन्दर्भोका पिष्ट-पेषण 
ही किया | 


परम्परा पोषणका नेतृत्व भट्टा रकोंके हाथमें आया, जो कि मठाधीशके रूपमें 
अपनी विद्याबुद्धिवा चमत्कार जनसाधारणके समक्ष प्रस्तुत किया करते थे। 
वाइमय-सृजनकी मौलिक प्रतिभा और अध्ययनका गाम्भीये प्रायः इन्हे प्राप्त 
नहीं था | धनी-मानी शिष्योंसे वेष्टित रहकर तन्त्र-मन्त्र या जादू-टोनेकी चर्चाएँ' 
कर जन-मानसको ये अपनो ओर आकृष्ट करते थे । धर्मप्रचार करना, पूजा 
प्रतिष्ठाओं द्वारा स्व॑ंसाधारणको धर्मके प्रति श्रद्धालु बनाये रखना एवं वाह - 
मयका सरक्षण-सम्बद्ध न करना प्रायः भट्टारकोंका लक्ष्य हुआ करता था। यही 
कारण है कि भट्दारको द्वारा गद्योपर समृद्ध ग्रन्थागार स्थापित किये गये । 
नवीन रचनाओंके साथ आएं और मान्य आचार्यों एवं साहित्यकारो द्वारा 
रचित विभिन्‍न प्रकारके वाडमयकी प्रतिलिपियाँ भी इन्हीके तत्त्वावधानमें 
प्रस्तुत की गयी | 

इसमें सन्देह नही कि इन भट्टारकोंने परम्पराके सरक्षणमें अपना पूरा 
योगदान किया है। पर युगकी मांगके अनुसार उत्तम कोटिके वाड मयका 
प्रणयन नहीं किया गया। धर्मप्रचारा्थं कथाकाव्य--चरितकाव्य लिखे हैं ओर 


२९६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अधिकांश भट्टठारकोंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है, पर इन रचनाओंसे पर- 
म्पराका संरक्षण ही हुआ है, विकास नहीं। धर्म ओर सस्कृतिके विकासका 
उत्तरदायित्व भट्टारकोंने सम्हाला। आरम्भमें यह वर्ग निश्चय ही निस्पृही, 
ज्ञानी, त्यागी एवं जितेन्द्रिय था। स्वयं विद्वान होनेंके साथ मनीबी विद्वानोंका 
संपोषण भी भट्टारकोंकी गदियों द्वारा होता रहा । 
परम्परापोषणके इस युगमें रचे गये पग्रन्थोंकी संख्या सहस्रों हैं। पर इनका 
गुणात्मक मूल्य अल्प है । अतः यह युग गन्थ-परिमाणकी दृष्टिसे भले ही मह- 
त्वपूर्ण हो, पर मूल्योंकी दृष्टिसे उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
इस परम्पराकी एक विशेषता यह है कि लोक-जीवनसे सम्बन्ध रखनेबाली 
विविधविषयक रचनाएं सम्पन्न हुई हैं। परम्परापोषक आचार्यों द्वारा निमित 
वाइमयको निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 
१. न्याय-दर्शनविषयक वाहुमय 
२. भ्ध्यात्म एवं सिद्धान्त सम्बन्धी वाह मय 
३. चरित्र या आचारमूलक धारभिक वाह मय 
४. पौराणिकचरितप्रन्थ 
५, लघुप्रबन्धग्रन्थ 
६. दूतकाव्य 
७. प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमलक ग्रन्थ 
८. ऐतिहासिक ग्रन्थ 
९. सन्धानकाव्य 
१०. सूक्तिकाव्य 
११. स्तोत्र, पूजा और भक्ति विषयक साहित्य 
१२. संहिताविषयक साहित्य 
१३. मन्त्र-तन्त्र एवं चमत्कार विषयक साहित्य 
१४. व्रतमाहात्म्यसम्बन्धी साहित्य 
१५. उद्यापन एवं क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
१६. ज्योतिष-आयुर्वेदविषयक साहित्य 


परम्परापोषक आचायोने वेदिक और बौद्ध तन्त्र-मन्त्रवादका अध्ययतकर 
कतिपय रचनाएं उन्हीं ग्रन्थोंक आधारपर लिखी हैं, जो जेनदशेन ओर आगम- 
को दृष्टिसे अनुकूल सिद्ध नहीं होतीं । शासन-देवोंको महत्त्व देकर, उनके आरा- 
धना विषयक ग्रल्थ लिखे हैं। अध्यात्म ओर कर्मसिद्धान्तके स्थानपर चमत्कारोंका 
प्रणयन विशेषरूपमें हुआ है । यह सत्य है कि मद्टारकोंने अपने युगकी आव- 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २९७ 
२० 


इ्यकताके अनुसार छोकमानसको श्रद्धालु बनाये रखनेके लिये चमत्कारोंका 
प्रणयन किया है। यदि भट्टारक अपने युगमें लोकचेतनाका अध्ययन न करते, 
और तदनुकूल साहित्यका प्रणयन न करते, तो बहुत सम्भव है कि जेनधमंके 
अनुयायियोंकी ग्युखला टूटने लगती। अत्तः परम्पराके निर्वाहके लिए भदूटा- 
रकोंको बाध्य होकर छोक-साहित्यका सृजन करना पड़ा । 


परम्परापोषक आचार्यो' द्वारा रचित चरितकाव्योंमें काव्यात्मक अलंकृत 
शैलीका विकास नहीं हो पाय्रा है। आचार्योने पौराणिक कथाको ग्रहणकर 
वर्णन विस्तार और चमत्कारके बिना ही कथाकी धाराको प्रवाहित किया है। 
परिणाम यह निकला है कि परम्परा-पोषक आचार्यो द्वारा रचित काव्य प्राण 
तक ही सीमित रह गये। काव्यचमत्कार एवं रसोद्बोधके लिए जिस सौन्द- 
यनिभूतिकी आवश्यकता रहती है और जिस सौन्दर्यानुभूतिकी अभिव्यव्जनासे 
पौराणिक इतिवृत्तकाव्य बनता है, उसका प्रायः अभाव ही रह गया है। अनु 
ष्टपू, उपजाति, वंशस्थ, शादू लविक्रीडित और मालिती उन्दोंका ही प्रयोग- 
पाया जाता है। छन्दवेविध्य और चित्रमयत्ता प्रस्फुटित नहीं हो पायी है। 
कथावस्तुमें गहनताकी अपेक्षा व्यासका समावेश हुआ है। घटनाओं , पात्रों या 
परिवेशको सन्दर्भंपुरस्सर व्याख्याके स्थानपर केवल वातावरणके सौरभका 
ही नियोजन हो सका है। अतः इस युगमें पुराण और काव्य साधारणीकरणकी 
स्थितिको प्राप्त नहीं हो सके। ममंस्पर्शों कथानकोंके स्थानपर अवान्तर और 
जन्म-जन्मान्तरके आख्यानोंका विस्तृत जाल इन आचार्योंकी रचनाओंमें 
गुम्फित है। जन्म-सन्तत्ति, स्वगं-नरक, पुण्य-पापका चित्रण विशेषरूपमें सम्पन्न 
हुआ है । लघुकाव्योमें केवल कथामात्र हो लिखी गयी है। इसे हम पद्यबद्ध 
कथा कह सकते हैं। कथाको अलंकृत करने या रसमय बनानेका प्रयास नही 
किया गया है । कल्पनाशक्तिका विराटरूप, मह॒द्‌ उद्देश्य एवं विभिन्न मानसिक 
दशाएं प्रस्फुटित नही हो पायी हैं। 


चरित और आचार मूलक रचनाओंमें श्रावकाचार या भुल्याचा रका वर्णन 
मिलता है | श्रावकाचा रका आधार आचाय॑ समस्तभद्रका 'रत्ककरण्डश्रावका- 
चार' ही रहा है। इस क्षेत्रमें ननी उद्भावनाए' नहीं हो सकी हैं, पर इतना 
सत्य है कि श्रावकाचा रके विषयका प्रचार इन परम्परापोषक आचार्यो ने विशेष- 
रूपसे किया है। जीवनमल्यों, आदर्शो' ओर नैतिक मान्यताओंका स्पष्टीकरण 
विशेषरूपसे हुआ है । 


संहिताविषयक रचनाए' विशेषरूपमें सम्पन्न हुई हैं। हमें जेन साहित्यमें 
दो प्रकारके जीवनमूल्य दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम प्रकारके वे जीवनमृल्य 


२९८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी श्राभ्ार्य-परम्परा 


हैं, जो भोतिक, दारीरिक, सम्पत्ति तथा सुलभोगके त्यागसे सम्बन्ध रहे हैं, 
तो दूसरे वे जीवनमूल्य हैं जो ऐहिक सुखभोगके. साधनोंको प्राप्त करनेके 
लिए मल्त्र-तन्त्र एवं आराधनाके उपयोगपर जोर देते हैं। यद्यपि अनेकान्तात्मक 

से उक्त दोनों प्रकारके जीवनमृल्योंका समन्वय कर अन्तिम लक्ष्य त्याय या 
परत हो स्थापित किया है और आरम्मिक प्रवृत्तिको निवृत्तिकी ओर ले 
जानेवाला ही कहा है। परम्परापोषक आचार्थोने इस प्रकारके साहित्यका 
प्रचुरूपमें प्रणयन किया है। जो भौतिक सुख एवं ऐश्वयको वृद्धिक लिए सभी 
प्रकारके नेतिक साधनोंका उपयोग कर लेनेके औचित्यका समथंन करता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि विभिन्न जीवनम्‌ल्योंके आपेक्षिक महत्त्व और उनका 
लाभ करनेवाले साधनोंकी आपेक्षिक उपादेयताके सम्बन्धमें लम्बा एवं गहरा 
चिन्तन किया है। अतः जोीवनके बढ़ते हुए अनुभव, सम्पत्तिके बदलते हुए उप- 
योग, विभिन्‍न सुखभोग सम्बन्धी साधनोकी प्राप्तके हेतु आराधनामन्त्र-शास्त्र, 
आयुर्वेद, ज्योतिष, मिमित्त आदि विषयोंका समावेश हुआ है | 


सक्षेपमें परम्परापोषक आचायोने अपनी प्रतिभाका पृण्ण प्रदर्शन कर छोक- 
हित साधक वाइुमयका प्रणयन विशेषरूपमे किया है। भले ही आगम, दर्शन, 
अध्यात्म आदि विषयोंमे नृतनताका समावेश न हुआ हो, पर लौकिक साहित्य 
हा प्रभूत प्रणणन कर जनमानसको अपनी ओर आकृष्ट करने का पूर्ण प्रयास 
या है। 


बृहद्प्रभाचन्द्र 


ईस्वी सन्‌ १९.४४में आचायं श्री जुगलकिशोर मुख्तारने वीरसेवामन्दिरसे 
बृहदूप्रभाचन्द्रके तत्त्वाथंसूत्रका प्रकाशन किया है। यह प्रभाचन्द्र कौन हैं, कब 
हुए ? इसके सबंधमें निश्चित जानकारी नहीं है । श्री मुल्तार साहबने अपनी 
प्रस्तावनामें चार प्रभाचन्द्रोंका उल्लेख किया है। प्रथम प्रभाचन्द्र तो बे हैं, 
जिन्होंने प्रमेयकमलमातंण्ड और श्यायकुमुदचन्द्र जेसे न्यायग्रन्थोंकी रचना की 
है | इनसे पूव॑वर्ती एक अन्य प्रभाचन्द्र भी हुए हैं, जो परलुरु निवासी विनय- 
नन्दि आचायेके शिष्य थे ओर जिन्हें चालुक्य राजा कीतिवर्मा प्रथमने एक दान 
दिया था। ये आचाय॑ वि० की ४६वीं और ७वीं शताब्दीके विद्वान हैं। अतः 
उक्त कीतिवर्माका अस्तित्व शक संवत्‌ ४८५ है। तीसरे प्रभाचनद्र वे हैं, जिनका 
देवनन्दि आचाय॑ने जैनेन्द्र व्याकरणके “रात्रे: कृतिप्रभाचन्द्रस्य' द्वारा उल्लेख 
किया है। इन प्रभाधन्द्रका समय भी वि०की छठी शतताब्दीसे पूव॑ होना चाहिये । 


१, साउथ इण्डिया जयेनिज्मा, भाग २, पृ० ८८ | 
प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : २९९ 


चलुर्थ प्रमाचन्द्र वे हैं, जिनका उल्लेख अवणबेलगोलाके प्रथम घिलालेखमें 
पाया जाता है ओर जिनके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि वे भद्गबाहु श्रुत- 
केवलीके दीक्षित शिष्य सम्नाट चन्द्रगुप्त थे। इनका समय वि० सं० से भी 
३०० वर्ष पूर्व है। 

प्रभाचन्द्रके तत्त्वार्थमू त्रका अध्ययन करनेसे कुछ ऐसे तथ्य उपस्थित होते 
हैं, जिनके आधारपर उनके समयका अनुमान किया जा सकता है। प्रभाचन्दने 
५वें अध्यायमें द्रव्यका लक्षण बतलाते हुए लिखा है-- 


सत्त्वं द्रव्यलक्षणम्‌ ॥६॥ 
उत्पादादियुक्तं सत्‌ ॥»। 
सहक्रमभाविगृणपर्ययवद्द्रव्यम्‌ ॥८॥ 
द्रव्यके इन लक्षणोंपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रने जहाँ 
गृद्धपिच्छाचायंके सूत्रोंका संक्षेपीकरण किया है, वहाँ अष्टमसूत्रमें वृद्धि की है। 
गुणोंको सहभावी और पर्यायोंको क्रमभावी बतलाया गया है। इस लक्षणपर 
स्पष्टट: अकलंकदेवका प्रभाव मालूम पड़ता है। अकलंकदेवने अपने न्याय 
विनिश्चयमें बतलाया है-- 


'गुणपयंयवद्‌द्रव्य॑ ते सहक्रमवृत्तय:' 


अर्थात्‌ गुण सहभावी ओर पर्याय क्रमभावी बतलायी गयी हैं । भत्त: प्रभाचन्द्रने 
अपना तत्त्वाथंसूत्र गृद्धपिच्छाचायंके अतुतरणपर लिखा ओर सृत्रोमें जहाँ-तहाँ 
परिवद्धंन और परिवरतंन पृज्यपाद, अकलकदेव आदिके आधारपर किया है। 
अत्तएव इन प्रभाचन्द्रका समय अकलंकदेवके पश्चात्‌ होना चाहिये। प्रभाचन्द्रके 
साममें प्रयुक्त 'बुह॒द' विशेषण अन्य प्रभाचन्द्रोंसे उन्हे पृथक्‌ करता है । तत्त्वार्थ- 
सूत्रके प्रत्येक अध्यायकी पुष्पिकामें बृहद्‌ विशेषण प्राप्त होता है। यथा-- 


इति श्रीवृहत्मभाचन्द्र-विरचिते तत्त्वाथ॑सूत्र प्रथमोध्ध्याय: ॥१॥ 


प्रभाचन्द्रके नामसे अहंदुप्रवचन नामका एक ग्रन्थ भी मिलता है। इस 
अहंत्प्रवचनके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि अहंत्प्रवचनके रचयिता प्रमाचन्द्रने 
बृहत्पभाचन्द्रके तत्त्वाथंयश्रक्का अवलोकन किया है। अकलंकदेवने अपने 
(तत्त्वाथंवात्तिक' ५॥३८ में 'उक्तज्च अहंख्रवचने” छिखकर एक अहँल्रवन्ननका 
निर्देश किया है, जिससे यहू अनुमान किया जा सकता है कि अपने इस अहं- 
त्मवचन नामक सृत्रग्रल्थको उसके कर्त्तनि प्राचीन अहंदुप्रवचनके अनुसरणपर 


३०० : ठीथंकर महादीर और उनको आचार्य-परम्परा 


लिखा है। इसी कारण उन्होंने--“अधाष्तोहहुंखावचन सूत्र' व्यास्यास्थाम:*” 
लिखा है। इस कथनसे स्पष्ट है कि इन्होंने अहंछावनसुत्रका व्याख्यान किया है। 
अर्थात्‌ प्राचीन ग्रन्थमें जिन मुख्य तत्त्वोंका प्रतिषादन किया गया था, उन्हींका 
निरूपण है। 

'तत्त्वाथेंसूत्र' और “अहंत्मनवचन' इन दोनोंके अध्ययनस्ते यह अवगत होता 
है कि बृहत्ाभाचन्द्रके 'तत्त्वाथंसूत्र का अवलोकन 'अहंत्यवचन'के रचयिता 
प्रभाचन्द्रने किया है। अहूंंत्मवचनमें ५ अध्याय हैं और 2४ सूत्र हैं। इसमें 
प्रतिपाद्य वस्तुओंकी संल्‍्या बतलायी गयी है। जीवोंके छह निकाय हैं, पाँच 
महात्रत हैं, पाँच अजुत्रत हैं, तीन गुणब्रत हैं, चार शिक्षात्रत हैं, तीन ग॒प्तियाँ 
हैं और पाँच समितियां हैं । इस प्रकार विषयका वर्णन न कर संल्या ही निर्देश 
किया है । 

प्रस्तुत बृह॒त्प्रभाचन्द्रके नामसे जो तत्त्वाथंसूत्र नामक ग्रल्थ उपलब्ध होता है 
उसमें १० अध्याय है और १०७ सूत्र हैं। सूत्रोंकी संख्याका क्रम निम्न प्रकार है-- 

१५+ १२% १८-६+६+१ १४+ ११% ८+७+% ५८१०७ 

इसमें गुद्धपिच्छाचायं द्वारा रचित तत्त्वाथंसृत्रके सूत्रोंका संक्षिप्तीकरण ही 
पाया जाता है। यथा-- 

प्रमाणे द्वे ॥३॥ 
नया: सप्त ॥७॥। 
हर 3 श +< 
अखण्डं केवलमु ॥१४॥ 

स्पष्ट है कि तत्त्वार्थमूत्रके सूत्रोका यह सक्षिप्तीकरण है। तृतीय अध्यायके 
अन्तमे ६३ शलाकापुरुष, ११ रुद्र, ९ नारद, २४ कामदेव बतलाये गये हैं। 
यह कथन गुद्धपिच्छाचार्यको अपेक्षा अधिक है । इसी प्रकार सप्तम अध्यायमें 
श्रावकोंके ८ मूलगुण ओर मुनियोंके २८ मूलगुण बतलाये गये हैं । 

कतिपय सूृत्रोंमें तत्त्वाथ॑सूत्रकी अपेक्षा अधिक स्पष्टीकरण पाया जाता है। 
तत्त्वाथंसूत्रमें दानकी परिभाषा “अनुग्रहार्थ॑ स्वस्यातिसर्गो दानं'के रूपमें की है, 
पर बृहत्मभावद्द्ते-- 

स्थपरहिताय स्वस्यातिसजंनं दानम ॥११॥ 


१. भमाणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाकछा द्वारा सिद्धान्तसारादिसंग्रहके अन्तर्गत, पृ० 
११४-११६ प्रकाशित । 
२, बृहृत्मभाचन्द्रका तस्‍्वार्थसृत्र ७११। 


प्रधुद्धाचार्स एवं परम्परापोषकाचार्य : ३०१ 


अर्थात्‌ अपने और परके हिलके लिए अपनी वस्तुका त्याग करना दान है। 
यहाँ 'स्वपरहिताय' पद गृद्धपिच्छाचार्मके 'अनुग्रहार्थश' पदसे अधिक स्पष्ट है । 
इसी प्रकार षष्ठ अध्यायके चतुथं सूत्रमें ज्ञानावरण और दर्शंनावरणके हेतुओंका 
कथन भी इन ग्रंथमें अधिक स्पष्ट है। गृद्धपिच्छने 'ततृप्रदोषनिन्‍्हृब” आदि 
सूत्र लिखा है, पर प्रभाचन्द्रने 'गुरुनिन्‍्ह॒वादयो' पद प्रयुक्त किया है, जिससे 
उक्त सूत्रकी अपेक्षा अधिक स्पष्टीकरण आ गया है। अतएव भ्रभाचन्द्रका यह्‌ 
तस्‍्वार्थसूत्र गृद्धपिच्छाचायंके अचुकरणपर लिखा होनेपर भी कई बातें विशेष है । 


आचार्य पाइवेदेव 


आचाय॑ पाष्वंदेव लोकिक विषयोंके मर्मश पण्डित हैं। इन्होने अन्य 
शास्त्रोके साथ सगीतशास्त्रसम्बन्धी ग्रन्थकी भी रचना की है | एक प्रशस्तिमें 
इनके सम्बन्धमे बताया गया है--'श्रीमदभयचन्द्र-मुनीन्द्रचरणकमलमधुक रा- 
यित्तमस्तकमहादेवायं शिष्यस्व॒ रविमलविद्यापुत्रसम्यक्त्वचूडामणिभरतभाण्डीक - 
भाषाप्रवीणश्रुतिज्ञानचक्रवर्तीसंज्ञीताक रनामधेयपाष्वदेववि रचिते सज्जीतसमय- 
सारे” 


संगीतसमयसारकी मुद्रित प्रतिमे प्रशस्ति निम्न प्रकार है--“श्रीमद- 
भिनवभरता चायंसरविमलहेर्म्मणायंविद्यापुत्रश्नुतिज्ञानच (क्र वातिसज्भीताक रना - 
मधेयपाइवंदेवविरचिते-सगीत्तसमयसारे । 

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पाध्वंदेव महादेवायंके शिष्य और अभयचन्द्रके 
प्रक्षिष्य थे। कृष्णमाचार्यने इन्हे श्रीकान्‍्त जातिके आदिदेव एवं गौरोका 
पुत्र बताया है। इनकी “श्रुतज्ञानचक्रवर्ती', 'संगीताकर' और “भाषाप्रवीण' 
उपाधियाँ थी । श्रीनारायण मोरेश्वर खरेने पाछवंदेवकों दाक्षिणात्य अनु- 
मानित किया है। उन्होने लिखा है--स्थायीके नामोंको देखते हुए ऐसा 
मालूम होता है कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटकमे प्रचलित संगीत्तकी ओर विशेष 
ध्यान दिया है। कर्नाटकके नाम बहुत्त बार देखनेमे आते हैं, इससे पग्रन्थकार 
स्वयं कर्नाटककी ओरके हों, ऐसी बहुत सम्भावना" होती है। 

पादवंदेवने सगीत्तसमयसारके द्वितीय अधिकरणके प्रथम इलोकमें भोजराज 
और सोमेश्वरका उल्लेख किया है। भोजराजका समय ई० सन्‌ १०५३ और 
सोमेश्वरका ११८३ है। इससे यह ध्वनित होता है कि संगीतसमयसार'के 
रचयिता पाएवंदेवका समय ई० सन्‌ ११८३ के पद्चात्‌ होना चाहिये। इस 


१. जैन सिद्धान्तभास्कर, आरा, भाय १०, किरण १, पु० १७। 


३०२ : तीथंकर महावीर ओर उनको आधायं-परम्परा 


प्रन्थका निर्देश 'रागविदोध'कार श्रीसोमनाथदेवने अपने 'रागविबोध'क 
तृतीय विवेकमें प्रबन्धके सम्बन्धमें स्पष्ट करते हुए छिला है--“तथा व पाएवं- 
देव:” एवं--/चतुर्भिर्धातुभि: पड्भिद्यांगेयंस्मात्मबध्यते। तंस्सात्म्बन्ध: कथितो 
गीतलक्षणको विदे: ॥” स्पष्ट है कि रागविबोधकार पाइ्वंदेव और उनके संगीत्त- 
समय सारसे सुपरिचित थे। इनका समय शक संवत्‌ १५३१ अर्थात्‌ ई० सन्‌ 
१६०० के लगभग है। अतएव पादर्वदेवका समय ई० सन्‌ ११८३ ओर ई० सन्‌ 
१६०० के बीच होना चाहिये । संगीतसमयसारपर संगीतरत्नाकरका प्रभाव है 
ओर संगीतरत्नाकरका समय ई० सन्‌ १२१०-१२४७ ई० है। इन दोनों प्रन्थोंके 
रचयिताओंने एक-दूसरेका उल्लेख नहीं किया है। सम्भवत: एक-दूसरेने इन 
दोनों ग्रंथोंका अवलोकन न किया हो । दोनों ग्रन्थोंका विषय एक है, पर 
भाषा भिन्न है। संगीत रत्नाकरमें प्रत्येक विबयका विशद वर्णन है जब कि 
संगीतसमयसा रमें ऐसा नहीं है। मार्ग और देशी इन दोनों पद्धतियोंका संगीत- 
रत्नाकरमे वर्णन आया है, पर संगीतसमयसारमें केवल देशी संगीतपर ही 
विचार किया गया है । देशी संगीतके जितने विषयोंका प्रतिपादत संगीतरत्ना- 
करमें मिलता है, उतनेका ही संगीतसमयसारमें भी। रागोके नाम और 
लक्षण भो दोनों ग्रथोंमें समान हैं। विषय-नियोजन और भाषा दोनों ग्रंथकी 
भिन्न-भिन्न है। अत्तएव पाइव॑ंदेवका समय १२वीं शताब्दीका अल्तिम पाद बा 
१३वीं शत्ताब्दीका प्रथम पाद होना संभव है। 


कुछ विद्वान पाइ्वंदेवको कदम्बवशोीय शासकोका समकालीन मानकर 
पाश्वंदेवको उक्त वंशके राजा विजयशिवमृगेश वर्माका समकालोन मानते हैं, 
जिससे इनका समय ई० सन्‌ को ६ठीं-७वी शत्ताब्दी आता है। पर ग्रंथके अन्त- 
रंग परीक्षणसे यह तिथि सिद्ध नहीं होती । प्रन्थमें भोज आदि राजाओंका 
उल्लेख होने एवं सगीतके अन्य ग्रंथोंका प्रभाव रहनेके कारण पाश्वंदेवका 
समय १२वीं शतताब्दीका अन्तिम पाद स्वीकार किया जा सकता है। 


रखना-परिणय--पाश्वंदेवकी 'संगीतसमयसार' नामक एक ही कृति उप- 
लब्ध है, जिसका प्रकाशन त्रावंकोरसे त्रिवेन्द्रम्‌॒ संस्कृत सिरीज द्वारा हुआ 
है। ग्रंथ नव अधिकरणोंमें समाप्त हुआ है। प्रथम अधिकरणमें नादोत्पत्ति, 
नादभेद, ध्वनिस्वरूप, उसके भेद, मिश्रध्वनि, शारीरलक्षण, गीत्तलक्षण 
और उसके भेद, आलप्ति, वणे, अलंकार आभादि विषयोंका समावेश है। नादो- 
त्पत्तिके पश्चात स्वर, श्रुति, मूच्छंना आदिकी व्यास्याएँ दी गयी हैं। स्थायो 
ओर दूसरे मिक्ाकर १३ अलंकार एवं सात गमक दिये गये हैं । मंगलाचरणके 
पद्यसे ध्वनित होता है कि ऋषभस नामक प्रथम स्वरका नामकरण आदि 


प्रबुद्धाभार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३०३ 


तीथैकर ऋषभदेवके नामपर हुआ है और इसे संग्रीत स्वरोंमें प्राथमिकता दी 
गयी है। मुद्गालंकार द्वारा आचाय॑ने ऋषभस्वरकी उत्पत्तिपर प्रकाश्ष डाला है-- 
नाभेस्समुदितो वायु: कण्ठशीषंसमाहतः। 
ऋषभ विनदेद यस्मात्तस्माद्‌ ऋषभ ईरित: ॥ 
अर्थात्‌ नाभिसे उठनेवाला वायु कण्ठ तथा शीष॑भागसे समाहत होता है, 
तब ऋषभस्वरकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ऋषभदेवके मंगलाचरणसे 
संगीत 'ऋषभ' स्वरका बोध कराया है| 


स्वर, गीत, वाद्य और तार इन चारोंकी सिद्धि नादके द्वारा ही सम्भव 
है। नादकी उत्पत्तिका कथन करते हुए लिखा है कि नाभिमें ब्रह्मस्थान है, 
जिसे ब्रह्मग्रन्थि माना जाता है, उस ब्रह्मग्रन्थिमें, उसके केन्द्रमें प्राणको स्थिति 
है, उस केन्द्रस्थ प्राणसे अग्निको उत्पत्ति होती है। जब अग्नि और मारुतका 
संयोग हो जाता है, तब नाद उत्पन्न होता है। 'नाद'के 'न' ओर “द' ये दोनों 
वर्ण क्रमदा: प्राणमारुत और प्राणाग्निके वाचक हैं। नादक पाँच भेद हैं--१. 
अति सूक्ष्म २. सूक्ष्म ३. पुष्ट ४. अपुष्ट और ५. कृत्रिम | नाभिमें अतिसूक्ष्म, 
हृदय प्रदेश्षमें सूक्ष्म, कण्ठमें पुष्ट, शिरोदेशमे अपुष्ट और मुखमे क्रत्रिम नादको 
स्थिति नादभेदसे भासित होती है। यथा-- 


नाभो यद्‌ ब्रह्मण: स्थान ब्रद्मग्रन्थिश्व यो मतः | 

प्राणस्तन्मध्यवर्ती स्यादग्ते: प्राणात्‌ समुद्भव: ॥४॥ 

अग्निमारुतयोयोगाद्‌ भवेज्नादस्थ सम्भव: । 

नकार: प्राण इत्युक्तो दकारो वह्निरुच्यते ॥५॥ 

अर्थपोष्यं नादशब्दस्य संक्षेपात्‌ परिकोत्तितः | 

स॒ थ पंचविधो नादो मतंगमुनिसम्मतः ॥६॥ 

अतिसुक्ष्मरच सूक्ष्मरच पुष्टोधथ्पुष्टइच कृत्रिम: । 

अतिसुक्ष्मो भवेज्नामौ हृदि सूक्ष्म: प्रकाशते ॥»॥। 

पुष्टोईभिव्यज्यते कण्ठे त्वपुष्ट: शिरसि स्मृतः । 

कृत्रिमों मुखदेशे तु स्थानमेदेन भासते ॥८॥ 

ध्वनि चार प्रकारको बतलायी गयो है--१. काबुल-खाबुल, २. बम्बल, ३. 

नाराट और ४. मिश्रक । ध्वनिके विचारक्रममें कण्ठसम्बन्धी गुण ओर अब- 
गुणोंपर भी प्रकाश डाला गया है। कण्ठके १. माधुयं, २. श्रावकत्व, ३. स्निघत्व 
४. घनता ओर ५. स्थानकत्रयश्ोभा ये पाँच गुण माने हैं तथा खेटि, खेगि और 
भग्न शब्द ये तीन कण्ठदोष बताये हैं। इत सभीकी परिभाषाएं भी निबद्ध 


३०४ : तीथंकर महावोर ओर उनकी आशच्चार्य-परम्परा 


कौ मयी हैं। आहरुप्तिके भेदोंका कथन भौ किया गया है। सालक, विषम, 
साछक प्रास्जल, साक्षरा, अनक्षस और अताऊलझा आहरुप्तियोंके लक्षण निबद्ध 
किये हैं। इस प्रकार प्रथम मधिकरणमें नाद, ध्वानि और आलप्ति सम्बन्धी 
विचार किया गया है। 


द्वितीय अधिकरणमें आलापके भेद, स्थायीके नामकरण और उनके स्वरूप 
दिये हैं । इस अधिक रणमे कर्नाटक देशमें प्रचलित संगीतपर विशेष प्रकाश डाला 
है | वादीस्व॒रकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


“स॒प्तस्वराणां मध्येडषप स्वरे यस्मिन्‌ सुरागता। 
स जीवस्वर इत्युक्त अंशो वादी न कथ्यते॥ 


संवादी, विवादी और अनुवादीकी व्याल्या भी इसी अधिकरणमें की गयी 

है। रागोंके सम्बन्धमें विचार भी इसी प्रकरणमे पाया जाता है। ग्रह, न्यास, 
अंश, व्याप्ति और रसका कथन भी इसी अधिकरणमें है। राग, रागाज़, भाषा ज़, 
क्रियाज़ू आदिके विचारके साथ वादी, संवादी और विवादी स्वरोंके सयोगी 
भेद भी बतलाये है। रागोके घाडव और ओढव रूपोंका वर्णन करनेके साथ, 
भेरव, हिंडोल, मालकस इत्यादि रागोंका वर्णन भी किया है । तृत्तीय अधिकरण- 
में तोड़ो, वसन्‍्त, भेरव, श्रीराग, शुद्धभगाल, मालश्नी, वराडी, गौड, धनाश्री, 
गुण्डकृति, गुजंरी ओर देशी इन तेरह रागाज्भु रागोंका लक्षणसहित निरूपण 
किया है। वेलावछो, अधाली, आसावरी, मंजरी, ललिता, कंशकी, नाटा, शुद्ध 
बरारी और श्रीकण्ठी ये ९ भाषाज्ज राग दिये गये हैं। इस तृत्तीय अधिकरणमें 
सब मिलाकर ३३ रागोंके लक्षण लिखे गये हैं। यहां उदाहरणाथं भेरव और 
श्रीरागके लक्षण दिये जा रहे हैं-- 

भिन्‍नषड्जसमुद्भूतोमत्यासोधाशभूषित: | 

समस्वरोरिपत्यक्तः श्रार्थने भेरवः स्मृततः ॥ 

२९ 2९ हर न्‍ 

श्रीरागष्टबकरागाड्मत्तारो मन्द्रगस्तथा । 

रिपंचमविहीनोध्यं_ समशेषस्वराश्रय: | 

षड्जन्यासग्रहाशर्व॒रसे वीरे प्रयुज्यते॥ 


चतुर्थ अधिकरणमें प्रबन्धकी व्याख्या दी है। यह व्याख्या, सोमनाथने भी 
अपने रागविबोधमे उद्धुत की है। चार धातु और छह अद्भोंस जिसका नियमन 
होता है, वह प्रबन्ध है। जिस प्रकार आस्थायी, अन्तरा, आभोग ओर संचारी 
ये भ्रुपदके प्रबन्धक भातु बताये गये हैं। इसके पश्चात्‌ पाद, बन्ध, स्वरपद, 


प्रयुद्धाभर्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३०५ 


चित्र, तेत, मिश्र इत्यादि करणौंकी व्याल्या एकादश प्रुवोके अनन्तर॑ उनका 
उपयोग करनेकी विधि बतलछायी गयी है। प्रत्यक्ष गायत किस प्रकार करना 
चाहिये, इसके सम्बन्धमें भी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ अंकित की गयी हैं । 
पश्चम अधिकारमें अनवद्यादि चार प्रकारके वाद्योके भेद बतलाकर 
तत्सम्बन्धी परिभाषा भी अंकित की गयी है। पाठवाद्यके १२ मेद बतलाये हैं 
और किन-किन अक्षरोंकों किस-किस वाद्यपर किस प्रकार बजाना चाहिये, यह 
भी बतलाया गया है। 
षष्ठ अधिक रणमें नृत्य और अभिनयके सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया है। 
अग-विक्षेपके विभिन्‍न प्रकार दिये गये हैँ। भरतमुनिने अपने नाट्यशास्त्रमें जिन 
अभिनयोंका जिक्र किया है, उतका वर्णन भी इस अधिकरणमें है। 
सप्तम अधिकरणमें तालका उद्देश्य, लक्षण और उसके नाम दिये गये हैं । 
अन्समें संगीतमें तालका महत्त्व प्रतिपादित करनेवाला निम्न पद्य॒ पाया 
जाता है-- 
तालमूलानि गेयानि ताले सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
तालहीनानि गेयानि मत्रहीना यथाहुतिः ॥ 


अष्टम अधिकरण गोताधिकरण है । इप्तमें गीत गानेकी विधि, गीतके गृण- 
दोष, नतंक, वादक आदिकी परिभाषाएँ एवं उत्तम, मध्यम और जघधन्य गायकके 
लक्षण बताये गये हैं। प्रबन्धगीत, तालगीत एवं आलापगीत आदि भेदोका 
भी कथन किया है। 


नवम अधिकरणमें प्रस्तार, नष्ट, उद्दष्टि आदिका वर्णन किया गया है| इस 
संगीतसमयसारमें ११वीं-१२वीं शत्ताब्दीके देशी संगीतका विस्तृत विवेचन किया 
गया है| ग्रल्थकार मार्गंसंगीतके प्रपंचमें नहीं पड़ा है। उसने केवल देशी 
संगीतका ही अंकन किया है। इसमें सन्देह नहीं कि पाद्व॑ंदेवने संगीतको 
मोक्षशास्त्रके समान ही उपादेय बताया है। रागवद्धंक होनेपर भी संगीत 
वीतरागताकी ओर ले जाता है| इसका प्रधान कारण यह है कि भगवद्भक्तिके 
लिये तन्‍्मयता उपादेय है और यह संगीतमें प्राप्त होती है। वीणाको झ्षकार, 
बेणुकी स्वरमाधुरी, मृदंग, मुरज, पणव, दढ़ुँर, पृष्कर मंजीर, आदि वाद्योंकी 
स्व॒रलहरी आत्मा और प्राणोंमें एकीभाव उत्पन्न करती है और इस एकी- 
भावसे ध्यानकी सिद्धि होती है। मन, वचन, काय एकनिष्ठ होकर समाधिका 
अनुभव करते हैं। इस प्रकार पाश्व॑देवने अपने इस ग्रन्थमें संगीतको उपादेयता 
स्वीकार की है और इसे समाधिप्राप्तिका एक कारण माना है। प्रथम अधि- 


३०६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


करणमें रचप्रिताने गमकों द्वारा भैनकी एकांग्रताका निरूपण किया है। 
लिखा है-- 
स्वश्रुतिस्थानसंभूतां. छायां. श्रुत्यल्तराश्रयात्‌ । 
स्वरो यद्‌ गमयेद गीते गमकोधुसी निरूपितः ॥४८॥ 
स्फुरित:. कम्पितो लोनस्तिरिपुश्चाहतस्तथा | 
आन्दोलितस्त्रभिन्‍्तएतव गमका: सप्त कीतिता: ॥४९॥ 
इस प्रकार धर्मशास्त्रके समान हो संगीतज्ञास्त्रका महंत्वः स्वीकार 
किया है। 


भास्करनन्दि 


तत्त्वाथंके टीकाका रोंमें भास्करनन्दिका अपना स्थान है। टीकाकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें बताया है-- 


'तस्थासीत्‌ू सुबिशुद्धदृष्टिविमवः सिद्धान्तपारज्भतः, 
शिष्यः श्रीजिनचन्द्रनामकलितश्चारित्रभूषान्वित: । 
शिष्यो भास्करनन्दिनाम विबुधस्तस्थाभवत्‌ तत्त्ववित्‌, 
तेनाकारि सुखादिबोधविषया तत्त्वाथेबृत्ति: स्फूटस' ॥४॥ 


अर्थात्‌ भास्करनन्दिके गुरुका नाम जिनचन्द्र है। ये जिनचन्द्रसिद्धान्तके 
पारगामी तथा चारित्रसे भूषित थे। ग्रन्थके पुष्पिकावाब्योंमें महासिद्धान्त जिन- 
चन्द्रभट्टा रक नाम दिया गया है| प्रशस्तिमें जिनचन्द्रभट्टारकके गुरुका नाम 
सवंसाधु लिखा है। बताया गया है कि सवंसाधुने सन्यासपूर्वंक मरण किया है। 

तत्त्वाथ॑वृत्तिके अध्ययनसे स्पष्ट है कि भास्करनन्दिके गुरुका नाम 
जिनचन्द्र और जिनचन्द्रके गुरुका नाम सवंसाधु था । यहाँ यह विचारणीय है 
कि जिनचन्द्र कौन हैं और इनका समय कया है ? इतिहासके अवलोकनसे जिन- 
चन्द्र नामके चार-पाँच आचार्यो का परिक्षान प्राप्त होता है। एंक जिनचन्द्र 
चन्द्रनन्दिके शिष्य थे, जिनका उल्लेख कन्नड़ कवि पोच्नने अपने 'शान्तिपुराण' 
में किया है । भास्करनन्दिके गुरु जिनचन्द्र सवंसाधुके शिष्य है अतः पोन्न द्वारा 
उल्लिखित जिनचन्द्र भास्करनन्दिके गुरु नहीं हो सकते हैं। दूसरे जिनचन्द्र 
सिद्धान्तसा रके रचयिता हैं। इनकी गुरुपरम्परा ज्ञात नहीं है। अतः इनका 
सम्बन्ध भी भास्करनन्दिके साथ नहों जोड़ा जा सकता है। तृतीय जिनचन्द्र 
धमंसंग्रहश्नावकाचा रके रचयिता मेधावीके गृूरु और पाण्डवपुराणके रचयिता 
शुभचन्द्राचायके शिष्य थे । 'तिलोयपण्णत्ति की प्रशस्तिमें इनका उल्लेख निम्न 
प्रकार आया है-- 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३०७ 


तस्‍्पट्राम्युधिसच्चन्द्र: छुभचंद्रः सतां वरः | 
पंचाक्षवनदावारित: कषायक्ष्माघराशनि: ॥१६॥ 
तदोयपट्टाम्बरभानुमाली क्षमादिनानागृण रत्नशाली । 
भट्टारक: जिनचन्द्रनामा सेद्धान्तिकानां भुवि योअस्त सीमा ॥१७॥ 
स्याद्रादामुतपानप्ततमनसो यस्यातनोत्सवंत्त:, 
कोत्तिभूंमितले शशाद्भुघवला सुज्ञानदानात्सत:। 
चार्वाकादिमतप्रवादितिमि रोष्णांशोभुनीन्द्रप्रभो:, 
सूरिश्रीजिनचन्द्रकस्य जयतात्संघो हि तस्यानघः:" ॥१८॥ 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि जिनचन्द्र वि० सं० १९१५ में विद्यमान थे। 
अतएव शुभचन्द्रके शिष्य जिनचन्द्र भास्करनल्दिके गुरु सम्भव नही हैं । 
चौथे जिनचन्द्र श्रवणबेलगोलके अभिलेखसंख्या ५५ में द्वितीय माघनन्दिके 
आचायंके पदचात्‌ उल्लिखित हे | पण्डित ए० शान्तिराज शास्त्रीने सुखबोध- 
वृत्तिकी प्रस्तावनामें इन्ही जिनचन्द्रको भास्करनन्दिके गुरु होनेकी सम्भावना 
व्यक्त की है। बताया है कि माघनन्दि आचाय॑ संवतु १२५० में जीवित थे । 
अत्त: इनके उत्त रकालमे होनेवाले जिनचन्द्रका समय संवत्त १२७५ सम्भव है । 
श्रवणबेलगोलाके उक्त अभिलेखका सम्भावित समय शक संवत्त्‌ १०२२ 
(वि० स० ११५७) है। उसमें उल्लिखित माघनन्दिका समय संबत्‌ १२५० केसे 
हो सकता है। कर्नाटककविचरितेके अनुसार एक माघनन्दिका समय ई० सन्‌ 
१२६० है। वे माघनन्दिश्नावकाचा रके कर्ता हैं और उन्होंने शास्त्रसारसमु- 
च्चययपर कन्नड़में टीका लिखी है। पण्डित शान्तिराजजीका अभिप्राय 
सम्भवतः उक्त मांघनन्दिसे ही है, पर अभिलेखमे प्रतिपादित माघनन्दि इनसे 
भिन्‍न हैं। अतः जिनचन्द्रका समय पण्डित शान्तिराजजी द्वारा निर्धारित सम्भव 
नहीं है। पृष्ट प्रमाणके अभावमे श्रवणबेलगोलाके अभिलेखमें निर्दिष्ट जिन- 
चन्द्रको भास्करनन्दिका गुर नहीं माना जा सकता । अभिलेखमें जिनचंद्रको 
व्याकरणमें पूज्यपादके समान, तकंमें अकलंकके समाच ओर काव्यप्रतिभामें 
भारविके समान बत्तलाया है, पर भास्करनन्दिके गुरु महासैद्धान्तिक है। इनके 
पाण्डित्यकी जानकारी सुखबोधवुत्तिसे हो प्राप्त की जा सकती है। 


भास्करनन्दि पृज्यपाद, अकलंक और विद्यानंदके पव्चात्‌ हुए हैं। यह 
उनकी टीकाके मंगलद्लोकमें आगत 'विद्यानन्दा:' पदसे स्पष्ट है । भास्करनन्दिने 
यशस्तिलक, गोम्मटसार, संस्कृतपञ्चसंग्रह, और वसुनन्दिश्चावकाचारके 


१. जैन सिद्धान्तभास्कर आरा, किरण २, भाग ११, पु० १०९। 
३०८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आधचार्य-परम्परा 


पद उद्धृत किये हैं। वसुनन्दिका समय विक्रमकी १२वीं शत्ताब्दी है। अतएव 
भास्करनन्दिका समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिये। हमारा अनुमान है कि इन 
भास्करनन्दिका समय १४वीं शत्ाब्दीका अन्तिम पाद सम्भव हैं। भास्कर- 
नन्दिने अपनी बुृत्ति पृज्यपादकी सर्वार्थंसिद्धेकि अनुकरणपर लिखी है। इसमें 
विभिन्‍न आचारयेके पद्म भी उद्धृत किये हैं और टीकाकी थोली १३वीं, १४वीं 
शताब्दीकी होनेसे इनके समयके सम्बन्धमे उक्त अनुमान यथार्थ प्रतीत होता 
है। श्री प० मिलापचन्द्र कटारियाने तृतीय प्रश्नस्तिपद्ममें आये हुए 'शुभगति' 
पाठके स्थानपर 'शुभमति” पाठ मानकर भास्करनन्दिके प्रगुरु शुभचन्द्र 
मुनिको माना है | इन धुभचन्द्रका समय वि० सं० १४५०-१५०७ है। इनके 
पट्टपर जिनचन्द्र आसीन हुए और उनका समय वि० सं० १५०७-१५७१ है। 
इन जिनचन्दने मुड़ासामें जीवराज पापड़ीवालकी वि० सं० १५४८ में प्रतिष्ठा 
करायो थी। श्रावकाचा रके कर्त्ता मेधावी भी इनके दिष्य थे। अतः इस 
आधारपर भास्करनंदिका समय वि० सं० १६वीं शती है। 


रखता 


भास्करनन्दिकी एक रचना उपल4्प् है-- तत्त्वाथंसृत्रवृत्ति'-सुखसुबोधटी का । 
इसका प्रकाशन मेसूर विश्वविद्यालयने किया है। टीकाकारने पृज्यपादके साथ 
अकलंक ओर विद्यानन्दके ग्रंथोंसे भी प्रभाव अजित किया है। प्रथम सृत्रकी 
वृत्ति लिखते हुए भास्करनन्दिने अन्य बादियोंके द्वारा माने गये मोक्षके उपायों- 
का समालोचन करते हुए सोमदेवरचित 'यशस्तलकचम्पृ'के छठे आश्वाससे 
बहुत कुछ अंश ग्रहण किया है। तीसरे अध्यायके १०वें सूत्रकी वृत्तिमें अकलक- 
देवके तत्त्वाथ॑वातिकसे विदेहक्षेत्रसम्बन्धी वर्णनको ग्रहण किया है। इस 
वृत्तिकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं-- 

१. विषयस्पष्टीकरणके साथ नवीन सिद्धान्तोंकी स्थापना । 

२. पूर्वाचार्थों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंको आत्मसात्‌ कर उनका अपने 
रूपमें प्रस्तुतीकरण । 

३. ग्रथान्तरोंके उद्धरणोंका प्रस्तुतीकरण । 

४. मल मान्यताओंका विस्तार 

५. पृज्यपादकी शेलीका अनुसरण करनेपर भी मौलिकताका समावेश । 

इनकी एक अन्य रचना ध्यानस्तव भी है, जो रामसेनके तत्त्वानुशासनके 
आधारपर रचित है। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाबार्य : ३०९ 


ब्रज्नदेव 


अध्यात्मशेलीके टीकाकारोंमें आचाय॑ ब्रह्मदेवका नाम उल्लेखनीय है। 
ये जेनसिद्धान्तके मर्ज्ञ विद्वान ये। इन्होंने 'स्व” समय और 'पर' समयका 
अच्छा अध्ययन किया है। इनके सम्बन्धमें बृह॒द्द्रव्यसंग्रहकी भूमिकामें पंडिल 
जवाहरलालजीने लिखा है कि ब्रह्म उनकी उपाधि है, जो बतलाती है कि वे 
ब्रह्म चारी थे और देव उनका नाम है | कई ग्रन्थकारोंने अपने नामके प्रारम्भमें 
ब्रह्मशब्दका उपयोग उपाधिके रूपमें किया है। यथा--आराधनाकथाकोशके 
कर्त्ता ब्रह्म नेमिदत्त और श्रुतस्कन्धके रचयिता ब्रह्म हेमचन्द्र । इसमें सन्देह 
नहीं कि ब्रह्म नेमिदत्त ब्रह्मचारी थे, पर ब्रह्मा! यह उनकी उपाधि न होकर 
सम्भवतः ब्रह्मदेव यही पुरा नाम रहा हो। उनके उपलब्ध भ्रन्थोंसे उनके 
पाण्डित्यका तो परिज्ञान होता ही है, साथ ही अनेक विषयोंको जानकारी भी 
मिलती है। ब्रह्मदेवके परिचयके सम्बन्धमें उनके ग्रन्थोंसे कुछ भी जानकारी 
प्राप्त नहीं होती है। श्री पण्डित परमानन्दजी शास्त्रीने अपने एक निबन्धमें 
बताया है कि (्रव्यसंग्रह'के रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव, वृत्तिकार ब्रह्मदेव 
और सोमराज श्रेष्ठि ये तीनों हो समसामयिक हैं । उन्होंने अपने कथनको पुष्टिके 
लिए “बृहदूद्रव्यसंग्रह' की टोकाके उत्थानवाक्यको उपस्थित कर लिखा है-- 


' पहले नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव द्वारा सोमनामके राजश्रेष्ठिके निमित्त मालव 
देशके आश्रमनामक नगरके मुनिसुब्रत चैत्यालयमें २६ गाथात्मक द्रव्यसंग्रहके 
लघुरूपमे रचे जाने ओर बादमें विशेष तत्त्वपरिशानाथं उन्हीं नेमिचन्द्रके द्वारा 
वृहद्द्रव्यसंग्रहकी रचना हुई है। उस बृह॒द्द्रव्यसंग्रहके अधिकारोंके विभाजन- 
पूवंक यह वृत्ति आरम्भ की जाती है। साथमें यह भी सूचित किया है कि उस 
समय आश्रमनामका यह नगर महामण्डलेक्वरके अधिकारमें था और सोम 
नामका राजश्रेष्ठि भाण्डागार आदि अनेक नियोगोंका अधिकारी होनेके साथ- 
साथ तत्त्वज्ञानरूप सुधारसका पिपासु" था ।” 

श्री परमानन्दजीका अनुमान है कि ब्रह्मदेवके उक्त घटनानिर्देश और 
लेखनशेलीसे यह स्पष्ट है कि ये सब घटनाएँ उनके सामने घटी हैं। अतएव 
वृत्तिकार ब्रह्मदेवको नेमिचन्द्र सिद्धान्ददेवके समकालीन या उनसे कुछ ही 
उत्तरकालवर्तो मानना चाहिए। 


द्रव्यसंग्रहके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तदेव मालवदेशके निवासी थे। इन्होंने 
आश्रमनगरको अपने निवाससे पवित्र किया था और भव्यचातकोंको ज्ञाना- 


१. अनेकान्त वर्ष १९, पृ० १४५। 





३१० : तोथँंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मृतका पान कराया था। मुनि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धाल्तदेवने पहले सोमश्रेष्ठिके 
विशेष निमित्त २६ गाथात्मक पदार्थलक्षणरूप लघुद्रव्यसंग्रहकी रचना की, पदचात्‌ 
तस्वपरिजानार्थ ५८ गाथात्मक बृह॒द्द्रव्यसंग्रहकी रचना को, जिसका उल्लेख 
बृलिकारने उत्थानवाक्यमें किया है। वृत्तिकार ब्रह्मदेवने उसो आश्रम 
नगरके भुनिसुत्रत चेत्यालयमें अध्यात्मरसगर्मित द्रव्यसंग्रहकी महत्त्वपूर्ण टीका 
लिखी है। यह टीका और मूलग्रल्थरचना भोजदेवके राज्यकाल वि० सं० 
१०७०-१११०के मध्य लिखी गयी है। उत्थानिकावाक्यसे यह स्पष्ट है कि 
ब्रह्मदेवकी टीका और द्रव्यसंग्रह दोनों ही भोजके कालमें रचे गये हैं। अत्तएव 
ब्रह्मदेवका समय वि० सं० की १२वीं शताब्दी होना चाहिए | 

डॉ० ए० एन० उपाध्येने ब्रह्मदेवको जयसेनके बादका विद्वान बतलाया है" 
पर ब्रह्मदेव इनसे पृव॑वर्ती सिद्ध होते हैं, क्योंकि जयसेनने 'पण्चास्तिकाय” की 
पहली गाथाकी टीकामें ग्रन्थके निमित्तकी व्याख्या करते हुए लिखा है--“अथ 
प्राभृतग्रंथे शिवकुमारमहाराजो निमित्तं अन्यन्न द्रव्यसंग्रहादों सोमश्रेष्ठयादि 
ज्ञातव्यं' | इससे स्पष्ट है कि जयसेन निमित्त कथनकी बातसे परिचित थे। अतएव 
बे ब्रह्मदेवके उत्त रवर्ती ज्ञात होते हैं। यों तो ब्रह्मदेवकी टीकाणेली जयसेना- 
चाय॑ जेसी ही प्रतीत होती है। जयसेनाचायंने टीकाओंमें शब्दार्थ, नयाथं, 
मताथं, आगमार्थ और भावाथथंका कथन करनेका निर्देश किया है। मगलादिकी 
चर्चा एवं व्याख्यान करनेकी पद्धति जयसेनाचार्य जेसी हो प्रतोत्त होती है । 
अत: सहसा ऐसा प्रतोत होता है कि ब्रह्मदेवने जयसेनाचायंका अनुसरण किया 
हो । जयसेनने 'पंचास्तिकाय'की १४६वों गाथा ओर समयसारकी २१७वीं गाथा- 
की टीकामें, द्रव्यसंग्रहकी ५७वीं गाथाकी टीकामें उद्धृत उद्धरणोंको अपनाया 
है। अत्त: अनुमान यह है कि 'बृहदद्रव्यसंग्रह'की १३वीं गाथामें उद्घुत गद्य- 
वाक्योंके आधारपर पण्डित आशाधरजीने एलोककी रचना की है-- 

“सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनरूपाखण्डेकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभृति- 
षड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेंषु मूठत्रयादिपण्चविशतिमलरहितं वीत- 
रागसवज्ञप्रणीत्तनयविभागेन यस्य श्रद्धानं नास्ति स मिथ्यादृष्टिमंवति । पाषा- 
णरेखासद्शानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभान्यतरोदयेन “******' इन्द्रियसु खादि- 
परद्रव्यं हि हेयमित्यहंत्सवंश्ञ प्रणीतनिश्चयव्यवहा रनयसाध्यसाधकभावेन मन्यतते, 
पर किन्तु भूमिरेखादिसदृशक्रोधादिद्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्तं तलूवर- 
गृहीततस्क रवदात्मनिन्दासहित: सन्निन्द्रियसुखमनुभवत्तीत्यविरतसम्यर्दुष्टेले- 
क्षणम्‌ । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टि: सन्‌ भूमिरेखादिसमानक्रोधादिद्वितीय- 


१. परमात्मप्रकाक्ष, प्रस्तावना (अंग्रेजी), पृ० ७२ । 


प्रबु्धाभार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३११ 


कपषायोदयाभावे सत्यभ्यम्तरे निश्चयनयेनेकदेशरागादिरहितस्वाभाविकसुखानु- 
भूतिलक्षणेषु अहिविषयेषु पुनरेकदेशहिसानूतास्तेयाश्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु” 
दंसणवयसामाइयपोसहसबित्तराइमत्तेया “7 स एव सदृष्टिध्‌ लिरेखादिदु श- 
फ्रोधादितुतीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निएचयनयेन रागाद्यपाधिरहितस्व- 
शुद्धात्मसं वित्तिसमुत्पन्नसुखामृतानुभवलक्षणेषुबह्विषयेषु पुनः सामस्त्येन 
हिसानतस्तेयब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषबु च पण्चमहाब्रतेषु वत्तंते“स॒ एव 
जलरेखादिसदृशसंज्वलनकषायमन्दोदये' 77०० सत्यपूरवंपरमाह्नादेकसुखानु- 
भूतिलक्षणापृवक रणोपश्ममकक्षपकसंज्ञोषष्टमगुणस्थानवर्ती भवति ।”* 
यही अभिप्राय पण्डित आशाधरजीके निम्नलिखित पद्ममें अंकित उपलब्ध 
होता है-- 
भूरेखादिसदृककषायवशगो यो विष्वदृदवाज्ञया 
हेयं वेषयिक सुखं निजमुपादेयं त्विति श्रददधत्‌ ! 
चौरो मारयितुं धृतस्तलवरेणेवात्मनिदादिमान्‌ 
शर्माक्ष भजते रुजत्यपि पर नोततप्यते सोप्यघ:*॥ 
उक्त गद्य-पद्ममें शब्द और अथं सादुश्य है। अतः यह मानना पड़ता है कि 
किसी एकने दूसरेका अनुसरण किया है। आशाधरजीका समय वि० की १३वीं 
शताब्दी है। आशाधरजोने बुह॒द्द्रव्यसंग्रहकी टीकाके अनेक वाक्य ग्रहण किये 
हैं--अत: ब्रह्मदेव आशाधरके पृव॑वर्ती हैं। इनका समय जयसेनसे पूर्व है। 


पं० अजितकुमार क्षास्त्रीके सम्पादकत्वमें प्रकाशित बृह॒दृद्ब्यसंग्रहकी भूमि- 
कामें लिखा है--“जयसलमे रके ए्वेत्ताम्बरीय भण्डारमें वि० स० १४८५ श्रावण 
सुदी तेरस शनिवारकी लिखी हुई टीकावाली द्रव्यसंग्रहकी एक प्रति है। जो 
माण्डवगढ़ वत्तंमान माण्डूमें काष्ठासंघ, माथुरसंघके भट्टारक गुणकीतिके शिष्य 
भट्टारक यशःकीति, हरिभूषणदेव और ज्ञानचन्द्रको आम्नायमें अग्रवालवंशो, 
गर्गंगोत्री श्रावक साहु धोनुके पुत्र हीगाकी धमंपत्नीने अपने ज्ञानावरणकर्मके 
क्षयार्थ लिखवायी थी ।' इससे स्पष्ट है कि ब्रह्देवका समय इस पाण्डुलिपिकी 
तिथिसे पूव॑वर्ती है। अतः निष्कषंरूपमें ब्रह्मदेवका समय ई० सन्‌ को १२वीं 
शतो है। 


रचनाएं 
१. बृहदुद्व्यसंग्रहकी टीका 


१. बृहदुद्रव्यसंग्रह, प्रथम संस्करण, ग्राथा १३, पृ० ३३-३५ । 
२. सागारघधर्मामृत, ११३ । 


३१२ : तीथंकर महावीर और उनकी आवार्य-परम्परा 


२. परमा्ंप्रकाशकी टोका 
३. तत्वदीपक 

४. शानदीपक 

५, प्रतिष्ठातिकक 

६, विवाहपटल 

७. कथाकोष 


बृहवृद्व्यसंप्रह्को टोका--बृहदद्व्यसंग्रहक्ी टोकामें अनेक सेद्धान्तिक 
बातोंका समावेश किया गया है। १०वीं गायाके व्याख्यानमें समुद्घातका, 
तेरहवीके व्याख्यानमें गुणस्थान और मार्गणाओंका, ३५वीं गाथाके व्याख्यानमें 
१२ अनुप्रेक्षाओंका और विशेषतः तीनों लोकोंका बहुत ही विस्तारके साथ 
वर्णन किया है । ज्ञान और दर्शनके प्रकरणमें ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों- 
की चर्चा कर दर्शंनोपयोगका वर्णन किया गया है | 

द्वितीय. अधिकारकी प्रारम्भिक गाथाओंकी उत्थानिकामें 'परिणामि 
जीवमुत्त' गाथा उद्धृत कर उठहों द्रव्योंका विस्तारसे व्याख्यान किया है। 
लिखा है-- 


परिणामपरिणामिनो जीवपुद्गलो स्व भावविभावपर्याया भ्यां कृत्वा शेषचत्वारि 
द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्मुख्यवृत्या परुनरपरिणामीनीति | “जीव' 
शुद्धनिश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं शुद्धचेतन्य प्राणशब्देनोच्यते, तेन जीव- 
तोति जीव: । व्यवहा रनयेन पुनः कर्मोंदयजनितद्रव्यभावरूपेश्चतुर्भि: प्राणेजीवति, 
जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीव:। पुद्गलादिपअ्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । 
“मुत्त” शुद्धात्मनो विलक्षणस्परशंगन्धवर्णवर्तो मूत्तिरुच्यते, तत्सद्भावान्मूत्त: 
पुद्गल: । जीवद्रव्यं पुनरपचरितासद्भूतव्यवहारेण मूर्त्तमपि शुद्धनिश्वयनयेना- 
मूत्तंम्‌, धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्त्तानि। “सपदेस” लोकमात्रप्रमिता- 
सख्येयप्रदेशलक्षण जीवद्रव्यमादि कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायसंज्नानि 
सप्रदेशानि | कालद्रव्यं पुनबेहुप्रदेशलक्षणकायत्वाभावादप्रदेशम ।* 

अर्थात्‌ स्वभाव और विभाव पर्यायों द्वारा परिणामसे जीव एवं पुद्गल 
ये दो द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार द्रव्य अर्थात्‌ धर्म, अधर्म, आकाश और काल 
विभावव्यञ्जनपर्यायके अभावकी मुख्यतासे अपरिणामी हैं। 'जीव' शुद्धनिश्चय 
नयसे निर्मल शान-दर्शनस्वभावधारक शुद्ध चेतन्यरूप है। आगममे शुद्ध 
चैतन्यको प्राण कहते हैं। उस शुद्ध चेतन्यरूप प्राणसे जो जीता है, बह जीव 
१. बुहदूद्रब्यसंग्रह, प्रथम संस्करण, द्वितीय अधिकार, चूलिका प्रकरण, पृ० ७६-७७ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३१३ 
२१ 


कपायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निरचयनयेनेकदेशरागादिरहितस्वाभाविकसुखानु- 
भूतिलक्षणेष्‌ बहिविषयेषु पुनरेकदेशहिसानुतास्तेयाअह्परिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु” 
दंसगवयसामाइथपोसहसचित्तराइभत्तेया स एव सदृष्टिधू लिरेखादिदु श- 
क्रोधादितृतीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्वयनयेन रागाद्यपाधिरहितस्व- 
शुद्धार्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतानुभवलक्षणेषु बहिविषयेषु पुनः सामस्‍्त्येन 
हिसानतस्तेयब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु च पण्न्चमहाव्रतेषु वत्तंते““स एव 
जलरेखादिसदृश्संज्वलनकषायमन्दोदये' पता सत्यपुवंपरमाह्वादेकसुखानु- 
भूतिलक्षणापृ्वक रणोपशमकक्षपकसंज्ञोधष्टमगुणस्थानवर्ती भवति ।”* 


हर के अभिप्राय पण्डित आशाधरजीके निम्नलिखित पद्ममें अंकित उपलब्ध 
ता है-- 

भूरेखादिसदृुककषायवशगो यो विष्वदृश्वान्ञया 

हैयं वेषयिक सुखं निजमुपादेयं त्विति श्रद्दधत्‌ 

चौरो मारयितुं धृतस्तलवरेणेवात्मनिदादिमान्‌ 

हर्माक्ष॑ भजते रुजत्यपि पर नोत्तप्यते सोप्यघ:*॥ 

उक्त गद्य-पद्ममें शब्द ओर अथ॑ सादुध्य है। अतः यह मानना पड़ता है कि 

किसी एकने दूसरेका अनुसरण किया है। आशाधरजीका समय वि० की १३वीं 
शताब्दी है। आशाधरजीने बृह॒द्द्रव्यसंग्रहकी टीकाके अनेक वाक्य ग्रहण किये 
हैं--अतः ब्रह्मदेव आशाघरके पृव॑वर्ती हैं। इनका समय जयसेनसे पूर्व है। 


पं० अजितकुमार शास्त्रीके सम्पादकत्वमें प्रकाशित बृह॒दृद्रव्यसंग्रहकी भूमि- 
कामें लिखा है-- जयसलमेरके इवेताम्बरीय भण्डारमें वि० स० १४८५ श्रावण 
सुदी तेरस शनिवारकी लिखी हुई टीकावाली द्रव्यसंग्रहकी एक प्रति है। जो 
माण्डवगढ़ वत्तंमान माण्डूमें काष्ठासंच, माथुरसघके भट्टारक गुणकीतिके शिष्य 
भट्टारक यद्यःकीति, हरिभूषणदेव और ज्ञानचन्द्रको आम्नायमें अग्रवालवंशो, 
गगंमोत्री श्रावक साहु धीनुके पुत्र हींगाकी धमंपत्नीने अपने ज्ञानावरणकर्मंके 
क्षयाथे लिखवायी थी ।” इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मदेवका समय इस पाण्डुलिपिकी 
तिथिसे पूव॑वर्ती है। अतः निष्कषंरूपमें ब्रह्मदेवका समय ई० सन्‌ की १२वीं 
शती है। 


रचनाएँ 
१. बृहदूद्रव्यसंग्रहकी टीका 


१. बृहृदुद्रव्यसंग्रह, प्रथम संस्करण, गाथा १३, पृ० ३३-३५ । 
२. सागारघर्मामृत, ११३ । 


३१२ : तीथंकर महावीर ओर उतकी आपचार्य-परम्परा 


२. परमार्थप्रकाशकी टोका 

३. तत्त्वदीपक 

४. शञानदीपक 

५, प्रतिष्ठातिलक 

६, विवाहपटल 

७. कथाकोष 

बृहवृहव्यसंग्रहकी टोका--बृहदूद्वव्यसंग्रहक्ी टीकामें अनेक सैद्धान्तिक 
बातोंका समावेश किया गया है। १०वीं गाथाके व्याख्यानमें समुद्घातका, 
तेरहवींके व्याख्यानमें गुणस्थान और मार्गणाओंका, ३५वीं गाथाके व्याख्यानमें 
१२ अनुप्रेज्षाओंका और विज्लेषतः तीनों लोकोंका बहुत ही विस्तारके साथ 
वर्णन किया है| ज्ञान और द्षनके प्रकरणमें ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों- 
की चर्चा कर दर्शनोपयोगका वर्णन किया गया है । 

द्वितीय. अधिकारकी प्रारम्भिक गाथाओंकी उत्थानिकामें 'परिणामि 
जीवमुत्त' गाथा उद्धत कर छठों द्रव्योंका विस्तारसे व्याख्यान किया है। 
लिखा है-- 

परिणामपरिणामिनोौ जीवपुद्गलौ स्व भावविभावपर्यायाभ्यां कृत्वा शेषचत्वारि 
द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावान्मुख्यवृत््यः पुनरपरिणामीनीति। “जीव' 
शुद्धनिश्वयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं शुद्धचेतन्य प्राणशब्देनोच्यते, तेन जीव- 
तीति जीव:। व्यवहा रनयेन पुन: कर्मोदयजनितद्रव्यभावरूपैश्चतुर्भि: प्राणेज वित्ति, 
जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीव: । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि | 
“मुत्त” शुद्धात्मनो विलक्षणस्पशंगन्धवर्णवतो मूत्तिरुच्यते, तत्सद्धावान्मूत्तं: 
पुदूगल: | जीवद्रव्यं पुनरपचरितासद्भूतव्यवहारेण मूर्त्तमपि शुद्धनिश्वयनयेना- 
मूत्तंम, धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्त्तानि। “सपदेस” लोकमात्रप्रमिता- 
सख्येयप्रदेशलक्षण जीवद्रव्यमादि कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायसंज्ञानि 
सप्रदेशानि । कालद्रव्य पुनर्वहुप्रदेशलक्षणकायत्वाभावादप्रदेशय्‌ ।* 

अर्थात्‌ स्वभाव और विभाव पर्यायों द्वारा परिणामसे जीव एवं पुद्गल 
ये दो द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार द्रव्य अर्थात्‌ धर्म, अधमे, आकाश और काल 
विभावव्यञ्जनपर्यायके अभावकी मुख्यतासे अपरिणामी हैं। 'जीव' शुद्धनिष्चय 
नयसे निर्मल ज्ञान-दर्शनस्वभावधारक शुद्ध चेतन्यरूप है। आगममें शुद्ध 
चेतन्यको प्राण कहते हैं। उस शुद्ध चेतन्यरूप प्राणसे जो जीता है, बह जीव 


१. बृहदद्व्यसंग्रह, प्रथम संस्करण, द्वितीय अधिकार, चूलिका प्रकरण, पृ० ७६-७७ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३१३ 
२१ 


है। व्यवहारनयसे कर्मोंके उदयसे प्राप्त द्रव्य सथा भावरूप चार प्राणोंसे 
अर्थात्‌ इन्द्रिय, बल, आयु ओर श्वासोच्छवास नामक प्राणसे जीता है, जीयेगा 
और पहले जीता था, वह जीव है । पुद्गल आदि पाँच द्रव्य अजीवरूप हैं। 
शुद्ध आत्मासे विलक्षण, स्पश, गन्ध, रस तथा वर्णंका सद्भाव जिसमे पाया 
जाता है, वह मूत्तिक है। पुद्गल मूतिवाला होनेसे मूति कहलाता है। जीव- 
द्रव्य अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनयसे मूर्त है किन्तु शुद्ध निश्चयनयको 
अपेक्षा अमूतं है। घमे, अधमं, आकाश ओर काल द्रव्य भी अमूतिक हैं। 
लोकाकाशके बराबर असख्यात प्रदेशोको घारण करनेसे जीवादि पाँच द्रव्य 
पंचास्तिकाय नामसे कहे जाते हैं ओर बहुप्रदेशरूप कायत्वके न होनेसे काल- 
द्रव्य अप्रदेद है। इस प्रकार द्रव्याथिक नय और पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा 
द्रव्योंका विस्तारसे निरूपण किया है । द्रव्योंके इस विवेचनप्रसंगमें शका-समा- 
धान भी प्रस्तुत किया गया है। बताया है कि यदि जीव-अजीव ये दोलों द्रव्य 
सवंथा अपरिणामी ही हैं, तो संयोगपर्यायरूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है 
और यदि सव॑था अपरिणामी हैं, तो जीव-अजीव द्रव्यरूप दो हो पदार्थ सिद्ध 
होते हैं, आख्रवादि सात पदार्थ नहीं ? इस शंकाका उत्तर देते हुए बताया है 
कि कथंचित्‌ परिणामी होनेसे सात पदार्थोंका कथन संगत होता है। जीव 
शुद्धद्रव्याधिकनयसे शुद्ध चिदानन्द स्वभावरूप है, पर अनादि कर्मेबन्धरूप 
पर्यायके कारण राग आदि परद्रव्यजनित उपाधिपर्यायको ग्रहण करता है। 
यद्यपि जीव पर्यायरूपसे परिणमन करता है, तो भी निश्चयनयसे अपने छुद्ध 
रूप को नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार अन्य द्रव्योंका भी कथन किया है। 


इस प्रकार टीकाकार ब्रह्मदेवने गाथाका शाब्दिक व्याख्यान ही नहीं 
किया, अपितु उसका विशेष विवेचन या व्याख्यान किया है। जैन आगमिक 
परम्परानुसार मति, श्रुत ज्ञानको परोक्ष कहा है, किन्तु ब्रह्मदेवने गाथा 
५की टीकामें शंका-समाघानपुव॑क उन्हें सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। इसी प्रकार 
गाथा ४४की व्याख्यामें दर्शंवका स्वरूप तकंशास्त्र ओर सिद्धान्त ग्रन्थानुसार 
उपस्थित किया गया है। ब्रह्मदेवने इस स्वरूपका विवेचन धवला और जय- 
धवला टीकाओंके आधारपर किया है। निश्चयत: ब्रह्मदेवने आगम और 
अध्यात्मके प्रकाशमें द्रव्यसंग्रहकी टीका लिखी है। इस टीकामें उद्धरणप्रद्मों- 
की बहुलता है। समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, परमार्थप्रकाश, योग- 
सार, मूलाचार, भगवतीअराधना, इष्टोपदेश, यशस्तिकक, आप्तस्वरूप, 
त्रिलोकसार और तत्त्वानुशासनके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। गाथा ४९में पंच- 
नमस्का रग्रन्थ, छघुसिद्धचक्र ओर बृह॒द्सिद्धबक्रका कथन आया है। पच- 


३१४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आधार्य-परम्परा 


नमस्कार प्रन्थको १२००० इलोकप्रमाण कहा है--“अन्यदपि द्वादशसहख्- 
प्रमितपंचनमस्का रप्रत्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं बृहत्सिदचक्रमित्यादिदेवा- 
चेनविधान मेदामेदरत्नत्रया राधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातंव्यम्‌ ।” इसी प्रकार 
पंचपरमेष्ठि प्रत्यका कथन भी आया है | लिखा है--“तथेव विस्तरेण 
पंचपरमेष्टिग्रन्थकथितक्रमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धलक्रादिदेवाचंनाविधिरूप- 
मन्त्रवादसम्बन्धिपंचनमस्का रग्रन्थे* चेति।” इस प्रकार बृह॒दूद्रव्यसंग्रहकी 
टोकामें अनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका निर्देश आया है, जो इतिहासको दृष्टिसे 
महत्वपुण हैं । 

परमाथंप्रकाशवबृत्ति--परमार्थ प्रकाशकी यह टीका भी बृह॒द्द्रव्यसंग्रहको 
टीकाके समान विस्तृत्त है। यह सत्य है कि इसमें द्रव्यसंग्रहकी टीकाके समान 
सैद्धान्तिक विषयोंका समावेश नहीं हो सका है । भावनात्मकग्रन्थ होनेके कारण 
टीकाका रने आत्मा, भक्ति, वीतरागता एवं सरागताका विस्तारपुवंक कथन 
किया है । द्रव्यसंग्रहके समान इसमें भी शब्दा्ं, नयाथे, मतार्थ, आगमार्थ और 
भावार्थंकी पद्धत्तको अपनाया गया है। विषयोंके लिए शंका-समाधानपृवंक 
प्रत्येक विषयका स्पष्टोकरण किया है। गाथा २।१७ के व्याख्यानमें बत्ताया है 
कि निदचयसम्यक्त्व वीतरागचारित्रका अविनाभावी है, पर निश्चयसम्यवत्व तो 
गृहस्थावस्थामे भी सम्भव है, पर वीतरागचारित्र वहाँ नही रहता है। अतः 
पूर्वापर विरोध आता है। इस विरोधका परिहार नयदृष्टि द्वारा किया गया 
है। इसी प्रकार शुद्धात्माका ध्यान करनेसे मोक्षको प्राप्ति होती है, पर अन्यत्र 
यह भी बताया गया है कि द्रव्यपरमाणुभावमें परमाणुका ध्यान करनेसे केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होता है। इस शंकाका समाधान भी तात्त्विकदृष्टिसि किया है। 
टीकाके अन्तमें बताया है कि “इस भ्रन्थमे अधिकतर पदोंकी सन्धि नहीं की 
गयी है और सुखपूर्वक बोध करानेके लिए वाक्य भी पृथक्‌-पृथक्‌ रखे गये हैं। 
अत्त: विद्वानोंकों इस ग्रन्थमें लिग, वचन, क्रिया, कारक, सन्धि, समास, विशेष्य, 
विशेषण, वाक्य, समाप्ति आदि सम्बन्धी दूषण नही देखना चाहिये ।” 

टीकाकी व्यास्यानशेलीका निरूपण करते हुए स्वयं टीकाकारने लिखा है-- 
“एवं पदखण्डनारूपेण दाब्दा्थं: कथित: । चयविभागकथनरूपेण नयाथों भणितः । 
बोदादिमत्तस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोर्णप निरूपित:, एवं गृणविशिष्टाः सिद्धा 
मुक्ता: सन्तीत्यागमार्थ: प्रसिद:। अत्र नित्यनिरञ्जनज्ञानमयरूपं परमात्मद्रव्य- 
मुपादेयमित्ति भावार्थ: | अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थो व्यास्यानकाले 
१. बृहदुद्रव्यसंग्रह, प्रथम संस्करण, गाथा ४९, पु० २०८ । 
३. वही. गाया ५४, पु० २२२१ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य ; ३१५ 


यथासम्भवं सवंत्र ज्ञातव्य:* |” सन्धि आदिके सम्बन्धमें इसी आशयका कथन 
बृह॒दद्वव्यसंग्रहकी टोकामें भी पाया जाता है | बताया है--“अत्र ग्रन्थे विवक्षितस्य 
सन्धिभंवति! इति वचनात्पादानां सन्धिनियमों नास्ति। वाक्यानि व स्तोक- 
स्तोकानि कृतानि सुखबोधनाथंम्‌ । तथेव लिज्भरवचनक्रियाकारकसम्बन्धसमास- 
विशेषणवाक्यसमाप्त्यादिदूषणं तथा च शुद्धात्मादितत्त्वप्रतिपादनविषये विस्मृत्ति- 
दूषणं च विद्॒द्धिन ग्राह्ममति*” | 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि ब्रह्मदेवकी टीकाशेली भाष्यात्मक होनेपर भी 
सरल है। व्याख्याएँ नये रूपमें प्रस्तुत की गयी हैं। अन्य ग्रन्थोसे जो उद्धरण 
प्रस्तुत्त किये गये हैं, उनका विषयके साथ मेल बेठता है। टीकाकारके व्यक्तित्वके 
साथ मूललेखकका व्यक्तित्व भी ब्रह्मदेवमें समाविष्ट है। 


रविचन्द्र 


आचाय॑ रविचन्द्र अपनेको मुनीन्‍्द्र कहते हैं। उनका निवासस्थान कर्नाटक- 
प्रान्तके अन्तगंत 'पनसोज' नामका स्थान है । कर्नाटकके शिलालेंखोंमें रविचन्द्र- 
का नाम कई स्थानोपर आया है। अभिलेखोंसे इनका समय ई० सनकी दशम 
शताब्दी सिद्ध होता? है। धारवाड़के सन्‌ १५६२ ई० के एक अभिलेखमें रविचन्द्र 
मुनिका उल्लेव आया" है। तृतीय रवीचन्द्रका उल्लेख श्रवणबेलगोलाके अभि- 
लेख सं० ५३ में आया है। इस अभिलेखके अनुसार सनु ११२०मे वे वत्तमान 
थये। एक अन्य रविचन्द्रका उल्लेख मासोपवासी सेद्धान्तिकके रूपमें प्राप्त होता 
है। इस अभिलेखमें माघनन्दिकी गुरुपरम्परा दी गयी है। बताया है कि नन्दिसघ 
बलात्कारगणके वत्तंमान मुनि होयूसछ राजाओंके गुरु थे। श्रीधर त्रेविद्यपश्न- 
नन्दि त्रेविद्यवासुपृज्य सेद्धान्तिशु भचन्द्र-भट्टा रक-अभयनन्दिभट्वा रक--अरुहर्णाद 
सिद्धान्ति, देवचन्द्र अष्टोपवासि कनकचन्द्र, नयकीति, मासोपवासि रविचन्द्र, 
हरियनन्दि, श्रुत्तकीति त्रेविद्य, वी रनन्दिसिद्धान्ति, गण्डविमुक्त, नेमिचन्द्रभट्टा रक, 


१. परमार्थप्रकाश, टी० पु० ७-८। 

२. बुहृदृद्वव्यसंग्रह, गाथा ५८, पृ० २४० । 

३. मिएंड्ण्एप० एबलादबां28, रू, एण्ं प्रथ्रण्ड, 7२0 57, ][०फ्साबो ० 
घा6 फ्रैगमाए१ए ऊकाग्यादों ण फल पे, &., 5,, ४, ??, ]7]-2, 204 ६, 
डा० ए० एन० उपाध्ये, आराधनासमुच्चय, योगसारसंग्रह, भारतीय ज्ञानपीठ, सन्‌ 
१९६७, पुृ० ७। 

४. दक्षिणभारतीय एपिग्राफिकाका वाधिक प्रतिवेदन, सन्‌ १९३४-३५, पृ० ७। अभि- 
लेखसंल्या ४३२ । 








३१६ : तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-वरम्परा 


गंणचन्द्र, जिनचन्द्र, वर्धभान, श्रीधर, वासुपृज्य, विद्यानन्दि स्वामि, कटको- 
पाध्याय श्रुतकीलति, वादिविश्वासघातक मलेयालपाण्ड्थयदेव, नेमिचन्द्र मध्यान्लु- 
कल्पवृक्ष वाधुपृज्य" | इस अभिलेखसे स्पष्ट है कि माघचन्द्रको गुरुपरम्परामें 
मासोपवासि रविचन्द्र हुए हैं। इन रविचंद्रका समय ई० सनकी १३ वीं शती 
सिद्ध होता है। 'आराधनासा रसमुच्चय'के रचयिता रविचन्द्र उपयुक्त रविचन्द्र 
ही हैं या इनसे भिन्न हैं, यह निदिचतरूपसे नहीं कहा जा सकता है। ग्रन्थान्तमें 
आचाय॑ने अपना परिचय एक हो पद्ममें दिया है-- 
श्रीरविचन्द्रमुनीन्द्रे: पनसोगेग्रामवासिभिग्रेन्थ: । 
रचितोध्यमखिलशास्त्रप्रवीणविद्वन्मनोहारी ॥४२॥ 
इस परिचयसे इतना तो स्पष्ट है कि आचाय॑ दक्षिणमा रतके निवासी थे 
और इन्होंने जेन आगमका पाण्टडित्य प्राप्त किया था । 


आराघधनासारमें रविचन्द्रने धूर्वाचा्योंके अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। 
इत उद्धरणोसे इनके समयके सम्बन्धमें अनुमान छगाया जा सकता है। इन्होंने 
रामसेन द्वारा विरचित तत्त्वानुशासनका निम्नलिखित पद्म आराधनासार- 
समुच्चयमें 'उक्तज्च' कहकर उद्घृत किया है-- 

तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वंक रणादिषु । 
शुभाशुभमलाभावाद्विषुद्धं शुक्लमभ्यदु:* ॥२०४॥ 

अर्थात्‌ अपूवंकरण आदि स्थानोंमें जो उदासी--अनासक्तिमय तत्त्वज्ञान 
होता है, वह शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके मलके नाश होनेके कारण शुक्ल- 
ध्यान कहा गया है। श्री पण्डित जुगलकिशो रजी मुख्तारने रामसेनका स्थिति- 
काल दशम शत्तीका मध्य माना है। अतएवं रविचन्द्रका समय रामसेनके बाद 
आता है। 

“आराधनासारसमुच्चय'का उल्लेख शुभचन्द्रने स्वामीकातिकेयानुप्रेक्षाकी 
संस्कृतव्याख्यामे किया है। शुभचन्द्रने अपनी यह व्याख्या ई० सन्‌ १५५६में पुर्ण 
की है। अतएवं यह निद्िचत है कि रविचन्द्रकी ख्याति उस समय तक व्याप्त 
हो चुकी थी। अतएव उनका समय ई० सन्‌ १५५६ के पूर्व अवश्य है। माघचन्द्र- 
की गुरुपरम्पराके अवलोकनसे ऐसा प्रततोत्त होता है कि आराधनासारसमुच्चय- 
के रचयिता हलेबीडके क्नड़ लेखमें वर्णित रविचन्द्र ही हैं। यह अभिलेख ई० 
सन्‌ १२०५ का है। इसी प्रकार १३ वी शतोक॑ 'केलगेरे'के अभिलेखमें भी मासो- 


१. जैनशिलालंखसंग्रह, भाग ४। 
२. तत्त्वानुशासन, पद्म ३४२ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३१७ 


पंवासी रविचन्द्र सिद्धान्तदेवका उल्लेख है। अतएवं इनका समय ई० सनकी 
१२वीं शताब्दी का अन्तिम पाद या १३वीं शतीका प्रथम पाद संभव है। 
रविचन्द्रका आराधनासारसमुच्चय संस्क्ृतपद्मोंमें लिखा गया उपलब्ध 
है। इस ग्रन्थमें सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप इन चारों 
आराघनाओंका वर्णन किया गया है | सम्यक्वारित्र आराधनामें अध्रूव, अशरण, 
एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, आज्रव, संवर, निर्जरा , घमं और बोधिदुर्लभ इन 
द्वादश अनुप्रेक्षाओंका भी वर्णन आया है। तपाराधनाका स्वरूपविश्लेषण 
करनेके पश्चात्‌ आराध्य, आराधक, आराघनोपाय, आराधनाफलका भी चित्रण 
किया गया है | इस ग्रन्थमें दो प्राकृत और पाँच सस्क्ृतके उद्धरण भी आये हैं । 
भाषा प्रांजल है। आचाय॑ने विषयका प्रतिपादन बहुत ही सुन्दररूपमें किया 
है। अनेक पद्मोंपर कुन्दकुन्दका प्रभाव दिखलायी पड़ता है। सम्यग्दशंनका 
महत्त्व बतलाते हुए लिखा है-- 
वृक्षस्य यथा मूल प्रासादस्य च यथा ह्मधिष्ठानम्‌ । 
विज्ञानचरिततपसां तथा हि. सम्यक्त्वमाधार: ॥३८॥ 
दर्शननष्टो नष्टो न तु नष्टो भवति चरणतो नष्ट: । 
देशनमपरित्यजतां परिपतन॑ नास्ति ससारे ॥३९॥ 
तेलोक्यस्थ च लाभाहशंनलाभो भरवेत्तरा श्रेष्ठ: | 
लब्धमपि त्रेलोक्य॑ परिमित्तकाले यततरच्यवते ॥४०॥ 
निर्वाणराज्यलक्ष्म्या: सम्यक्त्व॑ कंठिकामत: प्राहुः । 
सम्यग्द्शनमेव निमित्तमनन्ताव्यययसुखस्य" ॥४१॥ 
इन पद्मोंपर कुन्दकुन्दकी निम्नलिखित गाथाओंका स्पष्ट प्रभाव मालूम 
पड़ता है-- 
दंसणमूलो धम्मो उवइट्टो जिणवरेहि सिस्साणं। 
त॑ सोऊण सकण्णे दसणहोणो ण बंदिव्बो ॥ २॥ 
दंसणभट्ठा भट्टा दंसणभट्टस्स णत्यि णिव्वाणं। 
सिज्ञति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्ञंति ॥ ३॥ 
सम्मत्तररणभट्टा जाणंता बहुविहाई सत्याईं। 
आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्येव ॥ ४॥ 
सम्मत्तविरहियाणं सुद्र वि उग्गं तवं चरंताण। 
ण लहंति बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहि' ॥ ५॥ 
१. सम्पादक डॉ० ए० एन० उपाध्ये, आराघतासारसमुज्यय १।३८-४१। 
२. दंसणपाहुड, गाथा २।५। 


३१८ : तीयकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


रविचन्द्रने यह समस्त ग्रन्थ आर्याउन्दोंमें लिखा है। 
अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 


मूलसंघ, देशीयगण, पुस्तकगच्छ, कोण्डकुन्दान्वयकी इंगलेश्वरी शाखाके 
श्रीसमुदायमें माघनन्दि भट्टा रक हुए हैं। इनके नेमिचन्द्र भट्टारक और अभय- 
चन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ये दो शिष्य हुए हैं। अभयचन्द्र बालचन्द्र पण्डितके 
श्रुतगुरु थे। लिखा है--- 

“स्वस्ति श्रीमूलसंघदेशियगणपुस्तकगच्छको ण्डकुन्दान्वय दि जुलेदव रदबलिय 
श्रीसमुदायद-माघनन्दिभट्टा रक-देव रप्रियशिष्य सं श्रीमन्‍्नेमिचन्द्र-भट्टा रक-देवसं 
श्रीमदभयचन्द्र-सिद्धान्तचक्रवतिगलुं"*” शकवर्ष ११९७ नेयभावसंवत्सरद 
भाद्रपद शुद्ध १२ बृधवारद'” '“॥/" 

हलेबीडके एक संस्कृत और कन्नड़ मिश्रित अभिलेखमें अभयचनद्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके समाधिमरणका उल्लेख आया है । यह अभिलेख शक संवत्‌ १२०१ 
(ई० सनु १२७९)का है।' इसी स्थानके एक अन्य अभिछेखमें अभयचन्द्रके 
प्रिय शिष्य बालचन्द्रके समाधिमरणका निर्देश है। यह अभिलेख शक संवत्‌ ११९७ 
(ई० सन्‌ १२७४)का है।* 

ईस्वी सनु १२०५के ह॒लेबीडके एक अन्य कन्नड़ अभिलेखमें माघनन्दिकी 
गुरुपरम्परामें अभयनन्दि भट्टारकका नाम आया है।* केलगेरके अभिलेखमें भी 
अभयनन्दि उल्लिखित हैं। यह अभिलेख ईस्वो सनकी तेरहवीं शत्तोके उत्तराद्ध- 
का है ।" 

उपयुंक्त अभिलेखोंमें अभयचन्द्रका निर्देश आनेसे उन्तका समय ईस्वी सन्‌ 
१३वीं शरती सिद्ध होता है। बहुत्त संभव है कि ये १३वीं शत्तीके प्रारम्भमें हुए 
हों और ७९ वर्ष तक जीवित रहे हों । 

रावन्द्रके संस्कृतमिश्चित कन्नड़ अभिलेखमें अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती- 
के शिष्य श्रुतिमुनि और उनके शिष्य प्रभेन्दुके' नाम आये हैं। भारंगीके एक 
शिलालेखमें बताया गया है कि राय राजगुरु मण्डलाचार्य महावादवादोश्वर 


१. जैनदिलालेखसंग्रह भाग ३, अभिलेख ५१४। 

२-३, वही, अभिलेख ५२४ | 

४. जैनशिलालंखसंग्रह, भाग ४, अभिलेख ३४२ । वही, अभिलेख, ३७६ | 
५, जैनशिलालेलसंग्रह, चतुर्थ भाग, अभि० सं० ३७६ । 

६. जैनशिलालंखसंग्रह, तृतीय भाग, अभि० सं० ५८४। 


प्रबुद्धाचाय एवं परम्परापोषकाचार्य : ३१९ 


रायवादि पितामह अभयचन्द्र सिद्धान्तदेवका ज्पेष्ठ शिष्य बुल्लगौड़ था, 
जिसका पुत्र गोपगोड़ नागरखण्डका शासक था ।नागरखण्ड कर्नाटक प्रदेश- 
में था ।" बुल्लगोड़के समाधिमरणका उल्लेख भारंगीके एक अन्य अभिलेखमें 
भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि बुल्ल या बुल्लुपको यह अवसर 
अभयचन्द्रकी कृपासे प्राप्त हुआ' था । हुम्मचके एक अन्य अभिलेखमें अभयचन्द्र- 
को चेत्यवासी कहा? है। 
अभयचन्द्रके समाधिमरणसे सम्बन्धित अभिलेखमें कहा गया है कि वह 
छन्‍्द, न्याय, निषष्टु, शब्द, समय, अलंकार, भचक्र, प्रमाणशास्त्र आदिके विशिष्ट 
विद्वान थे। इसी तरह श्रुतिमुनिने परमागमसारके अन्तमे अभयचन्द्रसूरिका 
परिचय देते हुए लिखा है-- 
सह्ागम-परमागम-तकक्‍्कागम-णिरवसेसवेदी हु ै। 
विजिद-सयलण्णवादी जयउ चिरं अभयसूरि-सिद्धती ॥ 
इससे भी अभयचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीके पाण्डित्यपर प्रकाश पड़ता है। 
श्रुत्मुनिका परमागमसार शक संवत्‌ १२६३में समाप्त हुआ है | अतएव श्रुतमुनि- 
का समय ई० सनकी १रेवीं शताब्दी निश्चित है। 
रचना 
अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनि कर्मंप्रकृतिनामक ग्रन्थकी रचना की है । 
श्री आचायं॑ जुगलकिशोर मुख्तारने इनको गोम्मटसार जीवकाण्डकी मन्द- 
प्रबोधिका टीकाका रचयिता भी" माना है। कर्मंप्रकृतिके आदि और अन्तम 
मंग्रलपद्य दिये गये हैं, जो निम्नप्रकार हैं-- 
प्रक्षीणावरणद्वेतमोहप्रत्यूहकमंणे । 
अनन्तानन्तधीदूृष्टिसुखवीर्यात्मने नमः ॥ 
रे हि 


जयन्ति विघुताक्षेपपापाञ्जनसमुच्चया: | 
अनन्तानन्तधीदृष्टिसुखवीर्या जिनेश्वरा:॥ 


इन दोनों पद्योंके अतिरिक्त शेष समस्त अन्य गद्यमें लिखा गया है। 
१. जैनशिलालखसंग्रह, भाग ३, अभि० सं० ६१० । 
२. वहो० अभि० सं० ६४६। 
३. वही० अभि० सं० ६६७ । 
४. अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १२, पु० ४४१ | 


३२० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आजार्य-परम्परा 


मंगलाचरणके पश्चात्‌ तीन प्रकारके कम॑ बतछाये गये हैं तथा द्रव्यकमंके 
चार भेद हैं-- 
“आत्मनः प्रदेशेषु बढ़ कर्म द्रव्यकर्म भावकर्म नोकम चेति त्रिविधस ।”” 
९ रे ९ 


“तत्र प्रकृतिस्थित्यनुभाग प्रदेशमेदेन द्रव्यकमं चतुविधम्‌ |” 
आत्मप्रदेशोमें बँघा हुआ कर्म द्रव्यकमं, भावकर्म और नोकम इस तरह 
तीन प्रकारका होता है। द्रव्यकम प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे 
चार प्रका रका होता है। अभयचन्द्रने प्रकृतिका स्वरूप ज्ञानप्रच्छदनादि स्व- 
भाव बतलाकर उसने तीन मेद किये हैँ--१. मूलप्रकृति, २. उत्तरप्रकृति और 


३. उत्तरोत्तरप्रकृति । 

“तत्र ज्ञानप्रच्छादनादिस्वभाव: प्रकृति । सा मृलप्रकृतिरुत्तरप्रकृतिरुत्तरो- 
त्तरप्रकृतिरिति त्रिधा ।” 

इसके पदरचात्‌ मलप्रकृतिको ज्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयुधष्य, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप आठ प्रकारकी बतछाकर प्रत्येकका 
पृथक्‌-पुथक्‌ स्वरूप निर्दिष्ट किया है। उत्तरप्रकृतियोंके १४८ भेद बतलाये है 
तथा प्रत्येक प्रकृतिका स्वरूप भी बतलाया है। स्वरूपप्रतिपादन बड़ी सरलता* 
पूर्वक किया गया है, जिससे साधारण पाठक भी कमंप्रकृतिके स्वरूपको 
हृदयगम कर सकता है। ज्ञानावरणीयकर्ंकी पाँच उत्तरप्रकृतियोंके स्वरूप 
निदर्शनकों यहाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाता है--“ततन्न पंचभिरिन्द्रि- 
यैमंनसा च मनन ज्ञानं मत्तिज्ञान तदाबुणोत्तीति मतिज्ञानावरणीयम्‌। मतिज्ञान- 
गृहीतार्थावन्‍्यस्यार्थस्य ज्ञान श्रुतज्ञानं तदावृणोत्तीति श्रुतज्ञानावरणीयम््‌ । वर्ण- 
गन्ध रसस्पशंयुक्तसामान्यपुद्गलद्गव्यं तत्संबान्धसंसा रीजीवद्रव्याणि न देशान्तर- 
स्थानि कालान्तरस्थानि च॒ द्र॒व्यक्षेत्रकालभवभावानवधीकृत्य यत्पत्यक्ष जाना- 
तोत्यवधिज्ञानं तदावुणोतीत्यवधिज्ञानावरणीयस्‌ । परेषां मनसि वतंमानमर्थ 
यज्जानाति तन्मन:पयंयज्ञानं तदावुणोत्तीति मनःपर्यंयज्ञानावरणीयस्र्‌ | इन्द्रि- 
याणि प्रकाश मनह्चानपेक्ष्य त्रिकालगोचरछोकसकलपदार्थानां युगपदवरभासनं 
केवलज्ञानं तदावुणोतरीति केबलज्ञानावरणीमस्‌ ।” 

इस प्रकार इस ग्रन्थमें समस्त १४८ उत्तरप्रकृतियोंका स्वरूपनिर्धारण 
ओर भेद बतलाये गये हैं। नोकमंवर्णन प्रसंगमें ससारी जीव, मुक्त जीव, भव्य, 
अभव्य आदिका वर्णन किया है। सम्यक्त्ववर्णनके सन्दर्भमें क्षयोपशमलब्धि, 
विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यतालब्धि और करणरूब्धिका वर्णन किया 
है। १४ गृणस्थानोंके वर्णनके पश्चात्‌ मुक्तावस्थाका चित्रण किया गया है । 


प्रमुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३२१ 





भट्टारक पश्चनन्दि 

संस्कृतभाषाके उन्नायकोंमें भट्टा रक आचाय॑ पद्मनन्दिकी गणना की जाती 
है। ये प्रभाचन्द्रके शिष्य" थे । कहा जाता है कि दिल्लीमें रत्नकीतिके पट्टपर 
वि० सं० १३१० की पौष शुक्ला पूर्णिमाको भ्रट्टारक प्रभाचन्द्रका अभिषेक 
हुआ था। इनका जन्म ब्राह्मण जातिमें हुआ था | खम्भात, घारा, देवगिरि 
आदि स्थानोंमें विहार कर धर्म और संस्क्ृतिक। प्रचार-प्रसार किया था । इन्होंने 
दिल्लीमें नासिरुद्दीन मुहम्मदशाहको भी प्रसन्न किया था। प्रभाचन्द्र ७४ वर्ष 
तक पट्टाधीश रहे । 

एक बार प्रतिष्ठामहोत्सवके समय व्यवस्थापक गृहस्थ उपस्थित नही रहे, 
तो प्रभाचन्द्रने उसी उत्सवको पट्टाभिषेकका रूप देकर पद्मनन्दिको अपने पट्ट 
पर अभिषिकक्‍त कर दिया" था। इन्होंने वि० स० १४५० की वेशाख शुक्ला 
द्वादशोको एक आदिनाथस्वामीकी मूर्ति प्रतिष्ठित करायी? थी। ये मूलसंघ 
स्थित नन्दिसंघ बलात्कारगण और सरस्वत्तीगच्छके आचाय॑ थे | 


भट्टारक पद्मनन्दिके तीन प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने भट्टारकपरम्पराएँ 
स्थापित अन्य शिष्योंके साथ मदनदेव, नयनन्दि और मदनकीति इन प्रमुख 
दिष्योंके भी नामोल्लेख पाये जाते हैं । 


स्थितिकाल 
आचाय॑ पद्मनन्दि भट्टारक और मुनि दोनों विशेषणों द्वारा अभिहित हैं । 
इनका पट्टाभिषेक वि० सं० १३८५ (ई० सन्‌ १३२८) में हुआ था । ये पनद्रह 
वर्ष, सात भाह ओर १३ दिन गृहस्थीमें रहे। पद्चात्‌ १३ वर्ष तक दीक्षित हो 
ज्ञान और चारित्रकी साधना करते रहे । २९, वर्षकी अवस्थाके अनन्तर ये पट्ट- 
पर अधिष्ठित हुए और ६५ वर्षों तक पट्टाधोश बने रहे। इस प्रकार इनका 
जन्म समय ई० सन्‌ १३०० के लगभग आता है। आदिनाथस्वामीकी मूर्तिकी 
प्रतिष्ठा वि० सं० १४५१० (ई० सन्‌ १३९३) में इनके द्वारा सम्पन्न हुई है | वि० 
१. श्रीमत्प्रभाचन्द्रमुनीन्द्रपट्ट शश्चत्प्रतिष्ठ. प्रतिभागरिष्ठ' | 
विशुद्धसिद्धान्त रहस्यरत्न-रत्नाकरो नन्दतु पह्मनन्दी ॥ २८ ॥ गुर्वावली, जैन 
सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पुृ० ५३ | 
२, वि० सं० १३८५ पोस सुदि ७ पश्चनन्दिजी गृहस्थ वर्ष १५ मास ७ दीक्षा वर्ष 
१३, मास ५ पटवर्ष ६५ दिवस १८ अन्तर दिवस १० सर्व वर्ष ९९ दिवस २८ 
जाति ब्राह्मण पट्ट दिल्‍ली । “-भट्टारकसम्प्रदाय, लेखांक २३७ । 
३. भट्टारकसम्प्रदाय, सोलापुर, लेखांक २३९ । 








३२२ : तीर्थंकर महावीर और उनको आधार्य-परम्परा 


सं० १४६५ (ई० सन्‌ १४०८) ओर बि० सं० १४८३ (ई० सन्‌ १४२६) के विजौ- 
लियाके दिलालेखोंमें इनकी प्रशंसा की गयी" हैं और वहाँ मानस्तम्भोंमें इनकी 
प्रतिकृति अंकित मिलती है | 

टोडानगरमें भूगर्भसे २६ दिगम्बर जेन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, जिन्हें 
वि० सं० १४७० (ई० सन्‌ १४१३) में प्रभाचन्द्रके प्रशिष्य ओर भट्टारक पद्म- 
नन्दिके शिष्य, भट्ठा रक विशालकौत्तिके उपदेशसे खण्डेलवाल जातिके गंगेलवाल 
गोतन्रीय किसी श्रावकने प्रतिष्ठित कराया था। इससे स्पष्ट है कि भट्टारक 
पद्मनन्दि ई० सन्‌ १४१३ के पूव॑वर्त्ती हैं। अतएव संक्षेपमें पट्टावलियों और 
प्रशस्तियोंके आधारपर आचाये प्मचनन्दिका समय ई० सन्‌की १४वीं शती है। 
रचनाएँ 

आचार्य पद्मनन्दिके नामसे कई स्तोन्र मिलते हैं। पर गुरुका नाम निर्दिष्ट 
न होनेसे यह निश्चयपुवंक नही कहा जा सकता कि प्राप्त स्तोन्न इन्हीं पद्मनल्दि- 
के हैं या किन्‍्ही दूसरे आचार्यके | अत्तएव यहाँ सुनिर्णीत और संदिग्ध दोनों ही 
प्रकारकी रचनाओंका निर्देश किया जाता है-- 

१. जीरापललीपाश्वंनाथस्तवन 

२ भावनापद्धत्ति 

३. श्रावकाचा रसा रोद्धार 

४. अनन्तब्रतकथा 

५. वद्धंमानचरित 


सन्दिग्य कृतियां 

१. वीतरागस्तोत्र 

२ शान्तिजिनस्तोत्र 

३. रावणपाइवंनाथस्तोत्र 

१. जीरापल्लीपाइवबंनाथस्तोत्रमे जीरापलली स्थित देवालयके मूलनायेक 
भगवान्‌ पाइव॑ंनाथकी स्तुति की गयी है। इस स्तोत्रमें १० पद्म हैं। कविने 
रथोद्धता,शालिनो जोर वसनन्‍्ततिलका छन्दोंका प्रयोग किया है । कवि आराध्य- 
की स्तुति करता हुआ कहता है-- 

दुस्तरेइश्न॒ भव-सागरे. सतां कर्मं-चण्डिम-भरान्निमज्जतास । 

प्रास्फुरीति न कराध्वलम्बने त्वत्पो जिनवरोषपि भूतले॥ 


१. प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली १९५४, प्रस्तावना, पृ० १९ । 


पबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३२३ 


त्वैल्पदाम्बुज-युगा55श्रयादिद॑ पृण्यमेत्तिि जगतो«वतां सत्ताम। 

स्पृश्यतामपि न चाउन्यशीषंग तब (त्वतू) समोष्च तवको निगद्यते" ॥ 

अन्तिम पद्ममें अंकित अनन्वय अलंकार आराध्यको उपमारहित और सब 
श्रेष्न सिद्ध करता है। इस संसार-सागरमें कमंभारके कारण निमज्जित होने 
वाले प्राणियोंको भगवान्‌ पाए्वेनाथका करावलम्बन ही रक्षा करनेमें सम है। 
अतएव जगत उद्धारकके रूपमें मल नायक पाष्व॑नाथ ही प्रसिद्ध हैं । 


२. भावनापर्डात 

इस रचनाका दूसरा नाम भावनाचतुत्रिशत्तिका भी है। भावनाको निर्मल 
करनेके लिए ३४ पद्मप्रमाण यह भावपूर्ण स्तुति है। रूपक अलंकारकी योजना 
करता हुआ कवि कहता है कि यह मानसहस जिनेन्द्रसेवारूपी मन्दाकिनीके 
निर्मल जलमें विचरण करे | यतत: यमराजके जालमें आबंड होनेपर यह प्राणी 
किस प्रकार आनन्दपुवंक विचरण कर सकेगा | अत्तएव समय रहते हुए सजग 
होकर भक्तिरूपी भागीरथीमें स्नान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


अद्येव मानस-मराल ! जिनेन्द्रसेवा-- 
देवापगांभसि रमस्व मनस्विमान्ये । 
यातेष्यवा विधिवशाहिवसावसाने, 
कीनाश-पाश-पतिततस्य कुत्तो रतिस्ते ॥७॥ 
इस पद्यमे 'मानसमराल' ओर '“जिनेन्द्रसेवादेवापगांभसि'मे रूपक अलंका र- 
की सुन्दर योजना की गयी है। 
कवि सम्पत्ति, बल, वेभवको विद्युतूके समान चपल ओर पुत्रमित्र, सुहृत्‌, 
सुवर्णादिकको भी नितान्त अस्थिर और विनश्वर अनुभव करता हुआ अपने- 
को सम्बोधित करता है और कहता है कि सेकड़ों अहमिन्द्रोके द्वारा जिनके 
चरणकमलोंकी पूजा की जाती है उन सनातन चेतन्यस्वभाव, शान-दरंन 
स्वरूप, आनन्दके आगार जिनेन्द्रमें मेश़् मन लीन हो । यथा-- 
सपेव संपदबला चपला घनाली 
लोलं वपु: सुत-सुहृतृ-कनकादि-सव्व | 
ज्ञात्वेत्ति सोडहमहमिद्र-शत-स्तुतांहे ! 
लीये मुदा त्वयि सनातन ! चित्स्वभावे ॥१४॥ 





१. अनेकान्त वर्ष ९, किरण ७, जुलाई १९३८, में प्रकाशित । 
२. अनेकान्त वर्ष ११, किरण ७-८, सन्‌ १९५२, पृ० २५८-५९ पर प्रकाशित । 


३२४ : तोथंकर महाबीर और उनकी आवचायं-परम्पस 


कवि आचाय॑ आतंक, शोक और जन्म-मरणको उत्तुग शैलका रूपक देकर 
सांसारिक कष्टोंकी अभिव्यंजना करते हुए कहते है कि इस उत्तुग शेलपर बार- 
बार चढ़ने और उतरनेके महान कष्टके कारण में कठिन संतापसे पीड़ित हूँ । 
अतएव प्रभो ! में आपके वचनरूपी पवित्र निमंछ सरोवरमें प्रवेश करता हूं । 
जिस प्रकार पव॑तपर धार-बार चढ़ने और उतरनेसे अनेक प्रकारका संताप 
होता है और उस संतापको दूर करनेके लिए स्तानादि अनेक क्रियाएँ सम्पन्न 
की जाती हैं, इसी प्रकार जन्म-मरण, रोग-शोक आदिको दूर करनेके लिए 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके वचनोंका अवलम्बन लेनेसे शान्ति प्राप्त होती है-- 


आतंक-शोक-मरणोद्भूव-तुंगशे ल- 
रोहाध्वरोहकरण मंम पीडितस्थ | 
दुर्वारतापहनये भवताज्जिनेश ! 
युष्मद्गरच: शुचि-सुधा-सरसि प्रवेश: ॥१५॥ 
कवि भावविभोर होकर भगवानूसे प्राथंना करता हुआ कहता है कि प्रभो ! 
जो आपकी पाषाणनिर्मित मूरतिका ध्यान करता है वह भी संसारमें पतनसे बच 
जाता है फिर जो आपके ज्ञानात्मक रूपका ध्यान करेगा, वह किस फलको प्राप्त 
होगा, यह कहा नहीं जा सकता है-- 
ग्रावादि-निम्मित-शुभभ्रतिमासु यस्त्वां 
ध्यायत्यमरत्त्य-पतितामुपयाति सोअपि | 
ज्ञानात्मकं तु भजतां भवतः स्वरूपं 
कीदुक्कियत्फलमलं तदहं न जाने॥ 


३- श्रावकाचारसारोड्धार-- इसमें तीन परिच्छेद हैं। तृत्तीय परिच्छेदके 
अन्तमे लिखा गया है--“इति श्रावकाचारसारोद्धारे श्रीपद्मनन्दिमुनिविरचिते 
द्वादशब्रतवर्णनो नाम तृतीयः परिच्छेदो समाप्त:” । इस ग्रन्थमे गृहस्थविषयक 
आचारका वर्णन किया गया है। इस श्रावकाचा के प्रणयनको प्रेरणा लम्ब- 
कज्चुककुलान्वय साहू बासाधरसे प्राप्त हुई थो। साहू बासाधरके पित्तामह्‌ 
'गोकर्ण ने 'सूपकारसार' नामक ग्रल्थकी रचना की थी । गोकर्णंके पुत्र सोमदेव 
हुए। इनको धर्मपत्नोका नाम प्रेमा था। इनके सात पुत्रोंमें बासाधर सबसे 
बड़े पुत्र" थे । 

४. अनन्तश्षतकथा--इसमें ८५ पद्म हैं। अनन्तचतुदंशोके ब्रतको सम्पल्न 
करनेवाले फलाधिकारी व्यक्तिकी कथा वर्णित है। अन्तमें कविने अपना परिचय 
भी दिया है। 


१. इसकी पाण्डुलिपि आमेरके शास्त्र भण्डारमें है । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३२५ 


५. वद्धलानचरित--इस संस्कृतग्रन्थमें तीथथंकर वद्धभानका इतिवृत्त वर्णित 
है । पद्चसंर्या अनुमानत: ३०० है। 

सदिस्ध ग्रन्थोंके सम्बन्धम कुछ नहीं कहा जा सकता है। आचाय॑पम्मनन्दि- 
की रचनाओंमें भक्तिसम्बन्धी आदर्श उच्च कोटिका पाया जाता है । 


भट्टाकक सकलकीति 

विपुल साहित्य निर्माणकी दृष्टिसे आचाये सकलकीतिका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इन्होंने संस्कृत एवं प्राकृत वाइमयको संरक्षण ही नही दिया, अपितु उसका 
पर्याप्त प्रचार और प्रसार किया। हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिमें ब्रह्मजिनदासने 
इनको महाकवि कहा है-- 

तत्पट्रपड़ु जविकासभास्वानु बभूव निग्न॑न्थवरः प्रतापी | 
महाकवित्वादिकलाप्रवीणः तपोनिधि: श्रीसकलादिकोरति:ः ॥ 
इससे स्पष्ट है कि इनकी प्रसिद्धि महाकवीश्वरके रूपमे थी । आचार्य॑ 

सकलकी तिने प्राप्त आचायंपरम्पराका सर्वाधिकरूपमें पोषण किया है। तीथ॑- 
यात्राएँ कर जनसामान्यमें धमंके प्रति जागरूकता उत्पन्न की और नवमंदिरोका 
निर्माण कराकर प्रतिष्ठाएँ करायी । आचाय॑ सकलकीतिने अपने जीवनकालमें 
१४ बिम्बप्रतिष्ठाओंका संचालन किया था। गलियाकोटमें संघपति मुलराजने 
इन्हीके उपदेशसे चतुविशत्ति जिनबिम्बकी स्थापना की थी। नागद्रह जातिके 
श्रावक संधपत्ति ठाकुरसिहने भी कितनी ही विम्बप्रतिष्ठाओंमें योग दिया । 
आबूमे इन्होंने एक प्रतिष्ठा महोत्सवका संचालन किया था, जिसमे तीन 
चौबीसीकी एक विशाल प्रतिमा परिकरसहित स्थापित की गयी थी । 

निःसन्देह आचायं सकलकीतिका असाधारण व्यक्तित्व था। तत्कालीन 
सस्कृत, अपश्रश, राजस्थानी आदि भाषाओंपर अपुबं अधिकार था। भट्टारक 
सकलभूषणने अपने उपदेशरत्नमाला नामक स्रन्थको प्रशस्तिमे सकलकीतिको 
अनेक पुराणग्रन्थोंका रचयिता लिखा है। भट्टारक शुभचन्द्रने भी सकल- 
कीतिको पुराण और काव्य ग्रन्थोका रचयिता बताया है। लिखा है-- 

'तच्छिष्याग्रेसरानेकशास्त्रपयोधिपा रप्राप्तानाम्‌, एकावलि-द्विकावलि-कनका- 
वलि - रत्नावलि - मुक्तावलि - सर्वतोभद्र-सिहविक्रमादिमहात्तपोव ज्ञना शित्तकर्म - 
पर्वतानाम्‌, सिद्धान्तसार-तत्त्वसा२-यत्याचारादनेकराद्धान्तविधातुणाम्‌ , मिथ्या- 
त्वत्मोविनाशकमार्त्ताण्डानाम्‌, अम्युदयपुव॑ निर्वाणसुखावश्यविधायि-जिनधर्मा- 
म्बुधिविवर््धनपूर्ण चन्द्राणामू, यथोक्तचरित्राचरणसमर्थ॑ननिग्नेन्थाचार्यावर्याणाम्‌ 
श्रीक्षीक्षीसकलकी त्तिभट्टा रकाणाम्‌ ।* 


१. शुभचन्द्राचार्यपट्रावकि, ७ अनुच्छेद । 
३२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌-पद्मतन्दिके शिष्य, अनेक शास्त्रोंक पारगामी, एकावलि, द्विकावलि, 
रत्नावलि, मुक्तावलि, सवंतोभद्र, सिहविक्रम आदि महात्तपोंक आचारणद्वारा 
कमंरूपी पव॑त्तोंको नष्ट करनेवाले, सिद्धान्तसार, तत््वसार, यत्याचार आदि 
आगमग्नल्थोंके रचयिता, मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए सूयंतुल्य, 
जिनधमंरूपी समुद्रको वृद्धिगत करनेके लिए चन्द्रमातुल्य और यथोक्‍त चारित्र- 
का पालन करनेवाले निम्नंन्थाचायं सकलकीत्ति हुए | 


अतः स्पष्ट है कि निग्न॑न्थाचायं सकलकोत्ति एक बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मं- 
प्रचारक और ग्रन्थरचयिता थे । उस युगमें ये अद्वितोय प्रतिभाशाली एवं शास्त्रों- 
के पारगामी थे | 


आचाय सकलकीतिका जन्म वि० सं० १४४३ (ई० सन्‌ १३८६)में हुआ 
था" | इनके पिताका नाम कर्मसिह और माताका नाम शोभा था। ये हूंवड़ 
जातिके थे और अणहिलपुर पद्टनके रहनेवाले थे । गर्भमें आनेके समय माताको 
स्वप्नदर्शंन हुआ था | पत्तिने इस स्वप्नका फल योग्य, कमंठ और यशस्वी पुत्रकी 
प्राप्ति होना बतलाया था । 


बालकका नाम माता-पिताने पूर्णसिह या पूनसिह रखा था। एक पढ्टा- 
वलीमें इनका नाम 'पदार्थ' भी पाया जाता है। इनका वर्ण राजहसके समान 
शुत्र ओर शरीर ३२ लक्षणोंसे युक्त था। पाँच वर्षकी अवस्थामें पृर्णसिहका 
विद्यारम्भ सस्कार सम्पन्न किया गया। कुशाग्रबुद्धि होनेके कारण अल्पसमयमें 
ही शास्त्राभ्यास पूर्ण कर लिया। माता-पिताने १४ वर्षकी अवस्थामें ही पूर्णसिह- 
का विवाह कर दिया । विवाहित हो जानेपर भी इनका मन सांसारिक कार्योंके 
बन्धनमें बंध न सका | पुत्रकी इस स्थितिसे मात्ता-पिताको चिन्ता उत्पन्न हुई 
ओर उन्होंने समझाया--“अपार सम्पत्ति है, इसका उपभोग युवावस्थामे अवश्य 
करना चाहिये | सयम प्राप्तिके लिए तो अभी बहुत समय है। यह तो जीवनके 
चौथे पनमें धारण किया जाता है। पिता-पृत्रके बोचमें जो वार्तालाप हुआ उसे 
भट्टारक भुवनकीतिने निम्नलिखित रूपमें व्यक्त किया है-- 
१. चोकद ज़ितालि प्रमाणि पूरइ दिन पुत्र जनमीउ । 
२. न्याति माहि मुहुतवंत हुंवड हरषि वखाणिइए । 

करमसिंतद वितपन्‍म उदयवंत इम जाणीहुए ॥। 

शोभित तरस अरधागि, मूलि सरीस्य सु दरीय । 

सील स्यंगारित अज्ि पेलु प्रत्यक्षे पुरंदरीय ॥ 

--सकलकोतिरास, जैन सन्देश, शोधादु १६ में उद्घृत । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य ; ३२७ 


देखवि चञ्चल चित्त माता पिता कहि वछ सुणि। 
अहम मंदिर बहू वित्त आविसिह कारणि कवइ॥ 
लहुआ लीलावंत सुख भोगवि संसार तणाएं। 
पछटद दिवस बहुत, अछिह संयम तय तणाएं॥ 
वयणि तं जि सुणेवि पुत्र पिता प्रति हम कहिए। 
निजमन सुविस करेवि धीर जे तरणि तप गहिए॥ 
ज्योवन गिद गमार पछइ पालइ शीयल घणां। 
ते कुहु ककण विचार विण अवसर जे वरसीयिए॥ 
कहा जाता है कि माता-पिताके आग्रहसे ये चार वर्षों तक घरमें रहे और 
१८वें में प्रवेश करते ही वि० सं० १४६३ (ई० सन्‌ १४०६) मे समस्त सम्पत्तिका 
त्याग कर भट्टारक पद्मनन्दिके पास नेणवांमें चले गये । भट्ठारक यशःकी्ति 
दास्त्रभण्डारकी पट्टावलीके अनुसार ये २६वें वर्षमे नेणवा गये थे। ३४वें वर्षमें 
आचाय॑े पदवी धारण कर अपने प्रदेशमें वापस आये और धमंप्रचार करने लगे | 
इस समय ये नग्नावस्थामें थे । 


आचाय॑ सकलकीतिने बागड़ और गुजरातमें पर्याप्त भ्रमण किया था और 
धर्मोपदेश देकर श्रावकोंमें धमंभावना जागृत की थी। उन दिनोंमे उक्त प्रदेशोंमें 
दिगम्बर जेन मन्दिरोंकी सख्या भी बहुत कम थी तथा साधुके न पहुँचनेके 
कारण अनुयायियोंमें घामिक शिथिकता आ गयी थी । अतएवं इन्होने गाँव- 
गाँवमे विहार कर छोगोंके हृदयमें स्वाध्याय और भगवदुभक्तिकी रुचि 
उत्पन्न की । 

बलात्कारगण इडर शाखाका आरम्म भद्ारक सकलकी तिसे ही होता है। 
ये बहुत ही मेधावो, प्रभावक, ज्ञानी और चरित्रवान थे। बागड़ देशमें जहाँ 
कही पहल कोई भी प्रभाव नहीं था, वि० सं० १४९२ में गलियाकोटमें भट्टा- 
रक गद्दीकी स्थापना को तथा अपने आपको सरस्वतीगच्छ एवं बलात्कारगणसे 
सम्बोधित किया । ये उत्कृष्ट तपस्वी और रत्नावडी, संबंतोभद्र, मुक्तावली 
आदि ब्रतोका पालन करनेमे सजग थे। 
स्थितिकाल 

भद्टारक सकलकीतति द्वारा वि० सं० १४९० (ई० सन्‌ १४२३) वेशाख 
शुक्ला नवमी शनिवारकों एक "चोबीसी मूर्ति; विक्रम संवत्‌ १४९२ (ई० सन्‌ 
१४३५) वेशाख कृष्ण दशमीको '"पाश्वंनाथमति; सं० १४०४ (ई० सन्‌ १४२७) 
१. भद्टारकसम्प्रदाय, सोलापुर, लेखाक रे३१। 
२० वही, लेखांक ३३१ | 


३२८ : तीथैकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


वेशाख छुक्ला त्रयोदशीकों आबू '"पवंतपर एक मन्दिरकी प्रतिष्ठा करायो गयी; 
जिसमें तीन चौबीसीकी प्रतिमाएँ परिकरसहित स्थापित की गयी थीं | वि० सं० 
१४९७ (ई० सन्‌ १४४०) में एक आदिनाथस्वामीकी* मूति तथा वि० सं० १४९९, 
(ई० सत्‌ १४४२)में सागवाड़ामें आदिनाथ* मन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी। इसी 
स्थानमें आपने भट््‌टारक धर्मकीतिका पट्ठाभिषेक भी किया था । 

भट्टारक सकलकीतिने अपनी किसी भी रचनामें समयका निर्देश नहीं 
किया है, तो भी मूर्तिलेख आदि साधनोंके आधारपरसे उन्तका निधन वि० 
सं० १४९९ पोष म।/समें महसाना (गुजरात)में होना सिद्ध होता है। इस प्रकार 
उत्तकी आयु ५६ वर्षकी आती है ।* 

'भट्टारकसम्प्रदाय' ग्रन्थमें विद्याधर जोहरापुरकरने इनका समय वि० 
सं० १४५०-१५१० तक निर्धारित किया" है । पर वस्तुत: इनका स्थितिकाल 
बि० स० १४४३-१४९९ तक आता है । 


रचनाएं 

आचाये सकलकी ति संस्कृतभाषाके प्रौढ़ पंडित थे। इनके द्वारा लिखित 
निम्नलिखित रचनाओंकी जानकारी प्राप्त होतो है-- 

१. शान्तिनाथचरित 

२. वद्धंमानचरित 

३- मल्लिनाथचरित 

४ यशोधरचरित 

५. धन्यकुमा रचरित्त 

६ सुकमालचरित 

७. सुदर्शनचरित्त 

८ जम्बूस्वामीचरित 

९. श्रीपालचरित 








१ भ"० सं० लेखांक ३३३। 

२. वही, लेखाक ३३४। 

३. वही, लेखांक रे३० । 

४. प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, प्रस्तावनगा पुृ० ११ तथा डॉ० कासछीवाल 
ढ्वारा लिखित तीन ऐतिहासिक पट्टावलियाँ । 

५. भट्ठारकसम्प्रदाय, सोलापुर पृ० १५८, बलात्कारगण, इडरशाखा कारूपट । 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३२९ 
२२ 


१० मूलाचारप्रदीप 

११. प्रधनोत्तरोपासकाचार 

१२. आदिपुराण --वुषभनाथचरित 

१३. उत्तरपुराण 

१४. सद्भाषितावली--सूक्तिमुक्तावली 

१५, पाश्वनाथपुराण 

१६. सिद्धान्तसा रदीपक 

१७. ब्रतकथाकोष 

१८. पुराणसारसग्रह 

१९, कमंविपाक 

२०. तस्‍्वार्थंसा रदीपक 

२१ परमात्मराजस्तोत्र 

२२. आगमसार 

२३ सारचतुविशतिका 

२४ पञ्चप रमेष्ठीपूजा 

२५ अष्ठाह्विकापूजा 

२६. सोलहका रणपुजा 

२७, द्वादशानुप्रेक्षा 

२८. गणघरवलयपुजा 

२९. समाधिमरणोत्साहदीपक 
राजस्थानी भाषामें लिखित रचनाएँ 

१. आराधना प्रतिबोधसार 

२ नेमीदवर-गीत 

३ मुक्तावली-गीत 

४ णमीकार-गीत 

५ पाह्व॑नाथाष्टरक 

६. सोलहका रण रासो 

७. शिखामणिरास 

८. रत्लश्रयरास 


१. शान्तिनाथचरित 
इस चरितकाव्यमें १६ अधिकार हैं और ३४७५ पद्य हैं। इसमे १६वें 


३३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तीर्थकर शान्तिनाथका जीवनवृत्त अंकित है। काव्यचमत्कार यत्र-तत्र पाया 
जाता है। महाकाव्यत्वके स्थानपर पौराणिकताका ही समावेश हुआ है । 
२. वद्धंमानचरित 
इस चरितकाव्यमें अन्तिम तोर्थंकर वद्धमानके पावन जीवनका वर्णन 
किया गया है। कथावस्तु १९ सर्ग या अधिकारोंमें विभकक्‍त है। प्रथम छह 
समोमें महावीरके पूर्व भवोंका और शेष १३ सर्गोंमें गर्भकल्याणकसे लेकर 
निर्वाणकल्याणक तक विभिन्न लोकोत्तर घटनाओंका विस्तृत वर्णन मिलता 
है। भाषा सरल और काव्यमय है| 
३ मल्लिनायचरित 
इस चरितकाव्यमें ७ सं या परिच्छेद हैं और ८७४ इलोक हैं। इसमें 
तीर्थंकर मल्लिनाथका चरित वर्णित है। भ्रन्थकर्ताने आरम्भमे मल्लिनाथ 
स्वामीको ही नमस्कार किया है-- 
नमः श्रीमल्लिनाथाय कमंमल्लविनाशिने | 
अनन्तमहिमाप्ताय.. त्रिजगत्स्वामिनेषनिशं ॥ 
देषान्‌ सर्वान्‌ जिनानूवन्दे धंचक्रप्रवतंकान्‌ । 
विश्वभव्यहित्तोद्यक्तान्‌ पंचकल्याणनायकान ॥ 
--प्रथम सग॑, पद्म १, २ 
कवि वस्तुवर्णनमें भी कुशल है। अनुष्टुप्‌ जेसे छोटे छन्दमें ग्राम, नगर, 
परिखा, ऋतु, सरित, वसन्‍्त आदिका चमत्कारपूर्ण वणंन करता है। वीतशोका 
नगरी, विस्तीर्ण खाइयों, ऊँचे परकोटों और तोरणों आदिके वर्णनमें उत्प्रेक्षाका 
प्रयोग चमत्काररूपमें किया गया है। 
दीघंखातिकया तुजू शालगोपुरतो रणे: । 
मनोज्ञेयंदभाज्ज॑बूद्वी पवेद्यब्धिवत्तराम्‌ ॥। 
पुण्यवद्धामकूटाग्रध्वजहस्तैमंरुद्गवशे: । 
नाकिनामाह्नयंतीव मुक्तये यद्भुवस्तराम ॥ 
--प्रथम सर पद्य १९ ,२० 
इस काव्यमें दान, अहिसा, रत्नत्रय, भक्ति, पुजा आदिका भी वर्णन आया है। 
काव्यतत्वके साथ दर्शेनतत्वको अवगत करनेके लिए यह रचना महत्त्वपूर्ण है । 
यश्ोधरचरित 
यदोघरकी कथा अत्यन्त लोकप्रिय रहो है। इस कथाको आधार मानकर 
अनेक जैन कविथोंने विभिन्न भाषाओंमें काव्योंकी रचना की है | सकलकीतिकी 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३३९१ 


यह रचना संस्कृत भाषामें है। इसमें आठ सर्ग हैं। इसमें अहिसाका महत्त्व 
प्रतिपादित किया गया है | 


धन्यकुसारचरित 
इस चरितकाव्यमे धन्यकुमारकी कथा वरणित है। इसमें सात सम या 
अधिकार हैं। कविने घटनाओंको काव्यशेलोमें प्रस्तुत किया है और धन्य- 


कुमारके जोवनकी कोतूहलपूर्ण घटनाओंकों काव्यात्मक रूपमें उपस्थित 
किया है। 


सुकुमाल्खरित 


इस काव्यमे सुकुमालके जीवनका पूव॑भवसहित्त वर्णन किया गया है। 
सम्पूर्ण कथा-वस्तु ९ सर्गोंमे विभक्त है। पूर्वंभवमे किया गया वेरभाव जन्म- 
जन्मान्तरमे कितना कष्टकारी होता है, इसका चित्रण इस काव्यमे सुन्दररूपमे 
किया है। सुकुमाल वेभवपूर्ण जीवनयापन करता है, पर मुनि अवस्थामे 
अत्यन्त घोर तपदंचरण कर आत्मशुद्धि लाभ करता है । 
सुदर्शनचरित 

इस चरितकाव्यमें सेठ सुदर्शनका जीवनवृत्त वणित है और कथावस्तु ८ 
परिच्छेदोंमें विभक्त है। शोलब्रतके पालनमें सुदर्शनकी दुढताका चित्रण बड़े 
ही सुन्दर रूपमे हुआ है। कविने अन्तद्व न्द्ोका विकास बड़े हो सुन्दर रूपमे 
किया है। कपिलाके यहाँ सुदर्शनके पहुँचनेपर एवं कपिला द्वारा कमोत्तेज- 
नाओंके उत्पन्न होनेपर भी सुदर्शनको दुृढ़ता किसके हृदयकों स्पर्श नहीं 
करती । अभया रानी सुदर्शनको विचलित करनेका प्रयास करती है, पर वह 
सुमेरुकी चट्टानके समान दृढ़ रहता है। सुदर्शानके चरित्रको यह दुढ़ता और 
शीलकी अटलतता काव्यका उदात्तीकरण है। कबिने मुनि अवस्थामे पाटली- 
पुत्रमें देबदत्ता गणिका द्वारा जो उपसर्ग दिखलाये हैं या जिन कामचेष्टाओका 


वर्णन किया है, वे पुनरक्‍्त जैसी प्रतीत होती हैं। शोलके चित्रणमे आठों 
कारकोंका नियोजन किया गया है-- 


शील मुक्तिवधूप्रियं भवहरं शोल सशीला: श्रिताः 

शीलेनात्र समाप्यते शिवपदं शीलाय तस्मे नमः । 

शीलाझ्नास्त्यपर: सुधमंजतक: शीलस्य सर्वे गृणा: 

शोले चित्तमनारतं विदघत मां शोल मुक्ति नय ॥३॥१३० 
सक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि यह चरितकाव्य काव्यगुणोसे युक्त उदात्त 


३३२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


शेलीमें लिखा गया है। अष्टम सर्गमें सुदशंनकी आराधघनाका रूपक अलंका रमें 
चित्रण किया है । भाषा सरल और कथा रससे परिपूर्ण है। सूक्तियाँ और 
धर्मोपदेश पर्याप्त मात्रामें हैं । 


शरीपालयरित 

इसमें कोटीभट्ट श्रीपालके जीवनको प्रमुख विशेषताओंका वर्णन आया 
है। समस्त कथावस्तु ७ सर्ग या परिच्छेदोंमे विभक्त है। श्रीपालका राजासे 
कुष्ठी होना, समुद्रमें गिरना, शलीपर चढना आदि कितनी ही ऐसी घटनाएँ 
हैं, जो पाठकोंके मनमें कोतृहल जागृत करती हैं। कविने नाटकीय ढंगसे घट- 
नाओंका नियोजन किया है। इस चरित्तकाव्यकी रचना कमंफलके सिद्धान्त- 
को प्रतिष्ठित करनेके लिए की गयी है। विश्वके समस्त प्राणी कर्मकृंतफलको 
प्राप्त करते हैं। निकाचितकर्मं फल दिये बिना नही रहते हैं। काव्यकी भाषा 
सरल और परिमार्जित है। 


मुलाचारप्रदोष 

यह आचारसम्बन्धी ग्रन्थ है। इसमे मुनिके जीवनको समस्त क्रियाओं, 
विधिओ और साधनाओका निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थमे १२ अधिकार 
हैं, जिनमें २८ मूलगुण, पचआचार, दशलक्षणधमं, द्वादशानुप्रेक्षा एवं द्वादश- 
तपोका विस्ता र॒पुवंक वर्णन किया गया है। 
प्रइनोत्त रोपासकाचार 


इस ग्रल्थमे श्रावकोंके आचा रधमंका वर्णन है। इसमे २४ परिच्छेद हैं । मूल- 
गुण, द्वादशब्रत, अणुव्रत, गुणव्रत शिक्षात्रत आदिका विस्ता रपूवंक वर्णन किया 
गया है । इस ग्रल्थकी विशेषता यह है कि भट्टा रक सकलकी तिने श्रद्धालु भक्तोंके 
आचा रविषयक प्रइनोका समाधान करनेके लिए इस ग्रन्थकी रचना की है| 
आधविपुराण 

इस १राणमे भगवान्‌ आदिनाथ, भरत, बाहुबलि, सुलोचना, जयकुमार 
आदिके जोवनवृत्तका वर्णन किया गया है। यह २० सर्मोमे विभक्त है और 
इसमे ४६२८ पद्य हैं। इस कृतिका दूसरा नाम वृषभनाथचरित भो है। 
प्रधानत: इसमें आंद तोर्थंकर ऋषभदेबका जोवन वर्णित है। 
उत्तरपुराण 

प्रथम तीरथंकरको छोड़ शेष २३ तीर्थंकरोंका जीवनवृत्त इस पुराणमें वर्णित 
है। साथ ही इसमें चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि शलाका- 
पुरुषोंके जीवन भी अंकित हैं. । इसमें १५ अधिकार हैं । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३३३ 


सवृभाषितावलो 
इस सुभाषित ग्रन्थमें धमं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, इन्द्रियजय, स्त्रीसहवास, 
कामसेवन, निम्नेन्थसेवा, तप, त्याग, राग-ढेंष, क्रोध, लोभ, मोह आदि विभिन्न 
५ विवेचन किया है। इसमें कुछ ३८९ पद्य हैं। सभी पद्म उपदेशप्रद 
। यथा-- 


सर्वेषु जोवेषु दया कुरु त्वं, सत्यं बचो ब्रूह धन परेषास्‌ । 
चाब्रह्मसेवा त्यज सवंकाल, परिग्रहं मुच कुयोनिबीज ॥ 
पाइवनाथपुराण 
इसका दूसरा नाम पार्वनाथचरित भी है। इसमें २३ वें तीथंकर भगवान्‌ 
पाइवनाथके जीवनका वर्णन है। कथाका आरम्भ वायुभूतिके जीवनसे हुआ 


है। वायुभूति अपनी साधना द्वारा पाह्वंनाथ बन निर्वाण प्राप्त करता है। 
समस्त कथावस्तु २३ सर्गोमे विभक्त है। 


सिद्धान्तसारदीपक 


यह रचना करणानुयोगसम्बन्धी है। इसमें उध्वंछोक, मध्यकोक एवं अधो- 
लोक इन तोनो छोकोका एवं इन तीनों छोकोंमे निवास करनेवाले देव, मनुष्य, 
तिय॑च और नारकियोका विस्तृत वर्णन किया है। 'तिलोयपण्णत्ति' और 
'तजिलोकसार'के विषयको इस कृतिमे निबद्ध किया गया है । इसका रचनाकाल 
वि० सं० १८८१ और रचतनास्थान बडालो नगर है । समस्त ग्रन्थ १६ अधिका रो- 
में विभक्त है। 
ब्रतकथाकोश 

इस ग्रन्थमें विभिन्न ब्नत सम्बन्धी कथाएँ निबद्ध की गयी है । ब्रतपालन द्वारा 
जिन व्यक्तियोंने अपने जीवनमे विभूतियाँ प्राप्त की हैं, उन व्यक्तियोंके 
आखूयानोंका वर्णन इस कथाकोशग्रन्थमे किया गया है। 


पुराणसारतसंग्रह 


प्रस्तुत ग्रन्थमें आदिनाथ, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाष्वंनाथ और 
वद्धमान इत छह तोर्थकरोंके चरितांको निबद्ध किया गया है। तीथ॑ँकरोंका 
जोबनवृत्त अत्यन्त संक्षेपमें लिखा गया है। 


कसंविपाक 
यह ग्रन्थ संस्कृतगद्यमें,लिखा गया है। इसमें आठ कम तथा उनके १४८ भेदों- 


३३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आजार्य-परम्परा 


का वर्णन है। प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध एवं अनुभागबन्धकी अपेक्षासे 
कर्मोके बन्धका वर्णन सुन्दर एवं बोधगम्य है । इसमें ५४७ पद्य हैं । 


तस्वायंसारदीपक 


जीव-अजीव, आल्चव. बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका 
१२ अध्यायोंमे वर्णन किया गया है। प्रथम सात अध्यायोमे जीव एवं उसकी 
विभिन्न अवस्थाओंका चित्रण है। अष्टम अध्यायसे द्वादश अध्याय तक अजीब, 
आस्रव, बन्ध, सवर, निजंरा और मोक्षका क्रमश: वर्णन है। इस ग्रन्थको 
आचायेंने आध्यात्मिक रचना कहा है| 


परमात्मराजस्तोत्र 


यह लघु स्तोत्र है। इसमें १६ पद्म हैं। रचना भावपूर्ण है । 


आचायंद्वारा लिखित पजासाहित्य भी कम लोकप्रिय नही रहा है। नामके 
अनुसार, पचपरमेष्ठी, अष्टह्विका और सोलहका रण आदिकी पूजाएँ अकित हैं । 
द्वादशानुप्रेक्षामे अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि भावनाओंका 
चित्रण किया गया है। इस प्रकार आचार्य सकलकीतिने सिद्धान्त, तत्त्वज्ञान, 
अध्यात्म, कमंसिद्धान्त, आचार एवं चरितग्रन्थाकी रचना कर संस्क्ृतसाहित्यको 
समुद्ध किया है । ल्‍ 

राजस्थानी भाषामें आचाय॑ सकलकीतिने गीत, रास और फाग विषयक 
रचनाओंका प्रणयन किया है। गीतोंमे लघुगीत और प्रबन्धगीत दोनों ही पाये 
जाते हैं। राजस्थानीके साथ गुजराती भाषाका प्रयोग भी जहाँ-तहाँ उपलब्ध 
होता है । 

नि'सन्देह आचाये सकलकोति अपने युगके प्रतिनिधि लेखक हैं । इन्होंने 
अपनी पुराणविषयक क्ृतियोंमें आचायंपरम्परा द्वारा प्रवाहित विचारोंको ही 
स्थान दिया है। चरित्रनिर्माणके साथ सिद्धान्त, भक्ति एवं कमंविषयक रचनाएँ 
परम्पराके पोषणमें विशेष सहायक हैं | सिद्धाल्तसा रदीपक, तत्त्वाथंसा र, आगम- 
सार, कमंविपाक जैसी रचनाओंसे जैनधर्मके प्रमुख सिद्धान्तोंका उन्होंने प्रचार 
किया है । मुन्याचार और श्रावकाचा रपर रचनाएं लिखकर उन्होंने मुनि और 
श्रावक दोनोंके जोवनको मर्यादित बनानेकी चेष्टा की है। इनकी हिन्दीमें 
लिखित 'सारसीखामणिरास' और 'शान्तिनाथफाग' अच्छी रचनाएं हैं। 
इनमें विषयका प्रतिपादन बहुत ही स्पष्टरूपमें हुआ है । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३३५ 


भट्दारक ध्ुवनकीसि 


सकलकीतिके प्रधान शिष्योमें भट्टारक भुवनकीतिकी गणना को गयी 
है। सकलकीतिको मृत्युके पष्चात्‌ इन्हें भट्टारकपद किस सवतमें प्राप्त हुआ 
था, इसका कोई निश्चित उल्लेख नही मिलता है। श्री जोहरापुरकरने अपनी 
भट्टारकसम्प्रदाय नामक पुस्तकमे इनका समय वि० स० १५०८-१५२७ माना” 
है। पर अन्य भट्टारकपट्टावलियोंमें सकलकीतिके पश्चात्‌ धर्ंकीति एवं 
विमलेन्द्रकीतिके भट्टारक होनेका निर्देश पाया जाता है। इन्हीं पट्‌टावलियोंके 
अनुसार धमंकीति २४ वर्षो और विमलेन्द्रकीति ९ वर्ष तक भट्टारक रहे। इस 
प्रकार सकलकोतिके ३३ वर्षके पदचात्‌ भुवनकीतिको वि० सं० १५३२ में 
भट्टारकपद मिला होगा, पर भुवनकीतिके पद्चात्‌ होनेवाले सभी विद्वान्‌ और 
भट्टारकोने उक्त दोनों भट्टारकोका कही भी निर्देश नही किया है। इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि आचाये सकलकीतिकी परम्परामें भुवनकीति ही 
प्रथम शिष्य और भट्टारक हुए हैं। इन्हे वि० स० १४९९ के पदचात्‌ किसी भी 
समय पट्टपर अभिषिक्त कर दिया गया होगा' तथा भट्टारकपट्टावलोी 
भट्टारक यश्ष:कोत्ति-शास्त्रभण्डार (ऋषभदेव) मे प्राप्त है। 


आचार्य भुवनकीरति विविध भाषाओं और शास्त्रोंके ज्ञाता थे। इन्हें विभिश्न 
कलाओंका परिज्ञान भी था । ब्रह्मजिनदासने अपने रामचरितकाव्यमे इनकी 
कीतिका गुणानुवाद किया है तथा इन्हें यतिराज कहा है | यथा-- 


पट्टे तदीये गुणावान्‌ मनीषी क्षमानिधाने भुवनादिकीति' । 
जोयाच्चिर भव्यसमूहवंदों नानायतिब्रातनिषेवणीय: ॥ 
जगति भुवनकीतिभूंतलख्यातकीतिः, 
श्ुतजलनिधिवेत्ता अनंगमानप्रभेक्‍ता । 
विमलगृुणनिवास:  छिन्नससारपाश: 
स जयति यतिराज: साधुराजिसमाण:३ ॥ 


भुवनकोतिके सम्बन्धमे ब्रह्माजनदास, भट्टा रक ज्ञानकोति आदिने बत्ताया है 
कि पहले ये मुनि रहे हैं और सकलकीतिकी मृत्युके पश्चात्‌ इन्हे भट्टारकपद 
प्रदान किया गया है। शुभचन्द्र-पट्टावलिमे भी इसका उल्लेख मिलता है। 
१. मट्टारकसम्प्रदाय, पृु० १५८ । 
२. देखें, राजस्थानके जैन सन्त, पृ० १७५ के फुटनोट नं० ३ मे । 
३. रामचरित्र (ब्र० जिनदास) एलोक १८५-१८६। 


३३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 
| 


“तत्पट्टाभरणानेकदक्षमो रव्यनिष्पादन-सकलकलाकलापकुशल रत्नसुवर्ण- 
रौप्यपित्तलाब्मप्रतिमा-तन्त्रप्रतिष्ठायात्राच॑ंनविधानोपदेदाज्जितको त्तिकपूं रपूरित- 
त्रेलोक्यविवरणानास, महालपोधनानां श्रीमद्भुवनकीत्तिदेवानास ।””* 

सकलको त्तिके पट्टपर भूषणतुल्य; सकलकलाप्रवीण, रत्न, सुवर्ण, रौप्य, 
पित्तल, पाषाणकी प्रतिमा, यन्त्र और प्रासादमन्दिरकी प्रतिष्ठा और अचेन- 
विधानजन्यको ति-कपूंरसे त्रिभुवनविवरकों पूरित करनेवाले महातपस्वी श्रो 
भुवनकीत्तिदेव हुए । 


भुवनकी लिने प्रन्थरचनाके साथ-साथ प्रतिष्ठाए' भी करायो थी। वि० सं० 
१५११ में इनके उपदेशसे हृवड़ जातीय श्रावक करमण एवं उसके परिवारने 
चौबीसों प्रतिमा स्थापित की थी* | 


सं० १५१३ में इन्हींके तत्त्वावधानमे चतुविशतिप्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
सम्पन्न हुई थी | 

स० १५१५ मे गंधारपुरम प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई थी तथा इन्हीके उपदेशसे 
जूनागढमे एक शिखरवाले मन्दिरका निर्माण कराया गया और उसमे धातुकी 
आदिनाथस्वामाको प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी। इस उत्सबमे सौराष्ट्रके छोटे- 
बड़े राजा-महा राजा भी सम्मिलित हुए थे। भुवनकीत्ति इसमें मुख्य अतिथि? थे। 

सं० १५२५ मे नागद्रहाजाति, श्रावक पूजा एवं उसके परिवारवालोने 
इन्हीके उपदेशसे आदिनाथस्वामोकी घातुमय प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । 


सं० १५२७ में वेशाख कृष्ण एकादशोको भुवनकोत्तिने हृंवणजातीय जयसिह्‌ 
आदि श्रावकोंसे धातुकी रत्नत्रथ चौबीसी प्रतिष्ठित करायी“ थी । 


रचनाएँ 

आचार्य भुवनकीतिके 'जीवन्धररास', “जम्बुस्वामीरास' और 'अण्जना- 
चरित' ग्रन्थ उपलब्ध हैं। 'जीवन्धररास'मे जीवन्धरके पुण्यचरितका ओर 
जम्बूस्वामी रासमें जम्बूस्वामीके पावनचरितका रासदोलीमे अकन किया गया 


१. शुभचन्द्रपट्टावलि, अनुच्छेद ८। 

२. संबत्‌ १५११ वर्ष बैशाल बदी “४ ा श्रीशातिताथ नित्य प्रणमंति । 

३. सकलकीधतिनुरास, पद्म १९-२१ । 

४. सवत्‌ १५२७ वर्ष वेशाल बदी ११ बुधे श्रीमुछसंघे भट्टारकश्रीभुवनकीति 
उपदेशात्‌ हूँबड़ ब्रह जयसिंग भार्या भूरी सुतघर्मा भार्या होरु आ्राता वीरा भार्या 
मरगदी सुत माड्या भूधर खीमा एते श्रीरल्नत्रयचतुर्विशतिका नित्य॑ प्रणमंति । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्थ : ३३७ 


है | अण्जनाचरित छोटा-सा चरितकाव्य है। इसमें सतो अज्जनाके आख्यानको 
निबद्ध किया है। 
ब्रह्म जिनदास 

ब्रह्मजिनदास संस्कृतके महान्‌ विद्वानुऔर कवि थे । ये कुन्दकुन्दान्वय, सर- 
स्वती गच्छके भट्टारक सकलकोत्तिके कनिष्ठ भ्राता और शिष्य थे। बलात्कार- 
ग़णको ईडर शाखाके सर्वाधिक प्रभावक भट्‌टारक सकलकीतिके अनुज होनेके 
कारण इनको प्रतिष्ठा अत्यधिक थी | 

इनकी माताका नाम शोभा ओर पिताका नाम कर्णेसिह था । ये पाटनके 
रहनेवाले तथा हूंवड़ जातिके श्रावक थे। पर्याप्त धनिक और समुद्ध थे । कुछ 
समयके बाद इन्हें धरसे विरक्ति हो गयो ओर इन्होंने श्रमण-जीवन स्वीकार 
किया । इन्होंने गुरुके रूपमें सकलकोतिका आदरपुर्वंक स्मरण किया है । 


स्थितिकाल 


ब्रह्मजिनदासकी जन्म-तिथिके सम्बन्धमें कोई निश्चित जानकारी प्राप्त 
नहीं है, पर वि० सं० १५१० से आचायं ब्रह्मजिनदास ख्याति प्राप्त कर चुके हैं 
तथा अनेक मूतिलेखोंमें उनके निर्देश मिलते हें। सकलकीतिका जन्म वि० 
सं० १४४३मे हुआ है। अतः लघुअञ्लाता होनेके कारण इनकी जन्म तिथि ४-५ वर्ष 
बाद भी स्वीकार की जाये त्तो वि० स० १४५० के पूर्व ही इनकी जन्मर्तिथि 
आतो है। इन्होने वि० सं० १५१० माघ छुक्छा पञ्चमीको एक पज्चप रमेष्ठीकी 
मूि स्थापित की थी | यथा-- 

“सवत्‌ १५१० वर्ष माहमासे शुक्लपक्षे ५ रवौ श्रीमूलसड्े”''भट्टारक 
पद्मनन्दि तत्पट्टे भ० श्रीसकलकीति तब्छिष्य ब्रह्मजिनदास हुबड जातीय 
सा० तेजु भा० मलाई'।।४ |! 


कविने गुजराती हरिवंधरासमें उसका रचनाकाल वि० सं० १५२० (ई० 
सन्‌ १४६३) अकित किया है। कहा जाता है कि मट्टारक सकलकीतिने वि० 
सं० १४८१ में सघसहित बडालीमें चातुर्मास किया था और वहाँके अमीक्षरा 
पाए्व॑नाथ चेत्याल्यमें बेठकर 'मूलाचारप्रदीप” नामक ग्रन्थ अपने अनुज और 
शिष्य ब्रह्मजिनदासके आग्रहसे वि० सं० १४८१ श्रावण शुक्ला पूणणिमाके दिन 
पूर्ण किया था। कबिके संस्कृत हरिवंशपुराणकी पाण्डुलिपि मार्गशीष कृष्णा 
त्रयोदश्षो रविवार वि० सं० १५५५ की प्राप्त होती है। अतः इनका यह अन्य 
ई० सन्‌ १४९८ के पूर्व अवद्य ही रचा गया होगा । अतएवं हमारा अनुमान 


३३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आखार्य-परम्परा 


है कि ब्रह्मजिनगासका समय वि० सं० १४५०-१५२५ होता चाहिए। इस 
समयावधिमें कविकी रचनाओंका लेखन भी सम्भव है | 

इनकी रचनाओंसे अवगत होता है कि मनोहर, मल्लिदास, गुणदास और 
नेमिदास इनके दिष्य थे। ब्रह्मजिनदास ग्रन्थरन्नयिता होनेके साथ कुशल 
उपाध्याय भी थे । यही कारण है कि इनके साब्निध्यमें अनेक शिष्योंने ज्ञानाजंन 


किया था |" 
रचनाएँ (संस्कृत) 
१. जम्बस्वामीचरित 
२. रामचरित 
३ हरिवंशपुराण 
४ पुष्पाज्जालब्नरतकथा 
५. जम्ब॒द्वीपपूजा 
६. सादंद्वयद्वीपपुजा 
राजस्थानो 
१, आदिनाथपुराण 
हरिवशपुराण 
. राम-सीतारास 
, यशोधररास 
« हनुमतरास 
नागकुमाररास 
. परमहसरास 
- अजितनाथरास 
९ होलीरास 
१० धमंपरीक्षारास 
११. ज्येष्ठिजिनवररास 
१२. श्रेणिकरास 
१३. समकितमिथ्यात्वरास 
१४" सुदर्शनरास 


०0 


&छ >&शी .& ८९ -० ० 


€्ड 


७. सप्तषिपूजा 

८ ज्येष्ठिजिनवरपूजा 

९.. सोलहकारणपूजा 
१०. गुरुपुजा 
११. अनन्तब्रतपूजा 
१२. जलयात्राविधि 


१५. अम्बिका रास 

१६. नागश्रीरास 

१७. श्रीपालरास 

१८. जम्बूस्वामीरास 
१९, भद्वबाहुरास 

२०. कमंविपाक रास 
२१. सुकोशलस्वामी रास 
२२. रोहिणीरास 

२३. सोलहकारणरास 
२४. दशलक्षणरास 
२५. अनन्तब्रतरास 
२६. धन्तकुमाररास 
२७. चारुदत्तप्रबन्धरास 
२८. पुष्पाञउजलिरास 


१. शिष्य मनोहर रुपड़ा ब्रह्द मल्लिदास गुणदास । 
पढ़ो पढ़ावो बहु भाव सों जिन होई सोख्य विकास ॥--हरिवंशपुराणकी प्रशस्ति- 
ब्रह्मजिनदास शिष्य निरमला नेमिदास सुविचार । 
पढ़ई-पढ़ावो विस्तरो परमहंस अवतार ॥--परमहंसरास, पद्य ८ । 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३३९ 


२९. घनपालरास ४२. गुरुजयमाल 


३०. भविष्यदत्तरास ४३. शास्त्रपुजा 

३१. जीवन्धररास ४४. सरस्वतोपुजा 

३२. नेमीश्वररास ४५. गुरुपूजा 

३३. करकण्डूरास ४६. जम्बूद्वीपपूजा 

३४ सुमोमचक्रवर्त्तीरास ४७. निर्दोषसप्तमीक्नतपूजा 
३*. अट्टाबीसमूलगुणरास ४८. रविव्नतकथा 

३६. मिथ्यादुकड॒विनती ४९ चौरासीजातिजयमाल 
२७. बारह॒ब्तगीत ५०. भट्टारकविद्याधरकथा 
३८. जीवडागीतत ५१, अष्टागसम्यक्त्वकथा 
३९ जिणन्दगीत ५२. ब्रतकथा 

४०. आदिनाथस्तवन ५३. पञ्चपरमेष्ठीगुणवर्ण न 


४१. आलोचनाजयमाल 


जम्बूस्वामीचरित--इस चरितकाव्यमे अन्तिम केवली जम्बूस्वामीका 
जीवनवृत्त अकित है । सम्पूर्ण काव्य ११ सर्गों मे विभक्त है। शज्भार और 
वीररसका सुन्दर वर्णन पाया जाता है। अलंकारोकी दृष्टिसे उपमा, उत्ल्रेक्षा, 
रूपक, अर्थान्त रन्यास, काव्यलिग, निदर्शना, परिसंख्या आदि सभी प्रमुख अर्था- 
लंकार प्राप्त हैं। भाषाशलीको सशक्त बनानेके लिए सुभाषितोंका भी प्रयोग 
किया गया है । 


हरिवंशपुराण--इस पुराणमें २२वें तीथैकर नेमिनाथ और श्रीकृष्णके वश 
हरिबंशमें उत्पन्न हुए व्यक्तियोंका वर्णन किया गया है। कौरव और पाण्ड- 
बोंकी कथा भी निबद्ध है। समस्त कथा ४० सर्गों में विभक्त है | रस, अलंकार, 
गुण और रीतिकी दृष्टिसे भो इस पुराणका पर्याप्त मूल्य है। सृष्टि-विद्या, 
श्रावकाचार, श्रमणाचार, गुण-द्रव्य, तत्त्वज्ञान, नय आदिका भी कथन 
आया है। 


रामचरित--रविधेणाचायके प्मपुराणके आधारपर इस रामकथाकी 
रचना को गयी है। समस्त इतिवृत्त ८३ सर्गो में विभक्त है और १५०० पद्य 
प्रमाण हैं । माषाके सरल होने पर भी शैली अलंकृत है । 


.. आविनाथपुराण--राजस्थानी मिश्चित हिन्दीमें रचा गया यह पुराण 
' ग्रन्थ कविको सबसे बड़ी रचना है। ऋषभदेव, बाहुवलि, भरत आदि महा- 
पुरुषोंके जीवनवृत्त अंकित हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभदेवकी पूर्वभवावली, 


३४० : तीथकर महावीर और उनकी आधाय॑-परम्परा 


भोगभूमिकी समुद्धि, कुलकरोंकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा विभिन्न समयोंमें 
सम्पादित विभिन्‍न कृत्योंके निर्देश, कमंभूमियोंका प्रारम्भ एवं इन कमे- 
भूमियोंमें घटित होनेवाली विभिन्‍न अवस्थाओंका चित्रण किया गया है। 
आचाय॑ने देशी भाषामे ग्रन्थका रचे जानेका कारण बतलाते हुए लिखा है-- 


भवियण भाव सुणो आज, रास कहो मनोहार | 
आदिपुराण जोई करी, कवित कहूँ मनोहार ॥ 
बालू गोपाल जिम पढ़े गुणे, जाणे बहु भेद। 
जिन सासण गुण निरमछा, मिथ्यामत छेद ।। 
कठिन नारेल दोजे बालक हाथ, ते स्वान न जांणे | 
छोल्यां केला द्राख दीजे, ते गुण बहु माने ॥ 
तिम ए आदपुराण सार, देस भाषा बखाणं। 
प्रगण गुण जिम विस्तरे, जिन सासण बखाण्‌' ॥ 
हरिवंदापुराण--इस ग्रल्थका दूसरा नाम नेमिनाथरास भी है। कविने 
संस्कृतमें लिखे गये अपने पुराणपर ही राजस्थानी भाषामें इस काव्यग्रंथकी 
रचना को है । इसका रचनाकाल बि० स० १५२० है। 
रामसीतारास--रामके जीवनवुत्तको राजस्थानी भांषामें निबद्ध किया 
गया है। यह रचना वि० सं० १५०८ मार्गशोष॑ शुक्ला चतुदंशीको लिखी 
गयी है । 
यशोधररास--महा राज यशोधरकोी कथा अहिसाका महत्त्व वणित रह- 
नेके कारण साहित्य-स्रष्टाओंके लिए विशेष प्रिय रहे हैं। ब्रह्मजिनदासने भी 
उक्त यशोधरकथाको आधार मानकर इस कृतिकी रचना की है। भाषा- 
शेलीकी दृष्टिसे यह रचना ग्राह्म है । 
हनुमतरास--पृण्यपुरुष हनुमानका जीवन जेन आचाय॑ और जेन लेख- 
कोंको, विशेष प्रिय रहा है।यह एक लघु काव्य है, जिसमें चरितनायक 
हनुमानके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाओंका वर्णन किया गया है । इस रासमे 
७२७ दोहा, चौपाई बन्ध है। 
नागकुसाररास--ज्ञानपचरमीत्रतका माहात्म्य दिखलानेके लिए नाग- 
कुमारको कथा प्रसिद्ध है। इस कथाके आधार पर सस्क्ृत, अपश्रंश और प्राकृत 
आदि भाषाओंमे भी काव्य लिखे गये हैं। ब्रह्मजिनदासने राजस्थानीमिश्वित 
हिन्दीमें नागकुमाररासकी रचना कर पंचमोक्नत्तका माहात्म्य प्रकट किया है। 


परमहंसरास--इस आध्यात्मिक रूपककाव्यका नायक परमहस नामक 


प्रबुद्धाचार्य एवं प्रम्परापोषकाचार्य : ३४१ 


रे 


राजा है और चेतनानामक रानी नायिका है। नायक मायारानीके वश होकर 
अपने शुद्ध स्वरूपको भूल जाता है और कायानगरीमें रहने छगता है। 
राजाका अमात्य मन है, जिसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक दो पत्नियाँ हैं। इस 
काव्यका प्रतिनायक मोह है। इस प्रकार मोह और परमहंसका संघर्ष दिख- 
लाकर मोहका पराजय और परमहंसकी विजय दिखलायी गयी है । यह प्रतीक 
रचना बड़ी सुन्दर है। 


अजितनाथरास--इस रासग्रन्थमें द्वितोय तीथॉंकर अजितनाथका जीवन 
वाणित है। रचयिताने अजितनाथके जीवनकी प्रमुख घटनाओंको संक्षेपमें 
निबद्ध करनेका प्रयास किया है। 

होलोरास--रचयिताने जैन मान्यताके आधारपर होलीकी कथा 
अंकित की है। इस रासग्रन्थमें कुल १४८ पद्य है, तथा दोहा, चौपाई ओर वस्तु- 
बन्ध छन्दोंका प्रयोग किया गया है । 

धमंपरीक्षारास--मनुष्यको पापप्रवृत्तियोसे हटाकर शुभप्रवृत्तियोंकी 
ओर अग्रसर करनेके लिए इस ग्रन्थकी रचना को गयी है। इस रासमें दो 
व्यक्तियोंके कायं-कलाप विशेष रूपसे अंकित है | एक व्यक्ति मनोवेग है, जो 
शुद्धाचरण वाला है और दूसरा व्यक्ति पवनवेग है, जो सन्मागगंसे अ्रष्ट हो चुका 
है। इन दोनों व्यक्तियोंक आधारसे कथावस्तुका विकास हुआ है । 

ज्येष्ठजिनवररास--यह॒“घुकथाकाव्य है। बताया गया है कि सोमाने 
प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिदिन एक कछुश जल लेकर श्रीजीका अभिषेक 
करेगी। उसने विभिन्‍न परिस्थितियोंके आनेपर भी अपनो इस प्रत्तिज्ञाका 
निर्वाह किया है। कविने सोमाकी इस प्रतिज्ञाका बड़े ही उदात्त रूपमे वर्णन 
किया है। पद्यसख्या १२० है । 

श्रेणिकरास--इस कृतिमे मगधसम्राट्‌ श्रेणिकका जीवनवृत्त अंकित 
हैं। ये भगवान्‌के प्रमुख श्रोता थे। यह रासग्रन्थ दोहा और चौपाई न्दमें 
लिखा गया है। भाषा सरल ओर सुन्दर है। 


समकितमिध्यातरास--इस लघुकाय रासमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका 
चित्रण किया गया है | इसमें ७० पद्य हैं। पाखण्डमूढत्ता, देवमूढ़ता और गुरु- 
मूढ़ताका अच्छा निराकरण किया गया है। फलप्राप्तिके हेतु किसी भी देवकी 
आराधना करना मिथ्यात्व है। सम्यकदृष्टिकी श्रद्धा दृढ़ और निमंल होतो है । 
वह ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप आत्माका ही श्रद्धान्‌ करता है। उसकी दृष्टिमें अपने 
किये हुए करमोंका फलभोक्ता यह संसारी जीत्र है। अतएवं किसी भी देवविशेष- 
की उपासना करनेसे पुत्र,धन आदिकी प्राप्ति संभव नहीं है । 


३४२ . तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुदर्शनरास--इस रासकाव्यमें ३३७ पद्मों द्वारा सुदर्शनकी कथा वर्णित 
है। कविने विकारों और कषायोंका अच्छा चित्रण किया है। 
अस्थिकारास-- १५८ उन्दों द्वारा अम्बिकादेवीका चरित निबद्ध किया 
गया है। काव्यगुणोंका सामान्यत्तया समावेश हुआ है| 
नागशौरास--इस रासमें रात्रिभोजनके त्यागका महत्त्व वर्णित है। इस 
ब्रतका पालन नागश्रीने किया है। अतः कविने २५३ पद्मोंमें नागश्रीका चरित 
लिखा है। 
श्रोपालरास--इस रास काव्यमें ४४८ पद्य हैं और इसमे कोटिभट श्रीपालके 
जीवनका चित्रण हुआ है। कविने भाग्यवादका महत्त्व बतलाया है! श्रीपालके 
अत्तिरिक्त, मेना सुन्दरी, रणण मंजूषा, घवल सेठ आदि पाजन्नोंके चरितका 
चित्रण किया गया है। 
जम्बुस्वामीरास--१००५ पद्मोंमें अन्तिम केवली जम्बूस्वामीके चरितका 
अंकन रासशैलोीमे किया गया है । 
भद्रबाहुरास--अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुस्वामीके जीवनका चित्रण इस 
रासकाव्यमें किया गया है। मौय॑ सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त भद्रवाहुके शिष्य थे । 
रविश्वतकथा--४६ पद्मोमे रविक्नरतका माहात्म्य वणित है। इस कृतिकी 
भाषा सरल ओर सुबोध है । 
कविने पुजासाहित्यमें नामानुसार धुजाओंका अकन किया है। गोत और ' 
स्तवनोमे भावोंकी गहराई पर्याप्त रूपमें पायी जाती है | ब्रह्मजिनदासकी काव्य- 
प्रतिभा असाधारण है। ग्रन्थबाहुल्यकी दृष्टिसे इनका स्थान जैनसाहित्यमें 
प्रमुख है। सस्कृतकी अपेक्षा राजस्थानीमिश्रित हिन्दी-रचनाएं अधिक सरस 
है। अञ्जनाकी गोदसे शिशु हनुमानके गिरनेका चित्रण करता हुआ कवि 
कहता है-- 
अड्डे; विधाय तनय यावत्यश्येत्तदञ्जनी । 
लोलत्वापतित्तस्तावदभंक: . पव॑तोपरि ॥ 
शतखण्डगतातत्र शिक्ा बालकवेगत्त:। 
हाहाकार विमाने हि जात तत्र नभस्तले।॥ 
अज्जनासुन्दरी तावद्रोदन विदधे परम | 
हा पुत्र हा गुणाधार हा मारसदुशाकृते ॥ 
समाप्तिझ्च मया नीता: सर्वे दुःखकदम्बकाः | 
त्वया नवीना विहितार्स्तात्क॑ करवाण्यहम्‌ ॥ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३४३ 


चूर्णॉयूतां शिलां दुष्ट्वा शिशुश्योपद्रवोष्सितम । 
उत्तानशय्यामाश्रित्याधयमानं कराज़ूलिस ॥ 
हनुमच्चरित ५)१४२-१४७ 
पद्चोंमें संगीततात्मकत भी पायी जाती है। निम्नलिखित पद्च दर्शनीस हैं-- 
तरलतरत्तुरंगास्तारतुगाजवीना, बरघटपटुताभी राजितावारेणन्द्रा: । 
दृढपथमथनोग्रा स्पन्दनासड्भूटौघा जिनपचरणयुग्मस्याचं॑नाप्राप्यते वे ॥ 
हनुमच्चरित ६१२२ 
कविने काव्यकी समाप्तिकी सूचना देते हुए लिखा है-- 
जेनेन्द्रशासनसु धा रसपानपुष्टो, 
देवेन्द्रकीत्तियतिनायकनैष्टिकात्मा । 
तच्छिष्यसंयमधरेण चरित्रमेतत्‌, 
सुष्ट समीरणसुतस्य महद्धिकस्य ॥ 
हनुच्चरित १२९१ 
हरिवंशपुराणकी प्रद्मस्तिमें कविने भुवनकीतिकी प्रशंसा करते हुए 
लिखा है-- 
जगति भुवनकीतति: भूतले ख्यातकीत्तिः 
श्रुतजलनिधिवेत्ता5नंगमात्रप्रमेत्ता । 
विमलगुणनिवासदिछघ्चसंसा रपाश: 
स जयति जिनराज: साधुराजीसमाज: ।। ३९॥३८ 
प्रबन्ध-संघटनमें आचायंको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कथाके माध्यमसे 
पौराणिक, धामिक और दाशंनिक तथ्योंकी सुन्दर अभिव्यंजना हुई है। चरित, 
धर्म और दर्शनकी परम्पराका पोषण चरित और रास काव्योंके रूपमें किया 
गया है। ये भट्वारक सकलकोति और भुवनकीत्तिके सधमें प्रविष्ट थे और उन्हें 
गुरुतुल्य मानते थे। इनकी रचनाएं ६० से भी अधिक हैं । 


सोमकीर्ति 


पन्द्रहवीं शताब्दीके प्रमुख साहित्यसेवियोंमें भट्टारक सोमकीतिकी गणना 
की गयी है । आत्मसाधनाके साथ स्वाध्याय, साहित्यसूजन एवं शिष्योंके पठन- 
पाठनमें ये प्रकृत्त रहते थे। ये काष्ठासंघको नन्दितट-शाखाके भट्टा रक थे तथा 
१०वीं शताब्दीके प्रसिद्ध भट्टारक रामसेनकी परम्परामें होनेवाले भट्टारक थे । 
इनके दादागुरुका नाम लक्ष्मीसेन और गृरुका नाम भोमसेन था । इन्होंने सं० 
१५१८में रचित एक ऐतिहासिक पद्टावछीमें अपने आपको काष्ठासंघका ८७वाँ 


३४४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आधचार्य-परम्परा 


भट्टारक लिखा है। साहित्यिक और पद्टावलियोंके निर्देशसे यह स्पष्ट 
जात होता है कि वि० सं० १५१४ में इन्हें भट्टारकपद प्राप्त हो चुका था। 
श्रीविद्याघर ओोहरापुरकरने इनका समय वि० सं० १५२६-१५४० बतलाया है। 
जोहरापुरकरने लिखा है-- 

“भोमसेनके पट्टशिष्य सोमकोति हुए। आपने संवत्‌ १५३२ में वोरसेन 
सूरिके साथ एक शीतलूनाथस्वामीकी मूत्ति स्थापित की (ले० ६५१)। संबत्‌ 
१५३६में गोढ़िलोीमें यशोधरचरितकी रचना पूरी की (ले० ६५२) तथा संबत्‌ 
१५४०में एक म्‌र्ति स्थापित की (ले० ६५३), आपने सुल्तान पिरोजशाहके राज्य- 
कालमें पावागढ़में पद्मावततीकी कृपासे आकाशगमनका चमत्कार दिखलाया 
था (ले०* ६७४) 

सोमकी तिने 'प्रधुम्नचरित” और 'सप्तव्यमनकथा'की रचना क्रमशः वि० सं० 
१५३१ तथा १५२६में की है। अतएव सोमकीतिका समय १५२६के पूर्व होना 
चाहिये। जिन मूतिलेखोंमें इनका नामांकन मिलता है, वे मूर्तिलेख वि० 
सं० १५२६के पदचातृके हैं । इन्होंने कुछ प्रतिष्ठाएँ करायी थीं । एक मूर्तिकेख- 
में आया है-- 

“संबत्‌ १५२७ वर्ष वेशाख सुदि ५ गुरी श्रोकाष्ठासंघे नंदतटगच्छे विद्या- 
गणे भट्टौरक श्री सोमकीति आचाय॑ श्रो वीरसेन युगवे प्रतिष्ठिता। नरसिंह 
राज्ञा भार्या सांपडिय गोत्रे' "7 लाखा भार्या मांकू देल्हा भार्या मान्‌ पुत्र बना 
सा० कान्हा देल्हा केन श्री आदिनाथ बिम्ब कारापिता ।” 

अर्थात्‌ वि० सं० १५२७ वेशाख सुदी पञ्चमीको इन्होंने वीरसेनके साथ 
नरसिंह एवं उसकी भार्या सापड़ियाके द्वारा आदिनाथस्वामीकी मूत्ति प्रतिष्तित- 
की थी । 

वि० सं० १५३२ बोरसेनसूरिके साथ शीत्तलनाथ स्वामीकी मूर्ति प्रतिष्ठित- 
की थी। 

वि० सं० १५३६में अपने शिष्य वीरसेनसूरिके साथ हुँवड़ जातीय श्रावक 
भूपा भार्या राजके अनुरोधसे चौबीसी मूर्ति प्रतिष्ठित की थी । 

वि० सं० १५४०में भी इन्होंने एक मूतिकी प्रतिष्ठा करायी थो। 


« भदारक सम्प्रदाय, सोलापुर, पृ० सं० २९८ । 
भट्टारक सम्प्रदाय, पु० २९३। 

« भट्टारक सम्प्रदाय, लेखाडु ६५१ । 

. वही, लेखाड़ू ६५३ । 


कं ७0 २) ७ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३४५ 
श्र के 


इन सब तिथियोंसे स्पष्ट है कि भट्टारक सोमकीतिका जन्म वि० सं० 
५००के जास-पास होना चाहिये। ऐतिहासिक पट्टावलीके अनुसार वि० सं० 
१५१८में इन्हें भट्टा रकपद प्राप्त हो चुका था। इनके कार्यकालका ज्ञान वि० 
सं० १५४०के पदचात्‌ नहीं होता है। इनकी अवस्था यदि ६० वर्षको भी रही 
हो, तो इनका जन्म वि० सं० १४८०के लगभग आता है | 
इनके शिष्योंमें यशःकीति, वीरसेन और यशोधर ये तीन प्रधान हैं। इनकी 
मृत्युके पदचात्‌ यशःकीति ही भट्टारक बने | सोमकीति लब्धप्रतिष्ठ विद्वान 
थे और इनकी वाणीमें अमृत जेसा प्रभाव था| 


रचनाएँ 
आचाय॑ सोमकोीतिने संस्कृत एवं हिन्दी इन दोनों ही भाषाओंमें प्रन्थ- 
प्रणयत किया है। उपलब्ध रचताएँ निम्न प्रकार हैं-- 


सस्कृत-रचनाएं 
१. सप्तव्यसनकथा 
२. प्रशुम्नचरित 
३. यशोधरचरित 


राजस्थानो-रचनाएँ, 
१. गुर्वावलि 
२. यशोधररास 
३. ऋषभनाथको घूलि 
४. मल्लिगीत 
५, आदिनाथविनती 


सप्तव्यलनकथा--इस कथाग्रन्थमें सात सर्ग हैं। प्रथम सर्गमें द्यततव्यसन- 

कथा, द्वितीयमें स्तेयव्यसनकथा, तृतीयमें आखेटव्यसनकथा, चतुर्थमें बेश्या- 
व्यसनकथा, पंचममें पररमणीसेवनव्यसनकथा, षष्ठमें मद्यसेवनव्यसनकथा 
और सप्तममें मांससेवनव्यसनकथा छिखी गयी है। प्रन्थ पद्यबद्ध है। अन्तमें 
ग्रंथसमाप्तिको तिथि अंकित है। बताया है-- 

रसनयनसमेते वाणयुक्‍तेन चन्द्रे (१५२६) 

गतवति सति नूनं विक्रमस्थेव काले 

प्रतिपदि धवलायां माधघमासस्य सोमे 

हरिभदिनमनोज्ञे निर्मितो ग्रन्थ एपः ॥॥७१॥ 


३४६ : तीयकर महावीर और उनकी आज्ार्य-परम्परा 


प्रधुम्नवरित--इस चरितकाव्यमें श्रोकृष्णके पुत्र प्रयुम्नका जीवनचरित 
अंकित है। समस्‍्ल कथावस्तु १६ सर्गो में विभक्‍्त है। इसका रचनाकार वि० 
सं० १५३१ पोष शुक्ला त्रयोदशी बुधवार है। 
यक्षोधरचरित--यशोधरका जीवन जेन कवियोंको विशेष प्रिय रहा है। 
यद्षोधरके इस आख्यानको कविने आठ सर्गोंमें विभवत किया है। रचनाकाल- 
पर प्रकाश डालते हुए कविने स्वयं लिखा है-- 
वर्ष षटत्रिशसंख्ये तिथिपरगणनायुकतसंवत्सरे (१५३६) वे । 
पंचम्यां पोषकृष्णे दिनकरदिवसे चोत्तरास्य हि चढ्रे। 
गोढिल्या: मेदपाटे जिनवरभवने . शीललेन्द्ररम्ये । 
सोमादिकीत्तिनेद॑ नृपवरचरितं निर्मितं. शुद्धमक्‍त्या ॥ 
गुर्वावलि--यह एक ऐतिहासिक रचना है। इसमें कविने अपने संघके 
पूर्वाचार्यो का संक्षिप्त वर्णन किया है। गुर्वावलि संस्कृत और हिन्दी दोनों 
भाषाओंमें लिखी गयी है। हिन्दीमें गद्य-पद्य दोनोंका उपयोग किया गया है।.. 
इसकी समाप्ति बि० सं० १५१८में की गयी है। इसमें काष्ठारंघका इतिहास 
अंकित है । इस संघके नन्‍्दीतटगच्छ, माथुरगच्छ, वागड़गच्छ एवं लाटवागड़ 
गच्छका परिचय दिया गया है । इस गुर्वावलीमें आचाय॑ अहंद्वलिको नन्‍्दोतट 
गच्छका प्रथम आचाय॑ लिखा है। अनन्तर अन्य आचार्योंका सक्षिप्त इतिहास 
बतलाते हुए ८६ आचार्योका नामोल्लेख किया है और ८७वें आचाय॑ भट्टारक 
सोमकीत्ति ही बतलाये हैं। इस गच्छके आचाय॑ रामसेनने नरसिहपुरा जातिकी 
तथा नेमिसेनने भट्टपुरा जातिकी स्थापना की थी | 
यज्ञोधररास-- यह एक प्रबन्धकाव्य है। कविने इसमें प्रब्र्ध्रकावयके 
समस्त गणोंका समावेश किया है। समस्त काव्य १० ढालों (सर्गों)में विभक्त 
है। आचायने यशोधरकी जोवनकथा सीधे रूपमे प्रारम्भ न होकर साधु- 
युगलसे कहलायी गयी है। इस कथाको सुनकर राजा मारिदत्त हिसक जीवन 
छोड़कर अहिसक बन जाता है। वस्तुव्यापारोंका वर्णन कविने विस्तारपूव॑ंक 
किया है । 
अमल तल पालन करने योग्य त्रेपन क्रियाओंका वर्णन 
इस गीतिकाव्यमें किया गया है। वर्णनपद्धति गीतिकाव्यकी है। इस प्रकार 
कविने गीतिशेलीमें श्रावकाचा रसम्बन्धी विशेषताओंका निरूपण किया है | 
ऋषभनाथकोी धलि--यह प्रवन्धकाव्य है और इसमें आदितीर्थकर ऋषभ- 
देवका जोवनवृत्त वणित है। समस्त कथावस्तु चार ढालों या सोमें विभक्त 
है। कविने इस प्रन्थका प्रारम्भ करते हुए लिखा है-- 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३४७ 


प्रणमवि जिनवर पाउ, तु गड त्रिहुंभवन नुए | 

समरवि सरसति देव तु सेवा 3४ करिए ॥ 

गाइसु आदि जिणंद आणद उपजिए। 

कौशल देश मझार तु सुसार गुण आगलुए॥ 

नाभि नरिंद सुरिद जिसु सुरपुर वराए। 

मुरा देवी नाम अरधंगि सुरंगि रभा जिसी ए॥ 

इस प्रकार सोमकीतिने अहिंसा, श्रावकाचार, अनेकान्त आदि विषयोंका 
प्रतिपादन किया है। 


आचाय॑ ज्ञानभूषण 


शानभूषण नामके चार आचार्योंका उल्लेख प्राप्त होता है। प्रथम ज्ञानभूषण 
भट्टारक सकलकीतिकी परम्परामें भट्टारक भुवनकीतिके शिष्य हुए हैं । 
द्वितीय ज्ञानभूषण सू रत-शाखाके भट्टा रक देवेन्द्रकीतिकी परम्परामे भट्‌टारक 
वीरचन्द्रके शिष्यके रूपमें हुए हैं। इनके भट्टारक होनेका समय सं० १६००- 
१६१६ है। तृतीय ज्ञानभूषणका सम्बन्ध अटेर-शाखाके साथ रहा है और इनका 
समय १७ वीं शताब्दी माना जाता है। चौथे ज्ञानभूषण नागौरके भट्टारक 
रत्नकीतिके शिष्य थे । इनका समय १८ वी शत्ताब्दीका अन्तिम चरण है। 

विवेचनीय ज्ञानभूषण प्रारम्भभे भट्टारक विमलेन्द्रकोतिके शिष्य थे। 
किन्तु उत्तरकालमें इन्होंने भुवनकीतिको अपना गुरु स्वीकार किया है। शान- 
भूषण एवं ज्ञानकीर्ति ये दोनों ही सगे भाई एवं गुरुमाई थे। ये गोलालारे 
जातिके श्रावक थे | वि० सं० १५३५ में सागवाड़ा एवं नोगाममें एक साथ एक 
ही दिन आयोजित होनेके कारण दो भट्टारक-परम्पराएँ स्थापित हुई। 
सागवाड़ामें होनेवाली प्रतिष्ठाके संचालक भट्टारक ज्ञानभूषण थे और नोगाम- 
के प्रतिष्ठा-महोत्सवके संचालक ज्ञानकीति थे। यहींसे ज्ञानभूषण बड़साजनोंके 
गुर और ज्ञानकीति लोहड्साजनोंके गुर कहलाने लगे" | 

नन्दिसघकी पट्टावलिसे ज्ञात होता है कि ज्ञानभूषण गुजरातके रहनेवाले 
थे। गुजरातमें इन्होंने सागारधर्मं धारण किया, अहोर (आभीर) देशमें १९ 
प्रतिमाएँ धारण की और वागवट या बागड़देक्षमें दुर्धर महाव्रत ग्रहण किये। 
तौलवदेशके यतियोंमें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। तैलंगदेशके उत्तम-उत्तम 
पुरुषोंने इनके चरणोंकी वन्दना की। द्रविड़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन 


१. राजस्थानक जैन सन्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जयपुर, पु० ४९। 
३४८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आधार्य-परम्परा 


किया, महाराष्ट्रमें उन्हें बहुत यश मिला, सौराष्ट्रके धनी श्रावफ्रोंने उनके लिए 
महामहोत्सव किया, रायदेश (ईडरके आस-पासका प्रान्त) के निवासियोंने उनके 
बचनोंको अतिणय प्रमाण माना, मेदपाट (मेवाड़) के अज्ञानी लोगोंको उन्होंने 
प्रतिबोधित किया, मालवेके भव्यजनोंके हृददकमलूको विकसित किया, मेवातमें 
उनके अध्यात्मरहस्यपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान श्रावक प्रसन्न हुए, कुरु- 
जाजलके लोगोंका अज्ञानरोग दूर किया, तूरवके षड्दर्शन और त्तकके जानने- 
वालोंपर विजय प्राप्त किया, वैराट (जयपुरके आस-पास) के लोगोंको उभवमार्गं 
(सागार-अनगार) दिखलाये, नमियाढ (निमाड़) में जिनधमंकी प्रभावना की, 
टगराट हड़ी-बटी नागट चाल (?) आदि जनपदोंमें प्रतिबवोधके निमित्त विहार 
किया, भेरव राजाने उनको भक्ति की, इन्द्र राजाने चरण पूजे, राजाधिराज 
देवराजने चरणोंकी आराधना की, जिनधमंके आराधक मुदिलियार, रामनाथ 
राय, धोम्मरसराय, कलछपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की और उन्होंने 
अनेक तोरथोंकी यात्रा को | व्याकरण-छन्द-अलकार-साहित्य-त्क॑-आगम-अध्यात्म 
आदि झ्ञास्त्ररूपी कमलोंपर विहार करनेके लिए वे राजहस थे ओर थुद्ध ध्याना- 
मृतपानकी उन्हें लालसा" थी” । 

नन्दिसंघकी पट्ठावलीमें जो यह प्रशस्ति दी गयी है वह अतिशयोक्तिपूर्ण 
मालूम पड़ती है, पर इसमें सन्देह नहीं कि भट्टा रक ज्ञानभूषण मेघावी और 
प्रभावशाली थे | 


इनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें शुभचन्द्र-गद्टावलिसे पूरा प्रकाश प्राप्त होता 
है। इस पट्ठावलिके नवम अनुच्छेदमें बताया है कि इन्होंने अनेक जनपदोंमें 
विहार कर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । लिखा है-- 

“इनके (भुवनकीतिके) पट्टरूपी उदयाचलके लिए सूर्यके समान, गुजेर- 
देशमें सर्वप्रथम सागारघधर्मके प्रचारक, अहीर--आभीर देशमें स्वीकृत एकादश 
प्रतिमासे पवित्र शरीरवाले, वाग्वर देशमें अंगीकृत् दुद्धंर महाव्रतके भारकों 
घारण करनेवाले, कर्णाटक देशमें ऊँचे-ऊ चे चेत्यालयोंके दर्शनसे महापुण्यको 
उपाजित करनेवाले, तोलव देशके महावादीश्वर विद्वज्जनों और चक्रवरत्तियोंमें 
प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले, तेलंग देशके सज्जनोंसे पृजित चरणकमलबाले, द्रविड 
देशके सुविज्ञोंसे स्तुति किये जानेवाले, महाराष्ट्र दशमें उज्ज्वल यद्यका विस्तार 
करनेवाले, सौराष्ट्र देशके उत्तम उपासकोंसे महोत्सव मनाये जानेवाले, सम्य- 
गदर्शनसे युक्त रायदेशके निवासी प्राणिसमूहसे प्रमाणीकृत वाक्यवाले, मेदपाट 


१. नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य गौर इतिहास, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९४२, पु० 
५१२९-३० । 


प्रदुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३४९ 


दैशके अनेक अज्ञजनोंको उदबोधित करनेवाले, मालव देशके भव्योंके हंदय- 
कमसूको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान, मेवात्त देशके अन्यान्य विज्ञ 
उपासकोंको अपने आध्यत्मिक व्याख्यानोंसे रंजित करनेवाले, कुरुजांगल देशके 
प्राणियोंके अज्ञानरूपी रोगको हटानेके लिए सद्दे्यके समान, तुरब देशमे पड्दशंन 
न्याय आदिके अध्ययनसे उत्पन्न अखवं गवंको दबाकर विजय प्राप्त करनेवाले, 
विराट देशमे उभय मार्गको प्रदर्शित करनेवाले, नमियाड़ देशमें जिनधरमंकी 
अत्यन्त प्रभावना ओर नव हजार उपदेशकोंको नियत करनेवाले, टग, राट, 
हड़ी, वटो, नाग और चाल आदि अनेक जनपदोंमें ज्ञानप्रचारके लिए विहार 
करनेवाले श्रोमूलसंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छके दिल्ली सिंहासनके अधि- 
पत्ति, अपने प्रतापसे दिड्मण्डलको आक्रमण करनेवाले, अष्टांगयुक्त सम्यक्‍त्व 
आदि अनेक गुणगणसे अलकृत और श्रोमान्‌ इन्द्रादि भूपालोसे पूजित चरण- 
कमलवाले, गजान्तरूद्षमी, ध्वजान्तपुण्य, नाटयान्तभोग, समुद्रान्तभू[मभागके 
रक्षक, सामन्तोंके मस्तकसे घुष्ट चरणवाले श्रो देवरायसे पूजितपादपद्मवाले, 
जिनधमंके आराधक मुदितपालराय, रामनाथराय, बोम्मसराय, कल्पराय, 
पाण्डुराय आदि अनेक राजाओसे चचित चरणयुगलवाले, अनेक तोर्थ॑यात्राओको 
सम्पन्न करनेवाले, मोक्षछ॒क्ष्मीको वशीभूत करनेवाले, रत्नत्रयसे सुशोभित शरीर- 
वाले, व्याकरण, छन्‍्द, अलंकार, साहित्य, न्याय और अध्यात्मप्रमुख शास्त्ररूपी 
भानसरोबरके राजहंस, शुद्धध्यानरूपी अमृतपानकी लछालरूसा करनेवाले और 
वसुन्धराके आचार श्रीम्भूटूटारकवर्य श्रीज्ञानभूषण हुए" ।”” 

स्थितिकाल 


आचार्य ज्ञानभूषण भट्टारक भुवनकीतिके पश्चात्‌ सागवाड़ाके पट्टपर 
आसीन हुए। इनका प्राचीन उल्लेख निम्नलिखित मूतिलेखमें पाया जाता है-- 
“संबत्‌ १५३१ वर्ष वेसाख वदी ५ बुधे श्रीमूलसंघे भ० श्रीसकलकीत्ति- 
स्तत्पटूटे भ० भुवनकीत्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रोज्ञानभूषणदेवस्तदुपदेशात्‌ मेघा 
भार्या टीगू प्रणमंति श्री गिरिपुरे रावल श्रो सोमदास राशी गुराई सुराज्ये” 
अर्थात्‌ वि० सं० १५३१ वैशास क्षष्णा द्वितीयामें इनके सान्निध्यमें यह प्रतिष्ठा 
सम्पन्न हुई है। श्री जोहरापुरकरने ज्ञानभूषणका भट््‌टारक-काल १५३४ माना" 
है, पर यह समय युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। डॉ० प्रेमसागरने अपने 
(हिन्दी जेनभक्ति काव्य? और कवि'में इनका समय वि० सं० १५३२-१५५७ माना 
१. शुभचन्द्र पद्टावल्ि, अनुच्छेद ९। 
२. भट्टारक सम्प्रदाय, सोलापुर, पृ० १५८ । 
३. हिन्दी जैन भवित काव्य और कवि, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ० ७३ । 


३५० : तीथंकर महावीर और उनकी आशचार्य-परम्परा 


है, पर डूंगरपुरवाले अभिलेखसे ज्ञात होता है कि श्ञानभूषण वि० सं० 
१५३१ या इसके पहले ही भट्टारक गद्दीपर आसीन हुए थे । इन्होंने वि० सं० 
१५६० में 'तत्त्वज्ञानतरंगिणी'की रचना की है, जिसकी पुष्पिकामें इनके नामके 
पूर्व 'मुमुक्षु' शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। इससे यह ध्वनित होता है कि वि० 
सं० १५६० या उसके दो-एक वर्ष पू्व हो ये भट्टारक पद छोड़ चुके थे। 
अन्य अभिलेखोसे यह ज्ञात होता है कि वि० सं० १५५७ तक ये निश्चित्तरूपसे 
भट्टारक पदपर आसीन रहे हैं। इसके पश्चात्‌ ये अपने शिष्य विजयकीति- 
को भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित कर स्वयं साहित्यसाधनामें प्रवृत्त हुए हैं। 


भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित होते ही ज्ञानभूषणके कार्यकालमें अनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठाएं सम्पन्त हुई हैं। इन्होने १५३१में डू गरपुरमें सहस्लरकूट 
प्रतिष्ठाका संचालन किया । १५३४ फाल्गुन शुक्ला दक्षमीमे आयोजित प्रतिष्ठा 
महोत्सवके समय प्रतिष्ठित की गयी मूत्तियाँ अनेक स्थानोंपर आज भी प्राप्त 
होती हैं। वि० सं० १५३५में इन्होंने दो प्रतिष्ठाओंमें भाग लिया था। एक 
प्रतिष्ठाका निर्देश जयपुरके छावड़ोंके मन्दिरमें और दूसरीका उल्लेख उदयपुरके 
मन्दिरमे मिलता है| वि० सं० १५४०में हुंवड़ जाति श्रावक छाखा एवं उसके 
परिवारने इन्हींके आदेशसे आदिनाथस्वामीको प्रतिष्ठा करायी थी। इनके 
तत्त्वावधानमें वि० सं० १५४३, १५४४ एवं १५४"में विविध प्रतिष्ठा-महोत्सव 
सम्पन्न हुए थे। वि० स० १५५२में एक बृहदु आयोजन हुआ, जिसमें भट्टारक 
शानभूषण सम्मिलित हुए थे । वि० स० १५५७ तक सम्पन्न हुई प्रतिष्ठाओंमें 
इनके सम्मिलित होनेके उल्लेख प्राप्त होते है। वि० स० १५६० ओर १५६१में 
सम्पन्न हुई प्रतिष्ठाओंमें इनके शिष्य भट्टारक विजयकीतिका उल्लेख मिलता 
है। यथा-- 

संवत्‌ १५६० वर्ष श्री मूलसंघे भट्‌टारक श्री ज्ञानभूषण तलपट्रे भ० श्री 
विजयकी तिगुरूपदेशात्‌ बाई श्रीग्रोद्न श्रीबाई श्रीविनय श्रीविमान पंक्तिन्नत- 
उद्यापने श्रीचन्द्रप्रभ'” ७०७७ % ७४०७० । 

“संवत्‌ १५६९१ वर्षे चेत्र वदी ८ शुक्रे शो मूलसधे सरस्वत्तीगच्छे भट्टारक 
श्री सकलकीति तत्पट्टे भ० श्री भुवनकी ति तत्पट्टे भ० श्रीज्ञानभूषण तत्पटूटे भ० 
विजयकीत्तिगुरुपदेशात्‌ हूंवड ज्ञातीय श्रेष्ठि लखमण भार्या मरगदी सुत श्रे० 
समधर भार्या मचकूं सुत श्रे० गंगा भार्या वल्लि सुत हरखा होरा झठा नित्य 
श्नो 300 0ल्‍ प्रणमंति बाई मचकूं पिता दोसी रामा भार्या' पूरी पुत्री रंगी एते 
गति |” 


अतएव भुट्ृटारक शानभूषणका समय वि? स० १५००-१५६२ है। 
प्रयुद्धाजार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३५१ 


रचनाएँ 
भट्टारक ज्ञानभूषणने संस्कृत और हिन्दी दोनों हौ भाषाओंमें रचनाएँ 
लिखी हैं। निम्नलिखित संस्कृत-रचनाएँ प्रसिद्ध हैं-- 
१. आत्मसम्बोधन काव्य 
२. ऋषिमण्डलपुजा 
३. तत्त्वज्ञानतरंगिणी 
४. पूजाष्टकटीका 
५. पश्चकल्याणकोद्यापनपुजा 
६. नेमिनिर्वाणकाव्यकी पण्जिकाटीका 
७ भक्तामरपुजा 
८. श्रुतपूजा 
९. सरस्वतीपूजा 
१०. सरस्वतीस्तुति 
११. शास्त्रमण्डलपूजा 


१. आदीदवरफाग 
२. जलगालनरास 
३. पोसहरास 
४. षट्कमंरास 
५. नागद्रारास 
आत्मसस्वोधन--आत्मसम्बोधन आध्यात्मिक कृति है। इसकी प्रति जय- 
पुरके बाबा दुलीचन्दके शास्त्रभण्डारमें संग्रहीत है। 
तत्वज्ञानतरंगिणी--इस प्रन्थमें १८ अध्याय हैं और समस्त पद्चसंल्या 
५३६ है । कबिने अन्तमें अपना परिचय निम्न प्रकार निबद्ध किया है-- 
जातः भ्रीसकलादिकोर्तिमुनिपः श्रीमूलसंघेग्रणी-- 
स्तत्पट्रोदयपवंते रविरभूडूब्याबुजानंदकंत्‌ । 
विख्यातो भुवनादिकीतिरथ यस्तत्पादकंजे रत्तः “जे 
तत्त्वज्ञानतरंभिणीं स कुत्तवानेतां हि : ॥२१॥ 
स्पष्ट है कि ज्ञानभूषणके प्रगुर सकलकीति ओर गुरु भुवनकोति थे। इस 
३. तस्वज्ञानतरंगिणी, १८२१। 


३५२ : तीथेकर महावीर और उनकी आजार्य-परम्परा 


प्रत्थमें शुद्ध चैतन्यस्वरूपका प्रतिपादन किया गया है। ध्यान, भेद-विज्ञान, 
क्षहंका -ममका रका त्याग, रत्लत्रयस्वरूप, शुद्ध चेतन्‍्यडूपका विस्तारसे बिवे- 
चन किया गया है। बताया है कि शुद्ध चेतन्यस्वरूपका स्मरण ही समस्त 
सुख प्रदान करनेत्राला, मोहको जीतनेवाला, अशुभ आख्रव एवं दुष्कर्मोंका 
हर्ता, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्वारित्रकी प्राप्तिका साधक और मनुष्य- 
जन्मकी सफलत्ताका सूचक है | 
सौख्यं मोहजयो5शुभालवहतिर्नाशो तिदुष्कमंणा- 
मत्यंतं च विशुद्धता नरि भवेदाराधना तास्विकी । 
रत्नानां त्रितवं नुजन्मसफल संसारभीनाशन 
चिद्रुपोहमिततिस्मृतेश्व समता सदृभ्यो यशःकीत्तेनं ॥१ 
आचायंने बताया है कि भेदविज्ञानके बिना शुद्ध चिदृरूपका ध्यान नहीं 
किया जा सकता है। जो भेद-विज्ञानका धारो है, उसे यह सारा ससार भ्रान्त 
प्रतीत होता है। अतएव मेदविज्ञानकी प्राप्तिके लिए निरन्तर प्रयास करना 
चाहिये । आचार्यने लिखा है-- 
उन्मत्तं अ्रांतियुक्त गतनयनयुगं दिग्विमूढं चर सुप्त 
निश्चित प्राप्तमूच्छे जलवहनगतं बालकावस्थमेत्तत्‌ । 
स्वस्याघीनं कृतं वा ग्रहिलगतिगत ब्याकुलं मोहघूत्तें: 
सर्व॑ शुद्धात्मदृग्मी रहित्तमपि जगद्‌ भाति भेदज्चित्ते | 
इस प्रकार इस तत्त्वज्ञानतरंगिणाीमें शुद्ध चेतन्यकी प्राप्तिके लिये परद्रव्यों- 
के त्यागकका वर्णन किया है। आत्मतत््वको अवगत करनेके लिए यह ग्रन्थ 
उपादेय है। 
भक्तामर, श्रुत, सरस्वती, शास्त्रमण्डल आदि पूजाग्रन्थोंमें तत्तदपुजाओंका 
सकलन किया गया है। पूृजाष्टकर्में आठ पूजाओंकी स्वोपज्ञ टीका है। समस्त 
कृति दश अधिकारोंमें विभक्त है। इसका रचनाकाल वि० सं० १५२८ है । 
अन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 


“इति भट्टारकश्रीभुवनकीतिशिष्यमुनिज्ञानभूषणविरचितायां स्वकृताष्टक- 
दशकटोकायां विद्वज्जनबल्लभसंज्ञायां नन्‍्दीश्वरद्दीपजिनालयाचंनवर्णनीयेनाम 
दह्ममो<5घिका र: ॥” 

१, ल० तरंगि०, २।५। 
३. बही, ६।२ | 


प्रमुद्धाकार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : १५३ 


आदोहवरफाग--फागसम्बन्धो हिन्दीकी रचनाओंमें इस कृतिका_ विशिष्ट 
स्थान है। इस कृतिमें आदितोर्थंकरका जीवनचरित वर्णित है। आरम्भका 
अंध् संस्कृतमें छिखा गया है और अवशिष्ट हिन्दोमें | २३९ पद्म संस्कृतमें लिखे 
गये हैं ओर शेष २६२ हिन्दोमें। समस्त पद्योंकी संख्या ५०१ है। तीथैंकर 
आविनाथका जन्म, शे शवावस्था और युवावस्थाका सांगोपांग चित्रण किया गया 
है। नीलाज्जनाके नृत्य करते समय विलीन हो जानेके कारण आदिनाथ 
संसारसे विरक्त हो जाते हैं। कविने इस घटनाका सजीव चित्रण करते हुए 
लिखा है-- 
आाहे धिग-धिग इह संसार, बेकार अपार असार। 
नहीं सम मार समान कुमार, रमा परिवार ॥ 
आहे घर पुर नगर नही निज रज सम राज अकाज | 
हय गय पयदलछ चल मल सरिखउ नारि समाज ॥ 
भाहे भायु कमल दल सम चचल चपल शरीर। 
यौवन घन इव अथिर करम जिय करतल नीर ॥ 
आहे भोग वियोग समन्नित रोग तणू धर अंग। 
मोह महा मुनि निदित निदित नाटीय सग ॥ 
आहे छेदन भंदन वेदन दोठीय नरग मझारि। 
भामिनी भोग तणइ फलि तठ किम बांधइ नारि॥ 


पोष्चहरास--यह ब्रतविधानके महात्म्यपर आधारित रास है। भाषा एवं 
शेलीकी दुृष्टिसे इसमें. रासोकाव्य जेसी सरसता . और मधुरता पायी. जाती है। 
कविने क्ृतिके अन्तमें अपना नामांकन किया है-- 

वारि रमणियमुगतिज सम अनुप सुख अनुभवइ। 

भव म कारि पुनरपि न आवइ इह बू फलजस गमइ॥ 

ते नर पोसह कांन भावद एणि परि पोसह घरइज नर नारि सुजण। 

ज्ञान भूषण गुरु इस भणइ, ते नर करइद बखाण॥ 

इसी प्रकार षट्कमंरास कमंसिद्धान्तपर आधारित है। इसमे देवपूजा, 
गुरूपासता, स्वाध्याय, सयमर, तप और दान इन षट्कर्मोके पालन करनेका 
सुन्दर उपदेश दिया है। इसमें ५३ छल्द हैं और अन्तिम उन्दमें कविने अपने 
नामका उल्लेख किया है | 


जलगालनरास' में ३३ पद्म हैं। इसमें जल छाननेकी विधिका रासशेली- 
में वर्णन है। इस प्रकार ज्ञानमूबणने साहित्य, संस्कृति और समाजके उत्थानके 
कार्य किये हैं । 


३५४ : तीर्थंकर महादीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भट्टारक अभिनव धर्मभूषण 

धर्मंभषण नामके कई आचाय॑ हुए हैं। एक धर्मंभषण वे हैं, जो भट्टठारक 
धर्मंचन्द्रके पट्टपर आसीन हुए थे, जिनका उल्लेख बरार प्रान्तके मतिलेखोंमें 
पाया जाता है। ये मूतिलेख शक सवत्‌ १५२२, १५३५, १५७२ और १५७७ 
में उत्कोणित है। ह्वितोय धमंभूषण वे हैं, जिनके आदेशानुसार केशववर्णी- 
ने अपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदीपिका नामक कन्नड़टीका शक संवत्त्‌ 
१२८१ (ई० सन्‌ १३५५) में रचो है। तृतीय घमंभूषण वे हैं, जिनका विजय- 
नगरके शिलालेख नं० रमें उपयुंक्त दो धंभूषणोंसे पहले उल्लेख आया है। 
सम्भवत: ये अमरकीत्तिके गुरु थे। चतुर्थ धमंभूषण अमरकीतिके शिष्यके रुपमें 
और कक्ष धमभूषणके प्रशिष्यके रूपमे उल्लिलित हैं ओर ये सिंहनन्दी ब्रतीके 
सधमा" है। 


अभिनव धमंभूषण उक्त चारों धमंभूषणोंसे भिन्न व्यक्ति हैं। इनका उल्लेख 
विजयनगरके शिलालेख त्ं० रमे वद्धमान भट्टारकके शिष्यके रूपमे आया 
है। न्‍्यायदीपिका मे तृतीय प्रकाशकी पुष्पिकावाक्यमे तथा अ्रन्थान्तमें आगे हुए 
पद्ममे ध्ंभूषणने अपनेको वरद्धमान भट्टारकका शिष्य बतलाया है। 
लिखा है-- 


“इति श्रीमद्ृद्धमानभट्टा रकाचा यंगुरुका रुण्यसिद्धसा रस्वतो दयश्री मदभिनव- 
धूमंभूषणाचायंविरचितायां न्‍्यायदीपिकां परोक्षप्रकाशस्तृतीय: ॥” 


भ९ २९ ५ ९ 


मद्गुरोवंद्धमानेशो.. वरद्धेमानदयातिधे: | 
श्रीपादस्नेहसम्बन्धात्सिद्वेय॑ न्‍्यायदीपिका ॥ 


विजयनगरके शक संवत्‌ १३०७ ,ई० ध्षनु १३८५)के अभिलेखमे अभिनव 
घमंभूषणको गुरुपरम्परा प्राप्त होती है। इस परम्परामें मूलसंघ, बलात्कार- 
गण और सरस्वतीगच्छमें पश्मनन्दि, धमंभूषण, अमरकोति, धमंभूषण भट््‌टा रक 
द्वितीय, वर््धभान मुनीए्वर और धर्ममषण तृतीयका निर्देश प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार श्रवणबेलगोलाके शिलालेख नं० १११में भी घमंभषणको गुरुपरम्परा 
निर्दिष्ट मिलतो है। यह अभिलेख शक संवत्‌ १२०५का है। इसमें मूलसंघ 
बलात्कारगणके आचायोंका उल्लेख करते हुए देवेन्द्रकीत्ति, विशालकीति, 


१. श्रो डॉ० दरबारीलाल कोठिया द्वारा लिखित न्यागदी पिकाकी प्रस्तावना, वी रसेवा- 
मन्दिर, सन्‌ १९४५, पृ० ९१ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३५५ 


शुभकौतिदेव भट्टा रक, धर्मंभषण प्रथम, असरकीतिआचाय॑, धर्मंभषण द्वितीय 

और वद्धंमानस्वामीके नाम आये हैं। इन दोनों अभिलेखोंका तुलनात्मक अध्ययन 
करनेसे धर्मभूषण, अमरकीरति, धमंभूषण द्वितीय और वरद्धंमान मुनि ये नाम 
समानरूपसे आते हैं। इस तुलनासे यह भी स्पष्ट है कि शक संवत्‌ १२९५के 
पश्चात्‌ तृतीय धर्मभूषण जिनका ताम अभिनव घधमंमूषण है हुए होंगे। श्रवण 
बेलगोलाके अभिलेखसे यह स्पष्ट है कि शक संवत्‌ १२०५के पश्चात्‌ ही अभिनव 
धमंभूषणको मट्टारक पद मिला होगा । 


स्थितिकाल 


अभिनव धम्ंभूषणकी निश्चित तिथिका परिज्ञान नहीं है । डॉ० प्रो० हीरा- 
लालजीने द्वितीय धमंभूषणकी निषद्याके निर्माणका समय शक सवत्‌ १२५५ 
बतलाया है । डॉ० दरबारीछाल कोठियाने लिखा है कि 'केशववर्णीको अपनी 
गोम्मटसा रकी जीवतत्त्वप्रदीपिका नामक टोका लिखनेकी प्रेरणा एवं आदेश 
जिन धर्मभूषणसे प्राप्त हुआ, वे धमंभूषण हो द्वितीय धरमंभूषण होंगे । इनके पटूट- 
का समय यदि २५ वर्ष भी हो, तो पद्ठारूढ़ होनेका समय शक संवत्‌ १२७० 
पहुँच जाता है। केशववर्णनि अपनी उक्त टीका शक सवत्‌ १२८श१में पूर्ण की । 
इतनी विद्याल टीकाको लिखनेमे ११ वर्षका समय लगना सम्भव है | अतएव 
प्रथम और तृतीय धर्मंभूषण केशववर्णीके प्रेरक नही हो सकते हैं। तृत्तीय 
धमंभूषण जीवतस्‍्त्वप्रदीपिकाके समाप्तिकालसे लगभग १५ वर्ष पश्चात्‌ गुरु- 
पट्टके अधिकारी हुए जान पड़ते हैं। अतएब टीकाकी प्रेरणाके समय उन्का 
अस्तित्व हो न रहा होगा | प्रथम धर्ंभूषण भी टीकाके प्रेरक नहीं हो सकते 
क्योंकि इनका पट्टकाल सम्भवत्त: शक संवत्‌ १२२०-१२४५ होना चाहिये । 
अतएव द्वितीय धरमंभूषणको ही केशवरवर्णीका प्रेरक माना जा सकता" है।' 


तृतोय धरमंमूषण शक संवत्‌ १२९५-१३०७के मध्यमें किसी भी समय अपने 
गुरु बद्धंमान भट्टारकके पदपर आसीन हुए हैं। यदि पट््‌टपर आसीन होनेके 
समय इनकी अवस्था २० ब् भी मानी जाये, तो जन्मतिथि शक सबत्‌ १२८० 
(ई० सन्‌ १३५८)के लगभग आतो है। इसको पृष्टि विजयनगर-साम्राज्यके 
अभिलेखोंसे भी होती है। इस साम्राज्यके स्वामी प्रथम देवराय और उनकी 
पत्नी भीमादेबी वद्धंमान गुरुके शिष्य धर्मभूषणके परम भक्त थे तथा उन्हें 
अपना गुरु मानते थे। पद्मावती बस्तीके एक अभिलेखसे अवगत होता है कि 
राजाधिराज परमेब्वर देवराय प्रथम वदढ्ध मान मुनिके शिष्य धर्ंभूषण गुरुके 


१. न्यायदीपिका, अस्तावना, पृ० ९२-९७। 
३५६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


चरणोंमें नमस्कार किया करते थे। इस कथनकी पुष्टि दशभकत्यादिमहाशास्त्रसे 
भी होती है-- 

राजाधिराजपरमेश्वरदेवरायभूपालमौ लिलसदंधिस रो जयुर्म : । 

श्रीवद्ध मानमुनिबल्लभमौद्धमुख्य: श्रीधमंभूषणसुखी जयति क्षमाद्य:" ॥ 


उपयुक्त पद्यसे स्पष्ट होता है कि विजयनगरनरेश् प्रथम देवराय ही 
'राजाधिराजपरमेदवर'की उपाधिसे विभूषित थे | इनका राज्यकाल सम्भवतः 
ई० सन्‌ १४१८ तक रहा है और द्वितीय देवरायका समय ई० सन्‌ १४१९से 
१४४६ त्क माना जाता है। अतः इन उल्लेखोंके आधारसे यह ध्वनित होता 
है कि वद्ध मानके शिष्य घर्मभूषण ही प्रथम देव रायके द्वारा सम्मानित थे। अतएव 
अभिनव ध्मंभूषण प्रथम देवरायके समकालीन हैं। इस प्रकार इनका अन्तिम 
समय ई० सन्‌ १४१८ आता है। 


उपयुक्त विवेचनके आधारपर अभिनव धमंभूषणका समय ई० सन्‌ १३५८- 
१४१८ है। श्री डॉ० दरबारीलाल कोठियाने बताया है कि 'न्यायदीपिका पु० 
२१में 'बालिशा:' शब्दोंके साथ सायणके सर्वंदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धूत की 
है । सायणका समय शक संवत्‌ १३वीं शताब्दिका उत्तराद्धं है क्योंकि शक सं० 
१३१२का एक दानपत्र मिला है, जिससे वें इसी समयके विद्वान सिद्ध होते हैं । 
न्‍्यायदीपिकामें आया हुआ बालिशा:' पद अभिनव धर्मभूषणको सायणका 
समकालीन सिद्ध करता है। दोनों ही विद्यात विजयनगरके रहनेवाले थे । 
अतएव उनका समकालीन होना भी सिद्ध है ।' 
रचनाएँ 

अभिनव घमंभूषण राजाओं द्वारा मान्य एवं लब्धप्रतिष्ठ यशस्वी विद्वान 
थे। इनके द्वारा रचित न्‍्यायदीपिकानामक एक न्यायग्रन्थ उपलब्ध होता है। 
इस ग्रन्थमें तीन प्रकादा या परिच्छेद है। प्रथम प्रकाशमें प्रमाणका सामान्य 
लक्षण, उसकी प्रमाणता, बोद्ध, भादूट, प्राभाकर और नेयायिकों द्वारा मान्य 
प्रमाणलक्षणोंकी समीक्षा की गयी है । द्वितीय प्रकाशमें प्रमाणके भेद ओर प्रत्यक्ष- 
का लक्षण वर्णित है। बौद्धों द्वारा अभिमत प्रत्यक्षकक्षणका निराकरण करनेके 
पश्चात्‌ यौगाभिमत सपन्निकषंका निराकरण किया गया है। प्रत्यक्षके सां- 
व्यवहा रिक प्रत्यक्ष और पारमाथिक प्रत्यक्षके स्वरूप और भेदोंका कथन किया 
है। इस प्रकाशके अन्तमे स्वजञ्नसिद्धि एवं अरहस्तको सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है । 


१. प्रशस्लिसंग्रह, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, पृ० १२५। 
प्रबुद्धाभार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३५७ 


तृतीय प्रकाशमें परोक्षप्रमाणका विस्तारसे वर्णन किया है। परोक्षके मेद 
ओर उनमें ज्ञानान्त रसापेक्षताका कथन कर स्मृति, प्रत्यभिन्ञान, त्क॑, अनुमानका 
निरूपण किया है। साधन और साध्यके लक्षणकथनके अनन्‍्तर स्वार्थानुमान 
और परार्थानुमानोंका प्रतिपादन किया गया है। बौद्धाभिमत त्रेरूप्य, और 
नैयायिकाभिमत पाठ्च्यरूप्यका निराकरण कर विजिगीषुकथा और वीतराग- 
कथाका समालोचन किया है। अन्यथानुपपत्तिरूप हेतुके समथंनके पश्चात्‌ 
हैत्वाभास, उदाहरणाभास, उपनयाभास और निगमनाभासके लक्षण बतलाये 
गये हैं । आप्त, नय, अनेकान्त और सप्तभंगीके भेदोंका प्रतिपादन किया है । 
इस प्रकार इस छोटेसे ग्रन्थमें न्यायशास्त्रसम्बन्धी सिद्धान्तोंका अच्छा समावेश 
किया गया है। 


भट्टारक वड़ंमान प्रथम 


वद्धंभान भट्टारकने व॒रांगचरितकी रचना को है। ये मूलसंघ बलात्का रगण 
ओर भारतीगच्छके आचार्य हैं। 'परवादिपंचानन' इनकी उपाधि थी। 
कहा जाता है कि बलात्कारगणमें सरस्वतीगच्छ और उसके पर्याय भारती, 
वागेश्वरी, शारदा आदि नामोंका प्रयोग वि० स० १४वीं शतीसे प्रारम्भ हुआ 
है। सरस्वती या भारतीगच्छके सम्बन्धमें यह मान्यता प्रचलित है कि दिगम्बर 
संधके आचाय॑ पद्मनन्दिने रवेताम्बरोंस विवाद कर पाषाणकी सरस्वत्तीमुत्तिसे 
मन्त्रशक्तिद्वारा निर्णय कराया था। यह विवाद गिरिनार पर्वतपर हुआ 
कहा जाता है। इसी कारण कुन्दवुन्दान्वय प्रचलित हुआ" । 
बलात्कारगणका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य श्रोचन्द्रने किया है। इनके 
दीक्षागुरु आचाये श्रीनन्दी और विद्यागुरु आचाय॑ सागरसेन थे । ये महाराज 
भोजके समयमें धारानगरीमे निवास करते थे। इस गणमे दूसरे आचायें 
केशवनन्दि हुए | अनन्तर पक्षोपवासी पद्मप्रम हुए। इनको शिष्यपरम्परामे 
नयननदी, श्रीधर, चन्द्रकीत, श्रीधर, वासुपुज्य, नेमिचन्द्र, पद्मप्रभ, कुमुद्चन्द्र, 
देशनन्दि, श्रवणसेन, वनवासि वसन्तकीति प्रभृति आचाय॑ हुए हैं। इस परम्परा- 
की २६वीं पोढ़ीमें वर्ढमान भट्टारकका उल्लेख मिलता है। कविने हस काव्यकी 
प्रशस्तिमें छिला है--- 
स्वस्तिश्नीमूलसंधे भुवि विदितगणे श्रीबलात्का रसंजे 
श्रीभारत्यास्थगच्छे सकलगृणनिधिवंद्धमानाभिघान: । 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, विद्याघर जोहरापुरकर, सोलापुर १९५८ ई०, पुृ० ४४-४५ । 
३५८ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-्परम्परा 


आसोद्धूदट्टारकोञ्सौ सुचरितमकरोच्छीवराजूस्य राज्ञो 
भव्यश्रेयासि तन्‍्वद्‌ भुवि चरितमिदं वर्ततामाकंतारस ॥। 


बरांग० १३।८७ 

स्थितिकारू 

भाचाय वद्ध मानने अपने गुरुका निर्देश नहीं किया है। जैन साहित्य 
परम्परामे नन्दिसंघके एक वद्ध मान भट्टारक हैं, जिनका दशभकत्यादि- 
महाशास्त्र है ओर जो देवेन्द्रकीतिके शिष्य है। इनका समय ई० सन्‌ १५४ ९के 
लगभग है। बलात्कारगणमं दो बद्ध मान प्रसिद्ध हैं । प्रथम वद्ध मान वह हैं, 
जो न्यायदीपिकाके कर्त्ता धमंभूषणके गुरु हैं और द्वितोय हुम्मच्च शिलालेखके 
रचयिता हैं । विजयनगरके शिक्लालेखसे अवगत होता है कि वद्ध मानके दिष्य 
घमंभूषण हुए । इनके समयमे शक सवत्‌ १३०७ (ई० सन्‌ १३८५) को फाल्गुन 
कृष्णा द्वितोयाको राजा हरिहरके मन्‍्त्री चंत्रदण्डनायकके पुत्र इसरुगप्पने 
विजयनगरमे कुन्थनाथका मन्दिर बनवाया था" | 

न्‍्यायाचायं पण्डित दरबारीलाल कोठियाने न्‍्यायदीपिक।की प्रस्तावनामे 
लिखा है--“विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही राजाधिराज परमेद्वरकी 
उपाधिसे विभूषित्त थे । इनका राज्य सम्भवत: १४१८ ई० तक रहा है और 
द्वितीय देवराय सन्‌ १४१९-१४४६ ई० तक माने जाते है। अतः इन उल्लेखों- 
से स्पष्ट है कि वद्ध मानके दिष्य धमंभूषण तृत्तीय (ग्रन्थकार) ही देवराय प्रथम- 
के द्वारा सम्मानित थे। प्रथम अथवा द्वित्तीय धमंभूषण नही, क्योकि वे वद्ध - 
मानके शिष्य नहीं थे। प्रथम धर्मभूषण शुभकीतिके और द्वितीय धमंभूषण 
अमरकीतिके शिष्य थे। अतएवं यह निदचयपूर्वंक कहा जा सकता है कि अभि- 
नव धंभूषण देवराय प्रथमके समकालीन है'* ।” 

इस सन्दर्भमे श्रीकोठियाजीने ध्मंभमूषणको सायणका समकालीन सिद्ध कर 
उनके समयकी पूर्व सीमा शक सवत्‌ १२८० (ई० सन्‌ १३५८) मानी है? । 

इस अध्ययनके प्रकाशमें वद्धंमान भट्टारकका समय धर्मभूषणके गुरु होने- 
के कारण ई० सनकी १४वीं शतोका उत्तराद्ध है। 
१. स्वस्ति शकवर्ष १३०७ प्रवर्तमाने क्रोधनवत्सरे फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां तिथौ 

शुक्रवासरे--जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पु० ९० । 
२. न्यायदीपिका, वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, वर्तमान दिल्‍ली, सन्‌ १९४५ ई०, प्रस्ता- 

बना पु० ९९ । 
३. न्यायदीपिकाका 'बालिशाः:” पद उन्हें सायणके समकालीन होनेकी ओर संकेत करता 

है ।--वही पृ० ९९ । 


प्रबुदानार्ग एवं परम्परापोषकाबार्य : ३५९ 


विन्ष्यगिरिके एक अभिलेखसे वद्धमान भट््‌ठारकका समय शक संवत्‌ 
१२८५ (ई० सन्‌ १२३६३) सिद्ध होता" है। श्री डॉ० ए० एन० उपाध्येने जठा- 
सिहनन्दी द्वारा विरचित वराज्भचरितको अंग्रेजी प्रस्तावनामें भट्टारक वर्दधे- 
मानका समय १३वीं शतोके पश्चात्‌ ही अनुमानित किया है। अतएव वराज्ज- 
चरित महाकाव्यके रचयिता वर््धमान भट्‌टारकका समय ई० सनकी १४वीं 
शतती है। 
रखना 

भट्टारक वद्धमानने संस्कृत भाषामें 'वरांगचरित” नामक महाकाव्य 
लिखा है । इसमें १३ स्ग हैं। सर्गोंका नामकरण कथावस्तुके आधारपर किया 
गया है। वरांग, २२वें तोथंकर नेमिनाथ और श्रीक्ृष्णके समकालीन धीरो- 
दात्त नायक हैं। इनकी कथावस्तु कवियोंकों बहुत प्रिय रही है। यही कारण 
है कि ७वी शत्तीसे ही उक्त नायकपर महाकाव्य लिखे जाते रहे हैं। संस्कृतके 
अतिरिक्त कन्नड़में धरणि पं० का वराज्भुचरित एवं हिन्दीमें लालचन्द्र और 
कमलनयनक्ृत वराज़ूचरित भी उपलब्ध हैं । प्रस्तुत काव्यका प्रमाण १३८३ 
इलोक है । 

इस काव्यमें कथाको अन्विति, सगंविभाजन और इछन्‍्दोंमें अभिव्यञ्जन 
ये तीनों मिलकर प्रबन्धके बाह्य रूपका निर्माण करते है । विचारभ्रधान होने- 
से इस काव्यमें प्रकृति-चित्रणकी अल्पता है। फिर भी भावात्मक चित्रोंकी 
कमी नहीं है। कथावस्तु भो श्युखलाबद्ध है। दर्शन या धर्मंतत्त्व घटनाओके 
क्रममें बाधक नही हैं। घटनाओं, प्रसंगों और वर्णनोंको इस प्रकार प्रस्तुत्त 
किया गया है, जिससे मामिक स्थल स्वयं उपस्थित होते गये है। राजकुमार 
बरांग जन्म लेता है। उसका १० सुन्दरियोंके साथ विवाह हो जाता है और 
उसकी योग्यतासे प्रभावित होनेके कारण बड़े पुत्रके रहते हुए भी राजा धमंसेन 
उसे युवराज बना देता है। विमाताको यह बात खटकती है । उसका सौतेला 
भाई सुषेण भी राजकुमार बरांगसे ईर्ष्या करता है। विमाता ओर भाई दोनों 
मन्त्रीसे मिलकर पषड्यन्त्र रचते हैं और एक दुष्ट घोड़े द्वारा कुमारका अप- 
हरण करा देते हैं । घोड़ा एक अन्धकूपमें कुमारको लेकर कूद जाता है। 
उस अन्धकूपसे निकलनेमें असमर्थ रहनेसे उस दुष्ट घोड़ेकी मृत्यु हो जाती है 
और कुमार किसी प्रकार बचकर निकल आता है। इस घोर भरण्यमें उसे 
व्याप्न, अजगर, भिल्‍ल आदिका सामना करना पड़ता है। वह किसी प्रकार 
इन संकटोंसे मुक्ति प्राप्त करता है। कबिने इन घटनाओंको सप्राण बनानेके 


१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सं० १११, पु० २२४। 
३६० : तोधकर महावीर गौर उनकी आधबायं-परम्परा 


लिये ताटकीय तत्त्वोंकी योजना भी को है। फलतः आन्तरिक इन्द्र सहजछपमें 
उपस्थित हुए हैं। किसी भो काव्यका प्रबन्ध तभी प्राणवंत होता है, जब 
उसमें जीवनके समानविरोधो स्वरोंकी योजना की जाये। कबिने आत्मनिष्ठ 
52.३ वस्तुपरक बिम्बों द्वारा पाठकों तक प्रेषित करनेका प्रयास 
हू । 
श्ुद्भार, वीर, करण और शाल्त रसोंका परिपाक सुन्दररूपमें हुआ है। 
कविने कुमार वराड्रकी विचारधाराका अंकन करते हुए लिखा है-- 
वियोगवन्तो भवभोगयोगा वायु:स्थिरं नो नवयौवनं च। 
राज्यं महाक्लेशसहस्नसाध्यं ततो न नित्यं भुवि किंचिदस्सि ॥ १३।४ 
लक्ष्मीरियं वारितरज्भुलोला, क्षणे क्षणे नाशमुपेति चायुः । 
तारुण्यमेतत्सरिदम्बुपूरोपम॑ नुणां कोष्च सुखाभिलाष: ॥१३॥५ 


कविने इस काव्यमें सम्पूर्ण जीवनम्ल्योंका उल्लेख किया है। कवि 
आध्यात्मिक जीवनके साथ लोकजीवनको भो महत्त्व देता है। वह धर्मंबुद्धि, 
गुरुविनय, मित्र-बन्धुस्नेह, दीन-अनाथकरुणाभाव, शत्रुओंके मध्य ग्रताप- 
प्रदर्शनको जीवनके लिए आवश्यक मानता है। जोवनका अन्तिम रूथ्य भले ही 
मुक्तिाभ है, पर संसारके मध्य रहते हुए कठोर श्रम द्वारा संयमित आचार- 
व्यवहा रको जीवनमें उत्तारना ही वास्तविक उपलब्धि है। कविने जीवन- 
शोधनके उपक रणोंका विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 


सम्यग्ज्ञानं सुचरणयुत्तं प्राप्तसम्यक्त्वमुच्चे: 
पात्रें दानं जिनपत्तिवभो: पूजनं भावनं च। 
घमंष्यानं तपसि च मत साधुसद्ध वितन्वन्त्‌ 
श्रेयोमागप्रकटनपरः श्रीवराज्ो रराज॥ ३॥४२ 


सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रपुवंक पात्रदान देना, जिनेन्द्रकी 
पूजा-भक्ति करना, धरमध्यान-शुभध्यान करना, त्पश्चरण करना, साधु--सज्जन 
ओर सदाचारी व्यक्तियोंकी संगति करना एवं कल्याणकारी मागका अनु- 
सरण करना जीवन लक्ष्य है। 


कविने रात्रिभोजनत्याग, शोधित अन्न-जलूका ग्रहण, मौनपु्वंक भोजन, 
नवतीतत्याग, कन्द-भक्षण-त्याग, पंचोदम्बरमक्षणफल-त्याग आदिको भी 
जीवनके लिए आवश्यक बताया है। यह काव्य धमम, दर्शन, संस्कृति और लोक- 
जीवनके सिद्धान्तोंसे सम्पृत्त है | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३६१ 
२४ 


भदूटारक विजयकीर्ति 

भट्टारक सकलकीतिने अपने त्याग एवं विद्वत्तापूर्ण जीवनसे गुजरात और 
राजस्थानमें भट््‌टा रकसंस्थाको लोकप्रिय बना दिया था । इनके पश्चात्‌ भुवन- 
कीति और ज्ञानभूषणने भी जैनपरम्पराके प्रचार और प्रसारमें पूर्ण योगदान 
दिया | विजयकोति भट्टारक ज्ञानभूषणके शिष्य थे और सकलकीति द्वारा 
स्थापित भट्टा रकगद्दीपर आसोन हुए थे। विजयकी तिके प्रमुख शिष्य भट्टारक 
शुभचन्द्र थे, जिन्होंने अपने गुरुकी पर्याप्त प्रशसा की है। यद्यपि भद्टठारक 
विजयकीतिके प्रारम्भिक जीवनके सम्बन्धमें निष्चित जानकारी प्राप्त नहीं 
होती । पर शुभचन्द्रके गीतोंमें पाये जानेवाले उल्लेखोंसे यह ज्ञात होता है कि 
इनके पिताका नाम शाहगंग और माताका नाम कुअरि था। इनका शरीर 
कामदेवके समान सुन्दर था। बाल्यकालमे इन्होंने विशेष अध्ययन नही किया 
था, पर भट््‌टारक ज्ञानभूषणके सम्पर्कमें आते ही इन्होंने गोम्मटसा र, लब्धिसार 
और त्रिलोकसार जैसे सैद्धान्तिक ग्रन्थोंके साथ न्याय, काव्य, व्याकरण आदि 
विषयोंका भो अध्ययन किया था। युवावस्थामे हो इन्होंने साधुजोवन ग्रहण 
कर लिया था ओर पूर्णतः संयमका पालन कर कठोर साधना स्वीकार की थी | 

विजयकीतिकी साधनाका वर्णन आचाय॑ शुभचन्द्रने-रूपक काव्यके रूपमें 
किया है। बताया है कि जब कामदेवको आचाय॑ विजयकीतिकी सुन्दरता एवं 
संयमका ज्ञान हुआ तो वह ईष्यसे जलभुन गया और क्रोधित होकर उसने 
उन्हें सयमसे विचलित करनेका निश्चय किया । उसने देवाज़ूनाओंको बुलाया 
और उन्हें विजयकीतिके संयमको भंग करनेका आदेश दिया । विजयकीरतिकी 
साधनाके समक्ष देवाड्भनाएँ अपने क्रियाकलापमें निष्फल हो गयीं। इसके 
पदचात्‌ कामदेवने क्रोध, मान, मद एवं मिथ्यात्वकी सेना एकन्न को। चारों ओर 
वसन्‍्त ऋतु व्याप्त हो गयो और अमराइयोंमें कोयछकी मधुर कूज सुनायी 
पड़ने लगी । रणभेरी बज उठो और आचाय विजयकीतिको कामदेवकी सेनाने 
भावेष्टित कर लिया। क्रोध, मान आदि विकारोने अपने-अपने प्रहार आरम्भ 
किये, पर विजयकीतिके संयमके समक्ष कामदेवका एक भी सैनिक ठहर न 
सका । सोहसेनामें भगदड़ मच गयी । विजयकीति ध्यानमें तल्लीन हो गये । 
उनके समा, दम और यमके समक्ष मदनराज पराजित हो गया तथा विजयकीति- 
के चारित्रकी निमंलता सवंत्र व्याप्त हो गयो । श्रेणिकचरितमें विजयकीतिको 
यतिराज, पुष्यमूरति आदि विशेषणों द्वारा उल्लिखित किया है-- 

जयति विजयकीतिः पृष्यमूर्ति: सुकी्ति:, 
जयतु च यतिराजो भूमिपे: स्पृष्टपाद: । 


३६२ : तीथ॑कर महावीर और उनकी आधभार्य-परम्परा 


नयनलिनहिमांशुज्ञानभूषस्य॒पट्ट 
विविधपर-विवादि क्षमांधरे वज्रपात:" ।॥। 
विजयकीतिने अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्योका सम्पादन किया 
है। वि० सं० १५५७, १५६०, १५६१, १५६४, १५६८ एवं १५७० आदि वर्षोमें 
सम्पन्त होनेवाली प्रतिष्ठाओंमें इन्होंने भाग लिया है।वि० स० १५६१ में 
इन्होंने सम्यग्द्शन, सम्यकज्ञान एवं सम्यक्चारित्रकों महत्ताको व्यक्त करनेके 
लिए रत्नन्नयकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की" थी। 


स्थितिकालू 


भट्टारक विज्रकीति ज्ञानभूषणके पट्टपर आसीन हुए थे। ज्ञानमूषण वि० 
सं० १५५७ तक गद्दीपर आसीन रहे हैं। अतएव वि० स० १५५७--१५७० 
त्तक इनके भट्टारकपदपर आसीन रहनेका उल्लेख मिलता है। श्री डॉ० 
कस्तू रचन्द कासलीवालने विजयकीतिके जीवनका स्वर्णकाल वि० सं० १५५२- 
१५७० माना है । उन्होने छिखा है--''इन १८ वर्षो में इन्होंने देशनों एक 
नयी सांस्कृतिक चेतना दी तथा अपने त्याग एवं त्तपस्वी जीवनसे देशको आगे 
बढाया । संवत्‌ १५५७ में इन्हे भट््‌टारकपद अवश्य मिल गया था।” अतएव 
विजयकीत्तिका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है। डॉ० जोहरापुरकरने 
लिखा है--“भद्टारक ज्ञानभूषणके पट्टशिष्य मट्टारक विजयकीति हुए। 
आपने संवत्‌ १५५७ की माघ कृष्णा पचमीको तथा संवत््‌ १५६० की वेशाख 
शुक्ला द्वित्तायाको शान्तिनाथमर्तियाँ तथा सवत्‌ १५६१ की वेशाख शुक्ला 
दश्मीका रत्नत्रयमर्ति स्थापित की । संवत्‌ १५५८ की फाल्गुन शुक्ला दशमीको 
श्रीसघने अपनी भगिनी आयिका देवश्रीके लिए पद्मनन्दि-पर्वावशततिकौ प्रति 
लिखवायो थी | पट्टावलोके अनुसार मल्लिराय, भेरवराय और देवेन्द्ररायने 
विजयकोतिका सम्मान किया था |” 


विजयकीति ज्षास्त्रार्थी विद्वान थे । इन्होंने अपने विहार और प्रवचन द्वारा 
जेनधमंका प्रचार एवं प्रसार किया था। इनके द्वारा लिखित कोई भी ग्रन्थ 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 


१. राजस्थानक जैन संत, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जयपुर, पृ० ६६ पर उद्धृत । 
२. भट्टारक सम्प्रदाय, सोलापुर, केखादु ३६४ | 

३. राजस्थानके जैन संत, व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व, जयपुर, पृ० ६७ । 

४ भट्टारक सम्प्रदाय, सोलापुर, पु० १५४-१५५ | 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३६३ 


आचाय॑ शुमचन्द्र 

भट्टारक शुभचन्द्र विजयकीतिके शिष्य थे । इन्होंने भट्टारक ज्ञानभूषण 
और विजयकीति इन दोनोंके शासनकाछका दर्शन किया था। इनका जन्म 
बि० स० १५३०० १५४० के मध्यमें कभी हुआ होगा । शेशवसे इन्होंने संस्कृत, 
प्राकृत एव देशी भाषाका अध्ययन प्रारम्भ किया था। व्याकरण, छन्द, काव्य, 
न्याय आदि विषयोंका पाण्डित्य सहजमें ही प्राप्त कर लिया था। त्रिविध- 
विद्याघर और षदभाषाकविचक्रवर्ती ये इनकी उपाधियाँ थी। इन्होंने अनेक 
देशोंमे विहार किया था | गौड, कलिग, कर्नाटक तौलव, पूर्व, गुजर, मालव 
आदि देझोंके वादियोंको पराजित किया था। इनका धर्मोपदेश सुननेके लिए 
जनता टूट पड़ती थी। इन्होंने अन्य भट्ठारकोंके समान कितने ही प्रतिष्ठा-समा- 
रोहोंमे भी सम्मिलित होकर धरंको प्रभाववा की थी । उदयपुर, सागवाड़ा, 
डूंगरपुर, जयपुर आदि स्थानोंके मन्दिरोंमें इनके द्वारा प्रतिष्ठित अनेक मूर्तियाँ 
उपलब्ध होती हैं । 

आचाये शुभचन्द्रकी शिष्यपरम्परामें सकलभूषण, वर्णी क्षेमचन्द्र, सुमति- 
कीति, श्रीभूषण आदिके नामोल्लेख मिलते हैं । इनकी मृत्युके पश्चात्‌ सुमति- 
कीति इनके पट्टपर आसीन हुए थे । 


स्थितिकाल 


डॉ० जोहरापुरकरने शुभचन्द्रका भट्टठारककाल वि० स० १५७३-१६१३ 
माना है। शुभचन्द्रकी मृत्युके पश्चात्‌ सुमत्तिकीति उनके पदपर आसोन हुए 
हैं ओर सुमतिकीत्तिका समय वि० सं० (६२२ है। अत्त: भट्टारक शुभचन्द्रका 
जीवनकाल वि० सं० १५३५-१६२० होना चाहिए। ४० वर्षों तक भट्टारक 
पदपर आसीन रहकर शुभवचन्द्रने साहित्य और ससस्‍्कृतिकी सेवा की है। इन्होने 
त्रिभुवनकीतिके आग्रहसे वि० सं० १५७३ की आशएिनी शुक्ला पञ्चमीको 
अमृतचन्द्रकृत समयसार कलशापर अध्यात्मतरगिणी नामक टीोका लिखी है। 
संवतु १५९० में ईडर नगरके हूंवड़जातोय श्रावकोंने ब्रह्मचारी तेजपालके 
द्वारा पुण्याश्रवकथाकोशकी प्रति लिखवाकर इन्हें भेंट की थी। संवत्‌ १५८१ 
में इन्हींके उपदेशसे हंवड़जातीय श्रावक साहू, होरा, राजू आदिने प्रतिष्ठा- 
महोत्सव सम्पन्न किये थे । 

“संवत्‌ १५८१ वर्ष पोष वदी १३ शुक्रे श्लांमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बला- 
त्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्री ज्ञानभुषण तत्पट्टे श्री भ० विजय- 
कीति तत्पट्टे भ० श्री शुभचन्द्रगुरुपदेशात्‌ हूंबड़जाति साह हीरा भा० राजू 


३६४ : तीशंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


सुत सं० तारा द्वि० भार्या पोई सुत सं० माका भार्या हीरा दे”““भा० नारंग 
दे भ्रा० रत्नपाल भा० विराछा दे सुत रखभदास नित्य प्रणमति ।” 

संवत्‌ १९९०में डरूंगरपुरके आदिनाथचेत्यालयमें इल्हीके उपदेशसे अंगप्रश्नप्ति 
को प्रतिलिपि करवाकर विराजमान की गयी थी । संवत्‌ १६०७की वेशाख कृष्णा 
तृतीयाको एक पचपरमेष्ठीकी मूत्ति स्थापित की थी। सवत्‌ १६०८ की भाद्रपद 
द्वितीयाकों सागवाड़ामे 'पाण्डवपुराण' की रचना पुर्ण की थी | संवत्‌ १६११ में 
करकण्डुचारत और संबत्‌ १६१३ मे कातिकेयानुप्रेक्षाको टीका लिखी । इस 
प्रकार आचाय॑ शुभचन्द्रका जीवनकाल १५३५-१६२० तक आता है। 
रचनाएँ 

शुभचन्द्र शानके सागर एवं विद्याओंमें पारंगत थे। प्रन्ध-परिमाण और 
मूल्यको दृष्टिसे इनको रचनाएं उल्लेखनीय है। संघ व्यवस्था, धर्मोपदेश एवं 
आत्मसाधनाके अतिरिक्त जो भी समय इन्हे मिलता था, उसका सदपयोग 
इन्होने ग्रन्थ रचनामे क्रिया है। वि० सं० १६०८ मे इन्होंने पाण्डव-पुराणकी 
रचना की है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिसि अवगत होता है कि इस रचनाके पूव॑ 
इनकी २१ कृतियाँ प्रसिद्ध हो चुकी थीं | संस्कृत और हिन्दी दोनो ही भाषाओंमें 
इनकी रचनाएँ उपलब्ध हैं | 


संस्कृत-रचनाएँ 
१ चन्द्रप्रभनरित्त १३. अष्टाह्ननिकाकथा 
२. करकण्ड्चरित १४, कमंदहनपूजा 
३. कीत्तिकेयानुप्रेक्षाटीका १५. चन्दनषष्ठोव्नतपुूजा 
४. चन्दनाचरित्त १६ गणघरवलयपूजा 
५. जीवन्धरचरित १७ चारित्रशुद्धिविधान 
६ पाण्डवपुराण १८. तीसचोबीसोपु जा 
७. श्रेणिकचरित्त १९,, पञचकल्याणकपूजा 
८. सज्जनचित्तबल्लभ २०. पल्‍्लोब्रतोद्यापन 
९. पार्व॑नाथकाव्यवञ्जिका २१. तेरहद्वीपपुजा 
१०. प्राकृतलक्षण २२. पुष्पाञ्जलिब्रतपुजा 
११. अध्यात्मतरमिणी २३. साढंद्वयद्वी पपूजा 
१२. अम्बिकाकल्प २४. सिद्धचक्रपुजा 
हिल्दी रचनाएं" 
“ ॥ भहावीरछन्द ३. गुरुछन्द 
२. विजयकीतिछन्द ४. नेमिनाथछन्द 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३६५ 


५. तत्त्वसारदृहा ७, क्षेत्रपालगीत 

६. अष्टाह्वतिकागीत 

इन रचनाओंमें कार्तिकेयानुप्रेक्षाटाका, सज्जनचित्तत्रल्छभ, अम्बिका- 
कल्प, गणघरवलयपूजा, चन्दनषष्ठीत्रतपूजा, तेरहद्वीपपूजा, पंचकल्याणक- 
पूजा, पुष्पाअ्जलिब्रतपूजा, साद्ध द्यद्वोपपूजा एवं सिद्धचक्रपूजा आदि संवत्‌ 
१६०८ के पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाण्डवपुराणके बादकी कृत्तियाँ हैं। 

१. करकण्ड्यरित--क रकण्डुका जीवन इस काव्यकी मुख्य कथावस्तु 
है और यह १५ सर्गोंमें विभक्त है। वि० सं० १६११ में जवाच्छपुरके आदिनाथ- 
चेत्यालयमे इस ग्रन्थकी रचना पृ्ण हुई है। इस ग्रन्थके सहायक शुभचन्द्रके 
प्रमुख शिष्य सकलभूषण भट्टारक थे | ग्रन्थको अन्तिम प्रशस्ति निम्न 
प्रकार है--- 

श्रीमूलसघे कृति नदिसंघे गच्छे बलात्कार इद चरित्र | 
पूजाफलेद्ध करकण्ड्राशो भट्टारकश्रीशुभचन्द्रसूरि: ॥ 
व्याप्ट विक्रमत: शते समहते चेकादशाब्दाधिके । 
भाद्े मासि समुज्वले युगगतिथों खड़े जावाछपुरे। 
श्रीमच्छीवृषभेष्वरस्य सदने चक्रे चरित्र त्विदं । 
राज्ञ: श्रीशुभचन्द्रसूरियतिपश्वपाधिपस्यथाद्‌. प्रूत्र ॥ 
श्रीमत्सकलभूषेण... पुराणे पाण्डवे कृत | 
साहायं येन तेनाञऊत्र. तदाकारिस्वसिद्धये ॥ 

२. अध्यात्मतरंगिणी--इस ग्रन्थका आधार आचाये अमृतचन्द्रके समयसार- 
के कलश हैं। इस आध्यात्मिक कृतिमें निश्चय और व्यवहार नयकी अपेक्षा 
आत्मतत्त्वका वर्णन किया गया है। यह रचना एक प्रकारसे समयसारपर आघधृत 
टीका है । इसका रचनाकार वि० सं० १५७३ है। 


३. कारतिकेयानुप्रेक्षाटोका--प्राकृत भाषामें लिखित स्वामी कार्तिकेया- 
नुप्रेक्षाकी यह टीका है। इस ग्रन्थको आचाये शुभचन्द्रकी संस्कृतटोकाने विशेष 
लोकप्रिय बनाया है। इस ग्रन्थकी रचना वि० सं० १६०० माथ छुकक्‍्लाके 
एकादशीके दिन हिसार नगरमें हुई है। ग्रन्थकी प्रशस्तिमें बताया है-- 

श्रीमत्‌ विक्रमभूषतेः परमिते वर्ष शते षोडशे, 

माथे मासिदशाग्रवह्चिमहिते ख्याते दशम्यां तिथो। 
श्रीमद्बीमहीसार-सार नगरे चेत्यालये श्रीपुरो: | 
श्रीमछीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्‍दतु॥ 


३६६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यह टीका शुभचन्द्रके शिष्य वर्णी खीमचन्द्रके आग्रहसे छिखी गयी है। 
टीका सरल और ग्रन्धके हादंको स्पष्ट करती है। 


जोवन्धरवरित--कुमार जीवन्धरका जीवनवृत्त संस्कृतके कवियोंको 
विशेष प्रिय रहा है। शुभचन्द्रने पुण्यपुरुष जीवन्धरके आख्यानको ग्रहण कर 
रे हे यह रचना लिखी है। इसकी समाप्ति वि० म्ं० १६०३ में 
हुई है। 

चन्द्रप्रभचरित--अष्टम तीथैकर चन्द्रप्रके पावन चरितको १२ सर्गोमें 
निबद्ध किया गया है। ग्रन्थके अन्तमें आचायेने अपनी रूघुता प्रदर्शित करते 
हुए लिखा है कि न तो छन्द-अलंकारका परिज्ञान है, न काव्यशास्त्रका, न 
जेनेन्द्र्याकरणका, न कलापका और न शाकटायनका। त्रिलोकसार एवं 
गोम्मटसार जेसे महान ग्रन्थोंका भो अध्ययन नहीं किया है। यह रचना में 
भक्तिवश लिख रहा हूँ। 

चन्दनाचरित--यह एक कथाकाव्य है। इसमे सती चन्दनाके पावन एवं 
उज्जवल जीवनका चित्रण किया गया है। काव्यकी कथावस्तु पाँच सगोमें विभकत 
है। इसकी रचना वागड प्रदेदके डूंगरपुर नगरमें हुई है। 

शास्त्राण्यनेकान्यवगाह्य कृत्वा पुराणसल्लक्षणकानि भूयः । 
सच्चंदनाचारुचरित्रमेततू चकार च॒ श्रीशुभचन्द्रदेव:॥ 

पाण्डवपुराण--जेन साहित्यमे कोरव और पाण्डबोंको कथाका आरम्भ 
जिनसेन प्रथमके हरिवंशपुराणसे होता है । स्वतन्त्ररूपमें इस चरितका प्रणयन 
देवप्रभ सूरिने वि० सं० १२७० में किया है। पश्चात्‌ आचाय॑ शुभचन्‍्द्रने वि० सं० 
१६०८ में इस चरितको रचना की है। कथाके प्रारम्भमें मोगभूमिकालसें 
होनेवाले १४ कुलकरोंके उत्पत्तिक्रमके कथनके पश्चात्‌ बताया है कि ऋषभ- 
देवने इक्ष्वाकु, कौरव, हरि और नाथ नामक चार क्षत्रियगोत्र स्थापित किये | 
कुरुवंशकी परम्परामें सोमप्रभ, जयकुमार, अनन्तवीयं, कुरुचन्द्र, शुभंकर और 
चूंतिकर आदि राजाओंके पद्चात्‌ विश्वसेन राजाके पुत्र शान्तिनाथ तीर्थंद्धर 
हुए। इसी परम्परामें भगवान्‌ कुन्थ ओर अहँनाथ तीथकर उत्पन्न हुए। 
इसके पश्चात्‌ इस परम्परामें शान्तनु राजा उत्पन्न हुआ । इसकी पत्नीका नाम 
सबकी था। इन दोनोंके परासर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परासरका विवाह 
रत्नपुरनिवासी जह्लुनामक विद्याघरकी पुत्रो गज़ाके साथ हुआ । इनके पुत्र॒का 
नाम गाड्ेय भीष्म पितामह था। परासर राजाने योग्य समझकर गाड़ेयको 
युवराजपदपर प्रतिष्ठित किया | एक दिन परासर यमुनाके तटपर गये और 
वहाँ वे धोवरकी कनन्‍्याको देखकर मोहित हो गये। कालान्तरमें गाज़ेयकी 


प्रवुद्धावार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३६७ 


भीष्मप्रतिज्ञाके अनन्तर गुणबतो या थोजनगंधाके साथ परासरका विवाह 
सम्पन्न हुआ । इस पत्नीसे परासरको व्यासनामक पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यासकी 
पत्नोका नाम सुभद्रा था और इससे धृतराष्ट्र, पाण्ड और बिदुर ये तोन पुत्र 
उत्पन्न हुएप। इनमें धृतराष्ट्रका विवाह मथुरानिवासी राजा भोजकवृष्टिकी 
कन्या गान्धारोके साथ सम्पन्न हुआ। इससे घृतराष्ट्रको दुर्योधनादि १०० पुत्र 
उत्पन्न हुए। विदुरका विवाह देवक राजाकी पुत्री कुमुदबतीके साथ 
सम्पन्न हुआ | 

धुतराष्ट्रने पाण्डुके लिए राजा अन्घकवृष्टिसे उनकी पुत्री कुन्तीकी याचना 
की । परन्तु पाण्डुके पाण्डुरोगसे पीडित होनेके कारण अन्धकवृष्टिने उसे स्वीकार 
नही किया । पाण्डु कामरूपणी मुद्रिका द्वारा अपना रूप बदलकर कुन्तोके 
महलमें जाने-आने लगा | फलत: कुन्ती गर्भवती हुई और इस पृत्रका नाम कर्ण 
रखा गया | विधिवत्‌ विवाह न हानेके कारण, कर्णको एक पेटामे रखकर 
यमुनामें प्रवाहित कर दिया गया और बह पेटो चम्पापुरीके राजा भानुको प्राप्त 
हुई। उसने उस तेजस्वी बालककों अपनी पत्नी राधाकों दे दिया ओर राधाने 
उसका विधिवत्‌ पांलन किया । कालान्तरमें अन्धकवुष्टिने कुल्ती ओर माद्री 
इन दोनों कन्याओंका विवाह पाण्डुके साथ कर दिया। कुन्तीसे युधिष्ठिर, भीम 
और अजुंन ये तीन पुत्र तथा माद्रीसे नकुल और सहदेब ये दो पुत्र हुए। ये 
पाँचों ही पाण्डव कहलाये। कौरव और पाण्डवोंको द्रौणाचार्यने धनुवेदकी शिक्षा 
दो । एक दिल पाण्डु माद्रीके साथ क्रीड़ार्थ वनमे गये और वहाँ आकाशवाणी 
सुनकर विरक्‍्त हो गये। उन्होंने अपनी १३ दिन आयु शेष जानकर दीक्षा 
ग्रहण की और पाँचो पुत्रोंको बुलाकर, उन्हें राज्य देकर धृतराष्ट्रके अधीन कर 
दिया । कालान्तरमे कौरवों और पाण्डवोंकी ईर्ष्षा प्रज्वलित्त हुई। दुर्योधनने 
लाक्षागृहमे पाण्डबोको दर्ध करनेका प्रयास किया, पर वे सुरगके रास्तेसे बच 
कर निकल गये और ग्रामानुग्राम देशाटन करने लगे | हस्तिनापुर लौट आनेके 
पश्चात्‌ अजुंनका विवाह द्रोपदी और सुभद्राके साथ सम्पन्न हुआ। तदनन्तर 
युधिथ्ठिर झ्तक्रीड़ामे समस्त राज्य हार गये और १२ वर्षों त्तक उन्हें वनवास- 
में रहना पड़ा। अन्तमें राज्यके लिए कौरवों और पाण्डओंका भयकर 
युद्ध हुआ । 

यह कथा पक्चीस पवोंमें विभकत है। २-वें पव॑में युद्धुके पश्चात्‌ पाण्डव 
दीक्षा प्रहण करते हैँ और दु्धर तपश्चरणके अवसरपर उन्हें उपसर्गादि सहन 
करने पड़ते हैं। वे अनित्य, अक्षरण, संसार, एकत्व आदि १२ भावनाओंका 
चिन्तन कर कर्मोंकी निजंरा करते हैं। फलत: युधिष्ठिर, भीम ओर अजुनको 
मुक्तिलाभ होता है एवं नकुल और सहदेवको सर्वार्थंसिद्धिलाभ होता है । 


३६८ : तीर्थंकर भहाबीर ओर उनकी आधार्य-परम्परा 


आजायेने धर्मका महत्त्व बतलाते हुए लिखा है-- 
धर्माद्वेरिजनस्थ भेदनमहोी धर्माच्छुम॑ सतप्रभग॒ 
धर्मादबन्धुसमागम: सुमहिमाछाभ: सुधर्मात्सुखम । 
घर्मात्कोमलकम्रकायसुकला धर्मात्युता:ः समता 
धर्माच्छी: क्रियतां सदा बुधजना ज्ञात्बेति धर्म:" श्रिये: ॥ 
पृजाग्रन्धोंमें तलत्‌ विषयोंकी पृ गएँ निबद्ध हैं। हिन्दी रचनाओं में महावीर- 
छन्दमें भगवान्‌ महावीरके सम्बन्धमें २७ पद्मोंमि स्तवन हैं। [विजयकीतिछन्द 
एक ऐत्तिहासिक कृति है। यह कविके गुरु विजयकीत्तिकी प्रशंसामें लिखा 
गया है। इसमें २० पद्म हैं। यह एक रूपककाव्य है। इसके नायक विजय- 
कीति हैं ओर प्रतितायक कामदेव | इस रूपककाव्यमें अध्यात्मशक्तिकी विजय 
दिखलायो गयी है-। गरुछन्दमे ११ पद्य हैँ ओर भट्‌टठारक विजयकीतिका गणानु- 
बाद किया गया है। नेमिनाथछन्दमें तीर्थंकर नेमिनाथके पावन जीवनका 
चित्रण २५ पद्योंमें किया है। तत्त्वसारदृहामे ९१ दोहे एवं चोपाइयाँ हैं । 
सात तत्त्वोंका वर्णन है । इस ग्रन्थकी रचना दुलहा नामक श्रावकके अनुरोधसे 
की गयी है | 


भट्ठारक विद्यानन्दि 


आचाय॑ विद्यार्नन्द बलात्कारगणकी सूरत-शाखाके भट््‌टारक थे। इस 
शाखाका आरम्भ भट््‌टारक देवेन्द्रकीतिसे हुआ है। ये भट्‌टारक पद्मनन्दिके 
शिष्य थे। पद्मनन्दिके तीन शिष्योंने तीन भट्टारक-परम्पराएँ आरम्भ की हैं। 
शुभचन्द्रत दिल्‍ली-जयपुरशाखा, सकलकीतिने ईडर-शाखा ओर देवेन्द्रकीतिने 
सूरत-शाखाको समुद्ध किया है| बलात्कारगण उत्तर शाखामे वि०स० १२६४ 
में वसन्‍्तकीति, वि० स० १२६६ में विशालकोति, तत्पश्चात्‌ शुभकीति, वि० 
संवत्‌ १२७१-१२९६ मे धर्मंचन्द्र, धि० सं० १२५६-१३१० मे रत्नकोति, वि० 
सं० १३१०-१३८४ में प्रभाचन्द्र और वि० स० १३८५-१४५० में पद्मनन्दि 
भट्टा रक हुए । इन पद्मनन्दिके शिष्य देवेन्द्रकोत्ति वि० सं० १४५३ में पदूट 
पर आसीन हुए। देवेन्द्रकीतिके शिष्य विद्यानन्दि हुए । इन्होंने वि" स० १४९५ 
की वेशाख शुक्ला द्वितीयाको एक चौबीसी मृत्ति, वि० सं १५१३ को वेशाख 
शुक्ला दर्धमीको एक मेरू तथा चोबीसो मृत्ति, विग्स १५१८ की माध शुक्छा 
पंचमीको दो मतियाँ, वि० सं० १५२१ को गैक्षाख कृष्णा द्वितीयाको एक 
भौबीसी मरति एवं वि० सं० १५६७ की वेशाख शुबला द्वादइशीको एक अन्य- 


१. पाण्डवपुराण, १८।२०६ | 
प्रबुद्धाचा्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३६९ 


मूर्ति स्थापित"की है। वि० सं० १५१३ की चोबोसी मूलि आधिका संयमश्रीके 
लिये घोधामें प्रतिष्ठित को गयी थी। विद्यानन्दिके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
अभिलेख उपलब्ध हैं-- 
“सं० १५३७ वर्ष वेशाख सुदि १० गुरौ श्रीमूलसंधे भ० जिनचन्द्राम्नाये 
मंडलाचार्य विद्यानन्दि तवुपदेश गोलारारान्वये पियू पुत्र ॥! 
९ र् हर ५ र( 


“संबत्‌ १५४४ वर्ष वेसाख सुदि ३ सोमे श्रीमूलसंघे भ० श्रीविद्यानन्दि 
का श्रीभुवनकीति भ० श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात्‌ हुबड साह चांदा, भार्या 
| +००००७०० हे | 
इन अभिलेखोंसे स्पष्ट है कि विद्यानन्दिने मन्दिर-प्रतिष्ठा ओर मूत्ति-प्रतिष्ठामें 
पूर्ण योगदान दिया था । साहू लखराजने पञ्चास्तिकायकी एक प्रति खरीद 
कर इन्हें अपित की थी। पचस्तिकायकी पुष्पिकामें बताया गया है-- 
“स्वस्ति श्रीमूलसंघे हुंबड ज्ञातीय सा० कान्हा भार्या रामति”” “ एतेषां 
मध्ये सा० लखराजेन मोचयित्वा पंचास्तिकायपुस्तक श्रीविद्यानदिने श्ञानावर्णी- 
कर्मक्षयायं दत्त शुभ भवतु३” | 
इनके शिष्य ब्रह्माजितने भडौंचमें हनुमत्चरित्तकी रचना को है। इनके 
अन्य शिष्य छाहडने वि० सं० १५९१ से भडौंचमें घन्यकुमारचरितकी एक 
प्रति लिखी है। इनके तृतीय शिष्य ब्रह्मधमंपालने सं० १५०५ में एक मूर्तिको 
स्थापना की है। 
विद्यानन्दिने सुद्शनचरितकी रचना की है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें पूर्वा- 
चार्योंका स्मरण करते हुए अपनी गुर्वावलि अंकित की है। लिखा है-- 
श्रीमूलसडधे वरभारतीये. गच्छे. बलात्का रगणेउति रम्ये । 
श्रीकुन्दकुन्दाल्यमुनीन्द्र॑ंश॑ जात: प्रभाचन्द्रमहामुनीन्द्र: ॥ 
पटटे तदीये मुनिपश्चनन्दो भट्ठारको भव्यसरोजभानु:। 
जातो जगत्त्यहितो गुणरत्नसिन्धुः कुर्यात्‌ सतां सारसुखं यत्तीश: ॥ 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, जीवराज जैन ग्रन्थमाला, ग्रयाक ८, सोलापुर, वि० सं० २०१४ 
लेखांक ४२७-४३३ । 

२, वही, लेखांक २५७,२५६ | 

हे. वही, लेखांक ४२३५ । 


३७० : तोर्थकर महावीर ओर उनकी आशचायं-परम्परा 


तत्पट्टपद्माकरभास्करो5त्र देबेन्द्रकीतिमुंनिवक्रवर्ती | 
तत्पादपरुंजसुमक्तियुक्तो विद्यादिनन्दी चरित चकार॥ 
तत्पादपट्टेएजनि मल्लिभूषणगुरुद्बारित्रचूह्ामणिः 
संसाराम्बुधिता रणेकचतुरश्चिन्तामणि: प्राणिनास । 
सूरिश्रीक्र॒तसागरो गुणनिधि: श्रीसिहनन्दी गुरु: 
सर्वे ते यतिसत्तमा: शुभतरा: कुब॑न्तु वो मज़ुलम"॥ 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि सूरत-शाखाके बलात्कारगणके आवचायोंमें देवेन्द्र- 
कोतिके शिष्य विद्यानन्दि हैं। ग्रन्थके आरम्भमे भी गुरुपरम्पराका स्मरण 
किया गया है। 
विद्यानन्दिके गृहस्थ-जीवन सम्बन्धी कोई भो वृत्तान्स ग्रन्थप्रद्मस्तियोंमें 
उपलब्ध नही होता है। केवल एक पट्ठावछीमे “अष्टशाखाप्रागुवाटवजावतस' 
तथा 'हरिराजकुलोद्योतकर' * कहा गया है, जिससे शञात होता है कि ये प्रागवाट 
(पौरवाड़) जातिके थे तथा इनके पिताका नाम हरिराज था । पौरवाड़ जातिमें 
अथवा उसके किसी एक बर्गमें आठ शाखाओंकी मान्यत्ता प्रचलित रही होगी | 
इस जातिका प्रचार प्राचीनकालमें गुजरात प्रदेशमें रहा है। इस प्रदेशकी 
प्राचोन राजधानी श्रीमाल थी । इश् प्रागवाट जातिमे विद्यानन्दिके गुरुभट्टारक 
देवेन्द्रकीत्तिका विशेष सम्मान रहा है। इन्होंने पौरपाटान्वयकी अष्रशाखावाले 
एक श्रावक द्वारा वि० स० १४९३ में एक जिनमूतिकी स्थापना करायी थी। 
“संवत्‌ १४९३ शाके १३५८ वर्ष वेशाख वदि ५ ग्रो दिने मुलनक्षत्रे श्री 
मूलसघे बलात्कारगणे सरस्वत्तीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्याल्वये भ० श्रोप्रभाचन्द्रदेवा: 
तत्पट्टे वादिवादीन्द्र भ० पद्मनन्दिदेवा: तत्पटूटे श्रीदेवेन्द्रकी तिदेवा: पौरपाटान्वये 
अष्टशाले आहारदानदानेदवर सिंघई-लक्ष्मण तस्य भार्या अखयसिरी कुक्षि- 


अतएब स्पष्ट है कि प्रागृवाट, पौरपाट और पोरवाड़ एक ही जातिके वाचक 
हैं। डॉ० हीरालालजी जेनका अनुमान है कि भट्‌टारक देवेन्द्रकीति भी इसी 
जातिमें उत्पन्न हुए होंगे और उन्हींके प्रभावसे विद्यानन्दि भी दीक्षित हुए होंगे। 
वि० सं० १४९९ के मृतिलेखमें उन्हें देवेन्द्रकीतिका शिष्य कहा गया है, पर वि० 
१. डा० हीरालाल जैन, सुदर्शनवचरित, सन्‌ १९७०, दइछोक १२४७-५० । 
२, भट्टारक सम्प्रदाय, सोलापुर, लेखांक ४३९ | 
३. भट्टारक सम्भदाय, सोलापुर, लेखांक ४डरे५ । 
४. थुदर्शनचर्ति, सम्पादक हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, सम्‌ १९७० 
प्रस्तावता, पु० १६। 


प्रबुद्धाघार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३७१ 


संवत्‌ १५१३ के भतिलेखमें उनका श्रीदेवेन्द्रकीति दीक्षित आचार्य श्रीविद्या- 
नन्दिके रूपमें उल्लेख आया है। संवत्‌ १५३७ के मृतिलेखमें देवेन्द्रकीतिपदे 
प्रतिष्ठित विद्यानन्दिको बताया है। इससे स्पष्ट है कि वे संवत्‌ १५१३ के पद्चात्‌ 
और सवत्‌ १५३७ के पूर्व भट्टारक गद्दोपर आसीन हो चुके थे। श्रीजोहरा- 
पुरकरने वि० सं० १४९९-१५३७ उनका भद्ठटारककाल माना है। 

विद्यानन्दिने पर्याप्त भ्रमण किया था । पट्‌टावलीके अनुसार उन्होंने सम्मेद- 
शिखर, चम्पा, पावा, उर्जयन्तगिरि आदि समस्त तीथक्षेत्रोंकी यात्रा की थी | 
इनका सम्मान राजाधिराज महामण्डलेब्वर वज्ञाड्ु-गड्भू-जयसिह-व्याक्न-नरेन्‍्द्र 
आदिके द्वारा किया गया था। इनके द्वारा प्रतिष्ठित करायी गयी मूर्तियोंमें 
हँबडजाति श्रावकोंके उल्लेख अधिक आये हैं । अन्यजत्ति और वर्ग सम्बन्धी 
निर्देशोमे काष्ठा संघ, हुबड़वंश, सिहपुराजाति, राइकवालजाति, गोलण्मार- 
वंश, पल्‍लोवालजाति, एवं अग्रोतकान्वय (अग्रवाल) के नाम प्राप्त होते हैं । 

पट्टावलियों, मृतिलेखों एवं ग्रन्थप्रशस्तियोंक आधारपर विद्यानन्दिका 
समय वि० सं० १४९९-१५३८ पाया जाता हैं। इस कार्यकालके भीतर उन्होंने 
घमंप्रचारके लिये धर्मोपदेशके साथ मूर्ति एवं मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा करायी। 


रचनाएं 

भट्टारक विद्यानन्दिके द्वारा सुदर्शनचरितनामक चरित्काव्यकी रचना 
गन्धार नगर या गन्धारपुरीमें की गयी है। इस गन्धार नगरका उल्लेख अन्य 
आचार्योके ग्रन्थोंमें भी मिलता है। सम्भवत्तः यह सूरत नगरका ही नामान्तर 
है। इस कृतिकी रचना वि० सं० १३५५ के लगभग सम्पन्न हुई है । 

इस भ्रन्थमें पुण्यपुरुष सुदर्शनका आख्यान वर्णित है। कथावस्तु १२ अधि- 
कारोंमे विभक्त है। प्रथम और द्वितीय अधिका रमें तीर्थंकर महावी रका विपुला- 
चलपर समवशरण प्रस्तुत होता है और उसमें गोतम गणधर उनसे धर्मंविषयक 
प्रदन पूछते हैं। स्तवतप्रकरणमें गणधरोंके नमस्कारके पद्चात्‌ -कुन्दकुन्द, 
उमास्वामी, समल्तभद्र, पात्रकेसरो, अकलक, जिनसेन, रत्नकीति, गृणभद्र, 
प्रभाचन्द्र, देवेन्द्रकोत्ति और आशाधरका संस्मरण किया है | श्रेणिक जिनेन्द्रकी 
पूजा-स्तुतिके अनन्तर गौतम गणधरसे पडन्चम अन्त.कृत॒केवली सुदर्शनमुनिके 
चरित-वर्णनकी प्रार्थना करते हैं। गौतम गणधर उस चरित्तका बर्णन करते 
हैं । विद्यानन्दिने इस प्रकार तृत्तीय अधिका रमें सुदर्शनके जन्ममहोत्सवका वर्णन 
किया है। चतुर्थ अधिकारमें सुदर्शन-मनो रमा विवाह, पच्रममें सुदर्शनकी श्रेष्ठ 
पद प्राप्ति, षष्ठमे कपिछका प्रलो मन तथा रानी अभयमत्तीका व्यामोह, सप्तमम्मे 
अभयाकृत उपसग निवारण ओर शीलप्रभाव वर्णन, अष्टममें सुदर्शन और 


३७२ : तीर्थंकर अहावीर और उन्तकी आध्ार्य-परम्परा 


मनोरमाके प्‌र्वभव, तवममें द्वादशानुप्रेक्षा, दक्षममें सुदर्शनका दोक्षाग्रहण और 
तप, एकादशमें केवलज्ञानोत्पत्ति और द्वादशमें सुदर्शनमुनिकी मोक्षप्राप्तिका 
वर्णन आया है। समस्त ग्रन्थ अनुष्टप छन्दोंमें निमित है। सर्गान्तमें छंदपरि- 
वर्तंन हुआ है। कविने प्रसंगवद्य सुभाषितोंका भी प्रयोग किया है। प्रृष्यका 
माहात्म्य बतलाते हुएं लिखा है-- 


पुषण्येन दू रतरवस्तुसमागमो5स्ति 
पुण्यं बिना त्दपि हस्ततरूात्प्रयाति । 
त्तस्मात्सुनिमेलधिय: कुरुत प्रमोदात्‌ 
पुण्य जिनेन्द्रकथितं शिवशर्मबीजन्र्‌" ॥। 
इस प्रकार सुदर्शनचरितके द्वारा कबिने पुराण, धर्मशास्त्र और दर्शनका 
प्रणयन किया है । इस ग्रन्थकी कुल इलोकसंख्या १३६२ है । 


भट््‌ठारक मल्लिभूषण 


विद्यानन्दिके पट्ट शिष्योंमे मल्लिमूषणकी गणना की जाती है। इन्होंने 
वि० सवत्‌ १५४४ की वेशाख शुक्ला तुत्तीयाको खम्भातमे एक निषीदिका 
बनवायी थी । इस निषीदिकापर जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उससे आथिका 
रत्नश्री, कल्याणश्रो और जिनमतोका परिचय प्राप्त होत्ता है। यह अभिलेख 
आपिकाकी मूर्तिपर उत्कोर्ण है-- 


“सं० १५४४ वर्ष वेशाख सुदी ३ सोमे श्रीमूलसघे सरस्वत्तीगच्छे बलात्कार- 
गणे भ० श्रीविद्यानन्दिदेवा: तत्पट्टे भ० श्रीमल्लोभूषण श्रीस्तभतीर्थे हुंबड 
ज्ञातेय श्रेष्ठी चांपा भार्या रूपिणी तत्पुत्री श्रीअरजिका रत्नसिरी क्षुल्लिका 
जिनमती श्रीविद्यानंदीदीक्षिता आजिका कल्याणसिरी तत्त्वल्ली अग्रोत्तका ज्ञातो 
साहदेवा भार्या नारिंगदे पुत्री जिनमती नस्सही कारापिता प्रणमति श्रेयाथथंस्‌र' । 

मल्लिभूषणने गोपाचलको यात्रा की थी और गयासुद्दीनके द्वारा सम्मान 
प्राप्त किया था । मल्लिभूषण पद्मावतीके उपासक थे | पट्‌टावलीमे इनके बादी 
होनेका भी निर्देश मिलता है। मल्लिभूषणने धर्मोपदेश, शास्त्रार्थ आदिके द्वारा 


धर्मंकी प्रभावता की थी | बताया है-- 





१. सुदर्शनचरित, डा० हीरालारू जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, सन्‌ १९७०, इलोक 
४१०६ | 
२, भट्टारक सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखाक ४५८ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाक्ार्य : ३७३ 





“तत्पद्टोदबाचलछबालभास्कर--प्रवरपरवादिगजयथकेसरि-संडपगिरिमंत्र- 
बादसमस्याप्तचन्द्रपूण बकटवादि--गोपा चलदुग मेघाकबंक भविक जन --सस्या मृत्त- 
वाणिवषंणसुरेंद्रनागेंद्रमुगेंदादिसिवितवरणा रविदानां ग्यासदीन सभामध्यप्राप्त 
सन्मानपयश्मावत्युपासकानां श्रीमल्लिभूषणभट्टा रकवर्याणास्‌" ॥। 

स्पष्ट है कि मल्लिभूषण अपने समयके प्रसिद्ध आचाय और धर्ंप्रचारक 
थे। इनके पट्टशिष्य लक्ष्मीचन्द्र हुए। इसी भट्‌टारकशाखामे एक अन्य विद्या- 
नन्दि भी हुए हैं। इन्होंने वि> स० १८०५में सूरतमें एक आदिनाथमूर्ति स्थापित 
की थी। 


आचाये वीरचन्द्र 


भट्टारकीय बलात्कारगण सूरत-शाखाके भट्टारक देवेन्द्रकीतिकी पर- 
म्परामें लक्ष्मी चन्द्रके शिष्य आचारय॑ वीरचन्द्र हुए हें। वीरचन्द्र अत्यन्त प्रतिभा 
सम्पन्न विद्वान थे। व्याकरण एवं न्यायश्ञास्त्रके प्रकाण्डवेत्ता था। छन्द, 
अलकार एवं संगीत शास्त्रकी मर्मशताके साथ वादविद्यामें भी वे निपुण थे । 
साधुजीवनका निर्वाह करते हुए वे गृहस्थोंको भी सयमित जीवन यापन 
करनेकी शिक्षा देते थे। भट््‌ठारकपट्टावलीमें उनका परिचय निम्न प्रकार 
प्राप्त होता है-- 


सूरिश्रीमल्लिभूषण जयो जयो श्रीलक्ष्मीचद्र ॥ 
तास वश विद्यानिलु लाड नाति शझाूंगार। 
श्रीवोरचद्र सूरो भणी चित्तनिरोध विचार 


ल्‍५ न्‍( ५ भप 


“तद्ंशमडनकंदपंदलनविश्वलोकहृदय रंजन--महा ब्रततिपु रंदरा णा नवसहस्र- 
प्रमुखदेशाधिपतिराजाधिराज-श्रीअजुंनजीयराजसभामध्यप्राप्ततन्माना. षोडश- 
वर्षपयंन्तशाकपाकपक्वान्नशाल्योदना दिर्सपि:प्रभूतिस रसाहा रपरिवर्जितानां **** 
सकलमूलोत्तरगुणणणमणिमंडितविबुधवरश्रीवी रचंद्रभट्टा रकाणाम्‌*” | 


उपयुंक्त प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि आचाये वीरचन्द्रने नवसारीके शासक 
अजुंन जीवराजसे सम्मान प्राप्त किया था तथा १६ वर्षों तक नीरस आहारका 
सेवन किया था । वोरचन्द्रकी विद्तत्ताके सम्बन्धमें अन्य विद्वानोंने भी प्रकाश 


बम जल जज अ न 





१. भट्टारक सम्प्रदाय, शोलापुर, छेखांक ४५८ । 
२. वही, लेखाक, ४७८, ४७९ । 


३७४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


डाछा है। भट्टारक शुभचन्द्रते अपनी कीतिकेयानुपेक्षाकी संस्कृतटोकामें 
इतकी प्रशंसा की है-- 
भट्टारकपदाघीशा: मुल्संघे... विदांवराः। 
रमावोरेन्दु-चिद्रपा: गुरवों हि. गणेक्षिनः॥ 
भट्टारक सुमतकीतिने भी इन्हें वादियोंके लिये अजेय बतलाया है। प्राकृत- 
पंचसंग्रहकी टोकामें इन्हें यशस्वी, अप्रतिम विद्वान बतलाया है-- 


दुर्वारदुर्वादिकपवंतानां वञ्ञायमानो वरवीरचन्द्र: | 
तदन्वये सूरिवरप्रधानों ज्ञानादिभूषो गणिगच्छराज: |॥। 
लक्ष्मीचन्द्रके शिष्प होनेके कारण वीरचन्द्रक्रा समय विं० सं० १५५६- 
१५८२ के मध्य है । इनके द्वारा रचित कृतियोंमें जो समय प्राप्त होता है, उससे 
भी इनका कार्यकाल वि० की १७वीं शताब्दी सिद्ध होता है। 


रखनाएं 


आचार्य वीरचन्द्र संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी ओर गुजरातीके निष्णात विद्वान 
थे। इनके द्वारा लिखित आठ रचनाएँ प्राप्त हैं । 


१. वबीरविलासफाग 

२ जम्बूस्वामीवेलि 

३. जिनान्तर 

४. सीमन्धरस्वामीगीत्त 
५. सम्बोधसत्ताणु 

६. नेमिनाथरास 

७. चित्तनिरोधकथा 

८. बाहुबलिवेलि 


१. थोरबिकासफाग--इस काव्यमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाथके जीवनकौी 
एक घटना वर्णित है। इस फागमें १३७ पद्म हैं। रचनाके प्रारम्भमें नेमिनाथके 
सौन्दर्य एवं शक्तिका वर्णन है, तत्पश्चात्‌ राजुलकी सुन्दरताका चित्रण किया 
गया है। विवाहके अवसर पर नगरकी शोभा दर्शनीय होती है। बारात बड़ी 
साज-सज्जाके साथ पहुँचतो है, पर तोरणद्वारके निकट पहुँचनेके पूर्व ही पशु- 
चीत्कारको सुनकर नेमिनाथ विरक्‍्त हो जाते हैं। जब राजुलको उनके वेरा- 
ग्यकी घटना ज्ञात होती है, तो वह घोर विछाप करने छूगती है। वह स्वयं 
आभूषणोंका त्याग कर तपस्विनी बन जाती है। आचायंने नेमिनाथके तपस्वी 


प्रदुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३२७५ 


जीवनका अच्छा चित्रण किया है। नेमिनाथकी सुन्दरताका चित्रण करते हुए 
लिखा है-- 
वेलि कमलदल कोमल, सामू बरण शरीर । 
त्रिभुवनपति त्रिभुवन निलो, नीलो गृण गंभीर ॥ 
माननी मोहन जिनवर, दिन दिन देह दिपंत। 
प्रलंब प्रताप प्रभाकर, भवहर श्री भगवत्त ॥ 
राजुलकी सुन्दरताका चित्रण करते हुए लिखा है-- 
कठिन सुपीन पयोधर, मनोहर अति उतग। 
चंपक वर्णी चंद्राननी, माननी सोहि सुरंग ॥ 
हरणी हरखी निज नयणोउ वयणीउ साह सु ग। 
दंत सुपंती दीपंती, सोहंती सिखेणी बंध । 
कनक केरी जसी पुतली, पातली पदमनी नारि। 
सतीय शिरोमणि सुन्दरी, भवत्तरी अवनि मझारि ॥ 
कविका राजुल-विलाप वर्णन भी बहुत ही मर्मस्पर्शी है । इस फागके रचना 
कालका निर्देश नही है, पर यह वि० सं० १६०० के पूववेकी रचना है | 
जम्बूस्वामी वेलि--अन्तिम केवली जम्बस्वामीका जोबन जेन कविथोंको 
बहुत प्रिय रहा है। यही कारण है कि सस्क्ृत, अपश्रश, हिन्दी एवं राजस्थानी 
आदि विभिन्न भाषाओंमें रचनाएँ लिखी गयी है । इस वेलिकी भाषा गुजराती 
मिश्चित .राजस्थानो है। कबिने आरम्भमे अपने पट्टका परिचय प्रस्तुत 
किया है-- 
श्री मूलसंघे महिमा निलो, अने देवेन्द्र कीरति सूरि राय । 
श्री विद्यानदि बसुधां निलो, नरपति सेवे पाय॥ 
तेह बारें उदयो गति, लरूक्ष्मीचन्द्र जेण आण। 
श्री मल्लिभूषण महिमा घणो, नमे ग्यासुदीन सुलतान ॥ 
तेह गुरुचरणकमलनमी, अनें वेल्लि रची छे रसाल। 
श्री वीरचन्द्र सूरीवर कहें, गांता पृण्य अपार॥ 
जिनआन्तरा--इस कृतिमें चतुविशति तीर्थकरोंके मध्यमें होनेवाले अन्तर- 
कालका इसमें वर्णन किया गया है। काव्यसौष्ठवको दृष्टिसे यह रचना सामान्य 
है। उदाहरण निम्न प्रकार है-- 
श्री लक्ष्मीचन्द्र गुरु गच्छपती, तिस पाठठें सार श्यगार। 
श्री वीरचन्द्र भोरें कह्मा, जिन आंतरा उदार ॥ 


३७६ : तीर्थंकर महाबोर और उनकी जाकार्य-परम्परा 


सम्बोधसलाणु भावना--यह एक उपदेशात्मक कृति है, इसमें ५७ पद्च हैं। 
सभी दोहे भावपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणाथ कुछ दोहे प्रस्तुत हैं-- 
धर्म धर्म नर उच्चरे, न धरे धमनो ममे। 
धमं कारन प्राणि हणे, न गणे निष्ठुर कम ॥३॥ 
५८ भर >< >९ 
घममं धर्म सहूु को कहो, गहे धर्म नुंनाम। 
रास राम पोषट पढ़े, बुझे नते निज राम ॥६॥ 
>९ 
दया बीज विणजे क्रिया, ते सघली अप्रमाण | 
शीतल सजल जल भर्‌या, जेम जण्डाल न गाण ॥१९॥ 


रे हि रु * 
नीचनी संगति परिहरो, धारो उत्तम आचार। 
दुल्लेंभ भव मानव त्णो, जीव तूं आलिम हार ॥४०॥ 
नेसिकुसार रास--इस कृतिमें नेमिनाथकी वेवाहिक घटनाका वर्णन है। 
डा० कस्तू रचन्द काशलोवालकी सूचनाके अनुसार इसकी पाण्डुलिपि उदयपुरके 
अग्रवाल दिगम्बर जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है। इम ग्रन्थकी 
रचना वि० सं० १६७ में समाप्त हुईं है। स्वयं आचार्यने लिखा है-- 
संवत सोलताहोत्तरि, श्रावण सुदि गुरूवार | 
दष्यमी को दिन संपडो, रास रच्चो मनोहार ॥ 
चित्त निरोधक्रथा, वाहुबेलि ओर सीमन्धर स्वामीगोत छोटो रचनाएँ हैं। 
इनमें नामानुसार विषयोंका अंकत हैं। चित्तविरोध कथामें चित्तको वश 
करनेका उपदेश दिया गया है। इस कृतिमें केगल १५ पद्च हैं । 
वीरचन्द्रकी उपलब्ध रचनाओंमें सभी रचनाएँ गुजराती मिश्रित राज- 
स्थानीमें है। विषयसे अधिक महत्त्व भाषाका है। १६वीं दाताब्दीकी हिन्दी 
भाषाका रूप अवगत करनेके लिये ये सभी रचनाएँ उपादेय हैं। 


सुमतिकीत्ति 
सुमतिकीति नामके दो भट्टारकोंका उल्लेख मिलता है। एक भट्टारक शुभ- 
चन्द्रके शिष्य और दूसरे भट्टारक ज्ञानभूषणके शिष्य हैं। “उपदेशरत्नमाला में 
भट्टारक शुभचन्द्रके शिष्यके रूपमें सुमतिकीतिका निर्देश आया है-- 
भट्ठटारकश्रीशुभचन्द्रसूरिस्तत्पट्टपंकेरहतिज्मरष्टिम: |) 
श्रेविद्यंश: सकरप्रसिद्धो वादीभसिंहो जयतात्‌ घरिण्यां ॥ 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३७७ 
२५ 


पट्टे तस्य प्रीणितप्राणिवर्ग शांतो दांत: शीलशाली सुधीमान्‌ । 
जीयात्सूरि: श्रीसुमत्यादिकीति: गच्छाघीद: कमुकान्तिकलावान ॥ 


सकलभूषणने वि० सं० १६२७ में उपदेशरत्नमालाको समाप्त किया था। 
इन्होंने अपने आपको सुमतिकीतिका गुरुभाई होना स्वीकार किया है। ब्रह्म 
कामराजने अपने 'जयकुमारपुराण'में भी सुमतिकोतिको भट्टा रक शुभचन्द्रका 
शिष्य लिखा है-- 
तेभ्य: श्रीशुभचन्द्र: श्रीसुमतिकीलिसंयमी | 
गुणकीर्त्त्याक्मया आसन्‌ बलात्कारगणेश्ब॒रा: ॥ 
वि० सं० १७२२ मे भट्टारक देवेन्द्रकोति द्वारा लिखित 'प्रद्युम्नप्रबंध'मे 
भी सुमतिकीतिको शुभचन्द्रका शिष्य कहा गया है। 


दूसरे सुमतिकीतिका उल्लेख भट्टारक ज्ञानभूषणके शिष्यके रूपमें आता 
है। इन ज्ञानभूषणने कमंकाण्डकी टीका सुमतिकीतिकी सहायतासे लिखी 
तदत्वये दयांभोधि ज्ञानभूषो गुणाकरः। 
टीकां हि कमंकांडस्य चक्रे सुमतिकीत्तियुक्‌ ॥ 


ये सुमतिकीति नन्दिसंध बलात्कारगण एवं सरस्वत्तोगच्छके भठ्टारक 
वोरचन्दके दिष्य थे। इनके पूवं इस परम्परामे लक्ष्मीभूषण, मल्लिभूषण 
एवं विद्यानन्दि हो चुके हैं। सुमतिकी लिने प्राक्ृतपंचसग्रहकी टीकाको वि० 
सं० १६२० भाद्रपद शुक्ला दशमोके दिन ईडरके ऋषभदेव जिनालयमे लिखा 
है" | इस टीकाका संशोधन ज्ञानभूषण भट्टारकने किया है । 


यहाँ जिन सुमतिकीतिका निरूपण किया जा रहा है, वे भट्टारक देवेन्द्र- 
कीतिकी परम्परामें होनेवाले भट्टा रक ज्ञानभूषणके दिष्य हैं। सम्भवत्त. ये 
सुमतिकीति किसी भट्टारक गद्दी पर आसीन नहीं हुए हैं । अपितु विरक्त 
साधुके रूपमे विचरण करते रहे हैं । भट्टारक-विरुदावली में बताया गया है-- 


“अनेकदेशन रनाथनरपतितु रगपतिगजपतियवनाधोशसभामध्पसंप्राप्तसन्‍्मान 
श्रीनेमिनाथतीथंक रकल्याणिकपवित्र श्रीकरयंतशत्रुजय-तुंगी गिरि-चूलगिर्यादि- 
सिद्धक्षेत्रयात्रापविन्नोकृतच रणानां' ४ निनन- सकलसिद्धांतवेदिनिग्रंथाचाय॑ 





१. श्रीमद्विक्रममूपते: परिमिते बर्षे शतते घोडशे । विशत्यग्रगते (१६२०) सिते मुभतरे 
भाद दशम्या तिथो ॥ ईलावे वृषभालय बृषकरे सुश्रावके धामिके। सूरिप्लीसुम- 
तीशकी तिविहिता टीका सदा नंदतु ।।---प्राकृतपंचसभ्रहकी टीकाका अन्तिम पद्य। 


३७८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आपार्य-परम्परा 


वरयंशिष्य श्रींसुमतिकीति-स्वदेशविस्यातशुभमूर्तिश्री रत्नभूषणप्रमुखसूरिपाठक- 
साधुसंसेवितचरणसरोजानां''*'“भट्टा रकश्रीज्ञानभूषणगुरुणाम्‌"” ॥ 


स्पष्ट है कि सुमतिकीति सिद्धान्तवेदि एवं निग्नच्धाचाये थे। इनका समय 
१६वीं शताब्दीका अन्तिम भाग और १७वीं छताब्दीका मध्यभाग है। 


रचखनाए 

भट्टारक सुमतिकोतिने 'कमंकाण्ड' और 'प्राकृतपञ्चसंग्रह' जेसे सिद्धान्त- 
ग्रन्योंकी टीका लिखी है। इन टीकाओंसे इनके सिद्धान्तविषयक पाण्डित्यका 
परिज्ञान होता है। ये आचार, दर्शन, कर्मसिद्धान्त, अध्यात्म एवं काव्यके 
निष्णात विद्वान थे । 


संस्कृत रचनाएँ 
१. कर्मकाण्डटीका २. पञ्चसंग्रहटीका 
हिन्दी रचनाएँ 
१. धर्मपरीक्षारास ४. जिनवरस्वामीविनती 
२. वसन्तविद्याविलास ५. शीतलनाथगीत 
३. जिद्वादन्तसंवाद ६. फुटकरपथ 


१ कसंकाण्ड-टोका--आचार्य नेमिचन्द्रने प्राकृतमे कमंकाण्डकी रचना की 
है। इस ग्रन्थकी संस्कृतटोका भट्टारक ज्ञानभूषणकी सहायतासे सुमतिकीरति- 
ने की है। टीकाके आरम्भमें लिखा है-- 

महावीरं प्रणाम्यादो विश्वत्ततत्व-प्रकाश्क | 

भाष्यं हि कसंकाण्डस्य वक्ष्ये मव्यहितकरं ॥ 
विद्यानंदि-सुमल्ल्यादिभूष-लक्ष्मीन्दु-सद्गुरूनू । 
बीरेन्दं ज्ञानभूष हि वंदे सुमतिकीतियुक्‌ ॥ 


टीका द्वारा विषयका स्पष्टीकरण लो होता ही है, साथ हो कई स्थानों 
पर नये विषयोंका समावेश भी पाया जाता है। 


२. प्राकृतपंचसंग्रह्टोका--आचाय अमितगति द्वारा वि० सं० १०७३ मे 
प्राकृत-पचसंग्रहका संशोधन कर सस्कृत-पचसंग्रह ग्रन्थका गठन किया गया है | 


१. भट्टारकसम्प्रदाय, शोलापुर, लेखाक ४८६। 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३७९ 





यों यह ग्रन्थ पर्याप्त प्राचीन है, इसमें पाँच प्रकरण हैं ओर इस पर भाष्य एवं 
संस्कृतटीकाएँ लिखी गयी हैं। इस पंचसंग्रहके संस्कृत-टीकाकार भट्ठारक 
सुमतिकीर्ति हैं। टीकाके आरम्भमें गद्यमाग है और बअन्‍्तमें पद्मोंमें प्रशस्ति दी 
गयी है। प्रशस्तिके पद्म निम्नप्रकार हैं-- 


श्रीमलसंघेडजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कारगणप्रसिद्धः | 
श्रीकुंदकुंदो वरसूरिवर्यों बमौ बुधों भारतिगच्छसारे।॥ 
तदल्वये देवमुनीन्द्रवंद: श्रीपद्मनन्दी जिनधम्म॑नंदी। 
ततो हि जातो दिविजेन्द्रकोतिविद्या([दि]नदी वरधम्मंमूति: ॥ 
तदीयपदूटे नृपमाननीयो मल्लयादिभूषो मुनिवंदनोय: | 
ततो हि जातो वरधम्मंघर्त्ता लक्ष्म्यादिचन्द्रो बहुशिष्यकर्ता ॥ 
पंचाचाररतो नित्यं सूरिसद्गुणधारक: । 
लक्ष्मीचंद्रगुरुस्वामी भट्टारकशिरोमणि: | 
दुर्वारदुर्वादिकपवंतानां वजद्जायमानो वरवीरचन्द्र: | 
तदन्वये सूरिवरप्रधानो शानादिभूषो गणिगच्छराज:॥ 


३. धमंपरीक्षारास--यह हिन्दी रचना है। इसका उल्लेख पण्डित परमा- 
नन्दजी शास्त्रीने भी अपने प्रशस्ति संग्रहकी भूमिकामें किया है। इस रासका 
रचनाकाल वि० सं० १६२५ है | बताया है-- 

संबत्‌ सोल पंचवीसमे, मार्गसिर सुदि बीज वार | 
रास रुड़ो रलियामणो, पृर्ण किधो छे सार॥ 

इस धमंपरीक्षारासमें प्रसिद्ध ग्रन्थ धर्मंपरीक्षाका सारभाग निबद्ध किया 
गया है। 

४. वसन्तविछास--तोर्थंकर नेमिनाथका विवाह-सन्दर्भ अत्यन्तमर्म स्पर्शी 
घटना है। इस घटनाको आधार मानकर अनेक जैनकवियोंने काव्योंकी 
रचना की है। प्रस्तुत वसन्तविलासमें २२ छन्द हैं ओर उक्स सनन्‍्दर्भको लेकर 
रासरूपमें इसको रचना को गयी है। भाषा गुजराती प्रभावित राजस्थानी है। 

जिद्व[वन्तसंधाद--इस लूघुकाय रचनामें ११ पद्म हैं। जिह्मा ओर 
दाँतोंके बीच होनेवाले विवादका काव्यात्मक वर्णन किया है। भाषा सरल 
ओर गृजराती प्रभावित राजस्थानी है। 

६. जिनवरस्वामीबिततो--दस स्तवनमें २३ पद्य हैं। और जिनेन्द्र भग- 
वानूकी स्तुति, वर्णित है । कविने बताया है कि इन्द्रियाएँ उसीकी सफल हैं, 


३८० : तीषैकर महावीर और उनकी भआाताय॑-परम्परा 


जो प्रभु स्तुति, पूजन, वन्दन और नामस्मरण आदि करता है। इन्द्रियोंकी 
साथंकता प्रभभक्तिमें ही है। कविने छिला है-- 

धन्य हाथ ते नर तणा, जै जिन पूजन्त | 

नेत्र सफल स्वामी हवां, जे तुम निरखन्त ॥ 


,शीतलताथ गौतमें शीतरूनाथ तो्॑करकी स्तुतिकी गयी है। फ़ुटकर पदोंमें | 
संसार, शरीर ओर भोगोंके चित्र अंकित किये गये हैं। इनकी एक अन्य गणित 
विषयक रचनाकी सूचना पण्डित परमानन्दजोने दी है। यह रचना उत्तर- 
छत्तीसी नामको है। डॉ० कस्तूरचन्द काशलीवालकी सूचनाके आधार पर इस 
कविकी हिन्दी और संस्कृतकी अन्य रचनाएँ भी होनी चाहिये | सुमतिकीतिने 
ग्राम और नगरोंमें विहारकर धमंविमुख जनताको धमकी ओर अग्रसर किया 
है और मिथ्याडम्बरमें फंसे हुए व्यक्तियोंका उद्धार किया है। आत्मसाधनामें 
संलग्न होनेके हेतु इन्होंने जनजागरणका अद्भुत काये किया है। अतएव धर्मं- 
प्रचार और साहित्यसेवाकी दृष्टिसि इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


भट्टारक जिनचन्द्र 

दिल्लीकी भद्टटारकगद्दीके आचायोंमे जिनचन्द्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
यों तो जिनचन्द्र नामके तीन आचाय॑ हुए हैं। प्रथम गुणचन्द्रके शिष्य जिन- 
चन्द्र, द्वितीय मेरुचन्द्रके शिष्य जिनचन्द्र ओर तृतोय शुभचन्द्रके शिष्य जिनचन्द्र- 
पट्टावलीमें बताया गया है-- 

“सृं० १५०७ जेष्ठ वदि ५ भ० जिनचन्द्रजी गृहस्थवर्ष १२ दिक्षावर्ष १५ 
पटूवर्ष ६४ मास ८ दिवस १७ अंतर दिवस १० सं वर्ष ९६१ मास ८ दिवस 
२७ बघेरवाल जाति पट्ट दिल्ली | 

“इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि वि० संवत्‌ १५०७ ज्येष्ठ कृष्णा पंचमीको 
इनका पट्टाभिषेक बड़ी धूम-धामके साथ हुआ था। १२ वर्षकी अवस्थामें 
इन्होंने घर छोड़कर दीक्षा ग्रहण की और १५ वर्षों तक शास्त्रोंका अध्ययन 
किया | ६४ वर्ष तक ये भट्टारक पदपर आसीन रहे। इनकी आयु ९! वर्ष 
आठ माह, सत्ताईस दिन थी। ये बधेरबाल जातिके थे । जिनचन्द्रने राज- 
स्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब एवं दिल्छीके विभिन्‍न प्रदेशोंमें पर्याप्त विहार 
किया और जनताको धर्मोपदेश दिया । प्राचोन ग्रन्योंकी नयी-नयी भ्रतियाँ 
लिखवाकर मन्दिरोंमें विराजमान करायीं तथा नये-नये ग्रन्थोंका स्वयं 
निर्माण भी किया। पुरातनमन्दिरोंका जी्णोढार एवं नये मन्दिरोंकी प्रति- 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखांक २४८ । 
प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३८१ 


ध्ठाएँ कराकर जेनसंस्कृति और धर्मका पर्याप्त प्रचार किया | वि० सं० १५४८ 
में जीवराज पापड़ीवालने जो प्रतिष्ठा करायी मे अप कीवाजने मी मिका क राय दी/ उसकी हो लपत्न थे उसका_आवचायत्व आपके 
तत्त्वाधानमें ही सम्पन्न हुआ। पउठमबरिय की प्रशस्ति एवं दर्शनियन्त्र पर 
उत्कोणित अभिलेख यह प्रमाणित होता है कि जिनचन्द्रने १६वीं शत्ताब्दीमें 
जैनधर्मके जागरणके लिये अनेक काय किये हैं | ग्रन्थलेखन, प्रतिलिपिसपादन 
घर्मोपदेश, मतिप्रतिष्ठापन आदि कार्यों द्वारा इन्होंने धर्मं और संस्कृतिका 
उत्थान किया है। संवत्‌ १५१२को आबषाढुकृष्णा द्वादशीको नेमिनाथचरित्की 
एक प्रतिलिपि करायो गयी थी, जिसे इन्हें नयनन्दिमुनिने घोधा बन्दरगाहमें 
समर्पित"की थी । 
वि० सं० १५१७की मार्गशीष शुक्ला पचमीमे झुजणपु रमे 'तिलोयपण्णत्ति' 
की एक प्रत्ति लिखायी गयी। इसी प्रकार वि० सं० १५२१की ज्येष्ठशुक्ला 
एकादशीको ग्वालियरमें 'पठमचरियं'की एक प्रति लिखायी गयी, जो नेत्रि- 
नन्दिमुनिको अपँण को गयी? थी | वि० सं० १५३६७ वेशाख शुक्ला दशमीको 
जिनचन्द्रकी आम्नायमें विद्यानन्दिने एक महावीरस्वामीकी मूर्ति स्थापित को 
थी । सवत्‌ १५४३को मागंश।षंकृष्णा त्रयोदशीको जिनचन्द्रने सम्यग्दशशनयन्त्र 
स्थापित किया तथा वि० सं० १५४५की वेशाखशुक्ला दशमीको ऋषभदेवकी 
एकमूर्ति स्थापित की। निशचयत: जिनचन्द्र अपने समयके प्रसिद्ध विद्वान 
भद्वारक थे । 
रचनाएँं--आचाये जिनचन्द्रने मौलिकग्रन्थलेखनके साथ प्राचीन ग्रन्थों 
की पाण्डुलिपियाँ तैयार करायी । उन्होंने इन लिपियोंका उपयोग स्वयं किया 
तथा अन्य मुनियों और त्यागियोंको पठनाथं प्रतिलिपियाँ अपित कीं | इनके 
महत्त्वके सम्बन्धमें पण्डित मेधावीने वि० सं० १५४१मे लिखित धमसंग्रह- 
श्रावकाचा रमें इनको पर्याप्त प्रशंसा की है। लिखा हैं-- 
तस्मान्नी रनिधेरिवेन्दुरभवच्छी मज्जिनेन्दुर्गणी 
स्याद्बादाम्बरमण्डले कृतगतिदिग्वाससां मण्डन: | 
यो व्याल्यानमरीबिभिः कुवल्ये प्रल्हादनं चक्रिवा-- 
न्सद्वृत्त: सकल: कलडूविकल: षटकमंनिष्णातधी:* ॥ 
१. भट्टारक सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखांक २५१ । 
२. वही, लेखांक २५४। 
३. वही, लछेखांक २५५। 
४. धर्मसंग्रहआवकाचार, प्रकाशक बाबू सूरजभानु वकीछू, देववंद (सहारनपुर) सभ्‌ 
१९१०, अन्तिम प्रशस्ति, पद्च १२ । 


३८२ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌ जिसप्रकार जलरूदसे चन्दमा समुद्भूत होता है उसी प्रकार शुभ- 
चन्द्रमुनिराजसे जिनचन्द्र उत्पन्न हुए । ये स्याह्ादरूपी गगनसंडलमें विहार 
करनेवाले मुनिराजोंके अलंकारस्वरूप, सदाचारयुक्त, भव्यजनोंके बांघव 
रूप एवं समस्त कला और शास्त्रोंके विज्ञ हुए। इनको निम्नलिखित रचनाएँ 
उपलब्ध हैं-- 
१. सिद्धाल्तसार 
२. जिनचतुविंशतिस्तोत्र 
१. सिद्धान्तसार--सिद्धान्तसा रमें ७०. गाथाएं हैं। इस ग्रन्थ पर ज्ञान- 
भूषणकी संस्कृतटीका भी है। श्री पण्डित नाथूराम प्रेमीने सिद्धान्तसारादिकी 
भूमिकामें शुभचन्द्राचायंके शिष्य और पण्डित मेधावीके गुरु जिनचन्द्रको ही 
इस कृतिका लेखक माना है। यो तो उन्होंने भास्करनन्दिके गुरु जिनचन्द्रके भी 
लेखक होनेकी सम्भावना व्यक्त की है, पर उनका अभिमत्त मेधावीके गुरु जिन- 
चन्द्रभट्टा रकको ही इसका रचयिता माननेको ओर अधिक है। सिद्धान्तशास्त्रके 
संस्कृतटीकाकार ज्ञानभूषणका समय वि० सं० १५३४-१५६१ है। इस प्रकार 
टीकाकार और मूलग्रन्थ रचयिता समसामयिक सिद्ध होते हैं। 
सिद्धान्तसारमें वरणित विषयोंका अकन प्रथमगराथामे हो कर दिया गया 
है। बताया है-- 
जीवगुणस्थानसंज्ञापर्याप्तिप्राणमागं णानवोनान्‌ । 
सिद्धान्तसा रमिदानीं भणामि सिद्धान्‌ नमस्क्ृत्य । 


अर्थात्‌ जीवसमास, गुणस्थान, सज्ञा, पर्याप्ति, प्राण और मार्गणाओंका 
इसमें वर्णन किया गया है। १४ गुणस्थानोमें चतुदंश मार्गणाओंका सुन्दर 
विवेचन आया है। इस प्रकार मारगंणाओंमे जीवसमासोंकी संख्या भी दिखलायी 
गयी है| ७८वी गाथामें लेखकका नाम अंकित है-- 

पवयणपमाणलक्खणछंदालंकार रहियहियएण । 
जिणइंदेण पउत्तं॑ इणमागमभत्तिजुत्तेण ॥ 

२. जिनचतुविशतिस्तोत्र--संस्कृत भाषामें २४ तोथँक रोंकी स्तुतियाँ निबद्ध 
की गयी हैं। यह स्तोत्र जयपुरके विजयराम पाण्ड्याके शास्त्रभण्डारके एक 
गुठकेमें संग्रहीत है । 

जिनदेवके शिष्योंमें रत्वकीति, सिहकीति, प्रभाचन्द्र, जगतकीति, चारु- 
कीति, जयकीति, भीमसेन और पण्डित भेघावीके नाम उल्लेखनीय हैं। रत्न- 
कीतिने वि० सं० १५७२में नागोरमें भट्टारक गद्दीकी स्थापना की। सिहकी तिने 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३८३ 


अटेरमें भट्टारक गद॒दों स्थापित की | इस प्रकार भट्टारक जिनचल्द्रते अपने 
समयमें साहित्य, पुरातत्त्व एंवं धर्मंकी सेवा को । 


भट्ठारक प्रभाचन्द्र 


प्रभाचन्द्र नामके चार भट्टारकोंका उल्लेख मिलता है । प्रथम प्रभाचन्द्र 
बारूचन्द्रके शिष्य थे, जो सेनगणके भट््‌टारक थे तथा जिनका समय १२वीं 
शताब्दी है। द्वितीय प्रभाचन्द्र भट्टा रक रत्नकीतिके शिष्य थे, जो गुजरातको 
बलात्कारगण उत्तर शाखाके भट्टा रक थे । चमत्कारी काये करनेके रूपमें इनका 
यदा व्याप्त था | एक बार इन्होंने अमावस्याको पूणिमा बनाकर प्रदर्शित किया 
था । देहलीमें राघव चेत्तनमें जो विवाद हुआ था, उसमें इन्होंने विजय प्राप्त 
की थी । अपनी मत्त्रशक्तिके कारण ये पाछकी सहित आकाशमें उड़ गये थे । 
इनकी मंत्रशक्तिके प्रभावसे बादशाह फिरोजशाहकी साम्राज्ञी इतनी प्रभावित 
हुई कि उन्हें उसको राजमहलमें दर्शन देनेके लिये आना पड़ा | तृतीय प्रभा- 
चन्द्र भट्टारक जिनचन्द्रके शिष्य थे ओर चतुर्थ प्रभाचन्द्र भट्टारक ज्ञानभूषणके 
शिष्य थे । यहाँ जिनचन्द्रके शिष्य प्रभाचन्द्रके व्यक्तित्वपर प्रकाश डाला जाता 
है । इनके सम्बन्धमे पट्टावलीमें बतलराया है-- 

“संवत्‌ १५७१ फाल्गुनवदी २ भ० प्रभाचंद्रजी गृहस्थवर्ष १५ दिक्षावर्ष 
३५ पट्टव्ं < मास ४ दिवस २५ अंत्तरदिवस ८ सवंवर्ष ५९ मास ५ दिवस 
२ एके बार गछ दोय हुआ चीतोड अर नागोरका सं० १५७२का अष्वाल" |” 


प्रभाचन्द्र सण्डेलवाल जातिके श्रावक थे। ये १५ वर्षों तक गृहस्थ रहे । 
एक बार भट्टारक जिनचन्द्र विहार कर रहे थे कि उनको दृष्टि प्रभावन्द्र पर 
पड़ो । प्रभाचन्द्रकी प्रतिभासे जिनचन्द्र प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य 
बना लिया | यह घटना वि० सं० १५५१ की होगी । २० वर्ष तक अपने पास 
रखकर विद्याध्ययत कराया और वाद-विवादमें पटु बना दिया। वि० स० १५७१ 
की फाल्गुनक्ृष्णा द्वितीयाको दिल्लीमें धूम-धामसे इनका पट्टाभिषेक हुआ। 
पद्टावलीके अनुसार ये १५ वर्ष तक भट्टारकपदपर रहे। भट्टारक बननेके 
अनन्तर इन्होंने अपनी गद्दीको दिल्लीसे चित्तोड़में स्थानान्‍्तरित कर लिया। 
स्थानान्तरणका समय वि० सं० १५७२ है। इन्होंने अपने समयमें मण्डलाचार्यों- 
की नियुक्ति की । धमंवन्द्र पहले मण्डलाचायं हैं। वि० सं० १५९३ में धम्मचन्द्र 
मण्डलाचाये द्वारा कितनी ही मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुई हैं। इन्होंने माँवा नगरमें 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, साछापुर, लेखांक २६५ । 
३८४ : तीथंकर महाबीर और उनकी शआाचार्य-परम्परा 


अपने तीन गुरुओंकी निषधिकाएँ स्थापित कीं, जिससे यह शात होता है कि 
प्रभाचन्द्रका इनके पूर्व ही स्वगंवास हो चुका था। एक लेखप्रशस्तिमें प्रभा- 
बन्द्रके पूर्वाचहछदिनमणि, षट्तकंताकिकचूड़ामणि, वादिमदकुहल, अबुधप्रति- 
बोधक आदि विशेषण पाये जाते हैं, जिससे इनकी विद्वत्ता, तकंशक्तिका 
परिचय मिलता है। प्रभाचन्द्रने अपने जीवनकालमें ग्रन्थसंरक्षणगका सबसे बड़ा 
कार्य किया है। इन्होंने प्रमुख ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ करायीं और ग्रन्थभण्डारमें 
विराजमान कीं। वि० सं० १५७५ मार्गशीष॑ शुक्ला चतुर्थीको पाव॑त्तीबाईने 
पुष्पदन्तकृत 'जसहरचरिउ' की प्रतिलिपि करायी और भदटूटारक प्रभावन्द्रको 
भेंट दो | वि० सं० १५८९ में टोंकनगरमें विहार हुआ और वहाँ पण्डित नरसेन 
कृत 'सिद्धचक्रकथा' की प्रतिक्षपि करायी और उसे बाई पद्मश्रीकों स्वाध्याय- 
के लिये मेंट किया | सं० १५८२ में घटयालीपुरमें श्रीचन्द्रकृत र॒त्नकरण्डकी 
प्रतिलिपि करायी गयी और उसे ग्रन्थागारमे विराजमान किया गया। संबत्‌ 
१५८२ की आसाढ़ शुक्ला तृतीयाके दिन इनके प्रमुख शिष्य मण्डलाचाय॑ 
धमंचन्द्रके उपदेशसे यशःकीति विरचित '“चन्दप्पह चरिउ' को प्रतिलिपि की 
गयी, जो जयपुरके आमेर-शास्त्रभण्डारमें संग्रहीत है। वि० सं० १५८४ में 
महाकवि धनपालक्ृत 'बाहुवलि-चरित' को बघेरवालजातिमे उत्पन्न शाह्‌ 
माधो द्वारा प्रतिलिपि करायी गयी और प्रभाचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी रत्नकीति- 
को स्वाध्यायके लिये भेंटमें दी गयी। निस्संदेह आचाय॑ प्रभाचन्द्रते विभिन्न 
स्थानोंमें विहार कर अनेक जीर्णग्रन्थोंका उद्धार किया और उनकी प्रतियाँ 
विभिन्न शास्त्रभण्डारोंमें संग्रहीत की गयीं । 


प्रभाचन्द्रने प्रन्थ-जीर्णोड्भधारके साथ नवीन मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा करानेमें भी 
भो अपूर्वे सहयोग प्रदान किया। वि० सं० १५७१ की ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीयाको 
घोडशकारणयल्त्र एवं वि० सं० १५७३ की फाल्गुन कृष्णा तृतीयाको दश- 
लक्षणयन्त्र प्रतिष्ठित किया। सं० १५७८ की फाल्गुन शुक्ला नवमीके दिन 
तोन चौबीसीकी मूर्ति प्रतिष्ठित करायी और इस तरह संवत्‌ १५८३ में भी 
चोबीसीकी प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी। 


वि० सं० १५०३ में मण्डलाचाय॑ धम्मंचन्द्रने आँवा नगरमें होनेवाले बड़े 
प्रतिष्ठामहोत्सवका नेतृत्व किया और उसमें शान्तिनाथस्वामीकी एक विशाल 
एवं मनोज्ञ मूर्ति प्रतिष्ठित को | इस प्रकार प्रभाचन्द्रने साहित्य, पुरातत्त्व, 
प्रल्योद्धार एवं जतसाधारणमें धमंके प्रति अभिदचि उत्पन्न करनेके कार्य 
सम्पन्न किये। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाणाय : ३८५ 


भट्‌ठारक जिनसेन द्वितीय 
जिनसेननामके दो भट्टारकोंका निर्देश मिलता है। एक सोमसेनके 
पट्टपर आसीन होनेवाले जिनसेन हैं। इन्होंने शक संवत्‌ १५७७ की मागंशी्ष 
शुक्ला दशमीको पाश्व॑नाथकी मूत्ति प्रतिष्ठित को थी ओर शकसंवत्त्‌ १५८० 
में पह्मावतीको मूत्ति। यह प्रतिष्ठा कारज्जामें सम्पन्न हुई थी। शक संव्त्‌ 
१५८१ की फाल्गन शुक्ला त्रयोदशीको चवरिया माणिकने रत्नाकर विरचित 
समवशरणपाठकी एक प्रति आपको समर्पित की थी। कहा जाता है कि 
अचलपुरमें आपको एकबार सपंदश हुआ ओर दूसरी बार धोखेसे भोजनमें 
बचनाग खिला दिया गया, पर दोनों ही बार विषापहार स्तोत्रके पाठसे आप 
नोरोग हो गये । जिनसेन हमण जातिके रायमलशाहके पुत्र थे । इनकी जन्म- 
भूमि खम्भात थी। इन्होंने विद्याभ्यास पद्मनंदिके पास किया था । ओर कारज्जा 
में पट्टाभिबेक हुआ था | गिरनार, सम्मेदशिखर, माणिक्यस्वामी आदिकी 
यात्राएँ इन्होने की थीं। इनके द्वारा सोयराशाह, निम्बाशाह, माधवशाह, 
गनवाशाह ओर कान्हाशाह इन पाँच व्यक्तियोको सधपतिकी उपाधि प्राप्त 
हुई थी | थे मयूरपिच्छ धारण करते थे । पुरनमलने इनकी स्तुति की है-- 
मूलसघ कुलतिलक गछ पुष्कर मे सोहे । 
चारित्र गणमे मुख्य सेनगण महिमा मोहे ॥ 
भट्टारक जिनसेन गुरु मोरपींछ हस्ते धरे। 
पुरनमल यों कहे भव्यलोक तारण त्तरण॥ 
द्वितीय जिनसेन भट्टारक यश-कीतिके शिष्य हैं। इनकी एक कृति नेमिनाथ 
रास उपलब्ध हुई!है, जिसकी रचना वि० सं० १५५८ माध श्‌ कला पंचमी 
गुरुवार सिद्धयोगमें जवाच्छ नगरमें सम्पन्न हुई है। ग्रत्थके अन्तमें अपने गुरु 
एवं रचनाकारूका निर्देश किया है-- 
श्री यशकिरति सूरीनि सूरीब्वर कहीइ, महीपलि महिमा पार न लही रे । 
तात रूपवर वरसि नित वाणी, सरस सकोमल अमीय सयाणी रे॥ 
तास चलणे चित छलाइड रे, गाइउ राइ अप्रव रास रे। 
जिनसेन युगति करी दे, तेह ना वयण तणाउ वी वास रे॥९१॥ 
२ भर 
चंद्र बाण संवच्छः कीजि, पंचाणु पुण्य पासि दीजि। 
माघ सुदि पंचमी भणीजि, गुरुवारि सिद्धयोग ठवीणिरे॥ 
जावछ नयर जगि जाणोइ रे, तीथंकर बलो कहींइ सार रे। 
शांतिनाथ तिन्‍्हां सोलमु रे। कस्यु राम तेह भवण मझार रे ॥९१॥ 


३८६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-्परम्परा 


स्पष्ट है कि इन जिनसेलका समय वि० सं० को १६वीं शत्ताब्दी है। इनको 
एक मात्र कृति नेमिनाथरास उपलब्ध है । इसमें तीर्थंकरनेमिनाथके जीवनका 
चित्रण किया गया है। जन्म, वरात, विवाहकंकणको तोड़कर वेराग्य ग्रहण 
करना, तपश्चरण, केवल्यप्राप्ति एवं निर्वाणलाभ इन सभी घटनाओंका 
संक्षेपमें वन है। यह रास _प्रबन्धकाव्य है ओर जीवचको समस्त प्रमुख 
घटनाएँ इसमें चित्रित हैं । समस्त रचनामें ९३ पद्म हैं। इसकी प्रति जयपुरके 
दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर तेरह पंथी शास्त्रभण्डारमें सग्रहीत है। प्रतिका 
लेखनकाल वि० सं० १५१६ पोषश कला पूणिमा है। रासको भाषा राजस्थानों 
है जिसपर गुजरातीका प्रभाव है। 


ब्रह्न जीवन्धर 


भट्टारक ब्रह्म जीवन्धर भट्टारक सोमकीतिके प्रश्िष्य एवं यश्ञःकीतिके 
शिष्य थे। भट्टारक सोमकीति काष्ठासंघकी नन्दितट-शाखाके गुरु थे तथा ये 
१०वीं शत्ताब्दीके भट्टारक रामसेनकी परम्परामें हुए हैं। सोमकीततिके अनेक 
दिष्योंमें यश कीति, वीरसेन और यशोधर प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हीं यशःकीतिके 
दिष्य ब्रह्म जीवन्धर हैं। इन्होंने वि० सं० १५०० वेशाख शुक्ला त्रयोदण्ी 
सोमवारके दिन भट्टारक विनयचन्द्र 'स्वोपज्नचूनडीटीका' की प्रतिलिपि अपने 
ज्ञानावरणीयकरममके क्षयाथें की थी। अतः: इनका समय वि० सं० की १६वीं 
शताब्दी है। इनकी निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त हैं-- 


0 & ८०६५० १ ० ८० :० “वे, 


« ग्रुणस्थानवेलि 

« खटोलारास 
झुबुंकगीत 

» श्रुतजयमाला 
नेमिचरित 
सतीगीत 

. तीनचोबीसीस्तुति 
दर्शनस्तोत्र 

. ज्ञानविरागविनती 

- आलोचना 

. बीसत्तीथंकरजयमाला 
« चौबीसतीर्थक रजयमाला 


बा ७ छा 
<फ -त 0७ /0 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३८७ 


धुणस्थानवेकि--आत्मविकासके १४ सोपान बललाये गये हैं। ये गुणस्थान 
मोह और योगके निमित्तसे उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्वगुणस्थानमें दर्शनमोहके 
उदयसे जोवकी दृष्टि विपरीत होती है। और स्वाद कटुक होता है। वस्तुतत्त्व 
उसे रुचिकर प्रतीत नहीं होता है। जीव मिथ्यात्वगुणस्थानमें अनन्त कालतक 
निवास करता है। मिथ्यात्वके पाँच मेद है--१. विपरीत, २. एकान्त, ३. 
विनय, ४. संशय और ५. अज्ञान। मिथ्यात्वके इन मेदोंक कारण जीवके 
परिणामोंमें अस्थिरता बनी रहती है। उसे हितकर मार्ग नहीं सूझता है । 
इसी कारण वह संसारमें अनेक पर्यायोंमें परिभ्रमण करता रहता है | कविने 
आदितीथैकरके समवशरणमें भरतचक्रवर्ती द्वारा गुणस्थानोंके सम्बन्धमें किये 
गये प्रश्नके उत्तरस्वरूप, गुणस्थानोंका स्वरूप प्रतिपादित किया है। उत्थानिका- 
में बताया है-- 

भरत नरेसर आविया भाविया सब परिवारे जी 

रिसहेयर पाय वंदीए, पूजीए भहद्गपयारे जो 

अट्टूपयारीय रचीय पूजा भरत राजा पूछए। 

गुणठाण चौद विचार सारा भणहि जिण सुणि वच्छए | 

मिथ्यात नामैं गृणहठाणें वसहि कालु अनंत्ए। 

मिथ्यात पंचहु नित्य पूरे भमहं चिहुगति जंतुए॥ 

दर्शेनमोहनीयकर्मके उपद्म, क्षय या क्षयोपशमसे जो तत्त्वरुचि उत्पन्न 

होती है, उसे सम्यग्दर्शत कहते हैं। सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होते ही आत्मामें 
निमंलता उत्पन्न होतो है और कषायोंका कालुष्य उत्तरोत्तर क्षीण होने लगता 
है। आत्मनिरीक्षण करनेसे चारित्र और ज्ञानकी भी वृद्धि होती है। इस 
प्रकार चतुर्य, पठचम, षष्ठ, सप्तम आदि गुणस्थानोंका क्रमशः आरोहण करता 
हुआ जीव अपनेको निमंल बनाता है । इस प्रकार इस कृतिमें स्वात्मोपलब्धि- 
का चित्रण किया गया है । 

२. खटोलछा रास--इस रासमें १२ पद्म हें और खटोलेका रूपक देकर आत्म- 
तस्वका विदलेषण किया है। यह आत्मसम्बोधक रूपककाव्य है । खटोलेमें चार 
पाये होते हैं, दो पाटी ओर दो सेरुवे। आत्मतत्त्वरूपी खटोला रत्नत्रयरूपी 
बानसे बुना हुआ है। उसपर शुद्धभावरूपी सेजको संयमश्नोने बिछाया है। 
उसपर बेठा हुआ आत्माराम परमानन्दकी नीद लेता है। मुक्ति-कान्ता पंखा 
झलती है और सुर-नरका समूह सेवा करता है। वहां आत्मप्रभुकी अनन्त- 
चतुष्टयरूप स्वात्मसम्पत्ति था सम्पदाका उपभोग करता है। 


मेमिचरितरास--इस रासकाव्यमें ११५ पद्म हैं। वसनन्‍्तऋतुके वर्णनके 
३८८ : तीथंकर महावीर और उतकी आधार्य-परम्परा 


व्याजसे कविने २२ वें त्ताथंकर नेमिजिनका भरित अंकित किया है |..वसन्त- 
वर्णनमें कविते पुरानी रूढ़िके अनुसार अनेक व॒क्षों, फलों,पृष्पोंके नामोंकी गणना 
की है। लिखा है-- 
वसंत ऋतु ९ खे2 ओह फूली फली बनराइ। 
फूली करुणी फूली, मउल सिरि जाइ ॥१६॥ 
फूलो पाडलिने वाली, फूली लाल गुलाल। 
राय वेलि फूली भली, जाकी वासु रसाल ॥२७॥ 
फूलिउ मर॒ुवों मोगरो, अरु फूले मभचकुंद | 
फूली कणियर सेवत्ती, फूले सरि अरविंद ॥२८॥ 
फूले कदंबक चंपकी, अरु फूली कचनार। 
जुही चमेली फूलसी, फूली वन कल्हार॥र२०॥ 
वसन्तोत्सव मनानेके लिये द्वारावतीके सभी नर-नारी-जन उल्लाससे भर 
रहे हैं ओर वे टोलियोंके रूपमें वनकी ओर जा रहे हैं । सुन्दर गीतोंकी ध्वनिसे 
मार्ग वाचाल बना हुआ है। वनके पशु-पक्षी भी ककरव कर रहे हैं। राजकुलमें 
बड़ी चहल-पहल है। श्रीकृष्णकी रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पट्टमहिषियाँ 
सज-धजकर केशर, कपूंर, मिश्रित बावनचन्दनके धोलको तैयारकर साथमें ले 
जा रही हैं। नेमिजिन भी भाभियोंकी प्रेरणासे वसन्तोत्सवके लिये तैयार हो रहे 
हैं। वनमें पहुँचकर सभीने वसन्तोत्सव सम्पन्न किया। वसन्तोत्सव्से वापस 
लोटनेपर कविने प्रसिद्ध घटनाकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है । एक दिन राज- 
सभामें नेमिजिनके बलका कथन हो रहा था। बलदेवने कहा कि नेमिजिनसे 
बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं है। इस कथनको धुनकर श्रीकृष्णणो अभिमान 
उत्पन्न हो गया और उन्होंने नेमिजिनसे कहा कि यदि आप अधिक बलश्ाली 
हैं, तो मल्लयुद्ध कर देख लिजिये। तब नेमिजिनने उत्तर दिया--“योद्धा मल्‍्ल- 
युद्ध करते हैं, सत्य है, पर राजकुमारोंके बीच शक्तिपरीक्षाके लिये मल्लयुद्ध- 
का होना उचित नहीं है। यदि तुम्हें मेरे बलकी परीक्षा करनी है, तो मेरे 
हाथ या पेरकी उंगलीको झुकाओ | किन्तु श्रीकृष्ण हाथ या पेरकी उंगलीको 
झुका नहीं सके | नेमिजिनने अपनी उंगलीसे हो श्रीकृष्णको झुला दिया, जिससे 
उन्हें उनकी शक्तिका परिज्ञान हुआ | जब नेमिजिनके विवाहका उपक्रम किया 
गया, तो श्रीकृष्णने षड्यन्त्रकर पशुओंको एक बाड़ेमें एकत्र कर दिया। जब 
बारात जूनागढ़ पहुँची, तो नेमिजिन पश्ुओंका करुण क्रन्दन सुन विरक्‍्त हो 
के | उन्होंने दिगम्बरी दीक्षा धारण की और उजंयन्तगिरिपर तपस्या करने 
गये। 
जब राजुरूको मेमिजिनकी विरक्तका समाचार मिला, तो वह मूच्छित 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्थ : ३८९ 


होकर गिर पड़ी । वह सखियोंके साथ गिरनारपर जानेके लिये तैयार हो गयी | 
माता-पिता और परिजनोंने बहुत समझाया, पर वह न मानी और दीक्षा लेकर 
तपदचरण करनेमें संडग्न हो गयो । कविने लिखा है-- 

परम महोच्छवि आइए, नेमिजिन तोरण द्वार । 

तिब सवुदिहि दयावणे, पशुवहि कियउ पुकार ॥१०४॥ 

दोन वयणु सुणेवि करि, सारथि पूछिउ ताम । 

तिसु कहणी भेउ जाणियो, अवधिहि नेमि जिनु त्ताम ॥॥१०५॥ 

नेमीसर इस बोलए धिग्‌ धिग्‌ यहु संसार | 

राज्य विवाहे कारणेंको करदइ जीउ संसार ॥१०६॥ 

धरि विरागु रथु फेरियउ, तिहा तें करुणाधार । 

पक्ष, बंधन छोड़ाविकरि, नेमि चढ़े गिरनार ॥१०७॥ 

९ २५८ है २८ 

राजमती संयमधरी समकित रयण सहाय । 

अच्युत स्वर्गंहि सुर भयौ नारी लिगु विहाय॥ 


इसप्रकार नेमिचरित उच्चकोटिका काव्य है। इसमें खण्डकाव्यके सभी 
गुण पाये जाते हैं । 


४. झु बिकगीत--इस कृतिमें नवदेवोंका कथन किया है। बताया है कि 
जो व्यक्ति भक्ति-भावसे नवदेवोंकी आराधना करता है, वह इस कलिकालमें 
सभी प्रकारकी सुख-समृद्धियोंको प्राप्त करता है। इस रचनाके उदाहरणरूप 
दो पद्य प्रस्तुत हैं-- 

तवमउ झुंबुक शासनहि, पूर्जाहू सुरनर भव्य । 
अव्किट्टिम किट्टिम पडिमा, तेहंउ वदउ सब्ब ॥ 
जिन मारग नवदेवता, मानै नहिं जो लोइ। 
काल अनंततद परिभमइ, सुक्खु न पावइ सोह॥ 


५. श्रृुतअयमाछा--यह्‌ रचना संस्क्ृत-पद्मबद्ध है। इसमें आचारांगादि 
द्वादश अगोंका परिचय दिया गया है। आगमके विषय परिचयके साथ कविता- 
में अलंकारिकता भी पायी जाती है। 

६. चतुविशतिजिनस्तवन--यह संस्कृतमें रचित स्तुतिकाव्य है। रे४ 
तोथंक रोंकी संस्कृत-भाषामें स्तुति लिखी गयी है । कविता रसात्मक और सरल 
है । कविने उपमा, उत्प्रेज्षा और रूपक जेसे अलंका रोंका भी प्रयोग किया है। 


३९० : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


७. सतीगीत--इसमें २७ पद्म हैं। शीलकी महत्ता अंकित की गयी है। 
प्रत्येक गीत्तमें सत्तीमाहात्म्य वर्णित है। 

८. बोसतीर्थंकरजयमाला--बीस तीर्थंकरोंकी महत्त्वसूचक स्तुतियाँ अंकित 
हैं। 

९. तोनचोबीसोस्तुति--इस रचनामे २८-२९ पद्य हैं ओर त्रिकालवर्ती 
चोबीस तीथथंकरींकी स्तुतियाँ गुम्फित हैं । 


श्रुतसागरच्चरि 


श्रृतसागरसूरि केवल परम्परा परिपोषक ही नहीं हैं, अपितु मौलिक 
संस्थापक भी हैं। इनकी तत्त्वार्थसृत्र पर एक श्रुतसागरी नामको वृत्ति उपलब्ध 
है, जिससे इनका मौलिकताका परिचय प्राप्त होता है। श्रुतसागरने अपनी 
रचनाओंके अन्तमें अपने गृह आदिका नाम अकितत किया है। ये मुलसंघ 
सरस्वतीगज्छ ओर बलात्कारगणके आचाय॑ हैं। इनके गुरुका नाम विद्यानन्दि 
था | विद्यानन्दिके गुरुका नाम देवेन्द्रकीति और देवेन्द्रकोत्तिके गुरुका नाम 
पद्मनन्दि था। ये पद्मचनन्दि सम्मवतः वहा हैं, जिनको गिरतार परबत्पर सर- 
स्वतोदेवीने दिगम्बर पंथके सच्चे होनेकी सूचना दी थी। इन्हीकी एक शिष्य- 
शाखामें सकलकीति, विजयकीति और श्‌भचन्द्र भट्टारक हुए हैं। ये बला- 
त्कारगणको सूरत-शाखाके भद्टारक हैं। विद्यानन्दिके पश्चात्‌ मल्लिभूषण- 
भट््‌टारक हुए, जो श्रुतसाग रके गुरुभाई थे । मल्लिषेणके अनुरोधसे श्रुतसागरने 
यशोधरचरित्त, मुकुटसप्तमीकथा और पल्लिविधानकथा आदिकी रचना की है । 


श्रुतसाग रके अनेक शिष्य हुए हैं, जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे, जिनके 
द्वारा रचित वेराग्यमणिमाला उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण 
आदिय़रन्थोंके रचयिता ब्रह्मनेमिदत्तने भी श्रुतसारको गुरुभावसे स्मरण किया 
है। ये ब्रह्मनेमिदत्त मल्लिभूषणके शिष्य थे | 


श्रुतसागरने अपनेको देशक्नती, ब्रह्मचारी या वर्णी लिखा है तथा 'नक्नवति- 
महावादिविजेता, तर्क-व्याकरण-छंद-अलंका र-सिद्धान्त-साहित्यादि-शास्त्रनिपूण, 
प्राकृतव्याकरणादिअनेकशास्त्रचञ्चु, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताकिकशिरो- 
मणि, परमाग्रमप्रवीण आदि विशेषणोसे अलंकृत किया" है। तत्त्वार्थवृत्तिके 


१. “इत्यनवद्यगद्यपद्मविद्याविनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपविनमतिसभाजरत्नराजमहतिसा- 
गरयतिराजराजितार्थनसमर्थेन तर्कव्याकरणछन्दोइलझुरसाहित्यादिशास्त्रनिशितम- 
विना श्रीमद्रेवेन्द्रकोतिभद्वारकप्रशिष्येण शिष्येण सकलविदज्जनविहितचरणसेवस्प भरी 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३९१ 


अन्तिम सन्धिवाक्यसे ज्ञात होता है कि इन्होंने तत्त्वार्थधलोकवातिक, सर्वार्थ- 
सिद्धि, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलूमातंण्ड, तत्त्वाथवातिक ओर अष्टसहत्नी आदि 
ग्रंथोंका ग़म्भीरतापूर्वंक अध्ययन किया है। इससे स्पष्ट है कि श्रुतसागर अपने 
समयके अच्छे विद्वान्‌ और ग्रल्थकार थे | 


श्रुतसागरसूरि द्वारा रचित पल्लिविधानकथामें ईडरके राजा भानु अथवा 
रावभाणजीके राज्यकालका निर्देश है। इस ग्रष्थको प्रशस्तिमें बताया है कि 
भानुभूषतिकी भुजारूपो ततलवारके जल्प्रवाहमें शत्र,कुलका विस्तृत प्रभाव 
निमगन हो गया था और उनका मंत्री हुम्मड कुलमूषण भोजराज था । उसकी 
पत्नीका नाम विनयदेवी था, जो अतीब पतिद्रता, साध्वी और जिनचरण- 
कमलोंकी उपासिका थी। उसके चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनमें प्रथम पृत्र 
कमंसिह, जिसका शरीर भूरि रत्नगुणोसे विभूषित था और दूसरा पुत्र कुल- 
भूषण था, जो छत्रुकुलके लिये कालस्वरूप था। तीसरा पुत्र पुण्यशाली श्री 
घोष था, जो सघनपापरूपी गिरीन्द्रके लिये वजत्ञके समान था ओर चोथा गगा- 
जलके समान निमंल मन वाला गंगा था। इन चार पुत्रोंके पश्चात्‌ इनकी एक 
बहन भी थी, जो जिनवरके मुखसे निकली हुई सरस्वतीके समान थी । श्रुत्त- 
सागरने स्वयं उसके साथ संघ सहित गजपनय और तुंगीगिरि आदिकी यात्रा" 
को थी। 


श्रुतसागरका व्यक्ष्तित्व एक ज्ञानाराधक तपस्वीका व्यक्ष्तित्व है, जिनका 
एक-एक क्षण श्रुतदेवताकी उपासनामें व्यतीत हुआ है। श्रुतसागर निस्सन्‍्देह 
अत्यन्त प्रतिभाश्षाली विद्वान हैं। ये कलिकालसवंज्ञ कहे जाते थे। ताकिक 
होनेके कारण असहिष्णु भी प्रतीत होते हैं। अन्य भर्तोका खण्डन ओर विरोध 
करनेमें अत्यन्त सतक रहे हैं। 


विद्यानन्दिदेवस्थ संछदितमिध्यामतदुर्गरेण श्रृतसागरेण सूरिणा विरचितायां इलोक- 
वातिक-राजवा्तिक-सर्वार्थसिद्धि-न्यायकुमुदचन्दोदय-प्रमेयकमलमार्तण्ड-प्रचण्डाष्टसह- 
स्रीप्मुखग्रन्थसन्दर्मावलोकनबुद्धिविराजितायां---श्रुतसाग री तस्‍्त्वार्थवृत्ति, भारतीय 
ज्ञानपीठ संस्करण, पृ० ३२६ पर उद्धृत। तथा--“तकं-म्याकरणाईत-प्रविल- 
सत्सिड्धांससारामलछ॑दोलंकृतिपूर्वनव्यक तधीसंश्रव्यकाव्योच्च ये -...जैनप्रन्थ प्रद्स्ति 
संग्रह, प्रथम भाग, यशोधर चरितप्रशस्ति पृ० ३१ ॥ 

१. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, सन्‌ १९५४, 
प्रस्तावना, पृ० १६ । 


३९२ : तीर्थंकर महावीर और उनको आधार्य-परम्परा 





ह्थितिकाल 


श्ुतसागरने अपने किसी भी ग्रन्थमें रचनाकाल अंकित नहीं किया है, 
किन्तु अन्य आधारोंसे उनके समयका निर्णय किया जा सकता है। 


१. पद्मनन्दिके शिष्य देवेन्द्रकीतिका एक अभिलेख देवगढ़में है, जिसपर 
सं० १४९३ अंकित है। ये देवेन्द्र कीति श्रुतस।गरके दादागुरु' थे । 


२. सूरतके* एक मूर्ि-अभिलेखमें संवत्‌ १४९९ और एकमें संवत्‌ १५१३ 
अकित है । ये दोनों मूर्तियाँ देवेन्द्रकीतिके शिष्य विद्यानन्दिके उपदेशसे प्रतिष्ठित 
हुई थी। विद्यानन्दिके उपदेशसे प्रतिष्ठित अन्य मूर्तियोंपर बि० सं० १५१८, 
१५२१ और १५३७ अंकित है । 


३. सूरतमें पद्यावतीकी एक मूतिपर वि० सं० १५४४ अंकित है। उस 
समय विद्यानन्दिके पट्ट पर मल्लिभूषण विराजमान थे। इन्हीं मल्लिभूषणके 
उपदेशसे श्रुतसागरने कुछ कथाएँ लिखी हैं और ये श्रुतसागरके गुरुमाई थे । 


४ ब्रह्मननेमिदततने अपने आराधनाकथाकोशकी* प्रशस्तिमें विद्यानन्दिके 
पट्टथधर मल्लिभूषण और उनके शिष्य सिहनन्दिका गुरुरूपमें स्मरण करके 
श्रुतसागरका जयघोष किया है | इससे ध्वनित होता है कि वे उस समय जीवित 
थे। इन्हीं ब्रह्मनेमिदत्तने वि० सं० १५८५में श्रीपाल्चरितकी रचना को है और 
उसमें श्रुतसागरसूरि द्वारा रचित 'श्रोपालबरित'का" निर्देश करते हुए इनको 
पूव॑सूरि तथा उनके द्वारा 'श्रीपालचरित'को पुरारचित कहा है। इससे ज्ञात 
होता है कि उस समय श्रुतसागरका देहावसान हो चुका था | 


५. पल्लिविधानकथाकी प्रशस्तिसे भी श्रुतसागरका समय बि० सं० १५०२- 
१५२२ तक आता" है। विद्यानन्दि और मल्लिभूषणके पट्टकालों पर विचार 
करनेसे भी श्रुतसागरका समय वि० सं० १५४४-१५५६ आता है। इस प्रकार 
भट्टारक श्रुतसाग रसूरिका समय वि० की १६वीं शताब्दी है। 





« भट्टारक सम्प्रदाय, सोलपुर, लेल्लांक ४२५ । 

. वही, लेखांक ४२५। 

« वही, लेखांक ४५८ । 

. वहीं, लेखांक ४६६ | 

जैन ग्रन्थ प्रणस्ति संग्रह, बिल्ली, प्रथम भाग, पु० १७। 
« भट्टारक सम्प्रदाय, सोझापुर, लेखांक ४६३ | 


(क्‍/0 26 ४6 ७ ७0 ०७ 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाच्रार्य : ३९३ 
१६ 


रचमाएँ 


अतसागरसूरिकी अबतक ३८ रचनाएँ प्राप्त हैं। इनमें आठ टौका ग्रन्थ 
हैं, और चौबीस कथाग्रन्थ हैं, शेष छह व्याकरण और काव्य ग्रन्थ हैं । 


१, यशस्तिलकचन्द्रिका 

२. तक्‍्त्वार्थवृत्ति 

३. तत्त्वश्नयप्रकाशिका 

४. जिनसहस्ननामटीका 

५. महाभिषेकटीका 

६. षट्पाहुडटीका 

७. सिद्धभक्तिटीका 

८. सिद्धलक्राष्टकटीका 

९, ज्येष्ठजिनवरकथा 
१०. रविव्नतकथा 
११. सप्तपरमस्थानकथा 
१३. मुकुट्सप्तमीकथा 
१३. अक्षयनिधिकथा 
१४: षोड़सका रणकथा 
१५, मेघमालाब्रतकथा 
१६. चन्दनषष्ठीकथा 
१७. लब्धिविधानकथा 
१८. पुरन्दरविधानकथा 
१९. दशलाक्षणीक्नत्तकथा 


२०. पुष्पाअ>जलिब्रतकथा 

२१, आकादपंचसीत्तकथा 

२२. मुक्तावलीव्रतकथा 

२३. निदृ:खसप्तमीकथा 

२४. सुगन्धदशमीकथा 

२५. श्रावणद्वादशीकथा 

२६. रत्नत्रयत्रतकथा 

२७. अनन्तब्रत्कथा 

२८. अशोकरोहिणीकथा 

२९. तपोलक्षणपंक्तिकथा 

३०. मेरुपंक्तिकथा 

३१. विभानपक्तिकथा 

३२ पल्लिविधानकथा 

३३. श्रीपालचरित्‌ 

३४. यशोधरचरित्‌ 

३५. औदायंचिन्तामणि 
(प्राकृत व्याकरण) 

३६- श्रुतस्कन्धपूजा 

३७. पाएवेनाथस्तवन 

३८. शान्तिनाथस्तवन 


यद्ास्तिलकचन्द्रिका-श्रुतसागरने यशस्तिलकग्रंथपर चन्द्रिका नामक- 


टीका लिखी है। टीकामें बताया है-- 


“हति श्रीपद्मतन्दि-देवेन्द्रकी ति-विद्यानन्दि -मल्लिभूषणाम्नायेन भट्टा रक- 
श्रीमल्लिभूषणगुरुपरमाभीष्टगुरुआत्रा गुजररदेशसिहासनस्थभट्टा रकश्रीलक्ष्मी- 
चन्द्रकाभिमतेन मालवदेशभट्टारकश्रीसिहनन्दिप्राथंनगा यतिश्रीसिद्धान्तसागर 
व्याल्याकृतिनिमित्त नवनवतिमहावादिस्याद्वादलब्धविजयेन तक॑-व्याक रणछल्दो- 


लंकारसिद्धान्तसाहित्याद्धक्षास्त्रनिपुणमतिना 


व्याकरणाझनेकशास्त्रचवचुना 


सूरिश्रीक्ष॒तसागरेण विरचितायां यशस्तिककचन्द्रिकाभिघानाया यश्ोधरमहा- 
३९४ : तीधकर महावीर और उतकी आभ्ायं-परम्परा 


राजचरितचम्पूमहाकाव्यटीकार्यां यशोधरमहा राजराजलक्ष्मीविनोदवर्णनं नाम 
तृतोया श्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता"” 


इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि श्रुतसागरने अपने परिचयके साथ यशस्तिलूककी 
टीका लिखनेका निर्देश किया है। श्रुतसागरने इस टीकामें विषयोंके स्पष्टी- 
करणके साथ कठिन शब्दोंकी व्याख्या भी प्रस्तुत की है। यशस्तिलकमें जितने 
नये शब्दोंका प्रयोग सोमदेवने किया है, उन सभीका व्याख्यान इस टीकामें 
किया गया है | यशस्तिलकको स्पष्ट करनेके लिये यह टीका बहुत उपादेय है। 

अ्रतिध्तागरी टोका--इस वृत्तिमें तत्त्वाथंसूत्रपर रचित समस्त वृत्तियोंका 
निचोड़ अंकित है। श्रुतसागरने तत्त्वाथंसूश्रकार उमास्वामीके साथ पृज्यपाद 
प्रभाचन्द्र, विद्यानन्द और अकलंकका भी स्मरण किया है। ये चारों ही आचाय॑ 
तत्त्वाथंसूत्रके टीकाकार हैं। वृत्तिका प्रारम्भ सर्वार्थसिद्धिकी आरम्भिक 
दब्दोंकी शेछीको अपनाकर किया है। सर्वार्थसिद्धिमें प्रइनकर्त्ता भव्यका नाम 
नही लिखा है, पर श्रुतसागरने 'द्वेयाकनामा' लिखा है। १२वीं शताब्दीके 
बालचन्द्र मुनिद्वारा तत्त्वार्थमृत्रकी जो कन्नड़टीका लिखी गयी है, उसमें उस 
प्रधनकर्ताका नाम सिद्धव्य पाया जाता है। सर्वार्थंसिद्धिके प्रारम्भमें निबद्ध 
मंगलइलोक--'मोक्षमार्गस्य नेत्तारं' आदिका व्याख्यान भास्करनन्दिके समान 
श्रुतसागरने भी किया है। श्रुतसागरसूरिका पूरा व्याख्यान एक तरहसे 
सर्वार्थसिद्धि नामक वृत्तिका ही व्याख्यान है, जो बातें सर्वार्थसिद्धिमें संक्षेपरूपमें 
कही गयी हैं, उन्हीं बात्तोंकी विस्तार और स्पष्टताके साथ इस वृत्तिमें अंकित 
किया गया है। यथास्थान ग्रन्थातरोंके प्रमाण देकर विशेष कथन भी किया 
गया है । भ्रन्थात्तरोंके उद्धरण प्रचुर परिमाणमें प्राप्त हैं। पाणिनि और 
कात्तन्त्र व्याकरणके सृत्रोंके उद्धरण भी प्राप्त हैं। 

श्रुतसागरके व्यास्यानमें कतिपय विरोध भी प्राप्त होते हैं । न्‍्यायाचाये 
पण्डित महेन्द्रकुमारजीने श्रुतसागरके स्खलनका निर्देश किया है। सर्वार्थसिद्धि- 
में द्रब्याक्या निगुंणा: गुणा:” (५४१) सूत्रकी व्याख्यामें (निगुंण” इस विशेषणकी 
सारथकता बतछाते हुए लिखा है--“निगुण इति विशेषणं दथ्यणुका दिनिवुस्त्पर्थम्र, 
तान्यपि हि कारणभूतपरमाशाुद्रव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ “निगुणा 
इति विशेषणात्तानि निवर्तितानि भवन्ति ।” 


अर्थात्‌ हथणुकादि स्कन्ध नेयायिकोंकी दृष्टिसि परमाणरूप का रणद्रव्योमें 
आश्रित होनेसे द्रव्याश्वित हैं और रूपादि गणवाले होनेसे गुणवाले भी हैं। अत 


१, तत्वार्थवत्ति, भारतीयज्ञानपीठ, काशी, प्रस्तावना, पु० १०० । 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३९५ 


लिये की गयी है। मोक्षप्राभृतके अन्तमें पूर्व प्रशस्ति भो दी गयी है। इस प्रकार 
संक्षेपमें षट्प्रामुतकी टीका कुन्दकुन्दके ग्रल्थको स्पष्ट करती है। 
तस्वत्रयप्रकाशिका--यह ज्ञानावरणवके गद्यभागकी संस्कृत टीका है। यह 
टीका अभी तक अप्रकाशित है।शुभचन्द्राचायने योगविषयको लेकर ज्ञानाणंवको 
रचना की है। श्रुतसा गरने केवल इसके गद्यांशपर ही संस्कृत टीका लिखो है । 
जिनसहदस्ननामटीोका--यह प० आशाघर क्ृत सहद्ननामकी विस्तृत टीका 
है। टीकाके अन्तमें लिखा है-- 
श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमत्र यैविहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तर ते: शिवं लब्धसम्‌ | 
अस्ति स्वात्ति समस्तसच्भू तिलक श्रीमूलसद्भोः्नधं 
वृत्तं यत्र मुमुक्षुबगंशिवद संसेवितं॑ साधुभि:। 
विद्यानन्दिगुरुस्त्विहास्ति गुणवद्गच्छे गिर. साम्प्रत 
तच्छिष्यश्रुतसागरेण रचिता टीका चिर॑ नन्‍्दतु ॥ 
महाभिषेकटोका--प० आशाधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है। इसका 
प्रणणन उस समय हुआ था, जब श्रुतसागर देशन्नत्ती या ब्रह्मचारी थे । 
ओऔवायंचिस्तामणि--प्राकृत भाषाका शब्दानुशासन है। दो अध्यायोंमें 
पूर्ण हुआ है। प्रथम अध्यायमे २४५ सूत्र और द्वितीय अध्यायमे २१३ सूत्र 
हैं। प्रथम अध्यायके अन्तमें लिखा है-- 
श्रीपूज्यपादसूरिविद्यानन्दी समन्तभद्रगुरु:। 
श्रीमदकलड्ूदेवो जिनदेवो मजजुलं दिशतु ॥ 
“इत्युभयभाषाकविचक्रर्व त्तिव्यक रणकमलमात्तंण्डता किकबुधशिरोमणिप - 
रमागमप्रवीणसूरिश्रीदेवेन्द्रकी त्तिप्रशिष्य - मुमुक्षुश्री विद्यानन्दिप्रियशिष्यश्रीमूल - 
सघपरमात्मविदुस्सूरिश्रीश्रुतसाग रविरचिते ओदायंचिन्तारत्ननाम्नि स्वोपज्ञ- 
वृत्तिनि प्राकृतव्याकरणे वणदिशनिरूपणो नाम प्रथमोध्ष्याय: समाप्त: ।” 
द्वितीय अध्यायके अन्तमें भी इसी प्रकारकी प्रशस्ति है। इस अध्यायका 
नाम संयुक्त अव्ययनिरूपण है। इसमें संयुक्त वणंविकार और अव्ययोंके निपात- 
का कथन आया है। प्रथम अध्यायमें स्वर और व्यञ्जनोंके विकारका निरू- 
पण है। इस अध्यायका प्रथम सूत्र -- 
तदाषंब्च बहुलम्‌ ॥१॥। 


तत्प्राकृतमृषिप्रणीतमाषंमनाषंञ्च॒ बहुलमित्यधिकृत वेदितव्यम्‌। तत्र 


३९८ : ताथंकर महावोर और उनको आधघार्य-परम्परा 


#, ऋ, लू, लू, ऐ, ओ, $, ञ, दा, थ प्लुंत स्वर॑ व्यब्जन द्विवचन चतुर्थी 
बहुवचतानि च न स्थुः। के अं | सो अरियं | कौरवा। इति च दृश्यते। 
सर्वविधिविकल्पर्चार्ष ॥। 

अर्थात्‌ प्राकृतमें ऋ, ऋ, लू, लू, ऐ, औ, 5, ञज, ष प्लुत नहीं होते हैं। 
द्विवचन ओर चतुर्थी विभक्ति भी नहीं है। आर्ष प्रयोगोंमें सभी विधियाँ 
विकल्पसे प्रयुक्त होती हैं । 

प्रथम अध्यायके द्वितोय सूत्रमें समासमें परस्पर ह्ृस्व और दीघंको व्यव- 
स्था बतायी गयी है । यथा--अन्‍्तर्वेदि >अन्तावेई | सत्तविशति >>सत्तावीसा। 
अप्रवुत्तो जुबइअणो । विकल्पे वारिमइ, वारिमइ। भुजयन्त्र >भुआयंतं, 
भुअयत | पतिगृह >पईहरं, पहहरं । गौरीगृह >>भगोरिहर, गोरीहरं। 

तुतीयसूत्रमे सन्धिव्यवस्था, चतुर्थ, पञअौचम, षष्ठ एवं सप्तममे भी सन्धि- 
व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया है। नवम, दशम और एकादश सूत्र उपसर्ग- 
व्यवस्था बतलायी गयी है । चतुदंश सूत्रसे विशत्ति सूत्र पयंन्त शब्दोंके आदेश- 
का कथन आया है। इक्करोस ओर बाइसवें सुत्रमें अनुस्वा र|व्यवस्थाका कथन 
है। इसके पश्चात्‌ शब्दोंके आदेशोंका निरूपण किया गया है। अध्यायके 
अन्तमें कतिपय विशेष शब्दोंकी व्यवस्था बतलायी गयी है। तथा दन्त्य नकार- 
के स्थानपर मृघेन्य णकारका कथन आया है। इस प्रकार प्रथम अध्यायमें 
स्वर ओर व्यञ्जनोंकी व्यवस्था बतलायी गयी है। 


द्वितीय अध्यायके प्रारम्भमें मुदुत्व आदि पॉच शब्दोंमें संयुक्त वर्णके स्थान 
पर कका रको व्यवस्था बतलायो गयी है | 


को वा सृदुत्त-रूण-दष्ट-मुक्तशक्तेषु ॥ १ ॥ 
मृदुत्त्वादिषु पश्चसु दाब्देषु य: संयुक्तो वर्णस्तस्य ककारो भवति वा। 
मुदृत्त्वं माउत्तणं माउक्क, रुज्यतेस्म रुग्ण:-मुग्णपर्याय: (१) रोमादिना वक्री- 
भूते रुग्गो लुक्को । दष्ट:-दट्टों डक्‍्क्रो, मुक्तः-मुत्तो-मुक्को, शक्त: सत्तो सक्‍को | 
खः क्षस्य झछो च क्वचित्‌ ॥ २॥ 


क्षका रस्य खकारो भवति। झछी व क्वाचिद्भवत्त: लक्षणं-लक्खर्णं, क्षय: 
खओ, क्षीयते-झिज्जद छिज्जद खिज्जइ, क्षीणं-क्षीणं छीणं लीणं । 

इसी प्रकार इस अध्यायमें स्क, ध्क, स्थ, स्फ, स्‍त आदिके विकारका भी 
अनुशासत वर्णित है। संयुक्त बर्णोंकी व्यवस्था विस्तारके साथ बतछायी गयी 


प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ३९९ 


हैं। भव्ययोंके निपासकी व्यवस्था १७१वें सूतसे २१३वें सूत्र तक “वणित है। 
इसप्रकार इस प्राकृतव्याकरणमें स्वर और व्यञ्जन परिवत्तनके साथ शब्दरूप 
एंवं अव्ययोंका कथन आया है। धातुरूप सदाकृदन्तप्रत्ययोंका अनुशासन 
इसमें वर्णित नहीं है। इस व्याकरणके दो ही अध्याय उपलब्ध हैं, शेष दो 
अध्याय अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये दो अध्याय जन सिद्धान्त भवन आरा, 
एवं व्यावरके ग्रन्थागरमें उपलब्ध हैं। 

श्रीपाक्वरित--इस चरितकाव्यके आरन्भमें मंगलाचरण पद्चबद्ध है 
तथा अन्तमें प्रशस्ति भाग भी पद्ममें दिया गया है। मध्यका कथाभाग 
संस्कृत-गद्यमे लिखा गया है। श्रीपालके पुण्य चरितका अकन इस काव्यमें है । 
सिद्धचक्रविधानके महात्म्यको दिखलानेके लिये यह काव्यग्रन्थ लिखा गया 
है। अन्तिम प्रशस्तिमे बताया है-- 

सिद्धचक्रब्रतात्सोध्यमीदृशाउभ्युदयो. बभो | 
निःश्रेयसमितो5स्मभ्य ददातु स्वगत्ति प्रभु: ॥ 

यशोधरचरित--पुण्यपुरुष यशोधरकी कथा संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश- 
के जेन कवियोंको विशेष रचिकर रही है। यहो कारण है कि यशोधरके 
चरितको लेकर अनेक काव्य लिखे गये हैं । भारम्भमें नमस्का रात्मक पद्म लिखे 
गये हैं, जिनमें विद्यानन्द, अकलंक, समन्तभद्र, उमास्वामी, भद्रबाहु, गुप्तिगुप्त 
भादिका स्मरण किया गया है। अन्तिम प्रशस्तिमे श्रुतसागरने अपना परिचय 
लिखा है। इस परिचयमें गुरुपरम्परा एवं अपना पाण्डित्य बतलाया गया है। 
अहिसाब्रतका माहात्म्य बतलानेके लिये यशीधरकी कथा विशेष आकर्षक है । 
यह कथा वहो है, जिसका अकन सोमदेवने अपने यशस्तिलकचस्पूमें किया है। 

अतस्कन्धयुजा--श्रुतस्कन्धका पूजन निबद्ध किया गया है। श्रुतके 
माहात्म्यके साथ श्रुतज्ञानके पदों ओर अक्षरोंकी संख्या भी बतलायी गयी है । 
यह छोटी-सी कृति है, इसकी पाण्डलिपि बम्बईके सरस्वतीमवनमें है । 

ब्रतकथाकोश--श्रुतसाग रने आकाशपण्चमी, मुकुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, 
अष्टाह्विका, ज्येष्ठजिनवर, रविव्नत, सप्तपरमस्थान, अक्षयनिधि षोड़शकारण, 
मेघमाला, लब्धिविधान, पुरन्दरत्रिधान, दशलाक्षणीत्रत, पृष्पाण्जलिब्रत, 
मुक्तावलोब्नत, निदुं:खसप्तमी, सुगन्धदशमी, श्रावणद्वादशी, रत्नत्रय, अनन्तक्त, 
अशोकरोहिणी, तपोलक्षणपंक्ति, मेरुपक्ति, विमानपंक्लि और पल्लिविधान 
व्रृतोंकी कथाएं लिखी हैं। इन कथाओंकी संख्या २४ है। पण्डित परमानन्दजी 
शास्त्रीने इन कथाग्रन्थोंको स्वतन्त्ररूपमें स्थान दिया है ओर एक कथाकोश 
न मानकर २४ कथाग्रन्थ माने हैं। उन्होंने बताया है कि भिन्न-भिन्न कथाएं 


४०० : तीथंकर महाबोर ओर उनको आधार्य-सरम्परा 


भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके लिये भिन्न-भिन्न महानुभावोंके अनुरोधसे लिखी गयी 
हैं। अतएव वे स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं । 
जेनग्रन्यप्रशस्तिसंग्रह प्रथमभागमे १४३ प्रन्थसंख्यासे १६६ ग्रन्थ संख्यातक 
२४ कथाग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ संकलित की गयो हैं। ज्येष्ठजिनवरब्रतकथाके 
आदिमें मंगलाचरण करते हुए लिखा है-- 
ज्येष्ट जिन॑ प्रणम्यादावकलंककलध्वनि | 
श्रीविद्यादिनंदिनं ज्येष्टजिनश्नतमथोच्यते ॥ १॥ 


प्राय: प्रत्येक कथाग्रन्थके अन्तमें अकित प्रशस्तिमें श्रुतसारकी गुरुपरम्परा 
उपलब्ध होती है। इन कथाग्रन्थोंकी शेलीसे भी इनका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध 
होता है। प्रत्येक कथाके अन्तमे, जो प्रशस्ति भाग दिया गया है, वही उसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करता है। ये कथाए' यदि कथाकोशके रूपमें लिखी 
जातीं, तो प्रत्येक कथाके अन्तमें प्रशस्ति देनेकी आवश्यकता नही थी । रत्नत्रय- 
कथा, अनन्तब्रतकथा और अशोकरोहिणीकथाके अन्तमे दी गयी प्रशस्तिको 
उदाहरणाथं प्रस्तुत करते हैं-- 
सर्वज्ञता रगुण रत्नविभूषणोध्सो विद्यादिन दिगु रुर्यत रप्रसिद्ध: । 
शिष्येण तस्य विदुषा श्रुतसागरेण रत्नत्रयस्य सुकथा कथितात्मसिद्धथे ॥ 
८ हि ५ ९ 
सूरिदेवेन्द्रकी तिविबुधजननुतस्तस्थ पट्टाब्धिचद्रो 
रुद्रो विद्यादिददों गुरुरमलतपा भूरिभव्याब्जभानुः। 
तत्पादाभोजभुगः कमलदललसल्लोचनश्चद्रवक्‍त्र: 
कर्त्तामुष्याधनन्तव्रतस्य श्रुतसमुपपद: सागर: शं॑ क्रियाद्व: ॥ 
न्‍( ( रू 4 
गच्छे श्रोमति मूलसंघतिऊुके सारस्वते निमेले 
तत्त्वज्ञाननिधिबंभूव सुकृतो विद्यादिनन्दी गुरु: । 
तच्छिष्यश्रुतसागरेण रचिता संक्षेपत: सत्कथा 
रोहिण्या: श्रवणामुतं भवतु वस्तापच्छिदे सततम्‌ ॥ 
उक्त तोनों प्रशस्तियोसे स्पष्ट है कि थे ग्रन्थ स्वतन्त्र हैं। 
शतसागरफो शेली ओर जेन संस्कृतिको देन- श्रृत्सागरकी भाषा और 
शेली सुबोध है । उनकी शेलीमें कहीं भी जटिलता नहीं है । स्वतन्त्ररूपसे लिखे 
गये चरित और कथाग्रन्थोंमें भाषाकी प्रौढ़ता पायो जाती है। यथा-- 
श्रीमद्वी रजिनेन्द्र-शासन-शिरोरत्न॑ सतां मंडन 
साक्षादक्षयमोक्षकारि करुणाहृन्मूलसंघेध्मवत्‌ । 


प्रभुद्धाचार्थ एवं परम्परापोषकाचार्य ; ४०१ 


वंशे श्रीमत्कुंदकुंदबिदुषो .देवेम्द्रकोतिंगु रः 
पट्टे तस्य मुमुक्षरक्षयगुणो विद्यादिनंदीए्वर: ॥ 
तत्पादपावनपयोर्हमत्तमृंग:.. श्रीमल्लिभूषणगुरुगेरिमप्रधानः । 
संप्रेरितोहममुनाभयरुच्यभिल्ये भट्टाकरेण चरिते श्रुतसागराल्य: ॥ 
इन पद्मयोंसे स्पष्ट है कि चरितग्रन्थोंकी भाषा प्रोढ़, परिमाजित और काव्यो- 
चित है । इसी प्रकार कथाग्रन्थोंकी भाषा भी काव्योचित है। श्रुतसागरसूरिने 
ग्रल्थरचना द्वारा तो जेनधमंका प्रकाश किया ही, पर शास्त्रार्थ द्वारा भी उन्होंने 
जेनधमंका पर्याप्त प्रकाश किया है। श्रुतसागर अपने समयके बहुत ही प्रसिद्ध 
मान्य और प्रभावक विद्वान रहे हैं। इन्होंने अपने समयके राजाओं, सामनतों 
और प्रभावक व्यक्तियोंको भी प्रभावित किया था। श्रुतसागरका व्यक्तित्व 
बहुमुली है। उनके सम्बन्धमें प्रयुक्त विशेषण ही यह सिद्ध करते हैं कि वे 
कलिकाल गौतम थे। जिस प्रकार गौतम गणधरने श्रुतका बीजरूपमे प्रचार 
ओर प्रसार किया, उसी प्रकार, परमागमप्रबीण, ताकिकशिरोमणि श्रुतसागरने 
अनेक वादियोंकों पराजित कर जेनधमंका उद्योत किया है। 


ब्रह्मनेमिदत्त 
ब्रह्म नेमिदत मुलसघ सरस्वती गच्छ बलत्का रगणके विद्वान भट्टारक 
मल्लिभूषणके शिष्य थे। इनके दीक्षागुरु भट्‌टारक देवेन्द्रकीलिके शिष्य विद्या- 
नन्दि थे। इन्हीं विद्यानन्दिके पट्टपर मल्लिभूषण प्रतिष्ठित हुए, जो सम्य- 
ग्दशंन, ज्ञान, चारित्ररूपी रत्नत्रयसे सुशोभित थे। आराधनाकथाकोशको 
प्रशस्तिमें मल्लिभषणकी प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
श्रीमज्जेनपदाब्जसा रमघुकच्छीमलसंघाग्रणी: । 
सम्यग्दशंनसाधुबोधविलसच्चारित्रचूड़ामणि: ।॥ 
विद्यानन्दिगुरुप्रपट्टकमलोल्लासप्रदो भास्कर:। 
श्रीमट्टारकमल्लिभूषणगुरुभ्‌ यात्सतां शमंणे ॥ 
ब्रह्मनेमिदत्त संस्कृत, अपमभ्रंश, हिन्दी और गुजराती भाषाके विद्वान थे। 
इन्होंने सस्कृतमें चरित, पुराण, कथा आदि ग्रन्थोकी रचना की है। इन्होंने 
माछारोहिणी नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखो है, जिसमे मूलसंघके आचाय॑ 
श्रुतसागरको नमस्का रकर फूलमाला कहनेकी प्रतिज्ञा को गयी है। मोंगरा, 
पारिजात, चम्पा, जूही, चमेली, मालती, मुचकुल्द, कदम्ब एवं रक्‍्तकमलू 
आदि सुगन्धित पुष्प समूहोंसे गुम्फित जिनेन्द्रमाछको स्वगंभोक्ष सुखकारिणी 
बताया है ओर इसे समस्त दुःख-दारिद्र दूर करनेवाली कहा है। इस माला- 
रोहिणीसे प्रतोत होता है कि ब्रह्मजिनदासको स्वाभाविक कविप्रतिभा 


४०२ : तीथंकर महावोर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


प्राप्त थी । वे सरस्वत्तोके वरद पुत्र थै। इनका व्यक्तित्व बहुमुखी था । प्रतिमा 
निर्माण और मन्दिर-निर्माणके कार्योंमें सहयोग भी देते थे। एक मृतिलेखमें 
बरह्मनेमिदत्तके साथ ब्रह्ममहेन्द्रदत्तक नामका भी उल्लेख आया है, जिससे वे 
इनके सहपाठो प्रतीत होते हैं। ये अग्रवालजातिके थे और इनका गोत्र गोयल 
था। मालव देशके आशानगरके निवासी थे। इन्होंने अपने ग्रन्थोंकी रचना 
प्रमुख व्यक्तियोंके अनुरोधसे की है, जिससे यह ध्वनित होता है कि अनेक 
व्यक्ति इनके सम्पर्कमें रहे हैं । 

स्थितिकाऊू 


ब्रद्मनेमिदतकी रचनाओंमें उनके समयका निर्देश प्राप्त होता है, जिससे 

इनके स्थितिकालपर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ता है। इन्होंने वि० स० १५८५ में 
श्रीशान्तिदासके अनुरोधसे श्रीपालतरितकी रचना की है। सं० १५७५ में 
आराधनाकथाकोश लिखा है। नेमिनाथपुराणकी रचना भी १५८५ में हुई 
है। अत्ततव इनका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दो है। सुदर्शनचरितकी 
प्रशस्तिमें कविने पद्मनन्दि, प्रभाचन्द्र, देवेन्द्रकोति, विद्यानन्दि, मल्लिभषण 
ओर श्रुतसागरकी प्रशंसा की है। इस प्रशसाके अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात होता कि 
मल्लिभूषण वि० की १६ वीं शताब्दीमे हुए हैं और उनके प्रसिद्ध शिष्य ब्रह्म 
नेमिदत्त भी इसी शताब्दौमें हुए हैं। अतएव ब्रह्मनेमिदत्तका समय वि० की 
१६ वो शताब्दो है । सुदर्शनचरितके अन्तमे लिखा है-- 

श्रीमूलसघे वरभारतोये गच्छे बलात्का रगणेत्तिरम्ये । 

श्रीकुन्दकुंदाब्यमुनीद्रवंशे जात: प्रभाचन्द्रमहामुनीद्र: ॥२॥ 

पट्टे तदीये मुनिपद्मनन्दीभट्वा रको भव्यसरोजभानु:। 

जातो जगनत्रयहितो गुण रत्नसिधु: कुर्यात्‌ सतां सा रसुखं यत्तोश: ॥३॥ 

तत्पट्रपद्माक रभास्करो5त्र देवेंद्रकोत्तिमुनिचक्रवर्त्ती 

तत्पादपंकेजसुभक्तियुक्तो विद्यादिनंदी चरितं चकार ॥४॥ 

तत्पट्टेजजनि मल्लिभूषणगुरुचारित्रचूडामणि:, 

सारांबुधिता रणेकचतुरध्चितामणि: प्राणिनां । 
सूरि: श्रीक्रतसागरो गुणनिधिः श्रीसिहनन्दी गुरु 
सर्वे ते यतिसत्तमा: शुभतरा कुर्बतु वो मंगल ॥५॥ 
गुरूणामुपदेशेन. सच्चरित्रमिद  छुभं। 
नेमिदत्तो ब्रती भक्‍त्या मावयामास हम्मंदं" ॥६॥ 





'१, श्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, सन्‌ २१९५०, १० ६७-६८ पर उद्धृत । 
प्रभुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४०३ 


नेमिदत्त की लगभग १२-१३ रचनाएं प्राप्त हैं 
» आराधनाकथाकोश 

« नेमिनाथपुराण 

. श्रीपालचरित 

सुदर्शनचरित 

रात्रि-मोजनत्यागकथा 

« प्रीतद्भुरमहामुनिच्रित 

» धन्यकुमारचरित्त 
तेमिनिर्वाणकाव्य--इसकी प्रत्ति ईडरमें प्राप्त है। 
. नाग्रकुमारकथा 

. धर्मोपदेशपीयूषवर्ष श्रावकाचा र 

११. मालारोहिणी 

१२. आदित्यवारब्रतरास 


आराधनाकथाकोश---आ राघनाकथाकोश . प्रसिद्ध कथाग्रन्थ है। इसका 
प्रकाशन हो चुका है। इसकी सभी कथाएँ अहिसादि ब्रतोंसे सम्बद्ध हैं। सामान्य 
व्यक्ति भी इन कथाओंके अध्ययनसे अपने चरितको उज्ज्वल कर सकता है| 
संसारके विषय-कषायोंमें निमग्न व्यक्तिको ये कथाएँ आत्मोत्थानकी ओर 
प्रेरित करती हैं। वास्तव में ब्रह्मनेमिदत्तके आराधनाकथाकोशका कथासाहित्य- 
की दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है | 

क्रीपाल्वरित--इस ग्रन्थमें ९. अधिकार हैं और श्रीपालकी कथा वर्णित है। 
इसकी प्रशस्तिमे कविने अपना परिचय लिखा है। <वें अधिका रके अन्तमें दी हुई 
प्रशस्तिमें बताया है-- 

“इति श्रसिद्धचक्रपुजातिशयं प्राप्ते श्लोपलमहाराजचरिते भट्टारकश्रीमल्लि- 
भूषणशिष्याचायं श्रीसिहनन्दिब्रह्मश्रीशांतिदासानुमोदिते . ब्रह्मनेमिदर्त्तावरचिते 
श्रीपालमहामुनींद्रनिर्वाणणमनोी नाम नवमोधिकार:ः समाप्त: ।” 

इस चरितके रचनेका उद्देश्य कविने सिद्धचक्रका महात्म्य बतलाया है। सर्ग- 
बद्ध कथा नियोजित है। श्रीपालके जन्मसे लेकर पनके निर्वाणपयंन्त चरितका 
अंकन किया गया है। भाव ओर दौलीको दृष्टिसे यह्‌ रचना अध्ययनीय है। 

--इस पुराणग्रन्थकी रचना सोलह अधिकारोंमें की गयी है 
ओर इसमें नेमिनाथंका चरित अंकित है। उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और केवल 
इन पाँचों कल्याणकोंका विस्तारपुवंक वर्णन आया है। नेमिनाथकी अपूर्य शक्तिसे 


४०४ : तीधंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ठे | 
6 ० (६४ 6 #<#१ ६ ० ७४ ९ «७ कर 


प्रभावित होकर राजनीतिज्ञ कृष्ण द्वारा प्रस्तुत की गयी कूटनीतिका भी चित्रण 
आया है। श्रीकृष्णकी कूटनीतिके फलस्वरूप ही नेमिनाथ विरक्‍्त होते हैं। विल- 
खती हुई राजुलके आँसुओंका प्रभाव भी उनपर नही पड़ता । कविने सभी मर्म- 
स्पर्शी कथांशोंका उद्घाटन किया है। अन्तमें इस चरितको मोक्षप्रद बताया 
गया है। लिखा है-- 
यस्योपदेशवशतो जिनपु गवस्य 
नेमिपुराणमतुल॑ शिवसोख्यकारी, 
चक्र मयापि मतितुच्छतयात्र भकत्या, 
कुर्यादिदं शुभभतं मम मगरलानि ॥ 

सुदर्शनचरित--सुदर्शनचरितके रचयिता यद्यपि आचार्य विद्यानन्दि हैं। पर 

एकादश अधिका रके अन्तमें ब्रह्मनेमिदत्तका नाम आया है, तथा-- 
गुरूणामुपदेशेन सच्चरित्रमिद शुभम्‌ । 
नेमिदत्तो व्रती भक्त्याभावयामास शमंदम्‌ ॥ 

इस पद्यमे 'भावयामास' पद आया है, जिसका अर्थ, प्रकट किया, प्रदर्शित 
किया या पालन-पोषण किया अथवा मनन द्वारा पावन किया, किया है। अत- 
एवं यहाँ प्रकट किया या निर्मित किया यह अर्थ लेनेसे विरोध आता है। 
जिसका समाधान कुछ विद्वान यह कह कर करते है कि सुदर्शनचरितके दशा 
अधिकार मुमुक्षु विद्यानन्दि द्वारा विरचित हैं और ११वें अधिकारके रचयिता 
ब्रह्मनेमिदत्त हैं। हमारी दृष्टिसे यहाँ 'भावयामास'का अर्थ रचना किया गया न 
होकर संशोधन या सम्बद्धन किया गया होना चाहिये | अतएव ब्रह्मनेमिदत्त 
सुदर्शनचरितके रचयिता नही हैं, अपितु उसके सशोधनकर्त्ता या सम्पादन- 
कर्ता हैं। 


धर्मोपदेशपीयूषवर्धो क्रावकाचार--इस ग्रन्थमे श्रावकाचारका निरूपण 
किया गया है। प्रारम्भमें लिखा गया है-- 
श्रीसव॑ज्ञ प्रणम्योच्चे: केवलज्ञानलोचनस्‌ । 
सद्धम्म॑ देशयाम्येष भव्यानां शर्महेतवे ॥ 
इस मगलाचरणसे स्पष्ट है कि ब्रह्मनेभिदत्त सधम्मंका उपदेश भव्यजीवोंके 
कल्याणके लिये लिखते हैं। इस ग्रंथमें श्रावकोंके मूलगुण और उत्तर गुणोंका 
विवेचन करनेके पश्चात्‌ ब्रतोंके अतिचारोंका निरूपण आया है। श्रावककी 
दैनिक षट क्रियाओं, पूजा-भक्ति एवं आराधना आदिका भी उल्लेख किया गया 
है। यह ग्रन्थ पाँच अधिकारोंमें विभक्‍त है और पंचम अधिकार सल्लेखना 
नामका है। अन्तका पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है-- 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४०५ 


“इति धर्मोपदेशपीयूषवर्षनामश्रावकाचारे भटटारकश्रीमलिनभूषणशिष्य- 
ब्रह्मनेमिदततविरचिते सलल्‍्लेखनाक्रमव्यावर्णनो नाम पंचमो८धिकार'' | 
रातजिभोजनत्यागकथा--रात्रिभोजनत्याग ब्रतका महत्त्व बतलानेके लिए 
नागश्रीकी कथा लिखी गयी है। आचायंने कथाके मध्यमें रात्रिभोजनके दोषोंका 
भी निरूपण किया है। अन्तमे पुष्पिकावाक्य निम्नप्रकार आया है-- 
“इति भट्ठा रकश्रीमल्लिभूषणशिष्याचायं श्री सिहनन्दिगुरूपदेशेन ब्रह्मनेमि- 
दत्तविरचिता रात्िभोजन-परित्यागफलहदृष्टान्त-श्रीनागश्रीकथा समाप्ता |” 
मालारोहिणो--इस फूलमालामें आरम्भमें २४ तीर्थंकरोंका सतवन किया 
गया है। मध्यमे धन, सम्पत्ति, यौवन, पुत्र, कलन्न आदिको क्षणविध्वशी 
कहकर दान देनेकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहित किया गया है। संसारके समस्त 
ऐदवर्योको प्राप्तकर जो व्यक्ति प्रभभकति नही करता, तीर्थकरोंके चरणोंकी 
आराधना नही करता, वह अपने जन्मको निरर्थक व्यतीत करता है। इस पचम 
कालमे तीर्थकरभक्ति ही आत्मोत्थानका साधक है। भवक्‍त सरलता- 
पूवंक अपने राग, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्रथ आदिको दूर कर देता है। रचना 
निम्नप्रकार है-- 
वृषभ अजित संभव अभिनन्दन, 
सुमति जिणेसर पाप निकंदन। 
पद्म प्रभु जिन नामें गज्जउऊँ श्रीसुपास चंदप्पह पुज्जउ । 
पुष्फयंतु सीयलु॒पुज्जिज्जइ, 
जिणु सेयंसु मणहि भाविज्जइ। 
वासुपुज्ज जिण पुज्ज करेप्पिणु, 
विमल अणत धम्मुझाएप्पिणु ॥ 
4५ ८ >९ 
सुरासुर किनर खेयर भूरि, 
जिणिद पयच्चहिं णच्चहिं णारि। 
सुरअप्छर गावहि सोकखह धाम, 
जिणिदह सोहइ मोत्तिय दाम ॥ 
हर अं हर र् 
गलंति झत्ति जाइ कालु मोह जालु वट,टए। 
सु होहि जाणु भव्व भाणु अर्गि जेम कड़ढए । 
जिणिद चंद पाय पुज्ज धम्मकज्जकिज्जए, 
सुपत्तदाणु पुण्णठाणु वयणिहाणु लिज्जए ॥ 


४०६ ; तीर्थंधर महावीर और उनको आवचार्यपरम्परा 


आवित्यश्रतरास--इसमें १०९ पद्य हैं। गजराती मिश्रित हिन्दीमें यह रचना 
लिखी गयी है। रविव्तकी कथा वही अंकित है, जो अन्यत्र पामी जाती है। 
आरम्भमें ही कविने लिखा है-- 
पास जिनेसर पयकमल प्रणमिवि परमानंदनु । 
भव-सायर-तरण-तारण भवीयण सुहत्तरुकंदनु ॥ 
श्रीसा रदा सहिगुरुनमीए निमंल सौख्यनिधाननु । 
आदित्यब्रतबखाणसूं ए जिन शासनपरधाननु ॥ 
इस प्रकार ब्रह्ममेमिदत्त पुराणकाव्य और आचार शास्त्रके रचयिता हैं। 
इनके ग्रंन्‍्थोमें मौलिकताकी कमी हो सकती है, पर पुराने कथानकोंको ग्रहण 
कर उसे अपनो शेलीमे निबद्ध करनेकी प्रक्रियामें आचाय॑ पारंगत हैं । 


यशःकीर्ति 


काष्ठासघके माथुरान्वय पुष्करगणके भट्टारकोंमें भट्टारक यशःकीतिका 
नाम आया है। यों तो यशःकीति नामके कई आचाय॑ ओर भट्टारक हुए हैं। 
एक यश'कीति पद्ममन्दिके शिष्य जेरहट शाखाके भट्टारक हैं। इनका समय 
वि०की १७वीं शती है। दूसरे यशःको्ति नेमिचन्द्रके शिष्य हुए हैं। ये नो वर्ष 
गृहस्थीमें रहे थे और ४० वर्ष तक इन्होंने पट्ट पर निवास किया था| तीसरे 
यशः:कीति माथुरगच्छके पद्मनन्दिके शिष्य हैं। इनका समय वि०्की १८वीं 
शताब्दी है। चतुर्थ यञ्ञ.कीति रत्नकीतिके शिष्य हैं। वि०सं० १५३५के पदचात्‌ 
नोगाममें इनका पट्ठाभिषेक हुआ था और वि०स० १६१३में इनका स्वर्गवास 
हुआ । इन यहःकीतिके पश्चात्‌ सिहनन्दि तथा उनके पश्चात्‌ गुणचन्द्र भट्टा- 
रक हुए। छठटठे यश:कीरति रामकीततिके शिष्य हैं । रामकीतिका समय वि०की 
१९वी शती है। ये बलात्कारगण ईडर शाखाके भट्टारक थे। इनके दादागुरु 
चन्द्रकीतिने वि०स० १८३२मे केसरियाजी तीर्थक्षेत्रमें २४ तीर्थंकरोंकी चरण- 
पादुकाएँ स्थापित की थी। चन्द्रकीतिके पश्चात्‌ रामकीति ओर उनके पश्चात्‌ 
यशः:कीति भट्टारक हुए। इनके उपदेशसे सवत्‌ १८६३की आधषघादृशुक्ला 
तृत्तीयाको केसरियाजी मन्दिरके परकोटेका निर्माण पूरा हुआ था। श्रीत्रह्मा- 
चारी शीतलप्रसादजीने ईडरके भट्टारकोंका जो वृतान्त लिखा है, उसमें 
यश:कीतिके पश्चात्‌ क्रमशः सुरेन्द्रकीति, रामकोतिं, कनककीतिं और विजय- 
कौतिका उल्लेख किया' है। सातवें यश्च:कीति विजयसेनके शिष्य हैं और ८वें 
यक्ष:कीलि विमलकीतिके हिष्य बताये गये हैं। जगतसुन्दरीप्रयोगमालछामें 


१. दानवीर माणिकचन्द्र, पु० ३३। 





प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाबार्य : ४०७ 


22९० प्रशंसा की गयी है और उनके शिष्य यशःकीतिं भी प्रशंसनीय 
मा हैं । 
संजाउ तस्स सीसो विबुहों सिरिविमलइत्ति विक्खाओ। 
विमलपरत्ति खडिया धवलिया धूणिय' गयणाययले ॥ 
जसइत्ति णाम पयडो पयपयरुहजुअलपडियभव्वयणों । 
सत्यमिण जणदुलहं॑ तेण हहिय. समुद्धरियं ॥ 

अध्यनीय यशःकीत्ति काष्ठासंघ, माथुरगच्छकी पुष्करगण शाखाके सर्वाधिक 
यशस्वी, उच्चकोटिके साहित्यकार, कठिन तपस्वी, प्राचीन जीणं-शीर्ण॑ ग्रन्थोंके 
उद्घारक, नयी पीढीके साहित्यकारोंके प्रेरक, उपदेष्टा एवं कला-साहित्य सम्बन्धी 
विभिन्न प्रवृत्तियोके मर्मज्ञ विद्वान थे। इनकी प्रतिभासे राजन्यवर्गं, श्रेष्ठिवर्गं 
एवं सामान्य जन-समह प्रभावित था। भविष्यदत्तपञ्चमीकथाकी प्रशस्तिमें 
इन्हें गुणकीत्तिका शिष्य कहा गया है-- 

“सबत्‌ १४८६ वर्षे आषाढ़वदि ७ गुरुदिने गोपाचलदुर्ग राजाड्गरसिंह राज्य- 
प्रवत्तमाने श्रोकाष्ठासधे माथुरगच्छे पुष्करगण आचायंश्रीसहस्नकीत्तिंदेवा: 
तत्पट्टे आचायंश्रीगुणकीत्तिंदेवा: तच्छिष्य श्रीयश:कीत्तिंदेवा: तत्पट्टे आचार्य 
श्रीगुणकीत्तिंदेवा: तच्छिष्य श्रीयश'कीत्तिंदेवा: तेन निजज्ञानावरणीकरमंक्षयार्थ 
इद भविष्यदत्तपञ्चमीकथा लिखापितम्‌' ।” 

महाकवि र्‌इधूने इन्हे अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है। उन्होने लिखा है-- 

34008 । सिरि गुणकित्तिसुरि पायउजणि । 
तहु सिहासण सिहरि परिट्ठिउ । मुत्तिरमणि राएणोव-कठिउ ॥ 
सुजसयसर वासिय दिव्वासउँ । सिरि जसकित्ति णाम दिव्वासउँ ॥ 
“--सम्मइ० १०।३०।११-१३ 
९ हि ् 
तह पुणु सुतवतावतवियंगो । भव्वकमलसबोहपयगो । 
णिच्चोब्भासियपवयणअगो । वंदिवि सिरि जसकित्ति असगो ॥ 
“-सम्मतगुण ० १(२॥६-७ 
पुणु तहु पट्ट पवर जसभायणु | सिरि जसकित्ति भव्व सुहृदायणु ॥ 
--महेसर० १।३॥५ 
अर्थात्‌ गणकीत्तिके सिहासन पर स्थित, मुक्ति्पी रमणीसे अनुराग 
करनेके लिए उत्कठित, प्रात:कालीन सूर्यके समान तेजोन्मुख, यशस्वी, दिव्य 
नाम धारी और तपोयुक्त यशःकीत्ति हुए। ये भव्यजन-कमलोंको सम्बोधित 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखाक ५५७ । 





४०८ ; तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


करनेवाले, अंगसाहित्यके प्रवचनकर्ता, निष्परिग्रही, यतीव्वर, सुन्दर, सोम्य, 
मुनिगणतिलूक और धर्मानुरागी थे । 
महाकवि रइधूने इनको गृणकीत्तिका भाई भी बतलाया है। लिखा है-- 
०३ जो गणस्सुकित्ति णामसो ॥ 
सुतासु पद्ट भायरो। वि आयत्थसायरो ॥ 
रिसीसु ग्रच्छणायकों । जयत्तसिक्खदायको ॥ 
जसक्खुकित्ति सुंदरो। अंकपु णायमदिरो ॥ 
--पासणाह० ११२८-११ 
इस कथन पुष्टट अन्य प्रशस्तिसे भी होती है-- 
संयमविवेक निलयान्‌ विबुधकुलतिलकान्‌ भट्टारक-लघु-अआता यश:कीत्ति- 
देवा: | 
अर्थात्‌ भट्टारकयशः:कीतिं भट्टारकगृणकीतिके भाई, आभमग्रन्धोंके 
अर्थके लिए सागरके समान, ऋषीश्वरोंके गच्छनायक, विजयकी शिक्षा देनेवाले, 
सुन्दर, निर्भीक, ज्ञानमन्दिर, भटूटारक गुणकीतिंके शिष्य तथा क्षमागुणसे 
सुशोभित थे। 
भट्टारकयश'कीतिंको गुणकीतिंका लघुभाई महाकविसिहने 'पज्जुण्ण- 
चरिउ'की अचन्त्य पुष्पिकामें बताया है। भट्टारकयशःकीतिने भी अपनेको 
गुणकीतिका भाई लिखा है-- 
तह विक्खायउ मुणि गुणकित्तिणामु । 
तव तेएं जासु सरीस खामु। 
तहो णियबधउ जसकित्ति जाउ ॥ 
--यशःकीतिं पाण्डवपुराण, अन्त्य प्रशस्ति । 
अतः यह सम्भव है कि यशःकीति गृहस्थावस्थामें गुणकीतिके रूघुभाई रहे 
हों। गुणकीर्तिके पट्टासीन होनेपर ये उनके शिष्य हो गये होंगे । 
भट्टारक परम्पराके इतिहास पर हृष्टिपात करनेसे अवगत होता है कि 
मध्यकालीन माथुरगच्छ परम्पराका आरम्भ माधवसेनसे हुआ है। इनके दो 
शिष्य हुए--उद्धरसेन और विजयसेन। उद्धरसेनके पश्चात्‌ क्रमश: देवसेन, 
विमलसेन, धमंसेन, भावसेन, सहस्नकीतिं और गुणकीतिभट्टारक हुए। गुण- 
कीतिंके आम्नायमें वि०सं० १४६८में ग्वालियरमें राजा वीरमदेवके राज्यकालमें 
अग्रवाल साध्वी देवश्रीने पञ्चास्तिकायकी प्रति लिखकायी थी। आपने संवत्‌ 
१४७३में एक मूर्ति स्थापित की थी। 


१. आमेर प्रशस्ति संग्रह ( जयपुर ), पृ० १३७। 


प्रदुद्धाचार्य एवं परम्पसपोषकाचार्य : ४०९ 
२७ 


गणकीतिके पट्टशिष्य--यशःकीर्ति हुए तथा इनके पट्टशिष्य मल्यकीतिं 
हुए। यशःकीतिं अपने समयके अत्यन्त प्रसिद्ध और यणस्वी व्यक्ति थे | 


स्थितिकाल 


“भविष्यदत्तचरित के प्रतिलिपिकी पुष्पिकासे स्पष्ट है कि वि०"्स० १४८६में 
डूंगरसिहके राज्यकालमें भट्टारकयशःकीति यशस्वी हो चुके थे। भट्टारक 
यशःकीतिंने जीणं-शीर्ण ग्रन्थोद्धारके साथ-साथ रूघु ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियोंका भी 
कार्य कराया था। इन ग्रन्थोंमें दो रचनाएँ प्रधान हैं--१. सुकुमालचरित' 
( अपभ्रश ) और २, भविष्यदत्तचरित । इन दोनों ग्रन्थोके लेखक पं० विबुध 
श्रीधर थे । प० थल कायस्थने इन दोनों ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियाँ की थीं। इन 
प्रतिलिपियोंके पुष्पिकाओं एवं ग्वालियरके एक मूर्ति लेखसे यशःकीत्तिका समय 
वि०स० १४८६-१५१० सिद्ध होता है। 


यद्षःकीत्तिने पाण्डवपुराणकी रचना वि० स० १४९७ में की है तथा गोपाचल 
दुर्गंकी श्रीआदिनाथ मूत्तिका एक अभिलेख वि० सं० १४९७ का प्राप्त है, जिसमे 
गुणकीत्तिके पटटपर यश-कीत्तिके आसीन होनेकी चर्चा है। इस मूत्तिका 
प्रतिष्ठाकायं पं० रइधूने सम्पन्न किया था। वि० सं० १५१० के मूर्ति लेखोमे 
मलयकीत्तिका उल्लेख मिलने लगता है तथा एकाघ मूर्ति लेखमे यण'कीत्तिका 
भी नाम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वि० स० १५१० के लगभग 
यश'कीत्ति अपना पट्‌ट विमलकीत्तिको दे चुके थे। वि० स० १५०२ के एक 
मन्त्र लेखमें भी मलूयकीत्तिका निर्देश है। इस आधार पर श्री जोहरापुरकरने 
यश'कीत्तिका समय १४८६-१४९७ वि० सं० माना है। पर गोपाचलके मूत्ति 
लेखोंमें इनका निर्देश वि० १५१० तक पाया जाता है। अतएवं इनका समय 
वि० स० की पन्द्रहवी शत्तीका अन्तिम भाग त्था सोलह॒बीका पूर्व भाग है। 


यश'कीत्तिका व्यक्तित्व बहुमुखी है। ग्रन्थकर्त्ता, ग्रंथोद्धा रकर्त्ता, ग्रन्थस रक्षक 
होनेके साथ नये साहित्यकारोके प्रेरणास्नोत भी ये रहे हैं। मूर्ति प्रतिष्ठाओंमें 


भी इन्होंने योगदान दिया है। इस प्रकार जैन संस्कृतिके प्रचार और प्रसारकी 
दुष्टिसे यशःकीत्तिके कार्योंका महत्त्व कम नही है। 





१. स० १४८६ वर्ष अश्विणिवदि १३ सोमदिने गोपाचलदु्ें राजा हूं गरसिह देवविजय 
राज्यप्रवत्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे आचार्य श्रीभावसेन देवास्त- 


त्पट्टे ध्रोसह्सरकीति देवास्तत्पटटे श्रीगुणकीति देवात्त व्छिष्येण श्री यक्षःकीति- 
देवेन** न 


४१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


रचताएँ 

आचार्य॑यशःकीत्तिकी चार रचनाएं प्राप्त हैं-- 

१. पाण्डवपुराण ( अपभ्रश )। 

२. हरिवंशपुराण ( अपक्रश )। 

३ जिणरत्तिकहा ( अपभ्रश ) | 

४ रविवयकहा ( अपभ्र दा )। 

१. पाण्डवपुराण--इस भ्रन्थमें ३४ सन्धियाँ हैं। इस ग्रन्थकी रचना मुवा- 
रिक शाहके राज्यकालमें साधुवील्हाके पुत्र हेमराजकी प्रेरणासे की गयी है। 
हेमराज योगिनीपुरकेनिवासी और अग्रवालवंशीय थे। ग्रन्थमे हेमराजकी 
प्रशसा करते हुए बतलाया है कि ये सत्यवादी, व्यवसनरहित, जिनपूजक, पर- 
स्त्रीत्यागी, उदार और परोपकारी हैं। इनकी माताका नाम घेताही और पिता- 
का नाम साधुवील्हा तथा धमंपत्नीका नाम गधा था। हेमराजका परिवार 
धर्मात्मा और कत्तंव्यपरायण था । 

इस भ्रन्थमें पाण्डव और कोरवोंके साथ श्रीकृष्णका चरित भी अकित किया 
गया है। रचनाकी भाषाशेली प्रौढ़ है। 

२ हरिवंशपुराण--इस रचनाका प्रणयन हिसारनिवासी अग्रवाल गरग॑- 
गोत्रीयसाहूदिवड्ढाके अनुरोधसे किया गया है। प्रन्थकर्त्तानि प्रशस्तिमें बत- 
लाया है कि योगिनीपुरमें पं०डूगरसिंह और दिवड़्ढा निवास करते थे। 
दिवड्ढा सेठसुदर्शनके समान शुद्धमनवाले, कर्मपरायण, देनिक षट्कर्मोंका 
आचरण करनेवाले, दयालु, एकादश प्रतिमाओंके अनुष्ठाता एवं ज्ञानी थे। 
इनकी प्रेरणा प्राप्त कर यश कीत्तिने हरिवंशपुराणकी अपश्र श भाषामें रचना 
की। इसमें १३ सन्धियाँ और २७१ कड़वक हैं। हरिवशकी कथा अंकित है। 

३. जिणरत्तिकहा--इस लघुकाय काव्यमें महावीरकी निर्वाणरात्रि कात्तिक- 
कृष्णा चतुदंशीकी रात्रिका काव्यात्मक चित्रण है। 

४. रविवयकहा या आदित्यवार कथा--इसमें रविव्नतकथा अंकित है। 
छोटी-सी यह रचना भी उपादेय है। 

शुभकीरत्ति 

शुभकीत्ति नामके अनेक आचार्य हुए हैं। इनमें एक शुभकीत्तिवादीन्द्र 

विशालकीत्तिके पट टधर थे। इनके सम्बन्धमें बताया है-- 
8 त्पो महात्मा शुभकीत्तिदेव: । 


एकान्तरायुग्रतपोविधानाद्धातेव सन्‍्माग॑विधेविंधाने । 
--पट्टावलिशुभचन्द्र: 


प्रबुद्धाचाय एवं परम्परापोषकाचार्य : ४११ 


तत्पट टेजनि विख्यात: पंचाचारपवित्रधी: । 
शुभकीत्तिमुनिश्रेष्ठ: शुभकीत्ति शुभप्रद: ॥ 
“--सुदर्शंनचरितम्‌ 
अर्थात्‌ शुभकीतिं पञ्चाचारके पालन करनेमें दत्तचित्त थे और सन्मागगंके 
विधिविधानमें ब्रह्माके तुल्य थे। मुनियोंमें श्रेष्ठ और शुभप्रदाता भी इन्हें कहा 
गया है। एक मूर्ति अभिलेखसे इनका समय वि० की १३ वीं शताब्दी सिद्ध होता 
है। गर्वावलिमें बताया है-- 
ततो महात्मा शुभकीत्तिदेव: । 
एकान्तरादुग्रतपोविधाता धातेव सन्मागंविधेविंधाने ।। 
एक अन्य शुभकीतिका नाम चन्द्रगिरिप्वतेके अभिलेखमें आया है। इस 
अभिलेसमें कुन्दकुन्दाचार्यसे प्रारम्भ कर मेघचन्द्रवती तककी परम्परा दी गयी 
है। मेघचन्द्रके गुरुभाईका नाम बालचन्द्रमुनिराज बताया है। तत्पश्चात्‌ 
आचार्य शुभकीतिका उल्लेख किया है, जिनके सम्मुख बादमे बौद्ध मीमांसकादि 
कोई भी नहीं ठहर सकता था। यह अभिलेख शकसंवत्त्‌ १०६८ का है। अत' 
शुभकीतिंका समय इसके कुछ पूर्व ही होना चाहिये' | 
तीसरे शुभकीति कुन्दकुन्दान्वयी प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य थे। चतुर्थ 
शुभकीतति अपभ्रश शान्तिनाथचरितके रचयिता हैं। इस चरितकाव्यमे ग्रन्थ- 
कर्त्ताका किसी भी प्रकारका परिचय प्राप्त नही है। ग्रन्थकी पुष्पिकामें निम्न- 
लिखित वाक्य उपलब्ध होता है--“उहयभाषाचक्कवरटि ट सुहकित्तिदेवविरइये' 
अर्थात्‌ ग्रन्थ रचयिता संस्कृत और अपभ्रश दोनों भाषाओंके निष्णात विद्वान 
थे। कविने भ्रन्थके अन्तमे देवकीतिंका उल्लेख किया है। एक देवकीत्ति काष्ठा- 
संघ माथुरान्वयके विद्वान हैं। उन्तके द्वारा विक्रम सं० १४९४ आषाढ़ वदी 
द्वितीयाके दिन एक धातुमूत्तिं प्रतिष्ठित की गयी थी, जो आगराके कचौड़ा 
बाजारक मन्दिरमें विराजमान है। मूर्तिलेखमें बताया है--स० १४९४ अषाढ़ 
वाद २ काष्ठासंघे माथूरान्वय श्रीदेवकीति प्रतिष्ठिता ।” उपलब्ध शान्तिनाथ- 
चरितकी प्रति वि० सं० १५५१ में लिखी गयी है। अतः इसका रचनाकाल इसके 
पूव॑वर्तोी होना चाहिये। देवकीतिंका समय वि० सं० १४९४ है, अतः बहुत 


१. श्रीबालचमन्द्रभमुनिराजपवित्रपुत्र: 
प्रोट्टप्तवादि जनमानलतालवित्र: । 
जीयादय॑ जितमनोजभुजप्रताप: 
स्पाद्रादसूक्तिशुभगश्शु भकीतिदेव: ।। जैनशिछालेखसंग्रह, प्रथमभाग, अभिलेख सं० 
५०, पृ० ७७, पथ ३७। 


४१२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 





सम्भव है कि शुभकीति इनके समकालीन रहे हों। इस प्रकार उनका समय वि० 
सं० की १५ वीं शताब्दी आता है। 
रचना 
शुभकीति हारा विरचित अपश्रश शान्तिनाथचरित उपलब्ध होता है। 
जिसकी पाण्डुलिपि नागौरके शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है। ग्रन्थ १९, सन्धियोंमें 
पूर्ण हुआ है। इसमें १६वें तीर्थकरशान्तिनाथका जीवनचरित्र वर्णित है। 
शान्तिनाथ पचम चक्रवर्ती भी थे। इन्होंने षट्खण्डोंको जीत कर चक्रवर्ती पद 
प्राप्त किया था। पद्चात्‌ दिगम्बर दीक्षा ले तपर्चरणरूप समाधिचक्रसे महा- 
दुजंय मोहकमंका विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्‍्तमें अधातिया- 
कर्मोका नाशक अचल अविनाशी सिद्धपदको प्राप्त किया। प्रन्थके आरम्भमें 
आचाय॑ने गौतमगणधर, जिनसेन, पुष्पदन्तका स्मरण किया है और बताया 
है कि जिस चरितको जिनराजने गौतम गणधरसे कहा, उस चरितको जिनसेन 
और पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोमें निबद्ध किया। उसी चरितको शुभकीति रूपचन्द- 
के अनुरोधसे निबद्ध करते है। रूपचन्दका परिचय देते हुए लिखा है कि 
इक्ष्वाकुबशमे आशाधर हुए, जो ठक्कुर नामसे प्रसिद्ध थे और जिनशासनके 
भक्त थे ) इनके 'धनवउ' ठक्कुर नामका एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नीका नाम 
लोनावती था और जो सम्यक्त्वसे विभूषित थी। इन्हीका पुत्र रूपचन्द हुआ, 
जिसके अनुरोधसे कवबिने शान्तिनाथचरित लिखा। ग्रन्थके पुष्पिकावाक्यमें 
रूपचन्दका परिचय निम्न प्रकार दिया गया है-- 
इक्ष्वाकूणा विशुद्धों जिनवर विभवाम्नायवशे समाशे, 
तस्मादाशाधरीया बहुजनमहिमा जात जेसालवशे । 
लीलालंका रसारोड्भूवविभवगुणासा रसत्का रलुद्े' । 
शुद्धिसिद्धाथंसारां परियणगुणी रूपचन्द्र: सुचन्द्र: ॥ 
कविने ग्रन्थके अन्तमें एक संस्कृत पद्ममें उसका रचनाकाल १४३६ दिया 
है। यह ग्रन्थ क्रोधनामक संवत्सरमें फाल्गुन मासमें कृष्णतृततीया बुधवा रको 
समाप्त हुआ है। 
आसीद्विक्रमभूपतै: कलियुगे श्ांतोत्तरे सगते, 
सत्यं क्रोधननामधेयविपुले संवच्छरे समते। 
दत्ते त्रयचतुदंशे तु परमो षट्त्रिशके स्वांशके । 
मासे फाल्गुणि पृववपक्षक बुधे सम्यक्‌ तृत्तीयां तिथो ॥ 
इससे स्पष्ट है कि शुभकीतिका समय निश्चित्तरूपसे वि० की १५वीं शताब्दी 
है और उनका शान्तिनाथचरित महाकाव्य है। इस ग्रन्थके प्रारम्भमें ही महा- 


प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४१३ 


काव्योचित उपकरणोंका निर्देश करते हुए शब्दालंकार और अर्थालंकारोंके 
साथ गुण, रीति और रसभावोंको महत्त्व दिया गया है। सिद्धान्त विषयोंके 
परिचय प्रसंगमें गुणस्थान, मार्गणा, ध्यान एवं त्पोंका विवेचन किया गया है । 
इससे स्पष्ट हैं कि काव्य, सिद्धान्त और आचार इन तीनोंकी त्रिवेणी इस ग्रन्थ- 
में पायी जाती है। 


टीकाकार नेमिचन्द्र 


तेमिचन्द्र नामके अनेक आचार्योका निर्देश जेन इत्तिहासमें प्राप्त होता है। 
गोम्मटसार और त्रिलोकसार आदि ग्रन्थोके रचयिता सिद्धान्तचक्रवर्तीने नेमि- 
चन्द्र और द्रव्यसग्रहके रचयिता नेमिचन्द्रके अतिरिक्त गोम्मटसारकी जीवतत्त्व- 
प्रदीषिकाके रचयिता नेमिचन्द्र भी उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त विजय- 
कीतिके शिष्य नेमिचन्द्र, जिनका समय वि०की १८वी शत्ताब्दी है, निर्देश प्राप्त 
होता है। बलात्कारगण ईडर शाखाके पट्टपर नरेन्द्रकीतिके पश्चात्‌ क्रमश" 
विजयकीति, नेमिचन्द्र और चन्द्रकीति भट्टा रक हुए है। बलात्का रगणके आचार्यों- 
में श्रीधरके शिष्य नेमिचन्द्रका उल्लेख प्राप्त होता है । श्रवणबेलगोलाके अभि- 
लेखोंमें कोण्रके अभिलेखमें बताया है-- 

आ मुनिमुख्यन शिष्यं श्रीमच्चारित्रचक्रिसुजनविलास | 
भूमिपकिरीटताडितकोमलनखरश्मिनेमिचन्द्रमुनीद्र! |॥ 

श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोमे नयकीतिके शिष्य नेमिचन्द्रका निर्देश मिलता 
है। अभिलेखसंख्था १२२ और १२४में नयकीति सिद्धान्तदेवकी परम्परामे 
भानुकीति, प्रभाचन्द्र, माघनन्दि, पद्मनन्दि ओर नेमिचन्द्रके नाम आते है। थे 
अभिलेख शकसंवत्‌ ११०३ और शकसवत्‌ ११२२के हैं। इससे नेमिचन्द्रका 
समय वि०सं० की १३वीं शताब्दी सिद्ध होता है। 

नेमिचन्द्र नामके एक अन्य भट्टारक सहस्रकीतिके शिष्यके रूपमें उल्लि- 
खित मिलते हैं । इनका समय वि०की १७वी शत्ताब्दी प्रतीत होता है। पद्ठावली- 
में नेमिचन्द्रके गृहस्थवर्ष, दीक्षावर्ष और स्वर्गारोहणवर्षका उल्लेख" है। 
बताया गया है कि सहस्नकीतिके पट्टपर वि० सं० १६५०की श्रावण शुक्ला 
त्रयोदशीको नेमिचन्द्रका पट्टाभिषेक हुआ। थे ११ वर्षों त्त भट्टारक पदपर 
आसीन रहे। सवत्‌ १६५४की आपषाढ़ कृष्ण एकादशीको अजमेरमें इनकी 
शिष्या बाई सवीराके लिए वसुनन्दिश्रावकाचारकी एक प्रत्ति लिखायी गयी' । 
१, भट्टारक सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखाक ९१, पद्म २३ । 
२, भट्टारक-सम्प्रदाय, लेखांक २८५ । 
३. वसुनन्दि-अआवकाचार, भारतीय शञानपीठ काछी, सन्‌ १९४४, प्रस्तावना, पु० १५। 


४१४ : तीथंकर महावीर और उनकी आन्नार्यपरम्परा 


इस समय दिल्ली-जयपुर शाखामें भट्वारक चन्द्रकीति पट्टाधीश थे। नेमिचन्द्रके 
लिए पाण्डवपुराण की भी एक प्रति लिखायी गयी थी'। वि०्सं० १६७२ 
फाल्गुन शुक्ला पञचमीको पाटणीगोन्नके भट्टारक यश:कीत्ति रेवा शहरमें पट्टा- 
धीश हुए, तथा १८ वर्ष त्तक पट्टपर आसीन रहे'। 
इस प्रकार जैन साहित्यमें कई नेमिचन्द्रोंका उल्लेख प्राप्त होता है। 
गोम्मटसारकी जीवत्ततत्वप्रदीपषिकाके टोकाकार नेमिचन्द्र कौन हैं और इनकी 
गुरुपरम्परा क्‍या थी? यह सब विचारणीय है| गोम्मटसारके कलकत्ता सस्क- 
रणमें एक प्रशस्ति प्राप्त होती है, जिससे नेमिचन्द्रके संघ, गल्छ, गण आदिका 
परिचय प्राप्त होता है। प्रशस्तिमें लिखा गया है-- 
तत्र श्रीशारदागच्छे बलात्कारगणोध्न्वय:। 
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रस्य नन्द्याम्नायोर्षप नन्‍्दतु ॥ 
यो गुणे्गुणभूदुगीतो भट्टारकशिरोमणि:। 
भक्‍्त्या नमामि त भूयो गुरु श्रीज्ञानभूषणम्‌ ॥ 
कर्णाटप्रायदेशेशमल्लिभूपालभक्तित: | 
सिद्धान्त: पाठितो येच मुनिचन्द्र नमामि तस्‌ ॥ 
योध्भ्यथ्यं धमंवृद्धथर्थ मह्य' सूरिपद ददो। 
भट्टारकशिरो रत्न प्रमेन्दु: स नमस्यते ॥ 
त्रिविधविद्याविस्यातविशालकी तिसूरिणा । 
सहायोउस्यां कृतौ चक्र धीतता च प्रथम मुदा ॥ 
सूरे:  श्रीधमंचन्द्रस्यामयचन्द्रगणेशिन' । 
वर्णिलालादिभव्यानां कंते कर्णाटवृत्तित:॥ 
रचिता चित्रकूटे श्रीपाश्वंनाथालयेथमुना | 
साघुसांगासहेसाभ्यां प्राथितेन मुमुक्षुणा ॥ 
गोम्मटसा खूत्तिहि नंद्यादृभव्ये: प्रवत्तिता। 
शोधयन्त्वागमात्‌ किचिद्‌विरुद्ध चेत्‌ बहुश्रुता:॥ 
निग्नेन्थाचायंवर्येण. त्रविद्यचक्रवर्तिना । 
संग्रोध्याभयचन्द्रेणालेखि प्रथमपुस्तिका' ॥ 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि संस्कृत जीवप्रदीषिकाटीकाके रचयिता मूलसघ 
बलात्कारगण शारदागच्छ कुन्दकुन्दान्वय और नन्दि आम्नायके नेमिचन्द्र हैं । 


१. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ३९। 
२. भट्टारक सम्प्रदाय, छेखांक २८८ । 
३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड, पृु० २०९७-९८ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापौषकाचार्य : ४१५ 


ये ज्ञानभूषण भट्टारकके शिष्य थे। प्रभाचन्द्र भट्टारकने इन्हें आचायंपद प्रदान 
किया था। कर्नाटकके जेन राजा मल्लिभूषालके भक्तिवश इन्हें मुनिचन्द्रने 
सिद्धान्तशास्त्रका अध्ययन कराया था। श्रीलालावर्णके आग्रहसे ये गुजर 
देशसे आकर चित्रकूटमें जिनदास शाह द्वारा निर्मापित चेत्यालयमें ठहरे थे । 
यहाँ इन्होंने सूरिश्री धर्मचन्द्र, अभयचन्द्र भट्टारक्क ओर लालावर्णी आदि भव्य 
जीवोंके लिए खण्डेलवाल वंशके शाह साँगा ओर शाह सहेसकी प्रार्थनापर कर्ना- 
टकीय वृत्तिके अनुसार जीवत्तत्त्वप्रदीषिकावृत्ति लिखी । इसकी रचनामें त्रेविद्य- 
विद्याविस्यातविशालकीलिसूरिने सहायता की और उसे प्रथम बार ह॒ष॑पूर्वक 
पढ़ा । त्रेविद्य चक्रवर्ती निम्नंत्धाचायं अभयचन्द्रने उसका सशोधन करके उसकी 
प्रथम प्रति तैयार की थी। 


अतः उपर्युक्त प्रशस्तिके अनुसार केशववर्णीकी कनन्‍्नड़ टीकाके आधारपर 
जीवतत्त्वप्रदीपिका टीकाके रचयिता नेमिचन्द्र हैं। इस टीकाके अन्तमे जो 
सन्धिवाक्य आते हैं, उनमें भी नेमिचन्द्रका उल्लेख है। यथा--इत्याचाय॑- 
श्रीनेमिचन्द्रकृतायां गोम्मटसारापरनामपञ्न्चसप्रहवुत्तो'--यहाँ 'नेमिचन्द्रकृता- 
यायां” वृत्तिका विशेषण है, गोम्मटसारका नहीं | अतएव यहाँ गोम्मटसारके 
रचयिता आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका भ्रम नही होना चाहिये । 

टीकाके प्रारम्भमें जो मगलाचरण किया गया है, वह भी नेमिचन्द्र टीका- 
कारको सूचित करता है। टीकाकारने यहाँ इलेष द्वारा अपना और अपने 
गुरुका नाम प्रस्तुत किया है। यथा-- 

नेमिचन्द्र जिन॑ नत्वा सिद्ध श्रीज्ञानभूषणम्‌ । 
वृत्ति गोम्मटसारस्य कुर्वे कर्णाटवृत्तित:॥ 

केशववर्णनि ग्ोम्मटसारकी कर्नाटकवृत्ति लिखी है। इस वृत्तिका नाम 
भी जीवतत्त्वप्रदीपिका है। केशववर्णीको ही कुछ लोग सस्कृत जीवत्तत्त्व- 
प्रदीषिकाका रचयिता मानते हैं। पर डॉ० ए० एन० उपाध्येने केशबवर्णीको 
कन्लड़ टीका बतलायबी है और इस टीकाके आधारपर नेमिचन्द्रते संस्कृतमे 
जीवतत्त्वप्रदीपषिका टीका लिखी है'। कर्नाटकवृत्ति के रचयिता केशववर्णीके 
गुरु अभयचन्द्रसूरि सिद्धान्तचक्रवर्ती थे। इन्होंने गोम्मटसारकी वृत्ति शक 
संवत्‌ १२८१ ( वि०सं० १४१६ )में पूर्ण की है। 
स्थितिकाल 

वृत्तिकार नेमिचन्द्रने अपनी प्रशस्तिमें समयका निर्देश नहीं किया है। 
केशववर्णीनी अपनी कर्नाटक वृत्तिको शक संवत्‌ १२८१ ( वि०्सं० १४१६)में 


१. मनेकान्त वर्ष ४, किरण १, १० ११३ । 
४१६ $ तीथंकर महावीर और उनकी आवा्यपरम्परा 


समाप्त किया है। जीवतत्त्वप्रदीषिका कर्नाटक्रवुत्तिके अनुसरणपर लिखी 
गयी है। अतः उसका रचनाकाल वि०्सं० १४१६के पद्चात्‌ होना चाहिये। 
पण्डित टोडरमलरूजीने संस्कृत-जीवतत्त्वप्रदीपषिकाके आधारपर हिन्दी-टीकाका 
निर्माण बवि०सं० १८१८में किया है। अतः इन दोनों समय-सीमाओंके बीचमें 
ही जीवतत्त्वप्रदीपिकाका रचनाकाल सम्भाव्य है। 

टीकाकी प्रशस्तिमें कर्नाटप्रायदेशके स्वामी मल्लिभूपालका उल्लेख 
आया है। डॉ० ए० एन० उपाध्येने संस्कृत्त-जीवत्तत्त्वप्रदीपषिकाका रचनाकार 
ई० सनकी १६वीं शताब्दी बतलाया है। डॉ० उपाध्येने लिखा है--“जेन साहित्य- 
के उद्धरणोंपर दृष्टि डालनेसे मुझे मालूम होता है कि मल्लिनामका एक 
शासक कुछ जेन लेखकोंके साथ प्राय: सम्प्कंको प्राप्त है। शुभचन्द्र-गुर्वावलीके 
अनुसार विजयकीत्ति (ई० सन्‌ १६वीं शताब्दीके प्रारंभमें ) मल्लिभूपालके 
द्वारा सम्मानित्त हुआ था। विजयकीत्तिका समकालीन होनेसे उस मल्लिभूपाल- 
को १६वीं शत्ताब्दीके प्रारम्भभे रखाजा सकता है। उसके स्थान और धर्म 
विषयका हमे कोई परिचय ज्ञात नही। दूसरे, विशालकोत्तिके शिष्य विद्यानन्दिके 
विषयमे कहा जाता है कि ये मल्लिरायके द्वारा पूजे गये थे और ये विद्यानन्दि 
ई० सन्‌ १५४१मे दिवगत हुए हैं। इससे भी मालूम होता है कि १६वीं शताब्दी- 
के प्रारम्भमे एक मल्लिभूपाल था। हुम्मचका शिलालेख इस विषयको और 
भी स्पष्ट कर देता है। उसमें बताया गया है कि यह राजा जो विद्यानन्दिके 
सम्पर्क मे था, सालुव मल्लिराय कहलाता था। यह उल्लेख हमें मात्र परम्परा- 
गत किवदन्तियोंसे हटाकर ऐतिहासिक आधारपर ले आता है। सालुव नरेशों- 
ने कनारा जिलेके एक भागपर राज्य किया है ओर वे जेनधरंको भानते थे। 
मल्लिभूपाल मल्लिरायका संस्कृत किया हुआ रूप है। और मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि नेमिचन्द्र सालुबरायका उल्लेख कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने 
उनके वंशका उल्लेख नही किया है। १५२० ई०के लेखमें उल्लिखित होनेसे 
हम सालुव मल्लिरायको १६वीं शताब्दीके प्रथम चरणमें रख सकते हैं। और 
उसके विद्यानन्दि तथा बिजयकीत्ति विषयक सम्पर्कके साथ भी अच्छी तरह संगत 
जान पढ़ता है। इस तरह नेमिचन्द्रके सालुव मल्लिरायके समकालीन होनेसे 
हम संस्कृत-जीवतत्त्वप्रदी पकाकी रचनाको ईसाकी १४वीं दत्ताब्दीके प्रारम्भ- 
की ठहरा सकते हैं! ।” 

डॉ० उपाध्येके उक्त कथनसे स्पष्ट है कि टीकाकार नेमिचन्द्रका समय १६ 
वी शती है। अब यह विचारणीय है कि प्रशस्ति ओर मंगलाचरणमें जिन ज्ञान- 


१. अनेकान्त वर्ष ४, किरण १, १० १२० । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४१७ 


भूषणका उल्लेख आया है, उनके समयपर विचार करनेसे भी नेमिचन्द्रकी 
तिथि ज्ञात की जा सकती है। जेल साहित्यमें चार ज्ञानभूषणोंका उल्लेख मिलता 
है। एक ज्ञानभूषण भुवनकीतिके शिष्य हैं, दूसरे रत्नकीतिके शिष्य हैं, त्तीसरे 

वीरचन्द्रके शिष्य है और चौथे शीलभूषणके शिष्य | भुवनकीतिके शिष्य ज्ञान- 
भूषण बलात्कारगण ईडरशाखाके भट्टारक थे। इन्होंने संवत्‌ १५३४ में चारित्र- 
यन्त्र, सवत्‌ १५३५ में एक रत्नत्रयमूति ओर संवत्‌ १५४२ में पश्चप्रभमूतिकी 
प्रतिष्ठा करायी थी। वि० सं० १५६० में तत्त्वज्ञानतरंगिणीकी रचना' भी इन्ही 
ज्ञानभूषणने की है। नन्दिसंघकी पट्टावलीमे इनका परिचय दिया गया है । अत्त 
भुवनकीत्तिके शिष्य ज्ञानभूषण ही नेमिचन्द्रके गुरु हो सकते हैं | ज्ञानभूषण गुज- 
रातके रहनेवाले थे और दक्षिण तथा उत्तरके प्रदेशोंमे सम्मान्य थे। नेमिचन्द्र 
भी गुजरातसे चित्रकूट गये थे । 


नेमिचन्द्रको सूरिपद भट्टारक प्रभाचन्द्रने प्रदान किया था। वादिचन्द्रने 
विक्रम संवत्‌ १५४० में पाइबंपुराण और वि० स० १६४८ में ज्ञानसूयोंदय नाटक 
लिखा है। इन्होंने अपने गुरुका नाम भद्ठारक प्रभाचन्द्र बतलाया है, साथ ही 
अपनेको झ्ञानभूषणका प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रका शिष्य बताया है। इनके द्वारा 
रचित श्रीपालाख्यान नामक गुजराती ग्रन्थमें इनकी गुरुपरम्परामे विद्यानन्दि, 
मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, शानभूषण, प्रभाचन्द्र और वादिचन्द्रके नाम 
आये हैं। अत: इस परम्पराके अनुसार तत्त्वज्ञानत्रगिणीके रचयिता भट्टारक 
ज्ञानभूषणके शिष्य भट्टारक प्रभाचन्द्र थे। इन्ही प्रभाचन्द्र भट्टारकने नेमिचन्द्र- 
को सूरिपद प्रदान किया था। अतः ज्ञानभूषण ओर प्रभाचन्द्रकी संगति नेमि- 
चअन्द्रके साथ बेठ जाती है। अतएवं टीकाकार नेमिचन्द्रका समय १६वीं शतती 
सिद्ध होता है ओर जीवत्तत्त्वप्रदीपिकाका समाप्तिकाल ई० सन्‌ १५१५ के लगभग 
आता है। श्री १० नाथूराम प्रेमीने भी वीर निर्वाण संवत्‌ २१७७---६०५ & 
१५७२ माना है। पर वे इसे शक संवत्‌ मानते है, जो गलत है। यह विक्रम 
संवत्‌ है, शक नही। इस प्रकार नेमिचन्द्रका समय ईस्वी सनकी १६वीं शत्तीका 
मध्य भाग है। 
रखना 

नेमिचन्द्रकी 'जीवतत्त्वप्रदीषिका' नामक गोम्मटसारकी संस्कृत-टीका प्राप्त 


१. यदैव विक्रमातीता: शतपण्न्चदशाधिका, । 
षष्टि: संवत्सरा जातास्त॒देयं निर्मिता कृति: ॥ 
“-तत्वज्ञान० कलकत्ता १९१६, १८॥२३ | 
२ जैनसिद्धान्तभास्कर भाग १, किरण ४, पृ० ४३-४५ । 


४१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्यपरम्परा 


है। यह टीका बहुत्त ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें गम्भीर और कठिन विषयको अत्यन्त 
सरलतापूवंक स्पष्ट किया गया है। सेद्धान्तिक विषयोंकी चर्चाके साथ ही साथ 
अलौकिक गणित, संख्यात, असंख्यात, अनन्त, श्रेणि, जगठ्नतर, घनछोक आदि 
राशियोंका कथन है, उसे सहनानियोंके द्वारा अंकसंदृष्टिके रूपमें स्पष्ट किया 
गया है। समस्त गूढ़ और दुरूह विषयोंका स्पष्टीकरण सम्यकतया किया है। 
जीवविषयक और कमंविषयक प्रत्येक चचित विषयका सेद्धान्तिक रूपमें सुन्दर 
विवेचन किया है। टीकाके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि टीकाकारको 
विषय, भाषा, गणित, सिद्धान्त, आचार आदिका स्पष्ट ज्ञान था। 

इस टीकाकी शेलीकी यह विशेषता है कि इसमें न त्तो अनावश्यक विस्तार 
है और न अत्यधिक संकोच ही। विषयके विवेचनमें पर्याप्त सन्तुलून रखा 
गया है। 


इस टीकामे संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओंके शताधिक उद्धरण प्रस्तुत किये 
गये है। इन्होने समन्‍्तभद्राचार्यके आप्तमीमासा, विद्यानन्दके आप्तपरीक्षा, 
सोमदेवके यशस्तिलक, नेमिचन्द्रके त्रिलोकसार और आजशाधरके अनगार- 
धर्मामृत प्रभृति ग्रन्योसे अपने विषयकी पुष्टिके लिए उद्वरण दिये हैं। टीका- 
में यतिवृषभ, भूतबली, समन्तभद्र, भट्टाकलंक, नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र, अभयचन्द्र 
और केशववर्णी आदि ग्रन्थका रोके नामोका भी निर्देश किया है। 

यह सत्य है कि यह सस्कृत-टीका न होती, तो प० टोडरमलजी गोम्मटसा र- 
का रहस्योद्धाटन नही कर पाते। केशववर्णीकी कर्णाटक वृत्तिका आश्रय 


लिया गया है । 
मुनि महनन्दि 


मुनि महनन्दिभट्टारक वीरचन्दके शिष्य थे। ये अपने युगके अत्यन्त प्रति- 
ष्ठित साहित्यकार थे । इनके द्वारा विरचित 'बारहखड़ी दोहा' या 'पाहुड दोहा' 
ग्रन्थ प्राप्त है। इसमे २३२ दोहे हैं। इन्होने ग्रन्थके आदिमे अपने गुरुका नाम 
उल्लेख किया है-- 
बारह विउणा जिण णवि किय वारह अक्खरकक्क | 
महयंदिण भवियायण हो, णिसुणहु थिरमण थक्‍क ॥ 
भवदुक्‍्खह निव्विणएण,_ वीरचन्दसिस्सेण । 
भवियह पडिबोहण कया, दोहा कव्वमिसेण ॥ 
उपलब्ध पाण्डुहिपिके अन्तमें निम्नलिखित ग्रन्थ-प्रशस्ति पायो जाती है-- 
“संबत्‌ १६०२ वर्ष वेशाल सुदि १० तिथौ रविवासरे उत्तराफाल्गुनक्षत्रे। 
राजाधिराज साहि आलम राये। नगर चंपावतीमध्ये श्रीपाइ्वंनाथचेत्यालये | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४१५. 


श्रीमूलसंधे मंज्ाम्ताये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे भट्टारकश्रीकुंदकुंदाचारय- 
त्वये। भट्टारकश्रीपद्यनन्दिदेवास्तत्पटे. भट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भट्टा- 
रकश्रीजिनचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भट्टारकश्रीप्रभाचन्द्रदेवस्तच्छिष्यमंडलाचार्य श्रीधम्म॑- 
चन्द्रदेवास्तदाम्नाये ।'' 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि यह पाण्डुलिपि वि० स० १६०२ में तैयार की 
गयी है। यह प्रति चम्पावतीके पाइवंनाथके चेत्यालयमें लिखी गयी है। मह॒नन्दि- 
ने अपना विशेष परिचय नहीं दिया है ओर न इस ग्रन्थके लिखनेका काल ही 
दिया है। भट्टारक वीरचन्द्र, जिनको इन्होंने अपना गुरु माना है वह भी 
निश्चित्तरूपसे कौन वीरचन्द्र हैं, यह नहीं कहा जा सकता है। बलात्कारगण 
संघ सूरत-शाखाके भट्टारकोंमें भट्टारक लक्ष्मीचन्द्रके दो शिष्योंके नाम आते 
हैं->अभयचन्द्र और वीरचन्द्र । वीरचन्द्रका समय एक मूतिलेखके आधारपर 
१६ वीं शताब्दी प्रतीत होता है। यदि इन्ही वीरचन्द्रके ये शिष्य हों, तो मह- 
नन्दिका समय भी १६ वी छतीका उत्तराद्ध होना चाहिये। महनन्दि मुनि थे, 
भट्टारक नहीं। अत्एवं वीरचन्द्रकी पद्टावलीमें इनके नामका उल्लेख न होना 
स्वाभाविक ही है। अतः हमारा अनुमान है कि लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य वीरचन्द्र 
ही इनके गुरु हैं और इनका समय वि० स० की १६ वी छताब्दी है। 
रचना 
महनन्दिकी एक ही रचना प्राप्त है--पाहुडदोहा। यह रचना बाहरखड़ीके 
क्रमसे लिखी गयी है। इस बारहखड़ीमें य, श, ष, 3, ञज और ण इन वर्णोका 
समावेश नहीं किया है और न इन वर्णोॉपर कोई दोहा ही लिखा गया है। इसमें 
३३३ दोहे है, जिनकी संख्याकी अभिव्यञ्जना कविने विभिन्‍न रूपोंमें की है । 
एक्कु या रु ष शारदुह 8 ण तिन्निवि मिल्लि | 
चउवीस गल तिण्णिसय, विर्‌दए दोहा वेल्लि ॥ ४॥ 
तेतीसह छह छंडिया, विरइय सत्तावीस। 
वारह गुणिया तिण्णिसय, हुअ दोहा चउबीस ॥ ५॥ 
सो दोहा अप्पाणयहु, दोहो जोण मुणेइ। 
मुणि महयंदिण भासियउ, सुणिविण चित्ति घरेइ ॥ ६ ॥ 
यह रचना उपदेशात्मक, आध्यात्मिक और नीति सम्बन्धी है। कविने छोटे- 
छोटे दोहोंमें सुन्दर भावोंका गुम्फन किया है! स्थापत्यकी दृष्टिसे भी इसका 
कम महत्त्व नही है। बारह खड़ी शेलीमें कविने दोहोंका सुजन किया है। प्रत्येक 
दोहेके आरम्भमें क, का, की, कि, कु- कू, के, के, को, को, कं, क: तथा ख, 
सा, खी, लि, खु, खू, से, खे, खो, खो, सं, खः के क्रमसे दोहोंका सुजन किया 


४२० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आनार्यपरम्परा 


गया है। विषय आरम्भ करते समय कवि अहिसाकी महत्ताका निरूपण करते 
हुए कहता है कि संसारमे समस्त धर्ंका सार बहिसा है। अतएव प्राणीको 
हिंसक आचरण द्वारा इस संसारमें निमग्न नहीं होना चाहिये। अहिसाका आच- 
रण व्यक्तिके जीवनको उन्नत बनाता है, भावोंको विशुद्ध करता है और 
निर्वाण-मार्गंकी ओर ले जाता है। कविने छिखा है-- 
किजइ जिणवर भासियऊ, धम्मु अहिसा सारु। 
जिम छिजइ रे जीव तुहु, अवलीढउ संसारु॥ ९ ॥ 
कवि आत्माकी अमरता ओर. शरीरकी नश्वरताका चित्रण करता हुआ 
कहता है कि जिस प्रकार दूधमें घी, तिलमें तेल और काष्ठमें अग्नि रहती है, 
उसी प्रकार शरीरमें आत्मा निवास करती है । अतएव जो क्षुद्र भावोंको त्याग- 
कर स्वभाव धारण करता है, वही तप, व्रत और संयम धारण कर कर्मोंका 
क्षय करता है। जो ध्यान द्वारा कमोंका क्षपण करता है, वह सात-आठ या 
दो-तीन भवमें मुनिपद प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। कवि ब्रत, 
संयम, नियम और तपपर विशेष जोर देता है। वस्तुत: जो आराधक सम्यक्त्व- 
को प्राप्त कर ब्रत और सयम द्वारा अपनी आत्माको पवित्र करता है, वह शीक्र 
हो निर्वाणपद पात्ता है। कवि दारीरप्रमाण सर्वांगीण आत्माकी सिद्धि करता 
हुआ कहता है-- 
खीरह मज्झ्इ जैम घिउ, तिलूठ मज्झि जिम तिलु। 
कटि्‌ठहु वासणु जिम वसइ, तिम देहहि देहिल्लु ॥२२॥ 
खुद्दभाव जिय परिहरहि, सुहभाव हि मणुदेहि। 
तब वयणिमहिं संजमहि, दुक्किय कम्म खबेहि ॥ २३ ॥ 
खणाम वंदणि पडि कमणि, झाण सयण मकरीसि। 
सत्तट्ठहि दृहु-तिहि भवहि, मुणि णिव्वाणु लहीसि ॥ २४॥ 
आचायेने बताया है कि जो व्यक्ति जीवनपर्यन्त, इन्द्रियनिग्रह, दया, 
संयम, नियम और तपका आचरण करता है, उसके मरण करनेमें कोई हानि 
था कष्ट नहीं है। इस भनुष्यपर्यायका उद्देश्य ब्रत और संयम धारण करना 
है। यदि जीवनमें ब्रत और संयमकी प्राप्ति हो गयी, तो यह भनुष्यपर्याय 
साथंक हो जाती है। जीवनका अन्तिम लक्ष्य आत्मणुद्धि है, जो व्यक्ति इस 
आत्मशुद्धिके लिए प्रयत्नशील रहता है, वह मनुष्यभवको सार्थक कर लेता है। 
दमु दय संजमु णियमु तठ, आजं मुवि किउ जेण । 
तासु मर तह॑ कवण भऊ, कहियठ महइंदेण ॥ १७५ ॥ 
आचार्यने दानके चार भेद बतलाये हैं--जीवदया, आहारदान, औषधदान 


प्रयुड्धाचाय एवं परम्परापोषकात्रार्य : ४२१ 


ओर वधिद्यादान। जो श्रावक इन चारों दानोंको देता रहता है, वह अपने 
कर्मोंकी शीघ्र निर्जरा कर लेता है। गृहस्थावस्थामें दान, पूजन और स्वाध्याय 
ही कर्मक्षयका कारण है। लिखा है-- ४ 
दाणु चउबिहु जिणवरहं, कहियउ सावय दिज्ज | 
दय जीवहं चउसंघहवि, भोयणु ऊसह विज्ज ॥ १७६ ॥ 
इसी प्रकार समाधिमरणके सम्बन्धमें लिखते हुए कविने पण्डितमरणको 
श्रेष्ठ बताया है-- 
बाल मरण मुणि परिहर्राह, पंडिय मरणु मरेंहि। 
बारह जिण सासणि कहिय, अणुवेक्खउ सुमरेहि ॥ २२६॥ 
कविने ग्रन्थको समाप्त करते हुए लिखा है-- 
जो पढइ पढावई संभलइ, देविणु दवि लिहावइ। 
महयंदु भणइ सो नित्तुलउ, अक्खइ सोक्खु परावइ॥ ३३३॥ 


शुणचन्द्र 
भट्टारक गुणचन्द्र मूलसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कारगणके भट्टारक रत्न- 
कीर्तिके प्रशिष्य और भट्टारक यश'कीततिके शिष्य थे। यश.कीति अपने समय- 
के अच्छे विद्वान है। पट्टावलीमें यशःकीतिका उल्लेख निम्न प्रकार आया है-- 
श्रीरत्नकीतिपदपुष्करालि रादेष्टमुख्यो यशकीतिसूर्रि:। 
पदौ भजामि सुहचेष्टमूर्तिदेंदीप्यातां कौ मुनिचक्रवर्ती ॥॥ ३८ ॥ 
भट्टारक-सम्प्रदायके लेखक जोहरापुरकरके अनुसार भानपुर-शाखाके भट्टा- 
रकोमे रत्नकीतिका समय वि० स० १५३५, यक्.कीतिका समय १६१३ और 
गुणचन्द्रका समय वि०सं० १६३०-१६५३ बत्ताया गया है। गुणचन्द्रका पट्टाभिषेक 
साँवला गाँवमे हुआ था | इनका स्वर्गंवास सागवाड़ामें वि० सं० १६५रेमें हुआ 
है। एक ऐतिहासिक पन्नमें बताया है--'तेणानो पाटे गाम सावले “समस्त 
संघ मिली आचाय॑ गुणचल्द्र स्थापना करवांनी /सं० १६५३ वर्ष आचायंश्री 
गुणचन्द्रजी सागवाडे काल करयो' ॥” 
गुणचन्द्रके पदचात्‌ इस पट्टपर सकलचन्द्र भट्टारक पट्टाघीश हुए हैं। भट्टारक 
गुणचन्द्र संस्कृत और हिन्दी भाषाके विद्वान और कवि हैं। इनका समय वि० 
की १७ वीं शताब्दी है। यशःकीतिका स्वगंवास वि० सं० १६१३ में हुआ था 
और इसके पश्चात्‌ भट्टारक गुणकोति उनके पट्ठपर आसीन हुए। ऐतिहासिक 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ४०१। 
२. वही, लेखांक ४०५। 


४२२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आार्यपरम्परा 


पत्रमें गुणकीतिके भट्टारक होनेका यही समय दिया है । लिखा है--“पीछे संवत्‌ 
१६१३ वर्ष जसकीति ये वागड माहे गाम भीलोडे काल करयो तेणानेपाटे गाम 
सावले पछोरी खाता पछोरी छा छादी समस्त संघ मीली आचाय॑ गुणचन्द्र स्थापना 
करवाने'” । अतएव भट्टारक गुणचन्द्रका समय वि० सं०, १६१३-१६५३ है। 
रचनाएँ 
भट्टारक गुणचन्द्रकी संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओंमें रचनाएं" पायी 
जाती हैं। इनकी निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हैं--- 
., अनन्तनाथपूजा ( संस्कृत ) 
मौनव्रतकथा ,, 
. दयारसरास' ( हिन्दी ) 
राजमतिरास ड़ 
, आदित्यब्रतकथा ,, 
, बारहमासा हा 
» बारह॒ब्त के 
विनती है 
स्तुति नेमिजिनेन्द्र ,, 
१०. ज्ञानचेतनानुप्रेक्षा ,, 
११. फुटकर पद मर 
अनन्तनाथपूजा--कविने इसे वि० सं० १६३० में हुम्मड़वंशी सेठ हरख- 
चन्द दुर्गादास नामक वणिककी प्रेरणासे सागवाड़ाके आदिनाथ मन्दिरमें रह- 
कर उन्हींके ब्रत-उद्यापनार्थ रचना की गयी है। इस;:रचनामें अनन्तनाथ भगवान- 
की पूजा और विधि अंकित है। इस पूजाके अन्‍्तमें कृतिका रचनाकाल एवं 
कविने अपनी गुरुपरम्परा अंकित की है। लिखा है-- 
संवत्‌ षोडशर्त्रिशतेष्यपलके पक्षेवदात्रे त्तिथो 
पक्षत्यां गुरुवासरे पुरजिनेट्‌ श्रीशाकमार्गे पुरे | 
श्रीमध्दु बड़बंशपञ्मसविता हर्षाख्यदुर्गी वणिक्‌ 
सोयं कारितवाननंतजिनसत्पूजां वरे वाग्वरे' ॥ 
मोनवतकथा--मोौनतब्त्तकथामें मौनज़्तका महत्त्व बतलानेके लिए कथा 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पृ० ११४। 
२. अनेकान्त, वर्ष १७, किरण ४, पृ० १८९। 
३. भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ४०४ | 


6 छू | न «# ह्ए [0 2७ 


नि 


प्रशुद्धाचार्य ऐवं परम्परापोषकाचार्य : ४२३ 


अंकित की गयी है। यह कृति भाव, भाषा और शेलीकी दृष्टिसे साधारण है। 
हिन्दी रचनाओंमें राजमतिरास, दयारसरास ही महत्त्वपूर्ण हैं। शेष रचनाएँ 
सामान्य हैं। इनकी भाषापर गुजराती प्रभाव स्पष्ट है। राजमत्तिरासमें २०४ 
पद्म हैं और दयारसरासमें ९५। राजमतिरासमें २२वें तीयंदुर भगवान 
नेमिनाथ और राजमत्तिका जीवन अंकित किया गया है। नेमिनाथकी विरक्ति- 
के परचात्‌ राजुलका विरह्‌ मामिक रूपमें चित्रित हुआ है। राजुल आत्मशक्ति 
एकत्र कर स्वयं तपस्विनी बनती है। इस रासमें राजुल और सखीका संवाद 
बहुत ही मामिक है। सखी कहती है-- 
तव सखि भणइ न जानसि भावा, रुति असाढ़ कामिनि सरु लावा । 
बादर उमडि रहे चहुँ देसा, विरहनि नयन भरइ अलिकेसा' ॥ 
इस प्रकार कविकी रचनाएँ जनसामान्यको तो प्रभावित करती ही हैं, 
विद्वानोंको भी प्रेरणा देती हैं। कविने वि० सं० १६३९ की मार्गशीर्ष शुक्ला 
एकमको षडावद्यककी एक प्रति अपने डूगराको दी थी। 


नरेन्द्रसेन 
नरेन्द्रसेन नामके कई आचाय॑ हुए हैं, पर हमें 'प्रमाणप्रमेयकलिका' के रच- 
यिता नरेन्‍्द्रसेनका व्यक्तित्व और कृतित्व उपस्थित करना अभीष्ट है। एक 
नरेन्द्रसेनका उल्लेख वादिराजने अपने न्‍्यायविनिश्चयकी अन्तिम प्रशस्तिमें 
किया है। वादिराजने इनकी गणना विद्यानन्द, अनन्तवीये, पृज्यपाद, दयापाल, 
सन्मतिसागर, कनकसेन, अकलंक और स्वामी समन्तभद्रकी श्रेणीमें की है। 
वादिराजका समय ई० सन्‌ १०२५ है, अतः नरेन्‍्द्रसेन इनके पुवंवर्ती हैं । 
दूसरे नरेन्‍्द्रसेन वे हैं, जिनकी गुणस्तुति मल्लिषेण सूरिने नागकुमार चरितत- 
की अन्तिम प्रशस्तिमे की है। 
तस्यानुजश्चारुचरित्रवृत्ति: प्रस्यात्तकीतिभु वि पुण्यमूर्ति: । 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत्त्वों जितकामसूत्र: ॥ 
मल्लिषेणने इन नरेन्द्रसेननो जिनसेनका अनुज बतलाया है और उन्हें 
उज्ज्वल चरित्रका धारक, प्रख्यातकीति, पुष्यमूति, वादिविजेता, तत्त्वज्ञ एवं 
कामविजयीके रूपमें वर्णित किया है'। वादिराज और मल्लिषेण दोनों सम- 
कालीन हैं। अत्तएव दोनोंके द्वारा उल्लिखित नरेन्‍्द्रसेन एक ही व्यक्ति हो 
सकते हैं । 
१. अनेकान्त, पृ० १९० से उद्धृत । 
२. प्रशस्तिसंग्रह, वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली, पृ० ६१ । 


४२४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


तृतीय नरेन्द्रसेन 'सिद्धान्तसारसंग्रह' ओर "प्रतिष्ठादीषक के रचयिता हैं। 
प्रशस्तियोंमें उनकी उपाधि पण्डिताचार्य प्राप्त होती है। ये मरेन्द्रसेन अपनेको 
वीरसेनका प्रशिष्य और गुणसेनका दिष्य बतलाते हैं। इनके सम्बन्धमें पहले 
लिखा जा चुका है। 

चौथे नरेन्‍्द्रसेन काष्ठासंघके लाडवागड़गच्छकी पट्टावलीमें उल्लिखित हैं। 
इन्होंने अल्पविद्याजन्य गयंसे युक्त आशाधरको सूत्रविरुद्ध प्ररूपणा करनेके 
कारण अपने गच्छसे निकाल दिया था। ये नरेन्‍्द्रसेन पश्ससेनके शिष्य थे । पढ्ठा- 
वलीमें गुरु-शिष्योंकी लम्बी परम्परा दी गयी है। इसमें त्रिषष्टिपु राणपुरुषचरित- 
कर्त्ता महेन्द्रसेन, चतुर्दशतीथंस्भुरचरितकर्ता अनन्तकीति, चन्द्रतपस्वीविजेता 
विजयसेन, लाडवागडगच्छके जन्मदाता चित्रसेन, पश्यसेन ओर नरेन्द्रसेनके 
नाम आये हैं। पट्टावलीसे यह भी अवगत होता है कि प्मसेनशिष्य नरेन्‍्द्रसेन 
प्रभावशाली विद्वान थे। इनके द्वारा बहिष्कृत किये गये आशाधरको श्रेणि- 
गच्छमें जाकर आश्रय लेना पड़ा था। वें नरेन्द्रसेन वे हैं, जिनका उल्लेख 
वीतरागस्तोत्रमें उसके कत्तकि रूपमें हुआ है-- 

श्रीजेनसूरि-विनत-क्रमपष्सेनं, 
हेला-विनिर्दलित-मोह-नरेन्द्रसेनम' । 

इस स्तोत्रमें पद्मसेनका भी उल्लेख है। ये दोनों आचार्य स्तोत्रकर्ता द्वारा 
गुरुरूपसे स्मृत किये गये हैं। आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने इस स्तोत्रका 
रचयिता कल्याणकीतिको बतलाया है। स्तोत्रमें प्मसेन और नरेन्‍्द्रसेनका 
उल्लेख होनेसे ये चतुथ न रेन्द्रसे भिन्‍न नहीं हैं। 

छट्ठे नरेन्द्रसेन संस्कृत-रत्नश्नयपूजाके कर्त्ता हैं। इस पूजाके पुष्पिका- 
वाक्यमें लिखा है-- 

“इति श्रीछाडवागडीयपण्डिताचायंश्रीमन्नरेन्द्रसेन-वि रचिते-रत्लत्रयपुजा- 
विधाने दर्शनपूजा समाप्ता' ।” 

सिद्धान्तसा रके कर्ता नरेच्द्रसेनकी उपाधि भी पण्डिताचार्य है तथा वे भी 
लाडवागडगच्छके आचाय॑ हैं। अत्तः बहुत सम्भव है कि थे दोनों व्यक्ति 
अभिन्‍ल हों । 

१. तदन्वये श्रीमतुलाटवर्गटप्रभावश्नीपद्मसेनदेवाना तस्य शिष्यश्रीनरेन्द्रसेनदेवं: किचिद- 
विद्यायर्वत असूत्रप्ररूपणादाशाघर: स्वगच्छान्निःसारितः कदाग्रहप्रस्त' श्रेणियचण्छ- 
मशिश्षियत्‌+--भट्टारक सम्पदाय, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, लेखांक ६३२ । 

२. अनेकान्त वर्ष ८, किरण-६-७, पृ० २३३ । 

३ भट्टारक सम्प्रदाय, पु० २५३, लेखाक ६३३ | 


प्रमुद्धाबार्य एवं परम्परापोषकाबाय : ४२५ 
२८ 


७वें नरेन्द्रसेन सेनगण पुष्करगच्छकी गुरुपरम्परामें छत्रसेनके पट्टाधि- 
कारी हुए हैं। इन्होंने शक संवत्‌ १६५२ में कमलेश्बर ( नागपुर ) के एक जिन- 
मन्दिरमें ज्ञानयंत्रकी प्रतिष्ठा करायी थी । 
श्रीमज्जेनमते पुरन्दरनुते श्रीमूलसंघे वरे 
श्रीश्रस्थगणे प्रतापसहिते सदभूपव॒न्दस्तुते । 
गच्छे पुष्करनामके समभवत्‌ श्रीसोमसेनो गुरु: 
तत्पट्टे जिनसेनसन्मतिरभूत्त धर्मामृतादेशक: ॥१॥ 
तज्जो<भूद्धि समन्तभद्रगुणवत्‌ शास्त्रार्थपा रंगत' 
तत्पट्रोदयतर्कशास्त्रकुशलो ध्यानप्रमोदान्वित: | 
सद्रिद्यामृतवर्षणेकजलद: श्रीछत्रसेनो गुरु: 
तत्पट्ट हि नरेन्द्रसेनचरणौ संपूजये5हं मुदा' ॥२॥ 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि इसमें छत्रसेनको 'त्तक॑शास्त्रकुशल' और दादागुरु 
समन्तभद्रको शास्त्रार्थपारंगत:' कहा गया है। अतएवं छत्रसेनके शिष्य नरेन्द्र 
सेन तकंशास्त्री विद्वान थे । 
इनके एक शिष्य अजु नसुत्त सोयराने शक संवत्‌ १६७३ में 'केलास-छप्पय- 
की रचना की है, जिसमे इन्हे वादिविजेता' और सूर्यके समान 'तिजस्वी' कहा 
गया है। 
तस पट्टे सुखकारनाम भट्टारक जानो । 
नरेन्द्रसेन पट्टधार तेजे मात्तंण्ड बखानो । 
जीतो वाद पवित्र नगर चम्पापुर माहे। 
करियो जिनप्रासाद ध्वजा गगने जइ सोहे' ॥२६॥ 


प्रमाणप्रमेयकलिका इन्हीं छत्रसेनके शिष्य नरेन्द्रसेनकी है। 

यशोधरचरित' और “नरेन्द्रसेनगुरुपुजा' मे अकित इनकी गुरुपरम्परामें 
सोमसेन, जिनसेन, समल्तभद्र, छत्रसेन और नरेन्द्रसेनके नाम आते है। काष्ठा- 
संघ-मन्दिर, अजनगाँवकी विरुदावलीमें विस्तृत गुरुपरम्परा मिलती है-- 

“निखिलताकिकशिरोमणि-श्रीसोमसेन-माणिक्यसेन-गुणभद्र-अभिनवसोमसेन 
भट्टारकाणास्‌॒ तत्पट्टे निखिलजनरंजनगुणात्मविद्यानिधिश्रीजिनसेनभट्टा रका- 
णाम्‌। तदन्वये श्रीसमन्तभद्रभट्टारकाणाम्‌ तद्वंशे श्रीछत्रसेनभट्टा रकाणाम्‌ 
तत्पदूटे श्रीमन्नरेन्द्रसेनभट्‌टारकाणास॒ स्वस्ति श्रीमद्रायराजगुरुश्रीमदर्भितव- 


१. नरेन्‍्द्रसेनगुरुपूजा, उद्धत भ० सम्प्रदाय, पु० २०, लेखाक ६६ । 
२. भट्टारक सम्प्रदाय, सोलापुर, झेखाक ६९ । 


४२६ : तोथंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


शान्तिसेनतपो राज्याभ्युदयसमृद्धथयंस्‌ । 

इस विरुदावलीमें सोमसेनसे पूर्व गुणभद्र, वीरसेन, श्रुतवीर, माणिक्यसेन, 
गुणसेन, लक्ष्मीसेन, सोमसेन (प्रथम), माणिक्यसेन (द्वित्तीय), गृणभद्र (द्वितीय)के 
नाम आये हैं और उक्त सोमसेनको अभिनव सोमसेन कहा गया है। नरेन्‍्द्रसेन 
के बाद उनके पट्टपर बेठनेवाले श्वान्तिसिनका भी निर्देश आया है। अतएव 
इस विरुदावलिसे भी नरेनन्‍्द्रसेतके गुरु छत्रसेन और दादागुरु समन्तभद्र सिद्ध 
होते हैं । 

नरेन्द्रसेनके दो शिष्योंके नाम भी मिलते हैं--१ शान्तिसेन २. अजु न- 
सुत सोयरा । शान्तिसेन नरेन्‍्द्रसेनके पट्टाधिकारी हुए | अजु नसुत सोयरा गृहस्थ 
थे, इन्होने केलाश छप्पयकी रचना की है। 

नरेन्‍्द्रसेनके समय और व्यक्तित्वपर विचार करते हुए डॉ० प्रो० दरबारी 
लाल कोठियाने लिखा है-- 

“नरेन्द्रसेनका समय प्रायः सुनिश्चित है। इन्होंने बिक्रम संवत्‌ १७८७ में 
ज्ञानयन्त्रकी प्रतिष्ठा करवायी थी और विक्रम संवत्‌ १७९० में पुष्पदन्तके 'जस- 
हरचरिउ'की प्रतिलिपि स्वयं की थी। अत* इनका समय बि० सं० १७८७-- 
१७९० (ई० सन्‌ १७३०--१७३३ ई०) है'* | 
रचना 

नरेन्द्रसेनकी प्रमाणप्रमेयकलिका न्‍्यायविषयक रचना है। इसमें प्रमाणतत्त्व- 
परीक्षा और प्रमेयतत्त्वपरीक्षा निबद्ध की गयी है। प्रमाण और प्रमेयका विस्तार- 
पूवंक विचार किया गया है। मज्भुलाचरणके पदचात्‌ तत्त्व क्या है, इस प्रइन- 
का उत्तर देते हुए लिखा है--यत्तस्तत्त्वपरिज्ञानाभावान्न तदाश्चिता मीमांसा 
प्रमाणकोटिकुटी रकमटाट्थते । आधारपरिज्ञाने आधेयपरिज्ञानाभावात्‌। अथ 
भवतु नाम नामतः सिद्ध किचित्तत्त्वम्‌, यत्तस्तत्त्वं सामान्येनाभ्युपगम्य परचाद्वि- 
चार्यते, तत्त्वसामान्ये केषांचिद्विप्रतिपत्त्यभावात्‌' । 

इस उत्थानिकाके पश्चात्‌ इस प्रकरणमें प्रभाकरके 'ज्ञातृव्यापार', सांख्ययो- 
गके इन्द्रियवृत्ति', जरन्नेयायिक'भट्ट जयन्तके 'सामग्री' अपरनाम कारकसाकल्य 
और योगोंके 'सन्निकर्ष' प्रमाणलक्षणोंकी परीक्षा कर स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान- 
को प्रमाणका निर्दोष लक्षण सिद्ध किया है। शानके कारणोंपर विचार करते हुए 
इन्द्रिय और मनको ज्ञानका अनिवायं कारण बत्तलाया है। ज्ञानोलत्तिमें कारण 


१. भट्टारक परम्परा, सोलापुर, लेखाक ७६। 
२. प्रमाण-प्रमेयकलिका, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रस्तावना, पृ० ५९ । 
३. प्रमाणप्रमेयकलिका, पृ० १। 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४२७ 


माने जानेवाले अर्थ एवं आलोककी सोपपत्तिक समीक्षा की हैं। प्रमाणका फल 
और उसका प्रमाणसे कथड्चित्‌ भिन्‍नभिन्‍नत्व सिद्ध किया गया है। बोद्धके 
अविसंवादी ज्ञानकी समालो चना कर उसे व्यवसायात्मक स्वीकार किया है। 
ज्ञानके अस्वसंवेदी-स्वसंवेदी मततोंपर भी विचार किया है । 
प्रमेयतत्त्वमें सांख्योंके सामान्यका, बौद्धके विशेषतत्त्वका, वेशेषिकोंके परस्पर 
निरपेक्ष सामान्यविशेषोभयका और वेदान्तियोंके परमत्रह्मका विस्तारपूवंक 
परीक्षण किया है। बौद्धोंके निविकल्पक प्रत्यक्षकी भी आलोचना की है । प्रमेय- 
को सामान्य-विशेषात्मक सिद्ध किया गया है। यह लघुकाय ग्रन्थ प्रमाण और 
प्रमेय सम्बन्धी विषयोंकी हृष्टिसे विशेष उपादेय है। 


मलयकीरतति 


मलयकीति नामके दो भट्टारकोंका उल्लेख प्राप्त होता है। एक मलयकीति 
भट्टारक यशःकीतिके दिष्य हैं। इनके सम्बन्धमें यन्त्रलेख और मू्तिलेख उपलब्ध 
है। इन्होंने विग्सं० १५०रमें एक यन्त्र! तथा वि०सं० १५१०में एक मूर्ति" 
स्थापित की थी। इन मलूयकीतिके पश्चात्‌ गुणभद्र भट्टारक हुए। इनके 
आम्नायमें अग्रवाल जिनदासने सं० १५१०में डूंगरसिंहके राज्यकालमें समय- 
सारकी' एक प्रति लिखवायी। सं० १५१२में गुणभद्रने पञ्चास्तिकायकी एक 
प्रति ब्रह्मधमंदासको' दी । 

दूसरे मलयकीति भट्टारक धर्मंकीतिके शिष्य हैं। धर्मकीतिके तीन शिष्य 
हुए--हेमकीति, मलूयकीत्ति और सहस्नकीति। थे तीनों ही गुजरात प्रदेशमें 
विहार करते रहे। मलयकीतिके पट्टशिष्य नरेन्द्रकोति हुए। इन्होंने कलबुरगाके 
पिरोजसाहकी सभामे समस्यापूर्ति करके जिनमन्दिरका जीर्णोद्धार करानेकी 
अनुज्ञा प्राप्त की तथा प्रस्तरीमें राजा बेजनाथसे सम्मान पाकर पाएव॑ंनाथ- 
मन्दिरमें सहस्तकूट-जिनमन्दिरकी स्थापना" की । 


१. संवत्‌ १५०२ वर्ष कारतिक सुदि ५ भौमदिने शरीकाष्ठासंघेभ० श्री गुणकीलिदेवा. 
तत्पट्ट श्रीयशकीतिदेवा: तत्पटट श्रीमलकीतिदेवान्वये साहु बरदेवा तस्य भार्या जैणी । 
भट्टारक सम्प्रदाय, आभ० ५६३॥। 

२. संवत्‌ १५१० साघ सुदि १३ सौमे श्रीकाष्ठासंघे आचार्य मरूयकीतिंदेवाः तयो प्रति- 
ष्ठितम्‌ । भट्टारक सम्प्रद्राय, छेखांक ५६४ | 

३० वही, लेखांक ५६५ । 

४. वही, लेखाक ५६६ । 

५, वही, लेखांक ६४० । 


४२८ : तीथंकर महावीर और उनकी आश्ा्यपरम्परा 


प्रस्तुत मलयकीति अनेक विषयोंके पण्डित थे। इनके दादागुरु त्रिभुवन- 
कीति थे और गुरु धर्मकीति | घमंकीतिके समय वि०सं० १४३१में केसरियाजी 
तीर्थक्षेत्ररः विमलनाथमन्दिरका निर्माण हुआ'। मलयकीति काष्ठासंघ 
पुन्नाट, लाडबागडगच्छके आचाय॑ हैं। दिल्लीके साहू फेडने वि०सं० १४९३में 
श्रुतपञ्न्चमी-उद्यापनके निमित्त मूलाचारकी एक प्रति मलयकीतिको अपित 
की। इस ग्रन्थकी प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टिसि विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें 
श्रुतधर, सारस्वत और प्रबुद्धाचार्योके नाम आये हैं। प्रशस्तिमें अद्भपूर्वादिके 
पाठी आचायोंका उल्लेख करनेके परचात्‌ धरसेन, भूतबलि, जिनपालित, पुष्प- 
दन्‍्त और समन्तभद्रादिके नाम बागडसंघकी पद्टावलिमें परिगणित किये हैं । इन 
आचार्योंके अतिरिक्त सिद्धसेन, देवसूरि, वज्नसूरि, महासेन, रविषेण, कुमारसेन, 
प्रभाचन्द्र, अकलंक, वीरसेन, अमितसेन, जिनसेन, वासबसेन, रामसेन, माधव- 
सेन, धर्मसेन, विजयसेन, सम्भवसेन, दायसेन, केशवसेन, चारित्रसेन, महेन्द्रसेन, 
अनन्तकीति, विजयसेल, जयसेन और केशवसेनके नाम भी उल्लिखित हैं। 


प्रशस्तिमें यह भी बताया है कि वि० सं० १४९३ में योगिनौपुर (दिल्ली)के 
पास बादशाह फिरोजशाह तुगलरूक द्वारा बसाये गये फेरोजाबाद नगरमें, जो उस 
समय धन-धान्यसे परिपूर्ण था, अग्रवाल वंश, गर्ग ग्रोत्री साहू लाखू निवास 
करता था। उसकी प्रेमवतो नामकी पत्नी थी, जो पातिकब्रतादि गुणोंसे अलंकृत 
थी। इनके दो पुत्र थे साहू खेतल और मदन । खेतलकी धमंपत्नीका नाम सरो 
था। इस पत्नीसे खेतलकों फेर, पल्हू और वीधा नामक तीन पुत्र हुए। इन 
तीनोंकी काकलेही, माल्हाही ओर हरिचन्दही नामकी क्रमश: धमंपत्नियाँ थी । 
खेतलके द्वितीय पुत्र पल्‍्लूके मण्डन, जाल्हा, धिरीया और हरिश्चन्द्र नामके चार 
पुत्र उत्पन्न हुए। इस परिवारके सभी व्यक्ति विधिवत जेनधमंका पालन करते और 
आहार, ओषध, अभय और ज्ञान दानादि चारों दानोंका उपयोग करते थे। साहू 
खेतलने गिरिनगरका यात्रोत्सत किया । साहू फेडकी धर्मपत्नीने अपने स्वामी- 
से अनुरोध किया कि श्रुत्पठत्चमीका उद्यापन कराइये। इसे सुनकर फेरू अत्यन्त 
प्रसक्न हुआ और उसने मूलाचार नामक ग्रन्थ श्रुतपञ्चमीके निमित्त लिखाकर 
मुनि धमंकीतिके लिए अपित किया। इन धर्मकीतिके स्वर्ग चले जानेपर उक्त 
ग्रन्थ यभ-नियममें निरत तपस्वी मरूयकीतिको सम्मानपूर्वक अर्पित किया गया। 
मलयकीतिने उक्त भ्रन्थकी प्रशस्ति लिखी है। यह प्रशस्ति ऐतिहासिक हृष्टिसे 
बहुत उपयोगी है। प्रशस्तिमें ३६ पद्म हैं और पद्मोंके मध्यमें गद्याशका भी उप- 
योग किया गया है। 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, केखांक ६२७ । 


प्रशुद्धाचार्य एवं परम्परापीषकाचार्य : ४२९ 


प्रशस्तिका निर्माणकारू वि० सं० १४०३ है। अतएवं मल्यकीतिका समय 
विक्रमकी १५वीं शताब्दी है। मलयकीतिने एलदुग्गके राजा रणमरूको उपदेश 
देकर तरसुम्बामें मूलसंघका प्रभाव कम किया तथा शान्तिनाथकी विज्ञाल मूर्ति 
स्थापित की । बताया है-- 

“तत्पट्टे भ० श्रीमलयकीतिदेवानां येनिजबोधनशक्तितः एलदुग्गाधीश्वर 
राजश्री रणमल्ल प्रतिबोध्य तरसु बानगरे केकापिछायान्‌ हटान्‌ महाकायश्री 
शांतिनाथस्य प्रासाद: कारित:' ।” 

मलयकीर्ति द्वारा लिखित रचनाओंमें केवल मूलाचारकी प्रशस्ति ही अभी 
तक उपलब्ध है । इस प्रशस्तिके प्रारम्भमें ही लिखा है-- 

'मूलाचार पुस्तकस्य प्रशस्ति चकार मल्यकीर्ति:' तथा अन्तिम पद्मोंमें धर्म- 
कीति और उनके शिष्योका परिचय भी इन्होंने लिखा है। बताया है-- 

श्रीधमंकीतिभु वने प्रसिद्धिस्तत्पट्टरत्नाकरचद्वरोचि: । 

षट्तकंवेत्ता गतमानमायक्रोधारिलोभो5भवदत्र पुण्य' ॥ 
तस्य पादसरोजालिगु णमूतिविचक्षण:। 
मलयोत्तरकीर्तिर्वा मुद कुर्याहिगम्बर: ।। 
हेमकोतिगु णज्येष्ठो ज्येष्ठो मत्तः कुशाग्रधी: । 
धरंध्यागरत: शान्‍्तो दान्तः सूुनृतवाग्यमी ॥ 
ततोश्नुजो भुनीद्रस्तु सहस्रोत्तरकीतियुक्‌ । 
गुजरी जगती शास्तो द्वो यती महिमोदयौ ॥ 
बयं त्रयो5षपि धीमन्त: साधीयांसो निरेनस' । 
धर्मकीतेंमंगवत: शिष्या इव रेब: कर: ॥ 


श्रुतकीर्ति 
भट्टारक श्रुतकीति नन्दिसघ बलात्कारगण और सरस्वतीगच्छके विद्वान 
हैं। यह भट्टारक देवेन्द्रकीतिके प्रशिष्य और त्रिभुवनकीतिके शिष्य थे। श्रुत- 
का सुलेखक, चिन्तक ओर प्रभावक विद्वान हैं। इन्होंने अनेक 'प्रन्थोंकी रचना 
| 
श्रुतकीतिका समय उनकी रचनाओंके आधारपर विक्रम संवत्‌की १६वीं शत्ती 
सिद्ध होता है। इनकी रचनाओंमें हरिवंशपुराण सबसे बड़ा है। जैन सिद्धान्त- 
भवन आरामें उसकी पाण्डुलिपि वि०सं० १५५३की है, जो मण्डपाचलदुगंके 


१. भट्वारक सम्प्रदाय, छेखांक ६३९ । 
२. अनेकान्त, वर्ष १३६, किरण ४, १० ११०, एइलोक २१-२५ । 


४३० : तीयंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सुल्तान गयासुद्दीनके राज्यकालमें दमोवा देशके जोरहट नगरके महाखान और 
भोजखानके समयमें लिखी गयी है। ये महाखान और भोजखान जोरहट नगरके 
सूबेदार जान पड़ते हैं। इतिहाससे स्पष्ट है कि सन्‌ १४०६ में मालवाके सूबेदार 
दिलवरखाँको उसके पुत्र अलफर्खाने विष देकर मार डाछा था और मालवाको 
स्वतन्त्र उद्घोषित कर स्वयं राजा बन गया था | इसकी उपाधि हुशंगशाह थी | 
इसने माण्डवगढ़को सुहृढ़ कर अपनी राजधानी बनाया था | उसीके वशमें शाह 
गयासुद्दीन हुआ। जिसने माण्डवगढ़से मालवाका राज्य वि० सं० १५२६ से 
१५५७ तक किया। इसके पुत्रका नाम नसीरशाह था। भट्टारक श्रुतकीतिने 
जेरहट नगरके नेमिनाथचेत्यालयमे हरिवंशपुराणकी रचना बि० सं० १५५२ 
माघ कृष्णा पञ्चमी सोमवारके दिन हस्तनक्षत्रमें की है। 
संवत्तविक्कमसेण-नरेसहं, साहिगयासुपयावअसेसइं । 
णयरजेरहटजिणहरु चगउ, णेमिणाहजिणबिबु अभंगउ | 
गंथसउण्णु तत्त्य इहु जायउ, चउविहुससुणिसुणिअणुरायउ । 
माधकिण्हपंचमिससिवारईं, हत्यणखत्तसमत्तुगुणालईं । 
गथु सउण्णु जाउ सुपवित्तउ, कम्मक्खउणिमित्त ज उत्तउ! । 
भ० श्रुतकीतिने वि०सं० १५५२मे धर्मपरीक्षाकी भी रचना की है। 'परमेष्ठी 
प्रकाशसार'की रचना भी वि० स० १५५३ को श्रावण मास पञ्चमीके दिन हुई 
है। इस समय गयासुद्दीनका राज्य था और उसका पुत्र राज्यकाय॑मे अनुराग 
रखता था। पृज्यराज नामके वणिक उस समय नसीरशाहके मन्‍्त्री थे । 
दहपणसयतेवण गयवासइ, 
पुण विककमणिवसवच्छरहे 
तह सावण मासहु गुरुपंचमि, 
सहु गथु पुण्णु तय सहस' तहे ॥ 
योगसार भ्रन्थकी प्रशस्तिसे भी अवगत होता है कि इस ग्रन्थकी रचना भी 
वि० स० १५५२ मा्गंशीषं शुक्ल पक्षमें हुई है। अतएवं यह स्पष्ट है कि भट्टा- 
रक श्रुतकीतिका समय वि० सं० की १६वीं शत्ती है। 


रचनाएँ 
भ० श्रुतकीत्ति बहुश्रुतज्ञ विद्वान हैं। इनके द्वारा लिखित निम्नलिखित 
कृतियाँ उपलब्ध हैं--- 
१. अनेकान्त, वर्ष १३, किरण १ १-१२, पु० २७९। 
२. यही, पु० २८० । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४३१ 


१. 
२. धमंपरीक्षा, 
३. परमेष्ठीप्रकाशसार, 
४. योगसांर। 
१. हरिवंदापुराण 
हरिवंशपुराण बृहद्काय रचना है। इसमें ४७ सन्धियाँ हैं और २२वें ती्थ॑- 
कर भगवान्‌ नेमिनाथका जीवनचरित अंकित है। प्रसंगवश इसमें श्रीकृष्ण 
आदि यदुवंशियोंका संक्षिप्त जीवन परिचय भी आया है। यह ग्रन्थ काव्य, 
सिद्धान्त, आचार आदि सभी दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। 
२. धरमंपरीक्षा 


इस ग्रन्थमें १७० कड़बक हैं। इसमें पोराणिक मान्यताओंकी व्यंग्य- 
शोलीमें समीक्षा की गयी है । 
३. परमेष्ठीप्रकाशसार 

इस ग्रन्थकी पाण्डुलिपि आमेर-भण्डारमें सुरक्षित है। इसमे तीन हजार 
पद्म है ओर ग्रन्थ सात परिच्छेंदोंमें विभक्त है। 
४. योगसार 


यह ग्रन्थ दो परिच्छेदों या सन्धियोंमें विभक्त है। इसमें गृहस्थोपयोगी 
सैद्धान्तिक बातोंपर प्रकाश डाला गया है। साथ ही कुछ मुनिचर्याका भी 
उल्लेख किया है। श्रृंतकोत्ति अपने समयके उद्भट विद्वान थे और ग्रन्थरचना 


करनेमें प्रवीण थे। 
धर्मकीर्चि 


भट्टारक परम्परामें धर्कीति नामके चार भट्टारकोंका निर्देश प्राप्त होता 
है। एक धर्मकीति त्रिभुवनकीतिके शिष्य हैं, जिनका निर्देश मलयकीत्तिके 
प्रसंगमें किया जा चुका है। दूसरे धर्मकीति बलात्कारमण नागौर शाखामें 
भुवनकीतिके दिष्य हैं। इन धर्मकीलिके सम्बन्धमें पट्टावलीमें बताया गया है 
कि ये वि०सं० १५५० चेत्र कृष्ण सप्तमीको पट्टारूढ़ हुए ओर दश् वर्ष तक 
पट्टपर रहे। ये जातिसे सेठी थे। वि०सं० १६० १की फाल्गुन शुक्ला नवमीको 
इन्होंने एक चन्द्रप्रभकी मूर्ति स्थापित की थी। बताया है-- 

“संवत्‌ १५९० चेत्र वदि ७ भ० धर्मकीतिजी गृहस्थ वर्ष १३, दीक्षा वर्ष 
३१, पट्ट वर्ष १०, मास १, दिवस २०, अंतर मास १, दिवस १०, सर्वे वर्ष 


४३२ : तीर्थंकर भहावीर जौर उनकी आलचार्यपरम्परा 


हरिबंशपुराण, 


५५, मास १, दिवस ४, जाति सेठी, पट्ट अजमेर” ॥ 

तीसरे धर्मकीति सिंहकीतिके दिष्य हैं। बलात्कारमण अंटेर शाखाका 
प्रारम्भ सिहकीतिसे होता है। ये सिहकीति भट्ठारक जिनचन्द्रके शिष्य ये। 
इन्होंने वि०सं० १५२०की आधषाढ़ शुक्ला सप्तमीको एक महावीरमूर्ति प्रतिष्ठा- 
पित की थी। सिहकीतिके बाद धंकीति और उनके पश्चात्‌ शीलभूषण 
भट्टारक हुए। 

चतुर्थ धर्मकीति ललितकीतिके शिष्य हैं। ये बलात्कारमण जेरहट शालाके 
आचाये हैं। इस शाखाका प्रारम्भ भट्टारक त्रिभुवनकीतिसे होता है। ये 
भट्टारक देवेन्द्रकीतिके शिष्य थे। त्रिभुवनकीतिके पद्चात्‌ क्रमशः सहस्न- 
कीति, पद्मतन्दि, यश:ःकीति, ललितकीति और घर्मकीति भट्टठारक हुए। 
धर्मकीतिने संवत्‌ १६४५ माघ शुक्ला पञ्चमीको एक मूर्ति; संवत्‌ १६६९ चेन्र 
पूर्णिमाको एक चन्द्रप्रभुमूर्ति तथा एक पाश्वंनाथमूत्ति और संवत्‌ १६७१ वेशाख 
शुक्ला पण्चमीको एक नन्दोश्वरमूति स्थापित की। अभिलेख निम्न प्रकार है-- 

“सं० (१६) ४५ माघ सुदि ५ श्रीमूलसंघे कुल्दकुन्दाचार्यान्वये भ० यशकीति- 
पढ्टे भ० ललितिकीति पट्टे भ० श्रीधमंकीति उपदेशात्‌ पौरपट्टे छितिरा मूर 
गोहिलगोत्र साधु दीनू भार्या॥। 

2९ २ अप रे 

“संबत्‌ १६६९ चेत सुद १५ रवों मूलसघे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० यशोकीति 

तत्पटूटे भ० छलित्तकीत्ति त्तत्पट्टे भ० धमंकीति उपदेशात्‌॥ 


हि >ए २९ २ 
“संवत्‌ १६६९ चेत सुदी १५ रवो भ० लल्व्तिकीति भ० धर्मंकीति त्तदुपदे- 
शात्‌ सा० पदारथ भार्या जिया पुत्र दो खेमकरण पमायेता नित्यं नमति ।” 


न्‍प हर ९ 4 

“संदत्‌ १६७१ वर्ष वेसाख सुदि ५ मूलूसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वये म० यशकीति तत्पदूटे भ० लल्तिकीति त्तत्पट्ठे भ० धर्मकीति 
उपदेशात्‌ पौरपट्टे सा० उदयचंदे भार्या'उदयगिरेन्द्र प्रतिष्ठा प्रसिद्ध! ॥/ 

यही धमंकीति ग्रन्थरवयिता होंनेके कारण इस प्रस्तुत सन्दर्भमें उल्लेख्य 
हैं। ये मूलसंघ सरस्वत्तीगज्छ ओर बलात्कास्मणके आचाये थे। इनको दो 
रचनाएँ उपलब्ध हैं। प्रथम रचना पत्मपुराण वि०सं० १६६८में सावन महीनेकी 
तृतीया शनिवारके दिन मालव देक्षमें पूर्ण की गयी है। और हरिवंशपुराण वि० 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक २८० । 
२. भट्टटारक सम्प्रदाय, केखांक, २२५-२२८। 


प्रयुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४३३ 


संवत्‌ १६७१ आशए्वन कृष्णा पञ्चमी रविवारके दिन पूर्ण हुआ है। ग्रन्थरचना- 
के कालका उल्लेख करते हुए बताया है-- 
वर्ष दृध्षष्टशते चेकाग्रसप्तत्यधिके रवो। 
आदिवने कृष्णपंचम्यां, ग्रंथोयं रचितो मया'॥ 
इससे स्पष्ट है कि धरंक्रीतिका समय वि० की १७ वी शताब्दी है। इन 
घमंकीतिके उपदेशसे वि०सं० १६८१ माघ शुक्ला पूर्णिमा गुरुवारके दिन पाइवं- 
नाथकी मूर्ति प्रतिष्ठित की गयी थी और इन्होंके उपदेशसे वि०सं० १६८२ मार्ग- 
शीर्ष वदीको षोष्ठशकारणयन्त्रकी प्रतिष्ठा की गयी है। अतएवं धर्मकीतिका 
यश जैनसंस्कृतिके प्रचार और प्रसारकी दुष्टिसे भी कम नही है। 
धर्मकीतिकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--पद्मपुराण और हरिवंशपुराण । 
पद्मपुराणकी रचना रविषेणके पद्मचरितके आधारपर की गयी है। मूल कथामें 
कुछ भी परिवतंन नहीं किया है । 
हरिवंशपुराणमें भी २२वें तीर्थंकर नेमिनाथका चरित अकित है। रच- 
नाओंमें मौलिकताकी अपेक्षा अनुकरण ही अधिक प्राप्त होता है। 


भद्रबाहुचरितके रचयिता रत्नकीर्ति या रत्ननन्दी 


जैन साहित्यमें रत्नकीति नामके आठ आचाय॑ उपलब्ध हैं। एक रत्नकीति 
अभयनन्दीके शिष्य हैं। इनका समय वि० की १७वीं शती है। ये बलात्कारगण 
सूरत शाखाके आचार्य थे। तीर्थद्भुर महावीरके निम्नलिखित मू्तिलेखसे इनका 
संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है-- 

“संं० १६६२ वर्ष वेसाख वदी २ शुभदिने श्रीमूलसंघे सरस्वत्तीगच्छे बला- 
त्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्चये भ० श्री अभयचन्द्रदेवा: तत्पट्टे भ० श्री अभय- 
नन्‍्द तच्छिष्य आचार्य श्रीरत्नकीति तस्य शिष्याणी बाई वीरमती नित्य॑ प्रणमति 
श्रीमहावी रस '। इस अभिलेखसे स्पष्ट है कि मूलसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कार- 
गण कुन्दकुन्दाचार्यान्वयमें रत्नकीत्ति हुए हैं। इनके गुरुका नाम अभयनन्दि और 
दादागुरुका नाम अभयचन्द्र है 

दूसरे रत्नकीति जिनचन्द्रके शिष्य हें। बलात्कारगण भागोर शाखाका 
आरंभ भट्टारक रत्नकीतिसे होता है। ये जिनचन्द्रके शिष्य थे। इनका पट्ठा- 
भिषेक वि० सं० १५८१ श्रावण शुक्ला पञ्चमीको हुआ था। तथा आप २१ 
वर्षों तक पटूटपर आसीन रहे। पट्टावलीमें बताया है-- 


१. सं० स०, लेखांक, ५२९ । 
२. भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ५२२। 


४३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


“संबत्‌ १५८१ श्रावण सुदि ५ भ० रत्नकीतिजी गृहस्थ वर्ष ९, दीक्षा वर्ष 
३१, पटूट वर्ष २१ मास ८ दिवस १३, अन्तर दिवस ५ स्व वर्ष ६१ मास ८ दिवस 
१८ पटूट दिल्‍्ली'।” 

तीसरे रत्नकीति भट्टारक देवेन्द्रकीत्तिक शिष्य हैं। इनका समय विक्रम 
संवत्‌ १९५३ के पूर्व है, क्योंकि रत्नकीतिका स्वयंवास अचलपुरमें वि० सं० 
१९५३में हो चुका था। 

चौथे रत्नकीति धर्मचन्द्रके शिष्य हे। भट्टारक सम्प्रदाय ग्रन्थमें धर्मचन्द्रका 
भट्टा रक काल वि० सं० १२७१-१२५६ और भट्टारक रत्नकीतिका वि० सं० 
१२९५६-१३१० माना है। रत्नकीति वि० सं० १२५६ भाद्रपद कृष्णा श्रयोदशी- 
को पटूटारूढ़ हुए थे। ये १४ वर्ष तक पट्टपर आसीन रहे। ये हँवड जातिके 
थे ओर अजमेरके निवासी थे । 

पाँचवें रत्नकीत्ति लक्ष्मीसेनके गुरु हैं। छट्ठे रत्नकीति सुरेन्द्रकीत्तिके शिष्य 
है। ये वि० स० १७४५ में पट्‌टाधीश हुए। इनका गोधा गोत्र था और काला 
डहराके निवासी थे । सातवें रत्नकीति ज्ञानकीर्तिके शिष्य है। ये बलात्कारगण- 
हक शाखाके आचाय॑ हैं । इन्होने वि० सं० १५३५ में नवगाँवमे दीक्षा ग्रहण 

थी। 


“रत्नकीति हता तेणे स० १५३५ वर्ष श्रीनोगामे दीक्षा लीधी हती " त्यारे 
रत्नकीतिने भट्टारक पदवी आपवानु स्थापन करी |” 

आठवें रत्नकीति ललितिकीतिके शिष्य हैं। छललितकीत्तिके दो शिष्य थे-- 
धमंकीति और रत्नकीति | धर्मकीति वि० सं० १६४५ से १६८३ तक पदटूटपर 
आसीन रहे है। एक यन्त्र अभिलेखमें ललितकीत्तिके पट्टपर मण्डलाचार्य रत्न- 
कीतिके आसीन होनेका संकेत प्राप्त होता है। यन्त्र अभिलेखमे बताया है-- 

“संवत्‌ १६७५ पोह सुदि ३ भौमे श्रीमूलसघे भ० ललितकीति तत्पट्टे 
मंडलाचायं श्रीरत्नकीति तत्पट्टे आचाय॑ श्रीचन्द्रकीति उपदेशात्‌ साहु रूपा 


रे >९ मर ल्‍( 
“संबत्‌ १६८१ वरषे चेन्र सुदी ५ रवौ श्रीमूलसघे भ० श्रीललितकीति तत्पट्टे 
मंडलाचाय श्रीरत्नकीति तत्पट्टे आचाय॑ चंद्रकीतिस्तदुपदेशात्‌ गोलांपूर्वान्चये 
खागनाम गोत्रे सेठीभानु भार्या चन्दनसिरी'”॥ 


१, बही, लेखाक २७७ । 
२. ऐतिहासिक पत्र, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, पृ० ११३। 
३. भट्टारक सम्प्रदाय, छेखांक ५३९, ५४० । 








प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकानार्य : ४२५ 


भद्रबाहुचरशितिमें ग्रन्यरनयिताने जो अपनी प्रशस्ति अंकित की है, उसमें 
अपने गुरुका नाम ललितिकीति बताया हैं। प्रश॒स्तिमें लिखा है--प्रतिवादीरूपी 
गजराजके मदको नष्ट करनेके लिए केसरीकी उपमासे युक्त है, जो शीलूपीयूष- 
का जलधि है और जिसने उज्ज्वल कौतिसुन्दरीका आलिगन किया है, उन्हीं 
अनन्तकीतति आचार्यके विनेय और अपने शिक्षागुरु श्री लल्तिकीति मुनिराज- 
का ध्यान कर मैंने इस निर्दोष चरितग्रन्थका संकलन किया है। 
वादीभेन्द्रमदप्रमदंनहरे: शीलामुताम्भोनिधेः 
शिष्यं श्रीमदनन्तकीत्तिगणिन: सत्कीत्तिकान्ताजुष: । 
स्मृत्वा श्रीललितादिकोतिमुनिपं शिक्षागुरु सदृगुर्ण 
चक्र चारुचरित्रमेतदनघं रत्नादिनन्दी मुनि:" ॥ 
विचार करनेपर भद्रबाहुचरितके रचयिता रत्नकीतिं पूर्वोक्स सभी रत्न- 
कीतियोंसे भिन्‍न प्रतीत होते हैं, क्योंकि रत्ननन्दी या रत्नकीतिके गुरु ललित- 
कीति थे और उनके दादागुरु अनन्तकीतिं थे। बलात्कारगण जेरहट शाखामें 
रत्नकीतिंके गुरु ललितकीतिं तो अवदय उपलब्ध होते हैं, पर दादागुरु अनन्त- 
कीति न होकर यश:कीति हैं। अतः प्रन्थकी प्रशस्तिके साथ उसका समन्वय 
घटित नहीं होता है। अतएव अनन्तकीतिंके प्रशिष्य और ललितकीतिके शिष्य 
रत्ननन्दी या रत्नकीतिं कोई भिन्‍न व्यक्ति हैं । 


स्थितिकाल 
भद्रबाहुचरिलमें उसके रचनाकालका उल्लेख नही है, पर ग्रन्थमें लु का- 
मतकी समीक्षा की गयी है। इस समीक्षा-सन्दर्भमें बताया है-- 
मृते विक्रभूपाले. सप्तविशतिसंयुते । 
दशपञ्नचक्षतेःब्दानामतीते ख्ृणुता&परम ॥ 
लुद्धामतमभूदेक॑ लोपक॑ धर्मंक्ण: | 
देदो5त्र गौजंरे ख्याते विद्वत्ताजितनिर्जरे' ॥ 
अर्थात्‌ महाराज विक्रमकी मृत्यके पश्चात्‌ १५२७ वर्ष बीत जानेपर गुज- 
रात देशके अणहिल नगरमें कुलुम्बीबंशीय एक महामानी छुका नामक व्यक्ति 
हुआ। इसने लु कामत--बूढ़ियामतका प्रादुर्माव किया । इस उल्लेखसे यह स्पष्ट 
है कि ग्रन्थकार वि० सं० १५२७ के पदचात्‌ हुआ है। तभी उसने इस प्रन्थमें 


१. भद्बाहु चरित्र, प्रकाशक मूलचन्द किसनदास कापड़िया, दिगम्बर जैन पुस्तकालय, 
गाँधी चौक, सूरत, केक १७५ | 
२. श्रीभव्रवाहुचरित, सर्ग ४, इकोक १५७-१५८ | 


४३६ : तीथंकर महावीर और उनको आलार्यपरम्परा 


लुकामतकी समीक्षा की है। इससे स्पष्ट है कि भंद्रवाहुचरितके रचयिता रत्त- 
नल्दीका समय विक्रमकी १६वीं दततीका उत्तरा्ड है। 


रचना 

रत्ननन्दी या रत्नकीतिकी एक ही रचना उपलब्ध है--भद्रवाहुचरित । इसमें 
चार परिच्छेद या स्ग हैं और भद्वबाहुका जीवनवृत्त वर्णित है। प्रथम परिच्छेंद- 
में १२९ पद्म हैं और इसमें भद्रबाहुके बाल्यकाल, शिक्षा, पाण्डित्य, बाद-विवाद 
शक्ति आदिका वर्णन किया गया है। बताया गया है कि गोबध॑नाचार्य॑ विहार 
करते हुए पुण्ड्रवर्द्धन देशके कोट्टपुर नगरमें पधारे, वहाँ सोम शर्म नामक द्विज- 
के पुत्र भद्रबाहुकी एकके ऊपर एक गोली रखकर, इस प्रकार चतुदंश गोलियाँ 
चढ़ाते हुए देखा और अपत्ते ज्ञाननलसे उसे भावी श्रुतकेवलो जानकर आचाय॑ - 
बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने द्विजकुमारसे उसका परिचय पूछा और वे उसके 
माता-पिताके पास पहुँचे । मात्ता सोमश्री और पित्ता स्व मुनिराजको अपने 
यहाँ आया हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए ओर उन्हें आसन देकर प्रार्थना की 
कि प्रभो ! अपने आनेका कारण बतलाइये | गोबद्धंनाचार्यने उत्तर दिया, भद्र ! 
यह तुम्हारा पुत्र भद्रबाहु समस्त विद्यामें पारंगत होगा; अतएव में इसे अपने 
साथ शिक्षाप्राप्तिके लिए ले जाना चाहता हूँ। आचायंके वचन सुनकर सोम- 
शर्म बहुत प्रसन्‍त हुआ और उसने उनको अपने पुत्रको सौंप दिया। गोबर्डना- 
चाय भद्रबाहुको अपने साथ ले गये और उसे व्याकरण, साहित्य, न्याय, सिद्धान्त 
आदि विषयोंका अध्ययन कराया । भद्गबाहुने गोबढ्धंनाचायंसे समस्त शास्त्रोंका 
अध्ययन किया । विद्या समाप्त कर वे गुरुके आदेशसे अपने घर छोट आये। 
तदनन्तर संसारमें जेनधमंके उद्योतकी इच्छासे उन्होंने परिश्रमण किया और 
राजा पद्मधरकी सभामें अनेक विद्वानोंकी पराजित कर जैनधर्मका प्रभाव स्था- 
पित किया। भद्गबाहुके तेजसे प्रभावित होकर राजा पद्मघर भी जेन हो गया । 
इस प्रकार भद्रबाहुने अनेक स्थानोंमें अपनी विद्याका महत्त्व प्रद्षितर किया । 
कुछ समयके पश्चात्त 8 को सांसारिक सुख नीरस प्रतीत होने लगे । अतएव 
बह अपने माता-पित्तासे प्राप्त कर ग्रोबद्धंनाचायंकी शरणमें गया और 
प्रार्थना कि प्रभो! कर्मोको नाश करनेवाली पवित्र दीक्षा मुझे दीजिये। गोबद्धना- 
चायेने भद्वबाहुको निम्न॑न्थ-दीक्षा प्रदान की । कुछ दिनोंके पथ्चात्‌ ग्रोबद्धनाचार्य 
ने भद्रबाहुको आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया | 


द्वितीय परिच्छेदमें बताया है कि गोबद्धंनाचार्यने चार प्रकारके आहारके 
परित्यायपूवक चारों प्रकारकी आराधनाओंको ग्रहण किया | कुछ समय पद्चातु 
समाधिपूर्वक उन्होंने शरीरका त्याग किया । भद्बबाहु अपने संघको लेकर बिहार 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाबार्य : ४३७ 


करते हुए उज्जयिनीमें पधारे । इस नगरीमें उस समय चन्द्रगुप्त राजा अपनी 
चन्द्रश्नी महिषीके साथ निवास कर रहा था | उसने रात्रिके पिछले भागमें १६ 
स्वप्न देखे और इन स्वप्नोंका फल जाननेके लिए वह आकुलित था। जब उसे 
भद्रबाहुके ससंघ पधारनेका समाचार प्राप्त हुआ तो वह आचायंके संघका 
दर्शन करने गया और वहींपर अपने स्वप्नोंका फल उनसे जाना। स्वप्तोंका 
फल अवगत करते ही चन्द्रगुप्तको विरक्ति हो गयी और उसने भद्रबाहु गुरुसे 
जिनदीक्षा ग्रहण कर ली | 


एक दिन आचाय॑ भद्बबाहु जिनदास सेठके घरपर आहार करनेके लिए 
पधारे। उनके यहाँ एक निजन कोष्ठमें साठ दिनकी आयुवाला एक बालक 
पालनेमें झूल रहा था, वह मुनिराजको देखकर कहने लगा--जाओ, जाओ। 
बालकके अद्भुत वचन सुनकर मुनिराजने पूछा--वत्स ! कितने वर्ष तक ? 
बालकने कहा १२ वर्षपयंन्त । बालकके इन वचनोंसे मुनिराजने समझा कि 
मालवदेशमे १२ वर्षपयंन्त भीषण दुभिक्ष पड़ेगा। अतः वे अन्तराय समझकर 
अपने स्थानपर वापस लौट आये। उन्होंने संघके समस्त मुनियोंको एकत्र कर 
कहा कि अब इस देशमें रहना उचित नहीं है, अतएवं दक्षिण भारतकी ओर 
प्रस्थान करना चाहिये वहींपर हमारी चर्या सम्पन्न हो सकेगी । रामल्य, स्थूला- 
चाय और स्थूलभद्रादि साधुओको छोड़ शेष सभी साधु-संघ दक्षिणकी ओर 
विहार कर गया । 


तृतीय परिच्छेदमें बताया है कि भद्रबाहुस्वामी विहार करते हुए किसी 
सघन अटवीमें पहुँचे । वहाँ उन्हें आकाशवाणी सुनायी पड़ी, जिससे उन्होने 
समझा कि अब उनकी आयु बहुत कम शेष रह गयी है। अतएवं उन्होंने 
विशाखाचायंको सघका आचाय॑ नियत किया और स्वयं वहीपर शैलकन्दरामें 
सन्यास ग्रहण कर लिया । चन्द्रगुप्त मुनि आचार्य भद्बबाहुकी सेवाके लिए वही- 
पर रह गये ओर शेष सघ विशाखाचार्यकी अध्यक्षतामें दक्षिणी ओर गया । 

चन्द्रगुप्त मुनिकी चर्या वही पर वन-देवताओं द्वारा सम्पादित होने लगी। 

चतुर्थ परिच्छेदमें विशाखाचार्यका संध मालवदेशमें लौट आता है। और 
रामल्य, स्थूलभद्र तथा स्थूलाचाय शिथिलाचाये बनकर नये सम्प्रदायका प्रचार 
करते हैं। इस परिच्छेदमें अद्धंफालक सम्प्रदाय, इवेताम्बरमत, लुकामत आदिकी 
समीक्षा की गयी है । 


इस प्रकार इस काव्यमें पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित भद्रबाहुके चरितको 
निबद्ध किया है। रत्ननन्दीने स्वय स्वीकार किया है कि में गुरुओसे प्राप्त इस 
भद्रबाहुचरितको लिखता हुँ-- 


४३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आबार्यपरम्परा 


शक्तया हीनो४पि वध्ष्येहं गुरुभकतया प्रणोदितः । 
श्रीभद्रबाहुचरित यथा ज्ञातं गुरूक्तित:' ॥ 
रत्ननन्दीका यह ग्रन्थ पुराणशेलीमें लिखा गया है, जिससे अध्येताओंका 
मन सहज रूपमें रम जाता है। चन्द्रगुष्त ओर भद्गबाहुके इतिहास प्रसिद्ध 
आख्यानको इस ग्रन्थमें स्थान दिया गया है । 


श्रीभूषण 

श्रीभूषण नामके दो भट्टारकोंका परिचय प्राप्त होता है। एक श्रीभूषण 
भानुकीतिके शिष्य हैं । पट्टावलीमें इनका परिचय देते हुए लिखा है-- 

“संबत्‌ १७०५ आदिवन सुदी ३ श्रीभूषणजी गृहस्थ वर्ष १३ दीक्षा वर्ष १५ 
पट्ट वर्ष ७ पाछ धमंचन्द्रजी ने पट्ट दियो पाछे १२ वर्ष जीया संवत्‌ १७२४ 
ताई जाति पाटणी पट्ट नागौर"” 

अर्थात्‌ वि०्सं० १६९०में भानुकीति पट्‌टारूढ हुए और १४ वर्ष तक पट्ट 
पर आसीन रहे । इनके शिष्य भट्टारक श्रीभूषण वि०सं० १७०५ आशिविन 
शुक्ला तृतीयाको पट्‌टाधीश हुए और १९ वर्ष त्तक पट्‌ट पर प्रतिष्ठित रहे। 
इनका गोत्र पाठणी था। पद प्राप्तिके ७ वर्षके पश्चात्‌ वि०सं० १७१२ चेत्र 
शुक्ला एकादशीको अपने शिष्य धमंचन्द्रको भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित 
किया था। 

दूसरे श्रीभूषण विद्याभूषणके शिष्य हैं। ये काष्ठासधी नन्‍्दीत्तटगच्छके 
आचाय॑ थे। संवत्‌ १६३४में श्वेताम्बरोंक साथ इनका विवाद हुआ था, जिसके 
परिणाम स्वरूप श्वेत्ताम्ब रोंको देश त्याग करना पड़ा' था। इनके पित्ताका नाम 
कृष्णशाह और माताका नाम माकुही था| 

“माकुही मात क्ृष्णासाह तात श्रीभूषण विख्यात दिन दिनह दिवाजा 
वादीगजघटूट दीयत सुथद्ट न्‍्यायकुहट्ट दीवादीव दीपाया" ।” 

इन्होंने वादीचन्द्रको बादमे पराजित किया था। 

शक्रीभूषणकी उपाधि षट्भाषाकविचक्रवर्ती थी। ये सोजित्रा ( भंडौंच ) 
को काष्ठासंघकी गद्दीके पट्‌्टधर थे। श्रीभूषणके शिष्य भट्टारक चन्द्रकीत्ति 
द्वारा विरचित पाश्वंपुराण ग्रन्थ उपलब्ध है। इस गन्थमें चन्द्रकीतिने अपने 


१० भद्बबाहुचरितम्‌, इलोक ६ । 

२. भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक २९१ । 
३. वही, लेखाक ६८१ । 

४. वही, लेखांक ६८८ । 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाधार्य : ४३९ 


गुरु विष्वभूषणको सच्चारित्र, तपोनिधि, विद्वानोंके अभिमानशिखरक तोड़नेत 
वाला वज्ध, स्पाद्मादविद्याप्रवोण बतलाया है और लिखा है कि उनके आगे 
गुरू ( >> |का गुरुत्व नहीं रहा, उष्णा ( शुक्राचायं )की बुद्धिकी भी कोई 
प्रशंसा नहीं । 


ल्वितिकाल 
श्रीभूषणने संवत्‌ १६३६में पाइवंनाथकी एक मूर्ति स्थापित्त' की | वि०सं० 
१६६०में पद्मावतीकी मूत्ति, विग्सं० १६६५में रत्लत्रययन्त्र एवं वि०सं० १६७६में 
चन्द्रप्रभु मू्तिको स्थापना की है। अतएवं भट्टारक श्रीमूषणका समय विक्रम- 
की १७वीं शताब्दी है। इन्होंने शान्तिनाथपुराणकी रचना भी वि०सं० १६६९८ 
में की है। ' 
रचनाएँ 
श्रीभूषणकी कई रचनाएँ होनी चाहिये | क्योंकि ये अपने युगके बहुत बड़े 
विद्वान थे। अभी तक इनकी त्तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 
१. शान्तिनाथ पुराण, 
२. द्वादशांगपुजा, 
३. प्रतिबोधचिन्तामणि । 
१. झान्तिनाथपुराण 
दान्तिनाथपुराणमें १६वें तीथंकर शान्तिनाथका जीवनचरित्र वर्णित है। 
कथावस्तु १६ सर्गोंमें विभक्त है। शान्तिनाथपुराणमें जो प्रशस्ति दी गयी है 
उसमें काष्ठासंघके नन्‍्दीतटगच्छके आचार्योंको गुरु-परम्परा समाविष्ट है। 
इस परम्परामें रामसेनके अन्वयमें क्रमसे नेमिसिन, धर्मसेन, विमलसेन, विशालू- 
कीतिं, विश्वसेन, विद्याभूषण और श्रीभूषणके नाम दिये गये हैं। प्रशस्तिका 
कुछ भाग निम्न प्रकार है-- 
काष्ठासंघावगच्छे विमलतरगुणे सारनंदीतटांके 
ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधजने: सेवनीये वरेण्ये। 
श्रीमच्छी रामसेनान्‍वयतिलकसमा नेम (मि) सेना सुरेन्द्रा: 
भूयासुस्ते मुनीन्द्रा त्रतनिकरयुता भूमिपे: पूज्यपादा: ॥४५६।॥ 
> >< नर >र 
विद्याभूषणपट्‌टकंजतरणि: श्रीभूषणो.. भूषणो 
जीयाज्जोवदयापरो गुणनिधि: संसेवित्तो सज्जने: ॥ 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, झेखांक ६८२ । 


४४० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्मपरम्परा 


काष्ठासंधसरित्पति: शशधरो बादी विशालोपम: 
सद्व्तो<कधरातिसुंदरतरो श्रीजेनमार्गानुग: ॥४६१॥ 
संवत्सरे षोड़शनामधेये एकोनशतषष्टियुते वरेण्ये । 
श्रीमार्गशीर्ष रचितं मया हि शास्त्र च वर्ष विमल॑ विशुद्ध ॥४६२॥ 
त्रयोदशीसहिवसे विशुद्धं बारे गुरौ शान्तिजिनस्थ रम्य | 
पुराणमेतद्विमलं विशालं जीयाच्चिरं पुण्यकरं नराणाम्‌ ॥४६३॥ 

२. द्वावश्ञांगपूजा 

द्ादगांगपूजामें श्रुतज्ञानकी पूजा वर्णित है। प्रशस्तिमें बताया है-- 

अर्चे आगमदेवतां सुखकरां लोकत्नये दीपिकां। 
तीराज्यप्रतिकारके: क्रमयुगं संपुज्य बोधप्रदां ॥ 
विद्याभूषणसद्गुरो पदयुगं नत्वा कृत निमंलं। 
सच्छीभूषणसंज़्रकेन कथित ज्ञानप्रद॑ बुद्धिदं' ॥ 

३. प्रतिबोधचिन्ताभणि 


इस ग्रन्थमें मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथा दी गयी है, जो साम्प्रदायिक विद्वेष- 
पूर्ण है। इस प्रकार श्रीभूषण भट्टा रकने साहित्य ओर संस्कृतिके प्रचारमें अपूर्व 


योगदान किया है। 
भट्टारक चन्द्रकीर्ति 


ये काष्ठासंघ नन्दितटगच्छके भट्टारक विद्याभूषणके प्रशिष्य और भद्टा- 

रक श्रीभूषणके शिष्य एवं पट्टथर थे। ये ईंडरकी गददीके भट्टारक थे और 
ईडरकी गददीके पट्टस्थान उस समय सूरत, डूगरपुर, सोजित्रा, झेर और 
कल्लोल आदि प्रधान नगर थे। पाश्व॑ंनाथपुराणकी प्रशस्तिमें चन्द्रकीतिने 
अपना परिचय अंकित किया है। यों तो नन्‍्दीश्वरपूजा, ज्येष्ठजिनवरपुजा 
ओर सरस्वतीपूजामे भी इनका परिचय उपलब्ध होता है। यहाँ पाइवंनाथ- 
पुराणकी प्रशस्ति उपस्थित की जाती है-- 

काष्ठासंधे गच्छनंदीतटीय: श्रीमद्विद्याभूषणाख्यश्च सूरि: | 

आसीत्पद्टे तस्य का्मांतकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी ॥ 

यदग्रतो नेति गुरुगु रुत्वं इलाध्यं न गच्छत्युशनोपि बुद्धधा । 

मारत्यपि नेति माहात्म्यमुग्रं श्रोभूषण: सूरिवर: स पायात्‌ | 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, छेखांक ६८७ । 
२ जैन साहित्य और इतिहासके अन्तर्गत साम्प्रदायिक विद्वेषक एक उदाहरण, प्रथम 
संस्करण, पृ० ३४१, ३२४४ । 


२९ प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाधार्य : ४४९ 


भेट टारक चन्द्रकीर्ति किस स्थानके पट्टघर थे, इसका निर्णय करना कठिन 
है। पर इतना निश्चित है कि ये ईंडर शाखाके भट्टारक थे । 
स्थितिकाल 
श्रीभूषणके पदचात्‌ चन्द्रकीतिभदूटारक हुए। इन्होंने संवत्‌ १६५४ में देव- 
गिरि पर पाश्व॑नाथ'पुराणकी रचना की। वि० सं० .१६८१ में इन्होंने एक 
पद्मावतीकी मूर्ति स्थापित की' थी। चन्द्रकीतिने दक्षिणकी यात्रा करते समय 
कावेरीके तीर पर नरसिंह पट्टनमें कृष्णभट्टको बादमें पराजित किया'। इस 
समय चारुकीति भट्टारक भी उपस्थित थे। चिद्धनने चन्द्रकीतिंकी पर्याप्त 
प्रशंसा की है । इस प्रशंसासे अवगत होता है कि १७वी शततीमें चन्द्रकीतिं बहुत्त 
ही लब्धप्रतिष्ठ और यशस्वी भट्टारक थे। लिखा है-- 
दक्षिणमें राजत वादिवज्ञांकुश चंद्रसुकीतिं ये चिदधनरी | 
दिगंबरमें यह सोभित वादिजु मानत पंडित चिदषन" री ॥ 
रचनाएं 
चन्द्रकीतिने पाध्वंनाथपुराण, वृषभदेवपुराण, पाइ्बंनाथपूजा, ननन्‍्दीश्वर- 
पूजा, ज्येष्ठजिनवरपूजा, षोडशकारणपूजा, सरस्वतीपूजा, जिनचौबीसी, 
पाण्डवपुराण और गुरुपृजा ये रचनाएँ लिखी हैं। पाएवंपुराण १५ समोमें 
विभक्त है। इसकी श्लोकसंख्या २७१५ है। वृषभदेवपुराणमें तीर्थद्धूर वृषभ- 
देवकी कथा २५ सगॉमें वर्णित है। अन्य रचनाएँ भाषा, भाव और विचारकी 
दष्टिसि साधारण है। 


ब्रक्ष शानसागर 
कीष्ठासंघ, नन्दीतटगच्छमें विश्वसेनके पट टशिष्य विद्याभूषण हुए हैं। 
इन्होंने वि० सं० १६०४ में तथा वि० सं० १६३६ में दो पाइव॑नाथमूर्तियाँ स्था- 
पित की हैँ। विद्याभूषणके पट्टपर श्रीभूषणभट्ठारक हुए। सं० १६३४ में 
वेताम्बरोंसे इनका विवाद हुआ | जिसके परिणामस्वरूप श्वेताम्बरोंको देश 


१. श्रीमदेवगिरों मनोहरपुरे श्रीपादर्यनाथारूये । 
वर्येब्धीषुरसैकमेयइह वे श्रीविक्रमांकेसरे ॥॥ 
सप्तम्यां गुरवासरे श्रवणने वैशाससासे सिते । 
पार्र्वाधीशपुराणमुत्तममिद पर्याप्तमेबोत्तरम्‌ ॥। “-चार्श्वनावपूराणप्रशस्सि 
- भैट्टारक सम्प्रदाय, झेखांक ७१० । 
« वही, लेखांक ७२० | 
४. वही, लेखांक ७१९ | 


४४२ : तींकर महावीर और उनको आचायंपरम्परा 


न ७ 


त्याग करना पड़ा । इन्हीं श्रीभूषणके प्रधान शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागर हुए। इनके 
सम्बन्धमें इन्हींके द्वारा रचित अक्षरबावनीसे ज्ञात होता है कि काष्ठासंघ 
तन्दितटगच्छमें रामसेन मुनि हुए ओर उन्होंकी परम्परामें श्रीमूषणके शिष्य 
ब्रह्म शानसागर हुए। दशशलक्षणकथाकी भ्रणस्तिमें लिखा है-- 
भट्टारक श्रीभूषणवीर । तिनके चेला गुणगंभीर ॥ 
ब्रह्म ज्ञानससागर सुविचार | कही कथा दशलक्षणसार'॥ 
ब्रह्म ज्ञाससागरका समय वि० सं० की १७वीं शती है। इन्होंने निम्नलिखित 
रचनाएँ लिखी हैं-- 
*₹. अक्षरबावनी। 
«हे: नेमिधर्मोपदेश। 
३. नेमिनाथपूजा । 
४. गोम्मटदेवपुजा । 
५ पाह्व॑नाथपूजा | 
<“६- जिनचोबीसी। 
०७. द्वादशीकथा। 
» <. दशलक्षणकथा। 
. ९ राखीबन्धनरास। 
«- १०. पल्‍लीविधानकथा। 
» ११. निःशल्याष्टमीकथा। 
. १२. श्रुतस्कन्धकथा । 
!4 ३२. मौनएकादशीकथा। 
ये सभी रचनाएँ भाषा ओर भावको दृष्टिसे साधारण हैं। नेमिधर्मोपदेश 
हिन्दीमें तथा नेमिनाथपूजा, गोम्मटदेवपूजा ओर पाद्व॑नाथपूजा संस्कृतमें लिखी 
गयी हैं । शेष सभी ग्रन्थ हिन्दी भाषामें हैं। 


सोमसेन 


सोमसेन सेनगण और पुष्कर गच्छकी, मट्टारकपरम्परामें हुए हैं। ये 
गुणभद्र भट्टारकके शिष्य थे। गुणभद्कका नामान्तर गुणसेन भी था। सोमसेन- 
के सम्बन्धमें पट्टावलीमें पाया जाता है-- 

“विबुधविविधजनमनइंदीवरविकासनपूर्णशशिसमानानां "४77०7 सोमसेन- 
भट्टारकाणास ।” 


१, भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ७०२ । 
२: बही, केखांक रे४ह। 


प्रबुद्धाचार्म एवं परम्परापोषकाचार्य : ४४ 


सोमसेनके उपदेशसे शक संवत्‌ १५६१ फाल्गुन शुक्ला पओ्चमीको पाद्व॑नांथ 
और संभवनाथकी मूत्तियाँ प्रतिष्ठापित की गयी थीं ॥' 

सोमसेनके शिष्य अभय पण्डित भी कवि और विद्वान थे । उन्होंने रविन्नत- 
कथाकी रचना की है। त्रिवर्णाचार और रामपुराणकी प्रशस्तिमें भी इन्होंने 
अपना परिचय पूर्वोक्त प्रकार ही दिया है। दोनों भ्रन्थोके प्रशस्तिपद्योंमे पर्याप्त 
साम्य है। यथा-- 


श्री मूलसंघे वरपुष्कराल्ये गच्छे सुजातो गणभद्गवसूरि:। 


पट्टे च तस्येव सुसोमसेनो भट्टा रको<भूद्विदुषां शिरोमणि: ॥ 
रामपुराण ३३२३३। 
८ हर रे र( 


श्री मूलसंघे वरपुष्कराख्ये गल्‍्छे सुजातो गुणभद्गसूरि:। 
तस्यात्र पट्ट मुनिसोमसेनो भट्टारको5भू दविदुर्षा वरेण्य:॥ 
त्रिवर्णाचार, प्रशस्ति, २१३। 


स्थितिकालू 

सोमसेनका समय वि० सं० की १७ वीं शती है। इन्होंने बि० सं० १६५६ 
में रविषेण कृत पद्मचरितके आधार पर संस्कृतमें रामपुराणकी रचना की है। 
वि० स० १६६६ में इन्होंने 'शब्दरत्नप्रदीप!' नामक संस्कृतकोश लिखा है और 
वि०सं० १६६७की कातिंकी पृर्णिमाको त्रिवर्णाचारकी समाप्ति की है। अतएव 
वि० स० को १७ वी शतीका उत्तरा्ड स्पष्ट है। 

सोमसेन अपने समयके प्रभावशाली वक्ता, धर्मोपदेशक और संस्कृति-अनु- 
रागी व्यक्ति थे । इनका भ्रमण राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशोंमें निरन्तर 
होता रहता था। उदयपुरमें संस्कृतकोश लिखा गया है और वराट देशके 
जित्वर नगरमें रामपुराण रचा गया है। 
रचनाएँ 

सोमसेनने निम्नलिखित रचनाएँ निबद्ध की हैं-- 

१. रामपुराण। 

२. दब्दरत्नप्रदीप ( संस्क्ृतकोश ) 

३. धमंरसिक--त्रिवर्णाचार | 


*रामपुराण' में रामकथा वर्णित है। इस कथाका आधार रविषेणका पद्च- 


' शाके १५६१ वर्षे प्रमाथीनामसंवत्सरे फाल्गुन सुदि द्वितीया मूछसंघे सेनगण पुष्कर- 
गच्छ भ० श्रीसोमसेन उपदेक्षात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । --भट्टारक सम्प्रदाय, छेखांक ४२ । 


४४४ : तोथंकर महावीर और उन्तकी आबार्यपरम्परा 


| 
न्च्च्छ 


चरित है:। कथावस्तुको आचार्यने ३३ अधिकारोंमें विभकत किया है। ग्रन्थकौ 
भाषा और शेली सरल होने पर भी प्रवाहमय है। कबिने अनुष्टुप्‌ पद्योंके साथ 
इन्द्रवञ्मा, उपजातति, शादूंलविक्रीड़ित आदि छन्दोंको भी स्थान दिया है। 

'शब्दरत्नप्रदीप' संस्कृतभाषाका कोश है। इसमें कविने दब्दोंके अर्थ तो 
दिये ही हैं, साथ ही उनके प्रकृति, प्रत्यय और लिगादि भी निर्दिष्ट किये हैं। 
'शब्दरत्नप्रदीप' की प्रशस्तिमें सोमसेनने अपनेंकी अभिनव भट्टारक कहा है। 
ग्रथकी प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 

“शुभमस्तु कल्याणं ॥ संवत्‌ १६६६ शाके १५३१ वार्ें श्रावणक्ृष्णय 
तिथि प्रतिपदा ॥१॥ शुक्रवासरे ग्रन्थ लिखिते ठा० गोपिचंद उदयपुरस्थाने 
तिष्ठंत्ये ॥ कल्याणंभवेत्‌ अभिनव भ० श्रीसोमसेनस्येदं पुस्तकस' ।” 

धमं रसिक--त्रिवर्णाचारमें धर्म, अर्थ और काम इन तीनों विषयोका वर्णन 
किया गया है। इस ग्रन्थ पर बेदिक धर्मंका पूरा प्रभाव है। श्री जुगलकिशोर 
मुख्तारने अपनी ग्रन्थपरीक्षामें इसका समालोचन किया है। ग्रन्थकारने ग्रन्थके 
अन्तमें लिखा है-- 

धर्मार्थंथामाय कृत सुशास्त्र श्रीसोमसेनेन शिवार्थिनापि | 
गृहस्थधर्मेषु सदा रता ये कुव॑तु तेःभ्यासमहो सुभव्या: ॥२११॥ 


छत्नसेन 


मृलसघ, सेनगण, पुष्करगच्छकी शाखामें सोमसेनके शिष्य जिनसेन हुए 
और जिनसेनके समल्तभद्र । इन समन्तभद्रका कोई उल्लेख नही मिलता है। 
छत्रसेनके सम्बन्धमें विशेष उल्लेख नही मिलते हैं, पर उनकी रचनाओंमें जो 
प्रशस्तियाँ अंकित हैं, उनसे ऐसा अनुमान होता है कि छत्रसेन काव्यरचयिता 
होनेके साथ वाग्मी ओर प्रतिष्ठाकारक भी थे। बताया गया है-- 
श्रीमूलसंघमे गछ मनोहर सोभत हे जु अतिहि रसाला। 
पुष्करगछ सुसेनगणाश्षित पूज रचे जिनकी गुणमाला ॥ 
समंत्तजुभद्रके पट प्रगट भयो छत्रसेन सुवादि विसाला। 
अर्जुनसुत कहे भवि सु परवादीको मान मिटे ततकाला' ॥ 
इस प्रकार अर्जुनसुत विहारीदासने छत्रसेनका प्रशसात्मक परिचय दिया 
है। विहा रीदासने इन्हें काव्य, पुराण और आगमका ज्ञाता तो कहा ही है, साथ 
ही यह भी बताया है कि, ये सेनगणके भट्टारक समन्‍्तभद्रके शिष्ष्य थे। 


१. भट्टारक्‌ सम्प्रदाय, लेखांक ४० । 
२९. भट्टारकसम्प दाय, लेखांक ६२। 


प्रवुद्धाचार्य एवं फरम्परापोषकाचार्य : ४४५ 


छत्रसेनके अनस्तर नरेन्‍्द्रसेन पट्ठाधीश हुए। इन्होंने शक संवत्‌ १६५२में 
ज्ञानयल्त्र प्रसिष्ठित किया है। सूरतमें रहते हुए इन्होंने बि०सं० १७९५०में 
आश्विन कृष्णा त्रयोदशीमें यशोधरचरितकी प्रति लिखी है। नरेन्‍्द्रसेनने पाइवं- 
भनाथपूजा और वृषभनाथपालना रचनाएँ भी लिखी हैं। 

छत्रसेनके एक शिष्य हीरा नामके हुए हैं, जिन्होंने सवत्‌ १७५४में कडतशाह- 
की प्रेरणासे वुधणपुरमें अनिरुद्धहरण'की रचना की है। छत्रसेनका समय एक 
प्रतिष्ठित मूर्तिके आधार पर वि०सं० १७५४के आसपास है। इनके उपदेशसे 
सं० १७५४में पादवंनाथकी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है। कारञ्जा गद्दीके ये मट्टारक 
हैं। रचनाओंके आधार पर भी छत्रसेनका समय वि०सं० की १८वीं शती सिद्ध 
होता है। 
रचनाएँ 

छत्रसेनने संस्कृत और हिन्दी दोनो ही भाषाओमें रचनाएँ लिखी हैं । 
इनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 

१. द्रोपदीहरण ( हिन्दी ), 

२. समबशरण षटपदी ( हिन्दी ), 

३. मेरुपूजा ( संस्कृत ), 

४. पाद्व॑नाथ पूजा ( संस्कृत ), 

५. अनन्तनाथस्तोत्र ( सस्क्ृत ), 

६ पद्मावतीस्तोत्र ( संस्कृत ), 

७. झूलना ( हिन्दी ), 

८ छत्रसेनगुरु आरती ( हिन्दी )। ५ 

रचनाएँ सामान्यतः अच्छी हैं। अनन्तनाथस्तोत्रका एक पद्य उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत किया जाता है-- 

भुवनविदितभावं देवदेवेंद्रबंधं परमाजनमनत स्तोति यो शुद्धभावे: । 

भवति सुभगसर्गी मुक्तिनाथईच नित्य॑ स्‍्तवनमिदमरनिद्य भाषितं छत्रसेने:' ॥। 


वद्धमान द्वितीय 


बलात्कारगण कारञ्जा शाखामें विशालकीतिं आचायं हुए हैं। इन्होंने 
सुल्तान सिकन्दर, विजयनगरके महाराज विरूपाक्ष और आरगनगरके दण्डनायक 
देवप्पकी सभाक्षोंमें सम्मान प्राप्त किया था। इन्ही विशालकीतलिके शिष्य 
विद्यानन्दि हुए। इन्होंने श्रीरगपट्टनके वीर पृथ्वीपति, सालुब कृष्णदेव, विजय- 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, छेखांक ५८ । 


'ड४६९ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


नगरके सम्राद्‌ श्रीकृष्णराय ओर सुल्तान अल्लाउद्दीनसे सम्मान प्राप्त कियाँ 
था। इन्हींके शिष्य मट््‌टारक देवेन्द्रकीतिं हुए और देवेन्द्रकीतिंके शिष्य भट््‌ठा- 
रक वर्धमान ्वितीय थे। वद्धंमान द्वितीयने अपने दक्षभकत्यादिमहाशास्त्रमें 
अपना परिचय सक्षेप रूपमें प्रस्तुत किया है और अपनेको देवेन्द्रकीतिका शिष्य 
बताया है। लिखा है-- 

बलात्का रगणाम्भोजभास्करस्य महायुते: । 

श्रीमह वेन्द्रकीत्याल्यभट्‌टा रकशिरोमणे: ॥ 

शिष्येण ज्ञातशास्त्रार्थस्वरूपेण सुधीमता । 

जिनेन्द्रचरणाह्वतस्मरणाधीनचेतसा ॥ 

वद्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दायंबन्धुना । 

कथितं दश्भकत्यादिशासनं भव्यसौख्यदम' ॥ 

निश्चयत: बद्धंमान द्वितीय अपने समयके प्रसिद्ध विद्वान्‌ है। इन्होंने पृव॑वर्ती 

आचार्योमें धरसेन, समन्तभद्र, आयंसेन, अजितसेन, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, 
लोकसेन, आशाधर, कमलभद्र, नरेन्द्रसेन, धमंसेन, रविषेण, कनकसेन, दयापाल, 
रामसेन, माधवसेन, लक्ष्मीसेन, जयसेन, नागसेन, मतिसागर, रामसेन और 
सोमसेनका स्मरण किया है। इन आचार्योके अत्तिरिक्‍त श्रुतकीतिं, विजयकोति, 
पद्मप्रभ, भट्टाकलंक वा चन्द्रप्रभा भी स्मरण किया है। ऐतिहासिक 
अध्ययनकी हृष्टिसे दशभक्त्यादिमहाशास्त्र बहुत ही उपयोगी है । 


इस महाशास्त्रकी रचना शक सवत्‌ १४६४ ( वि०सं० १५९९ )में हुई है। 
लिखा है-- 
शाके वह्निखराब्धिचन्द्रकलिते सवत्सरे शावंरे | 
शुद्धश्रावणभाक्‌कृतान्तधरणीतुस्मंत्रमेषे रवो । 
ककिस्थे सुगुरौ जिनस्मरणतो वादीद्रवन्दाचित- 
विद्यानन्दमुनीष्वर: स गतवान्‌ स्वर्ग चिदानंदक: ॥ 
--दरशभकत्यादिमहाशास्त्र, अन्तिम प्रशस्ति । 
रचना 
वरद्धंमान द्वितीयकी एक ही रचना दशभकत्यादिमहाशास्त्र उपलब्ध है। यह 
रचना संस्कृतमें लिखी गयी है। 
गंगादास 
धर्मंचन्द्र विशालकीतिंके पट्ट शिष्य थे। बलात्कारगण कारठ्जा शासामें 





२. दद्भवत्यादिमहाशास्त्र, प्रशस्तिमाग--अ्रशस्ति संग्रह आरा, पृ० १४३ । 
प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४४७ 


धरमचन्द्र नामके चार विद्वान्‌ हुए हैं। एक देवेन्द्रकीतिके शिष्य ध्मचन्द्र हैं। 
द्वितीय कुमुदचन्द्रके शिष्य धमंचन्द्र हैं, तृतीय विशालकीतिंके शिष्य धमंचन्द्र है 
और चतुथे देवेन्द्रकोतिंके शिष्य धमंचन्द्र हैं। विशालकीतिंके पट्टशिष्य धर्मंचन्द्र- 
ने शक संवत्‌ १६०७ फाल्गन कृष्णा दशमीको चौबीसी मूर्तिकी स्थापना की। 
इन्हींने शक संवत्‌ १६१२ ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमीको पद्मावतीकी मूर्ति स्थापित की 
है । धर्मंचन्द्रके शिष्य गंगादासने वि० स० १७४३ श्रावण शुक्ला सप्तमीको श्रुत- 
स्कन्ध कथाकी एक प्रति लिखी है। हमारे द्वारा विवेच्य गंगादास विशालकीतिं- 
के पट्शिष्य धर्मंचन्द्रके शिष्य है। इनकी पण्डित उपाधि थी। इससे यह ज्ञात 
होता है कि इन्हे भट्ठारकका पट्ट प्राप्त नहीं हुआ था। श्रुतस्कन्धकथाकी 
प्रशस्तिमें लिखा है-- 

“सं० १७४३ वर्ष श्रावण सुदि ७ शुक्र भ० श्री६ धर्मचन्द्र. त्तस्थ पंडित 
गगादास लिखित । श्रीकार्य रजकनगरे श्रीचद्रप्रभचेत्यालये' ।”' 


गंगादासने श्रतस्कन्धकथाके अतिरिक्त शक सवत्‌ १६१२ पौष शुक्ला 
त्रयोदशीकी पारवनाथभवान्तरकी रचना तथा शक सवत्‌ १६१५ की अपाढ 
शुक्ला द्वितीयाको आदित्यवारकथाकी रचना की है। इनके अतिरिक्त सम्मेदा- 
चलपूजा, त्रेपनक्रियाविनती, जटामुकुट ओर क्षेत्रपालपुजा भी इन्होने लिखी 
है। क्षेत्रपालपूजा और सम्मेदाचलपूजा संस्कृत्भाषामे लिखी गयी है और 
इनकी रचनाकी प्रेरणा सघपति मेघा ओर शोभाके द्वारा प्राप्त हुई है। 


देवेन्द्रकीर्ति 

धमंचन्द्रके पश्चात्‌ बलात्कार गणकी कारञ्जा शाखामे देवेन्द्रकीत्ति पट्टा- 
धीश हुए । इन्होंने कारञ्जा निवासी बघेरवाल शिष्योंके साथ शक सवत्‌ १६४३ 
को पोष कृष्णा द्वादगीको श्रवणवेलगोलकी यात्रा की। इस यात्राका उल्लेख 
श्रवणवेलगोलके अभिलेखोंमे निम्न प्रकार हुआ है-- 

“सके १६४३ पौस बदि १२ शुक्रवारे भण्डेवेडकीति ( देवेन्द्रकीति ) सहित 
उघरवल जाति हीरासाह सुत हाससा सुत चागेवा सोनाबाई राजाई गोमाई 
राधाई, मनन्‍नाई सहित जात्रा सफल करी कारज' कर ।” 


शक संवत्‌ १६५० की पोष शुक्ला द्वितीयाको आपने नासिकके पास तव््यम्बक 
प्रामके पाश्व॑वर्ती गजपंथ पव॑तकी वन्दना की थी । तदुनन्तर ११ दिनके पश्चात्‌ 


७-)+--++०+++....ुु।ह॥ह॥#॥0. 


१. भट्टारकसम्भदाय, लेखांक १३७ । 
२. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभि० सं० ३६६, पुृ० ३४५ | 


४४८ : तीथंकर भहावीर और उतकी आधार्यपरम्परा 


मांगीतु गी पर्व॑ंतकी यात्रा की। इस समय जिलसागर, रत्नसागर, चन्द्रसागंर, 
रूपजी, वीरजी, आदि क्षात्र भी आपके साथ थे। इसके पश्चात्‌ गिरिनारकी 
यात्राके लिये जाते हुए आप सूरतमे ठहरे। वहाँ माघ शुक्ला प्रतिपदाको आणन्द 
नामक श्रावकने 'णायकुमा रचरिउ'की एक प्रति आपको अर्पित की । शक संवत्‌ 
१६५१ की वेशाख कृष्णा त्रयोदशीको इन्होंने केसरियाजीकी यात्रा की तथा 
उसी वर्ष मार्गशीषं शुक्ला पञ्चमीको तारंगा पवत और कोटिशिलाकी वन्दना 
की । इसी वर्ष पौष कृष्णा द्वादशीको गिरिनारकी और माघकृष्णा चतुर्थीको 
शत्रुज्जय पर्वतकी यात्रा की और मार्गंमे सूरतमें पड़ाव डाला । 

वि० स० १७२७की भाद्रपद शुक्ला पञ्चमीको आथिका पासमतीके लिए 
श्रीचन्द्र विरचित कथाकोशकी एक प्रति लिखवायी। इनके द्वारा लिखी एक 
नन्‍्दीश्वर-आरती भी उपलब्ध है। आगरानिवासी बनारसीदासके पुत्र जीवन- 
दासको पहले इनके विपयमें अनादर था, किन्तु सूरतके चातुर्मासमें इनकी 
विद्वत्ता देखकर वे इनके शिष्य बन गये । बुद्धसागर और रूपचन्दने भी इनकी 
स्तुति की है । इनके शिप्य माणिकनन्दिने शक सवत्‌ १६४६ की भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्दशीको अनन्तनाथ-आरतीकी रचना की है। अतएवं इनका समय वि० स॒० 
की १८वी शत्ती सुनिश्चित है। देवेन्द्रकीतिने कल्याणमन्दिरपुजा, विषापहार 
पूजा इन दो पूजाग्रन्थोंकी रचना की है। ये दोनों रचनाएँ साधारण है। रच- 
नाएँ सस्कृत भाषामे है। कल्याणमन्दिरमें रचनाकालका निर्देश भी किया गया 
है। यथा-- 

गुणवेदाग्चंद्राब्दे शाके १६४३ फाल्गुनमास्येद॑ । 
कारंजाख्यापुरे  दृष्ट॑ चन्द्रनाथदेवाचेनम्‌ ॥ 

इति श्रीबलात्कारगणेय भ० देवेन्द्रकीतिविरचितम्‌ | कल्याणमंदिरपुजा 

सपूर्णम्‌! ॥ 


जिनसागर 


बलात्कारगण कारञ्जा शाखाके भट्टारक देवेन्द्रकीतिके शिष्योंमें जिनसागर 
प्रमुख हैं । जिनसागरने शक सवत्‌की १७वी शत्ती और वि० सं० की १८वी शती 
में कई रचनाएँ लिखी हैं। कवि सस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओंके विद्वान 
हैं, पर इनकी अधिकांश रचनाएँ हिन्दीसें पायी जाती हैं। अब तक इनकी 
निम्नलिखित रचनाओंकी सूचनाएँ प्राप्त हैं-- 

१. आदित्यव्रतकथा ( शक संवत्‌ १६४६ चैत्रकृष्णा पंचमी ), 

२. जिनकथा ( शक सं० १६४९ ) 


१. भट्दारक सम्प्रदाय, लेखांक १५० | 


प्रबुद्धाचार्य एवं परम्परापोषकाचार्य : ४४९ 


३. पच्मावतीकथा ( शक सं० १६५२ आहिवन छुकला द्वादशी ), 
४. पुष्पाञ्जलिकथा ( शक सं० १६६० ), 
५. लवणांकुशकथा, 
६. अनन्तकथा, 
७. सुगन्धददामीकथा, 
८. जीवन्धरपुराण ( शक सं० १६६६ वेशाख शुक्ला द्वादशी ), 
९ नन्दीश्वरउद्यापन, 
१०. आविनाथ्ंस्तोत्र, 
११. शान्तिनाथस्तोत्र, 
१२. पाश्व॑नाथस्तोत्र, 
१३. पद्मावतोस्तोन्न, 
१४. क्षेत्रपालस्तोत्र, 
१५, ज्येष्ठजिनवरपुजा, 
१६. शान्तिनाथआरती | 


सुरेन्द्रभूषण 

साहित्य और संस्कृतिके परिपोषकोंमें बलात्कारगण और अटेर शाखाका भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस शाखामे सिंहकीति, धमंकीति, शीलभूषण, ज्ञानभूषण, 
जगत्तभूषण, विश्वभूषण, देवेन्द्रभूषण और सुरेन्द्रभूषणका नामोल्लेख मिलता 
है । सुरेन्द्रभूषण देवेन्द्रभूषणके शिष्य थे। इन्होंने संवत्‌ १७६० फाल्गुन शुक्ला 
प्रतिपदाको सम्यस्ज्ञानयन्त्र; सं० १७६६ माघ शुक्ला पंचमीको षोडदशकारण 
यन्त्र, सं० १७७२ फाल्गुन कृष्ण नवमीकों सम्यग्दर्शनयन्त्र और सं० १७९१ 
को फाल्गुन कृष्णा नवमीको अटेरमें दशलक्षणयन्त्रकी स्थापना की। अतएव 
सुरेन्द्रभूषण भट्टारकका समय वि० सं० की १८वीं शतीका उत्तराद्ध है। सम्य- 
ग्दश्शनयन्त्रपर निम्नलिखित अभिलेख अंकित है-- 

“सं० १७७२ वर्ष फाल्गुन वदि ९ चंद्रे श्रीमूलसंघे”''भ० श्रीदेवेन्द्रभूषण- 
देवा: तत्पट्ट भ० श्रीसुरेन्द्रभूषणदेवा: तस्मात्‌ ब्रह्म जगतसिह गुरूपदेशात्‌ तदा- 
दर लंबकंचुकान्वये बुढेले ज्ञातीये ककोआ गोत्रे श्री सा सिवरामदास भार्या 

जावी"' न्न्रै । 

सुरेन्द्रभूषणकी एक ही रचना 'ऋषिप॑चमी कथा उपलब्ध है। इस ग्रत्थकी 
प्रशस्तिमें रचनाकाल वि० सं० १७५७ अंकित है। कविने इसे श्रावकोंके पढ़ने- 
पढ़ानेके लिये लिखा है। 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ३२१ « 
४५० : हीर्थकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


महैन्द्रसेन 
काष्ठासंघ नन्दितटगच्छके आचायॉमें रत्नकीति, लक्ष्मीसेन, भीमसेन, सोम- , 

कीति, विजयसेन, यश:कीति, उदयसेन, तिभुवनकीति, रत्नभूषण, जयकीति, 
केशवसेन, विश्वकीति, धर्मसेन, विमलसेन, विश्ञालकीति, विश्वसेन, विजय- 
कीति, विद्याभूषण, श्रीभूषण आदि आचार हुए । महेन्द्रसेनके गुर विजयकीति 
थे। इस परम्परामें धमंसेनके पश्चात्‌ विमलसेन और विशालकीतिके नाम आये 
हैं। विशालकीतिके शिष्य विष्वसेनने वि० सं० १५९६ में एक मूर्ति स्थापित 
की थी। इनके द्वारा लिखित आराधंनासारटीका भी उपलब्ध है। विश्वसेनके 
दो शिष्य हुए विजयकीति और विद्याभूषण। इन विजयकीतिके शिष्य महेन्द्र- 
भूषण हैं। इनका समय वि० की १७बी शत्तीका अन्तिम पाद और १८वीं शत्ती- 
का प्रथम पाद है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--सीताहरण और बारह- 
मासा । सीताहरणमें निम्नलिखित प्रशस्ति उपलब्ध होती है-- 

काष्ठासंघश्षृज्भा रविविधविद्या रससाग र | 

नंदीतटगच्छकाव्य पुराण गुण आगर ॥ 

सूरि विश्वसेन पाटि प्रगट सूरि विजयकीति वंदितचरण । 

महेद्रसेन एवं वदत्ति राम सीता मंगलकरण' ॥ 


काष्ठासघ नन्दीतटगच्छकी शाखामें इन्द्रभूषणके परचात्‌ सुरेन्द्रकीति भट्ा- 
रक हुए। इन्होंने वि० सं० १७४४ में रत्नत्रय यंत्र, वि० सं० १७४७ में मेरुमूति 
एवं इसी वर्ष एक रत्नत्रय यंत्रकी स्थापना की। रत्नत्रय यत्रके अभिलेखमें 
काष्ठासंघ और नन्दितटगच्छके आचारयोंमें इन्द्रभूणण और उनके शिष्य सुरेन्द्र- 
कीतिका उल्लेख आया है-- 

“संबत्‌ १७४४ सके १६०९ फाल्गुण सुद १३ श्रीकाष्ठासंघे लाडबागडगच्छे 
भ० प्रतापकीर्त्याम्नाये बघेरवालज्ञाती गोवाल गोत्रे सं० पदाजी भार्यातानाई'“ 
प्रणमति | श्रीकाष्ठासंघे नदीतटगच्छे भ० इन्द्रभूषण तत्पट्ट भ० सुरेंद्रकीति: ।” 

सुरेन्द्रकीतिने वि०सं० १७५३में चौबीसी मूतिकी तथा सवत्‌ १७५४ और 
सं० १७५६में केसरियाजी क्षेत्र पर दो चेत्याल्योंकी प्रतिष्ठा की है। अतएव 
सुरेन्द्रकीतिका समय वि०सं० की १८वीं शती है। सुरेन्द्रकीतिकी निम्नलिखित 
रचनाएँ प्राप्त हैं--- 

१. पञ्माबती पूजा ( वि०सं० १७७३ ), 





१. भरट्टारक सम्प्रदाय, लेखांक ६७४ । 
२. बंटी, लेखांक ७४४। 


प्रयु द्वाचार्म एवं परम्परापोषकाचार्य : ४५१ 


३. कल्याणमन्दिर ( छप्पय ), 

३. एकीभाव ( छप्पय ), 

४. विषापहार ( छप्पय ), 

५. भूपाल ( छप्पय )। 

सुरेन्द्रकीतिके शिष्य धनसागरने सं० १७५१में 'नवकारपच्चीसी' तथा 
स० १७५रमें 'विहरमान तीर्थंकर स्तुति'की रचना की है । 

इनके एक अन्य शिष्य पामोने सं० १७४९में 'भरत-भुजवलिचरित्त' लिखा 
है । सु रेन्द्रकी तिके शिष्य देवेन्द्रकीतिने 'पुरन्दरब्रतकथा'की रचना की है। 


ललितकीर्ति 


भट्टारक ललितकीति काष्ठासंघ माथुरगच्छ और पुष्करगणके भट्टारक 
जगतकीतिके शिष्य हैं। ये दिल्लीकी भट्टारकीय गद्दीके पट्टधर थे। ये बडे 
विद्वान और वक्ता थे। मन्त्र-सन्त्र आदि कार्योंमें भी निपुण थे | भट्टारक लूलित- 
कीतिके समयमें वि०स० १८६१में फतेहपुरमें दशलक्षणब्रतका उद्यापन हुआ 
था। इस अवसर पर निमित दशलक्षण यन्त्र पर अकित अभिलेखसे इनका 
परिचय प्राप्त होता है। अभिलेख निम्नप्रकार है-- 

“सं० १८६१ शक १७२६ मिती वेशाख़ सुदी रे शनिवार अ्रीकाष्ठासंघे 
माथुरगच्छे ““ भ० देवेन्द्रकीतति तत्पट्टे भ० जगतकीति तत्पट्टे भ० ललितकीति 
तदाम्नाये अग्नोतकान्वये गगंगोत्रे साहजी जठमलूजी तत्‌ भार्या कृषा”“श्रीबृहत्‌ 
दशलक्षणयन्त्र करापितं उद्यापितं फतेहपुरमध्ये जतीहरजीमल श्रीरस्तु सेखावत 
लक्षमणसिहजी 'राज्ये” । 

वि०स० १८८१में पमोसामें एक मन्दिरका निर्माण हुआ है। इन्होंने वि०्स० 
१८८५मे महापुराणकी टीका भी लिखी है । 


भट्टारक ललितकीति अत्यन्त प्रभावक थे। इन्होंने दिल्लीके बादशाह 
अल्लछाउह्दीन खिलजीसे ३२ फरमान और फिरोजशाह तुगलूकसे ३२ उपाधियाँ 
प्राप्त की थीं। भट्टारक ललितकीति दिल्लीसे कभी-कभी फतेहपुर जाया करते 
थे और वहाँ महीनो ठहरते थे । वहाँ उनके शिष्योंकी संख्या बहुत थी । 


लल्तिकीतिने महापुराणकी टीका तीन खण्डोंमें समाप्त की है। प्रथम 
खण्डमें ४२ पव॑ हैं ओर द्वितीय खण्डमें ४३से ४७वें पर्व तककी टोका है। इस 


१. भट्टारक सम्प्रदाय, छेखाक ६१५ । 


४५२ : तीर्थंकर महावीर और उसकी आधार्यपरम्परा 


द्वितीय खण्डको उन्होंने वि०सं० १८८५में पूर्ण किया है। इसके पश्चात्‌ लल्ति- 
फीतिने तृतीयखण्डमें उत्तरपुराणकी टीका रची है। 


ललितकीतिके नामसे अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं। पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये सभी रचनाएँ इन्ही ललितकीति की हैं या दूसरे लल्ितकीति की । 
इन लूलितकीतिका समय वि०्सं० की १०वीं शती निश्चित है। श्री पण्डित 
प्रमानन्दजी शास्त्रीने लल्तिकीतिके नामसे निम्नलिखित २४ रचनाओंका 
निर्देश किया है-- 


१. सिद्धचक्रपाठ, 
२. नन्दीश्वरत्रत कथा, 
३. अनन्तब्रत कथा, 
४. सुगन्धदशमी कथा, 
५. षोड्शकारण कथा, 
६. रत्नत्रयत्नरत कथा, 
७. आकाशपड्चचमी कथा, 
८ रोहिणीब्रत्त कथा । 
९. धनकलश कथा, 
१० निर्दोषसप्तमी कथा, 
११. लब्बिविधान कथा, 
१२. पुरन्दरविधान कथा, 
१३ कमंनिजंरचतुदंशीव्रत कथा, 
१४. मुकुटसप्तमी कथा, 
१५. दशलाक्षणीत्रत कथा, 
१६. पुष्पाञजलिब्रत कथा, 
१७, ज्येष्ठजिनवर कथा, 
१८ अक्षयनिधिदशमी ब्रत कथा, 
१९, निःदल्याष्टमी विधान कथा, 
२०. रक्षाविधान कथा, 
२१, श्रुतस्कन्ध कथा, 
२२. कड्जिकाब्रत कथा, 
२३. सप्तपरमस्थान कथा, 
२४. षट्रस कथा । 


परम्परापोषक आचायोंके अन्तयत भट्टारकोंकी गणना की जाती है। 
प्रबड़ाचार्य एवं परम्प्रापोषकाचार्य : ४५३ 


इन्होंने मूति-मन्दिरप्रतिष्ठा, पुराण, कथा, पूजा-पाठ, स्तोत्र आदिकी रचना 
एवं मन्त्र-तन्त्रोंका चमत्कार दिखला कर जेन संस्कृतिकी रक्षा की है। भट्टारकों- 
ने अपने कला-कौशल, काव्यप्रतिभा, आध्यात्मिकता आदिके कारण तत्कालीन 
शासकोंको भी प्रभावित किया है। ये ई० सन्‌की ९वीं, १०वीं शतीसे ही जेन- 
साहित्य और संस्कृतिका प्रचार करते रहे हैं। हमने यहाँ प्रमुख साहित्यसेवी 
भट्टारकोंका ही परिचय प्रस्तुत किया है, क्योंकि इनके द्वारा त्तीथंकर महावीरकी 
परम्परा सुरक्षित रह सकी है । 


४५४ : तींकर महावीर और उनकी आधायंपरम्परा 


